श्री गणेश वर्णी दि० जैन सस्थान पृष्प-२ 


2७] 
नम परमात्मने 


श्रीमदाचार्य अमृतचन्द्र सरि विरचित 


लघुतत््वस्फोट 


ण्ा 


अनुवादक-सम्पादक हे 
पण्डित डॉ० पन्नालाल जैन साहित्याचाय 
(सागर, म० श्र०) 


प्रकाशक 
श्री गणेश वर्णी दि० जेन संस्थान 
[ श्री गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्रन्थमाला ] 
नरिया, वाराणसी 
वोर नि० संबत्‌ २५०८ ] विक्रम संबत्‌ २०३७ [ ई० सन्‌ १९८१ 


प्रकाशक 


श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला 
सम्पादक और नियामक 


डॉ० राजाराम जेन 
* एम० ए ० (द्रव) पी-एच० डी० 

भ्रष्यक्ष, सस्क्ृत-प्राकृत विभाग 

जैन कालेज, आरा 


उदयचन्द्र जैन, एम० एु० 
जैन-बौद्ध सर्वदर्शनाचार्य 

अध्यक्ष, दर्शनविभाग 

प्राच्यविद्या, धर्मविज्ञान सकाय 

काशी हिन्द्र विद्वविद्यालय 


जी 


प्रथमावृत्ति 
प्रति-७५० न 
मूल्य-पहचीस रपये ५ 


मुद्रक 

आनन्द प्रेत 

बी० २७/९२-१०, जवाहर नगर कालोनी, 
वाराणसी 


प्रकाशकीय 


अध्यात्मरसमधुप आचार्य अमृतचन्द्रकी महत्त्वपूर्ण सस्कृत रचना--लघुतत््वस्फोटका 
श्री गणेशवर्णी दि० जेन सस्थानकी ओरसे प्रकाशन करते हुए अतीव प्रसन्‍्तताका अनुभव हो रहा 
है। सस्थान के अनेक उद्देंश्योमेसे एक उद्देश्य विविध उपयोगी साहित्य-प्रकादन सम्बन्धी भी है । 
प्रकाशन-कार्यके साथ-साथ शोध-छात्रवृत्तियो एव शोधानुदान आदिकी व्यवस्था भी उसके उद्देश्य- 
क्षेत्र हैं अत उनकी पूत्तियोमे सलग्न रहते हुए भी सस्थानका यह दूमरा साहसपूर्ण प्रकाशन है । 
प्रथम प्रकाशन--आप्तमीमासा-तत्त्वदीपिका अपनी मौलिक श्रेष्ठताओके कारण पुरस्कृत भी हो 
चुका है। आध्यात्मिक दृष्टिसि इसकी मौलिक विशेषताओको ध्यानमे रखकर आत्मशोधा्ियो, 
जैनदर्शनके स्वाध्यायप्रेमियो तथा आधुनिक पद्धतिके शोधस्नातकोके छिए सस्थानकी ओरसे इश्त 
ग्रन्थ रत्तके प्रकाशनका निर्णय लिया गया है। 


लघुतत्त्वस्फोट' एक स्तुतिपरक ग्रन्थ है, जिसे अध्यात्म सम्बन्धी विविध विषयोका एक 
सुभाषितकोद-पग्रन्थ भी कहा जा सकता है इसीलिए इसका अपरनाम 'शक्तिभणितकोश” भी उपलब्ध 
होता है। जैन संस्कृत, प्राकृत, तमिल एवं कन्नड साहित्यमे प्राचीनकालसे इस दालीके ग्रन्थोके लिखे 
जानेकी परम्परा रही है और इस कोटिके ग्रन्थोमे अष्टपाहुड, थिर्वकुरल, सुभाषितरत्नसन्दोह, 
वज्जालूग जैसे ग्रन्थ प्रमुख है। वस्तुत. यह शेल्ली गागरमे सागरके भरने जैसी होती है । इसमे वही 
कवि सफल हो सकता है जो तत्तद्विषयका गम्भीरमर्मी विद्यान हो तथा जिसका भाषापर असा 
धारण अधिकार हो । दूसरे शब्दोमे कह सकते हैं कि वर्गीकृत गहनविषय सम्बन्धी मुक्तक-शेली 
विद्गकत्ता एव कवित्वशक्तिके लिए खरी कसौटी होती है और अपनी ख्यातिसे सवंदा दूर भागनेवाले 
आत्मनिष्ठ आचार्य अमृतचन्द्र इस कसौटीपर निश्चय ही खरे उतरे हैं। अध्य्ात्मके क्षेत्रमे जहाँ वे 
सिद्धयोगी है, वही कविताके क्षेत्रमे वे महाकवि शिरोमणि । उनकी कवीन्द्रकी उपाधि सर्वथा 
सार्थक है । कवीन्द्राचायं अमृतचन्द्रकी ज्ञान-गरिमा तथा विषय-श्रतिपादनकी शेलीकी अपूर्व॑तामे 
सभी विद्वज्जन एकमत है और उनके हृष्टिकोणसे उन्होने जैन अध्यात्म, विद्येषतया कुन्दकुन्दके 
अध्यात्मको सहज, सुबोध एवं सर्वंग्स्‍्य बनाया है। श्रीयुत्‌ प० कैलाणचन्द्रजी सिद्धान्ताचार्यने 
उपयुक्त ही कहा है कि “कुन्दकुन्दको कुन्दनवत्‌ प्रकट करनेका श्रेय अमृतचन्द्रको ही है। प्रकटन 
ओर प्रसारमे जो स्थिति भगवान्‌ महावीर और ग्रीतम गणघरकी है, वही स्थिति जैन अध्यात्मके 
प्रकटन और प्रसारमे आचाय॑ कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रकी है ।” 

लघुत्त््वस्फोट' विविध विषयक २५ स्वतन्त्र प्रकरणोमे विभक्‍त है और प्रत्येक प्रकरणमे 
२५-२५ इलोक हैं। इस प्रकार कुछ इलोक सरूया ६२५+ २ है। कविने विपयानुकूल १३ प्रकारके 
छन्दोका प्रयोग किया है। यथा--वसन्ततिलका (दे० १-३ प्रकरण) वशस्थ (दे० ४-७, २०-२१ 
प्रकरण), उपजाति (दे० ८-१० प्रकरण), अनुष्टुप्‌ (दे० ११-१२ प्रकरण), मज्जुभाषिणी (दे० १३वाँं 
प्रकरण), तोटक (दे० १४वाँ प्रकरण), मत्तमयूर (दे० १८वाँ प्रकरण), वियोगिनी (दे० १९वाँ 
प्रकरण), मन्दाक्रान्ता (दे० ररस्‍वाँ प्रकरण), हरिणी (दे० २३वाँ प्रकरण) एवं शार्टूलविक्रीडित 
(दे० २४-२५ प्रकरण) । यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शन समन्वित अध्यात्मका हैं किन्तु स्तुतिपरक होने 
तथा गेय-छन्दोमे ग्रथित होनेके कारण पाठऊको सहजमे ही उसकी मर्मानुभृति होने लगतो है । 


४ लघुतत्त्वस्फोट 


इस ग्रन्थरत्नका हिन्दी अनुवाद जेन साहित्यके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीमान्‌ प० डॉ० पत्नालाल 
जी साहित्याचार्य (सागर) ने किया है। ग्रल्थकी भाषा अत्यन्त प्रौढ है। उसका अनुवाद सचमुच 
ही श्रमसाध्य था। उन्हे इस कार्यके सम्पन्न करनेमे घोर परिश्रम करना पडा है। उनके इस 
कार्यके लिए विद्वज्जगतु उनका सदा आभारी रहेगा । 


जैन-विद्याके प्रकाण्ड विद्वान्‌ श्री० प० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'लघुतत्त्वस्फोट' के अध्ययनके 
साथ-साथ आचार्य अमृतचन्द्रकी अन्य उपलब्ध समस्त रचनाओका सुक्ष्म अध्ययन कर उनके 
हा्दंको प्रकाशित करनेका प्रयास किया है । इससे ग्रन्थकारके कृतित्व एव व्यक्तित्व पर भी सुन्दर 
प्रकाश पडता है। इसके लिए सस्थान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। 
श्री० ब्र० प० माणिकचन्द्रजी चवरे (तात्याजी) कारजा इस योजनाके मूल केन्द्रबिन्दु रहे 
हैं। 'लघुतत्त्वस्फोट'की मूलहस्तप्रति उनके पास सुरक्षित थी। उन्होने श्री० प० जगन्मोहनलालजी 
शास्त्री (कटनी) के सत्परामशंपूर्वक वर्णी सस्थानकों उसके प्रकाशनकी अनुमति प्रदान कर दी 
तथा ग्रन्थकी अनुवाद सहित पाण्डुलिपि श्री० प० फूलचन्द्रजी सि० शास्त्रीको' भेज दी और लिखा 
कि वे सस्थानकी ओरसे उसके मुद्रणकी व्यवस्था कर दें। श्री० प० फूलचन्द्रजीका विद्याव्यसन 
इसीसे प्रकट है कि अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होने तात्याजीका अनुरोध स्वीकार किया और उन्हींके 
अथक प्रयत्नोंसे यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर पाठकोके कर-कमलोमे पहुँच सका है। इस पवित्र 
प्रसगमे हम सस्थानके अध्यक्ष श्रीमात्‌ सवाई सिंघईं धन्यकुमारजीके श्रति भी कृतज्ञ है जो सस्थान- 
की गतिविधियोको अग्नगामी बनाये रखनेके लिए सदेव चिन्तित रहते हैं। इस प्रन्थके प्रकाशनकी 
आवद्यक व्यवस्थाओोके सयोजन मे उनका महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है! 
जिनवाणी-रसिक श्री० बालचन्द्र देवचन्द्र शहा मन्नी--आचार्य शातिसागर दि० जैन 
जिनवाणी जीर्णोद्धारक सस्था, फल्टण (महाराष्ट्र) ने अपनी,सस्थाके लिए सस्थानके साथ ही 
उसकी ७०० प्रतियाँ मुद्रित कराई हैं। सस्थाकी आथिक स्थितिको ध्यानमे रखकर तथा उसके 
कार्योको गतिशील बनाने हेतु श्री० दीपचन्द्रजी सा० इन्दौरने सस्थानको २०००) (दो सहस्र) 
रुपयो का अनुदान दिया | उक्त सज्जनोके जिनवाणी-प्रकाशनके इस महान कार्यमे सक्रिय सहयोग- 
की जितनी प्रशसा की जाय, थोडी ही होगी | सस्यान इनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त 
करता है । 
श्री० प० हरगोविन्दजी ज्योतिपीने प्रूफ-सशोधनका कार्य बडी लगनके साथ किया तथा 
श्रीमान्‌ प० बावूलालूजी फागुल्लने इसके मुद्रण-कार्यमे तत्परता तो दिखाई ही, उसके सजाने- 
सँवारनेमे भी पर्याप्त सहयोग किया । इन कार्योके लिए वे दोनो धन्यवादाहं है। 


उदयचर्द् जेन डॉ० राजाराम जेंन 
सयुक्‍त मन्‍्त्री भन्त्री 
श्री गणेश वर्णी दि० जेन सस्थान 


सम्पादकीय 


आचार्यकल्प श्री श्रुतसागर जी महाराजक्रे सघसे मेरे पास इस अ्न्थके प्रारम्भकी तीन 
पच्चीसिकाएँ हिन्दी अनुवाद करनेके लिये आई । रचना प्रौढ थी और पाण्डुलिपिके अतिरिक्त कोई 
मूल प्रति प्राप्त नही थी अत अनुवाद करनेमे कठिनता दिखी । फिर भी प्रयत्न कर इनका अनुवाद 
मैने सघमे भेज दिया। सघस्थ मुनि श्री अजितसागर जी महाराज सस्क्ृतके प्रबुद्ध विद्वान है। 
उन्हे अनुवाद पसद आया और टाईप कराकर उसकी प्रतिलिपि उन्होने आदरणीय ब्र० माणिक- 
चन्द्र जी चवरे कारजाके पास भिजवा दी। कुछ समय बाद चवरे जी ने पूरा ग्रन्थ मेरे पास भेज 
कर अनुवाद करनेका अनुरोध किया । 
पच्चीस पच्चीस इलोकोकी पच्चीस पच्चीसिकाओमे ६२५ इलोक थे, भाषा और विषय- 
दोनो की अपेक्षा रचना दुरूह दिखो। देनिक कार्यक्रमोकी व्यस्तताके कारण अनुवाद करनेमे लगभग 
एक वर्षका समय लग गया। चबरे जो की इच्छा थी कि इस अनुवादकी एक बार आचार्य 
समन्तभद्र जी बाहुबलीके सनिधानमे वाचना हो जाय। फलूत वाचनाके छिये श्रीमान्‌ पडित 
केलाशचन्द्र जी वाराणसी तथा हमने स्वीकृति दे दी, स्वीकृति ही नही दी, हम दोनो अपने अपने ' 
स्थानोंसे चलकर बीना पहुँच गये । परन्तु दादर एक्म-प्रेसमे स्थान नही मिला अत उस समय हम 
लोगोका जाना न हो सका । मै बीनासे सागर वापिस आ गया और पण्डित जी कटनी होते हुए 
वाराणसी चले गये। एक वर्षके लिये वाचना रुक गईं। हम लोगोका वापिस चला आना भी 
अच्छा हुआ क्योकि तब तक चवरे जी के पास हमने जिस प्रतिके आधार पर अनुवाद किया था 
उसके सिवाय कोई दूसरों प्रति नहीं थी | उस प्रतिके आधार पर वाचना करनेसे कोई विशेष 
लाभकी सम्भावना नही थी। परन्तु इस एक वर्षके भीतर उनके पास मूल प्रतिकी फोटो कापी आ 
गई। द्वितीय वर्ष मईके प्रारम्भमे श्री पण्डित केलाशचन्द्र जी और डा० दरबारीछाल जी के साथ 
मुझे पुन. आमन्त्रित किया, फलत हम तीनो विद्वान्‌ बम्बईमे काका बालचन्द्र जी शहाका आतिथ्य 
स्वीकृत कर कुम्भोज बाहुबली पहुँच गये। वहाँकी रचनाएँ और प्राकृतिक वातावरण देखकर 
चित्तमे बडा आह्वाद हुआ । १८ दिन मै वहाँ रहा। अनुवादको एक प्रति मैने और दूसरी प्रति 
डा० दरबारीलाल जी कोठियाने अपने सामने रक्खी । पण्डित केलांशचन्द्र जीने फोटो कापी हाथ 
मे ली। मैं स्वय वाचना करता था । सशयास्पद पाठोके शुद्धरूप फोटो कापीमे मिले अत अनुवाद 
में परिमार्जज किया । चबरे जी भी आज थे। ऊहापोह होता था। इबह हा हे रात्रि 
हृण ज्ञानोपयोग चलता था। प्रात पूजा आा वु त्त हो आचार्य 
72825: 7 बस ० सिमट लिये बेठते थे और पण्डित केलाशचन्द्र जी उन्हे अवगत 
कराते थे कि आज अमुक विषय बडे महत्त्व का निकला। दाशंनिक विषयको डा० दरबारीलाल 
जी कोठिया व्यवस्थित करते थे । इस तरह तीन विद्वानोके सहयोगसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। 
ग्रोष्ममासकी दुपहरियोमे भी पण्डित कैलाशचन्द्र जी कितना परिश्रम कर लेते है तथा बारीकीसे 
देखकर शुद्ध पाठ पकड लेते है यह देख मुझे आइचर्य होता था। मेरे मनमे आता था कि महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ यदि इसी प्रकारकी वाचनाके द्वारा परिमाजित कर प्रकाशित किये जावें तो विसवादकी 


स्थिति उत्पन्त न हो । 


६ लघुतत्त्वस्फोट 


नौ 


अठारह दिनमे वाचना समाप्त कर मैं सपत्नीक श्रवणवेलगोल तथा मूडविद्वीकी यात्राके 
लिये चला गया और कोठिया जी तथा पण्डित केलाशचन्द्र जी गंजा बहिनको धवलाका स्वाध्याय 
करानेके लिये वही रह गये। एक व्षंमे प्रेसकापी तैयार हो सकी। पद्चचात्‌ श्री गणेश वर्णी 
जशोधसस्थान वाराणसीसे उसके प्रकाशित करनेका निश्चय हुआ | श्रीमान्‌ पण्डित केलाशचन्द्र जी 
ने लिखकर ग्रन्थका हार्दंको प्रकट किया है तथा श्री ब्र० माणिकचन्द्र जी चवरेने अवान्तर भूमिका 
का निर्वाह तत्परतासे किया है। 
ग्रन्य का नाम 
इस ग्र-थका नाम लघुतत्त्वस्फोट अथवा शक्तिमणित कोष है। लघुतत्त्वस्फोटका अथे है 
तत्त्वोका लघुप्रकाश और शक्तिमणित कोषका अथे है--शक्तिरूपी मणियोंसे युक्‍त खजाना। एक 
कल्पना यह भी उठती है कि ग्रन्थका नाम शक्तिभणित कोष है अर्थात्‌ आत्म शक्तियोके कथन का 
कोष । लिपि कर्त्ताने म और भ के अन्तरकों नही समझा । इस कल्पनाका समर्थन ग्रन्थके अन्तमे 
समागत निम्न इलोकसे मिलता है-- 
अस्था स्वयं रभसि गाढनिपीडिताया 
सविद॒विकासरसवीचिभिरल्लसन्त्या । 
आस्वादयत्यमृतचन्द्रकवीन्द्र एष 
हृष्यनु बहुनि भणितानि मुहु स्वशक्ते ॥ 
अर्थात्‌ स्वय वेगसे अच्छो तरह निपीडित और सम्धग्ज्ञानके विकास रूप रसकी तरज्जोसे 
समुल्लसित आत्मशक्तिके विविध कथनोका यह अमृतचन्द्र कवीन्द्र हषित होता हुआ बार बार 
आस्वादन करता है। 
शक्तिमणित और शक्तिभणितका स्पष्ट निर्णय न होनेके कारण 'लघुतत्त्वस्फोट' इस नाम 
से ही प्रकाशन किया जा रहा है। 'इत्यमृतचन्द्रसूरीणा कृति शक्तिमणितकोषो नाम लघुतत्त्व- 
स्फोट समाप्त ” इस पुष्पिका वाक्यमे दोनो नामोका उल्लेख है। 
ग्रन्थके कर्त्ता ५ 
ग्रन्थके कर्त्ता समयसार प्रवचनसार और पत्न्वास्तिकायके सस्क्ृत टीकाकार तथा तत्त्वार्थलार 
और पुरुषार्थसिद्धयुपायके रचयिता अमृतचन्द्र सूरि ही है क्योकि पुष्पिका वाक्यके स्पष्ट उल्लेखके 
साथ समयसार और प्रवचनसारके अनेक गाथाओका भावानुसरण इसमे पाया जाता है। भावानु- 
सरण ही नही निम्न इलोकमे समयसारके कलऊशका पूर्णरूपसे शब्दानुसरण भी पाया जाता है-- 
अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदिमा सवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इ्व । 
मन्‍्ये भिन्‍्तरस स एप भगवानेकोः्प्यनेकीभवन 
वल्गत्युत्तलिकाभिरद्धुतनिधि३्चेतन्यरत्नाकर ॥ 
समयसारमे यह १४१ वाँ कलश काव्य है। विशेषता इतनी ही है कि वहाँ मन्येके स्थानमे 
यस्या पाठ है। इसके सिवाय 'लवणखिल्यलीलायते' आदि अनेक कलूशोका भी इसमे रूपान्तरण है। 
समयसा रकी टीकामे एक जगह अमृतचन्द्र स्वामीने 'झटिति' अर्थमे 'टसिति' झन्दका प्रयोग किया 
है वह इसमे २३ वी पच्चीसिकामे उपलब्ध है। १८ वी पच्चीसिकाके २ इलोकमे 'तवेषो विषय 
स्यात्‌' यहाँ एतद्‌ शब्द सम्बन्धी सु का छोप नही किया है जब कि अन्यत्र इलोकोमे किया है | 


शी 


सम्पादकीय 


इससे जान पडता है कि आचार्यको एतत्‌ शब्द सम्बन्धी सु का लोप विकल्पसे इष्ट है। इसी प्रकार 
का एक प्रयोग इन्होने 'नेप कदापि सद्भू सर्वोष्प्यतिवर्तते हिसाम' पुरुपार्थसिद्धचुपायमे भी 
किया है। 

तुलनात्मक टिप्पणमे समयसार, प्रवचनसार आदिकी गाथाओ तथा समानार्थंक कलश काव्यो 
के मैंने उद्धरण दिये है । 

लघुतत्त्वस्फोटमे समन्तभद्र स्व्रामीकी पद्धतिका अनुसरण किया गया है भर्थात्‌ जिस प्रकार 
उन्होने युवत्यनुशासन और स्वयभूस्तोत्रमे दार्शनिक तत््वोीका सम्गवेश किया है उसी प्रकार इसमे 
भी दार्शनिक तत्त्वोका समावेश किया है। विशेषता यह है कि अनेकान्त पद्धतिसे भिन्‍न दर्शनोकी 
मान्यताओको जैन मान्यताओके रूपमे स्वीकृत किया गया है। वर्तमानमे चल रही कितनी ही 
समस्याओका समाधान इसमें किया गया है। व्यवहार चारित्रकों सर्वप्रथम स्वीकृत करनेको वात 
कहकर उसकी उपादेयताका प्रतिपादनत किया है। अन्तरजड्भ और बहिरज़॒निमित्तका निरूपण, 
निश्चय और व्यवहारकी चर्चा भी जहाँ तहाँ उपलब्ध है । 
प्रन्यकी भाषा 


ग्रन्थकी भाषा प्रौढ सस्क्ृत है। अमृतचन्द्राचार्य सस्कृत भाषाके प्रकाण्ड विद्वान थे, यह हम 
समयसारादि ग्रन्थोकी टोकाओके माध्यमसे जानते हैं। समयसारादि जैसे अध्यात्म ग्रन्थोफी टीका 
में भी जब उन्होने भाषाको प्रौढताको नही छोडा है तव इस स्वतन्त्र ग्रन्थमे कैसे छोड सकते थे । 
प्रथम पच्चोसिका तथा अन्तकी चार पच्चीसिकाएँ भाषाकी दृष्टिसे प्रौढतम कही जा सकती है। 


इन पच्ची सिकाओमे वसनन्‍्ततिलका, वशस्थ, उपजाति, अनुष्टुपू, मण्जुभाषिणी, तोटक, 
वियोगिनी, पुष्पिताग्रा, प्रहषिणी, मत्तमयूर, मन्दाक्रान्ता, हरिणी और मादूंलविक्रोडित छन्दोका 
प्रयोग हुआ है। अमृतचन्द्र सूरि कवि ही नही कवीन्द्र थे, अत भावानुकूल पदोके चयनमे उन्हें 
कठिनाई प्रतीत नही होती । उनकी वाग्वारा गज्जाके प्रवाहके समान अखण्ड गतिसे प्रवाहित हुई 
है। प्रथम पच्चीसिकामे वृपभादि चौबीस तीर्थद्धूरोका स्तवन है। ग्रन्थमे भावकी गरिमाके साथ 
भाषाकी प्रौढता भी गनन्‍्थकार आचार्य अमृतचन्द्रके वेिष्टथकों प्रकाणित करती है। दृष्टान्तके 
लिये अभिनन्दन स्वामीका स्तवन देखिये-- 


यद्‌ भाति भाति तदिहाथ च (न) भात्यभात्ति 
नामाति भाति स॒ च भात्ति न भात्यभाति। 
भा (या) भाति भात्यविच्र भाति न भात्यभात्ति 
सा चाभिनन्दन विभान्त्यभिनन्दनि त्वाम्‌ ॥४॥ 
इलोकका अन्वयार्थ तथा पाद टिप्पण ग्रन्थ में देखिए । 
विज्ञानकी सहिमा 
आत्मरसमे प्रवृत्त विज्ञाननन्तुओकी महिमा देखिए-- 
विज्ञानतन्तव इमे.. स्व॒रसप्रवृत्ता 
द्रव्पान्तरस्य यदि सघटना्च्पतन्से । 
अद्येच पुप्कलमलाबुलकब्मडेय 
देवाखिलेव विपटेत कपायनन्धा ॥8६छा। 


८ लघुतत्त्वस्फोट 


हे भगवन्‌ ! यदि ये विज्ञानतन्तु स्वस्स-आत्गरसमे प्रवृत्त हो अन्य द्रव्योंकि सयोजन-बतुंत्व 
से च्युत हो जावें तो अत्यधिक मछसे व्याप्त यह फपायरुपी मलिन कन्या (कथरी) आज ही विधट 
जाय। तात्पय॑ यह है कि ज्ञानको स्त्रमुखी प्रवृत्ति ही कपायकों नप्ट करती है। 


द्रव्यसंयस भौर भावसयमफी उपयोगिता 

द्रव्यमयम और भावसयमकी प्रभुताका प्रतिपादन करते हुए अमृत्तचन्द्र सूरि द्रव्यगयमको 
प्रथम धारण करनेकी वात कितनी दृढ़तासे करते है देसिये-- 

अत्यन्तमेत्तमितरेत रमच्यपेक्ष 
स्व द्रव्यभावमहिमानमवाधमान । 
स्वच्छन्दभावगतसयम्य भवो5पि 
स्व द्रव्यसयमपथे प्रथम न्युड्वथा" ॥२०॥ (८) 

है भगृवन्‌ | यद्यपि आप परस्पर अत्यन्त सापेक्ष द्रव्ससयम और भावसयमको वाधित नही 
करते थे अर्थात्‌ किसी एककी प्रभुता बताकर अन्यको तुच्छ नहीं बनाते थे। और भावसयमके 
वेभवको ,स्वेच्छासे हृदयमे धारण करते थे तथापि अपने आपको प्रथम द्वव्यसयमक्े साम्म॑में 
लगाया था। 
भक्‍तकी भावना 

है भगवनु ! कपायरूपी कपषण पट्टिका पर घिसनेसे मेरे ज्ञानकी एक ही कला शेप रही है । 
उस ज्ञानकी एक कलाके द्वारा ही मैं आपका स्तवन करनेके लिये उद्युवत्त हुआ हूँ। आपकी विभूत्ति 
के प्रकट करनेमे उस कलासे कितना प्रकाश हो सऊता है ? क्या कभी अलातचक्र भी,सूर्य हुआ है? 

स्तुतिकर्ता अपने आपको भगवत्स्वरूपमे किस प्रकार बिलीन करता है, यह देखिये-- 

उत्सड्भरोच्छलदच्छकेवलपय पुरे. तव ज्यायसि 
स्‍्नातोध्त्यन्तमतन्द्रितस्य सतत नोत्तार एवास्ति में । 
लीलान्दोलितचिद्विलामलहरीभारस्फुटास्फालन- 
क्रीडाजर्जरितस्थ शीतशिववत्‌ विष्वग्विकोनात्मन ॥२५ा। (२४) 

है भगवान्‌ ! आपके भीतर छलकते हुए केवलज्ञानरूपी प्रशस्त जलके पूरमे जो स्नान कर 
रहा है, जो निरन्तर सावधान है, लीलासे चञ्चल चेतन्य विलासरूपी तरज्ध समूहके प्रचण्ड 
आस्फालनकी क्रीडासे जो जजंरित हो रहा है तथा शीत शिव--सेंधा नमकके समान जो सव 
ओरसे विलीन हो रहा है ऐसे मेरा उत्तार--उत्त रण--आपसे पृथक्भाव नही हो सकता । तात्पयें 
यह है कि जिस प्रकार पानी मे बिलीन सेंथे नमककी डलो उससे पृथक्‌ नही हो सकती उसी प्रकार 
मैं भी आपसे पृथक्‌ नही हो सकंता । यह है भगवान्‌के भाथ भक्तकी तन्‍्मयताका सुन्दर निरदर्शन। 

इस प्रकार ग्रन्थका प्रत्येक इलोक अद्भुत भावसे परिपूर्ण है। आत्माकी जो अनन्त शक्तियाँ 
मणियोके समान देदीप्यमान हैं बे सब इस कोषमे देदीप्यमान हो रही हैं। समयसार और प्रवचन- 
सारके अन्तमे आत्माकी जिन शक्तियोका दिग्दर्शन कराया है उन्ही शक्तियोका नये परिवेशके साथ 
इस ग्रन्थमे प्रतिपादन किया गया है । 
ग्रग्यथकी उपलब्धि 

इस ग्रन्यकी ताडप्रत्रपत्रीकी उपलब्धि अहमदाबादके देलाभण्डारमे हुई है । भण्डारके व्यव- 
स्थापकोने इस ग्रन्थकी अबतक रक्षा की और उसे प्रकाशमे छानेकी उदारता दिखलाकर श्री 


सम्पादकीय ९, 


पुण्पविजयजीने उदारतासे डा० पद्मनाभजीको प्रदान किया, यह वडी प्रसन्‍तता की बात है। डा० 
साहबते इसपर अग्रेजी टीका लिखकर विस्तृत प्रस्तावना लिखी ग्रन्थका प्रकाशन अहमदाबादसे 
हुआ है। यद्यपि अग्नेजी टीकाके पूर्व ही मेरे द्वारा हिन्दी टीका लिखी जा चुकी थी और इसका 
सहकार डा० साहबको प्राप्त हो चुका था फिर भी इसका प्रकाशन कारणवश देरसे हो रहा है। 
ग्रन्थ दुरूह है अत मेरे द्वारा हिन्दी टोका लिखी जानेमे त्रुटियाँ रही होगी, उन सबके लिए मै 
विद्वद्गगंसे क्षमाप्रार्थी हूँ । अपने क्षयोपशमके अनुसार मैंने ग्रन्थकर्त्ताका अभिप्राय प्रकट करनेका 
प्रयास किया है। इस ग्रन्थके सशोधन और सपादनमे बडा श्रम करना पडा हे । दृष्टिकी मन्दता 
और शरीरकी शिथिरूता देखते हुए लगता है कि यह मेरी अन्तिम रचना होगी। अमुतचन्द्र 
स्वामीके अद्यावधि अप्रकाशित इस ग्रन्थ पर कार्य करनेका मुझे सौभाग्य मिला, इसकी अत्यधिक 
प्रसन्‍नता है । 

श्रीमान्‌ सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजीने अपनी विस्तृत प्रस्तावनामे ग्रंथकर्त्ताके जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए ग्रन्थकी विशेषताओोका दिग्दर्शन कराया है। इसके लिये उनका आभारी 
हूँ। सहयोगी विद्वान्‌ डॉ० दरबारीछाल जी कोठिया वाराणसीने दर्शन विषयक कुछ इलोकोका 
अनुवाद और भावार्थ लिखकर भेजा तथा वाचनाके समय एक प्रतिको परिमारजित किया | इसके 
लिये इनका आभारी हूँ। 

आदरणीय तात्या जी बडे धीरजके साथ लम्बे समय त्तक प्रतियोकी पाण्डुलिपि कराने तथा 
उसे इधर-उधर भेजनेमे तत्परता दिखाते रहे, इसके लिये उनका आभारो हूँ। 

मुद्रणमे प्रूफकी अशुद्धियाँ अधिक रह गई है उनका शुद्धिपत्रक अलगसे मुद्रित कराकर सलग्न 
करा दिया है। स्वाध्यायके पु अपनी प्रतियोका शोधन कर लेनेसे स्वाध्यायमे सुविधा होगी । 


विनीत 
9 
पन्‍नालाल साहित्याचाय 


प्रसतावना 
आचार्य अमृतचन्द्र 


आचार्य दुन्दउुन्दके समयसार, प्रवचनसार और पज्चास्तिकायक्के आद्य टीकाकार आचाएं 
भ्रमृतचन्द्रके मामसे प्रायः सभी अध्यात्मरसिक सुपरिचिन है। यद्यपि जैन ष्यात्मके पुरस्कर्ता 
आचार हुन्दवुन्द हुए; किन्तु अध्यात्मकी सरिता प्रवाहित करनेका श्रेय आचार्य जमृतचद्धको ही 
प्राप्त है। आचाय॑ कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रके मध्यमे छगभग एक हुजार वर्षोका अन्तराल है कौर 
एस अन्तराल्से प्रख्यात जैनाचार्य हुए है। उनमेमे आचार पूज्यपाद तो कुन्दवुन्दसे प्रभावित है। 
उनके समाधितत्र और इष्टोपदेण पर दुन्दकुन्दके पाहुडोका प्रभाव है। सर्वाधसिद्धि दोवामे' भी 
पर परानत॑नसम्बन्धो पांच गायाएँ वुन्दकुन्दके चारस अणुवेब्खासे सगृहीत है। आचार्य मापने 
तत्वार्थवानिकमे' प्रवचनसारसे एक गाधा उद्धुत की है। आचार्य विद्यानन्दने अपनी अप्टमहसरीम! 
पस्चास्तिकायकी गाया 'सत्ता' आदिका सस्कृत रूपान्तर दिया है। किन्तु दुन्दवुत्दके मौशिकि 
ग्रन्य समयसारको किसीने स्पर्श नही किया। यह श्रेप्त तो अमृुनचन्द्रकों ही प्राप्त हे। उन्होंने ही 
सर्वेक्वम उसका मूल्याद्ून किया गौर ऐसा किया कि आाचारप दुन्ददुन्द जेसावग्् सूर्यक्की तरह 
प्रकाशित हो गये । वुन्दकुन्दको वुल्दनवत्‌ प्रकट करनेका श्रेय अमृतचन्द्रको ही है। अतः उनको 
बागीके प्रकटन और प्रसारमे जो स्थिति भगवान्‌ महावीर जौर गौतम गणधर को है वही स्पिसि 
जैन अध्यात्मके प्रकटन और प्रमारमे आचार्य वुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रणी है। उसे भगवान्‌ 
महावीरकी वाणीव द्वादशाद श्ुतमे गौतम गणधरने निदद्ध करके प्रवाहित बिया। उसी प्रभार 
भायारं पुन्दवुन्दके द्वारा पुरस्कृत अध्यात्मको अपनी दीकाओऊे हारा आचाय॑ शमृततसयने निदद्ध 
और प्रवाहित किया । उनके पदचात ही अन्प टीकाकारोंने भी उनसे पर छपी टीएा रखी, एस 
तरह नध्यात्महपी कमठका सौरम पंक़ाकर भी, जाचार्य अमृवसन्द्र अपने सम्पन्पर्में मंग ह । 
उस्टोंने अपनी कृतियोे झअपपा नामोलदेख मान किया है। समंगपार और पस्मास्ति6ह्रायर्दी 
दीकाफे अन्त बह टिसते है--- 


२ लघुतत्त्वस्फोट 


पुरुषार्थसिद्धथुपायके अन्तमे भी यही भाव व्यक्त किया है। स्वकतुंत्वका यह परिचय जैन 
अध्यात्मकी अमिठ छापको व्यक्त करता है। यह बतलाता है कि आचार्य अमृतचन्द्र जैन अध्यात्मके 
कोरे व्याख्याता नही थे, उन्होंने उसे अपने जीवनमे उतार लिया था। उनका एक एक दाब्द 
बहुमूल्य है, एक-एक वाक्यमे अमृत भरा है। जेन वस्तु विज्ञानके तो वे परम प्रवीण भाचार्य हैं 
ही । अनेकान्त उनकी तुला है। उस तुलाके दो पलडे हैं -निशचय और व्यवहार। उनके द्वारा वह 
वस्तुतत्त्वकी मध्यस्थभावसे समीक्षा करते हैं। उनके अन्तस्तलमे न निशचयके प्रति अनुराग है और 
न व्यवहा रके प्रति देष । दोनोमे समभाव रखते हुए भी वे मोक्षमार्गसे उनकी उपयोगिताकी दृष्टिसे 
ही विचार करते हैं। आचार कुन्दकुन्दने अपने समयसारके प्रारम्भभे जो नि३्चयको भूतार्थ और 
व्यवहारको अभूतार्थ कहा है तथा शुद्धनयका जो स्वरूप कहा है, आचाय॑ अमृतचन्द्र सर्वत्र उसीका 
अनुगमन करते हैं। हमे खोजने पर भी ऐसे स्थल नही मिले जहाँ अमृतचन्द्रने कुन्दकुन्दका अति- 
क्रमण किया हो, या उनकी ओटमे अपना कोई स्वततन्न मन्तव्य निर्दिष्ट किया ही । थे एकान्तत' 
कुन्दकुन्दके अनुगत हैं। कुन्दकुन्दने अपने समयसारके द्वारा अध्यात्मका जो वृक्षारोपण किया था, 
अमृतचन्द्रने उसे केवल समृद्ध करके पुष्पित और फलित किया है। जंसे वृक्षके पत्ते पुष्प फल सब 
उससे अनुप्राणित रहते हैं वही स्थिति अमृतचन्द्रके वचनोकी है। उनका एक एक पंद कुन्दकुन्दके 
अ्ध्यात्मसे अनुप्राणित है । 

समयसारकी व्याख्याका आरम्भ करते हुए तीसरे कलशमे वह जो भाव व्यक्त करते हैं उसे 
पढ कर किसका तन मन रोमाड्चचित नही होता। वह कहते हैं---मैं शुद्धद्रव्याथिक नयकी दृष्टिसे 
शुद्ध चेतन्यमात्र मूर्ति हूँ। परन्तु मेरी परिणति मोहके उदयका निमित्त पाकर मलिन हो गई है-- 
रागद्वेषरूप हो रही है। शुद्ध आत्माका कथन करनेरूप इस समयसार ग्रन्थकी व्याख्या करनेका 
यह फल चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादिसे रहित होकर छुद्ध हो, मुझे शुद्ध स्वरूपकी 
प्राप्ति हो ।! 

कितनी पवित्र भावना है। उनकी यह भावना अवश्य ही समयसारके पठन, चिन्तन और 
मननका परिणाम है। उन्होने अवश्य ही आचाय॑ कुन्दकुन्दके ग्रन्थोका तलस्पर्शी अध्ययत मनन 
ओर चिन्तन किया था और उससे उन्हे जो आत्मबोध हुआ था उससे उनकी अन्‍्तदृष्टि अवश्य 
ही खुल गई थी और उसीके फलस्वरूप उन्हे कुन्दकुन्दके ग्रन्थरत्नोकी इतनी सुन्दर समृद्ध टीकाएँ 
रचनेकी अन्त प्रेरणा हुई थी। यह भकतकी भगवानुके प्रति कुसुमाअजलि जेसी है । 

प० आश्याधर जीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे' उनके नामके साथ ठक्कुर शब्दका 
प्रयोग किया है। ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। प्रेमी जीने लिखा* है--ठक्कुर फेर भमोसवाल 
जैन थे। उनका शिल्ण्शास्त्र प्रकाशित हो गया है। जेनेतरोमे आज भी ठाकुर शब्दका व्यवहार 
पाया जाता है। जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर। जेनाचायोंमे ऐसे भी आचाथ्थ हुए हैं जो जन्मसे जेन नही 
थे। जैसे आचाय॑ विद्यानन्द, किन्तु उनकी कृतियाँ अनमोल हैं। आचार्य अमृतचन्द्र भी यदि ऐसे 
ही हो तो कोई आएचरय नही है। जैसे समन्तभद्रके आप्तमीमासाकों सुनकर विद्यानन्द विद्यानन्द 
बन गये, सभव है उसी प्रकार समयसार आदिके अध्ययनने अमृतचन्द्रको अमृतचन्द्र बना दिया 
हो। हमे तो उनके तीसरे कलशमे उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पडती है । 


१ एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रविरचितसमयसारटीकाया दृष्ठव्यम्‌ पु० ५८२। 'एतदनुसारेणैव 


ठक्‍्कुरोप्पीदभवादीत्‌” पु० १६० । २, जै० आ० ३०, पुृ० ३०९ । 


- प्रस्तावनां रे 


किन्तु सबसे आश्चर्यजनक है उनकी टीकार्थरोमे अ्रन्थकार कुन्दकुन्दके किसी भी नागका 
निर्देश न होना । वे सूत्रकार शब्दका प्रयोग अवश्य करते हैं। समयसारकी प्रथम गाथाकी उत्थानिका 
'अथ सूत्रावत्तार' मात्र है। कृतिके लिये सूत्र और उसके कर््ताके लिये सूत्रकार शब्दका भ्रयोग 
अत्यन्त श्रद्धामूडक है। फिर भी सूत्रकारका नामोल्लेख न करना विस्मयकारक है। शायद उनकी 
अध्यात्मवृत्ति इसमे बाधक हो और जेसे वे अपनी टीकाको वर्ण समुदायरूप पद, और पद समु- 
दायरूप वाक्यकृत मानते हैं स्वकृत नही मानते। उसी प्रकार समयसारादि भ्रन्थोकों भी उसी 
दृष्टिसे तौलते हो त्तो कोई आश्चर्य नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमृतचन्द्रके पृव॑ न तो 
कुन्दकुन्द ही उतने प्रसिद्ध थे और न जनके ग्रन्थरत्न ही। और कुन्वकुन्दने इन ग्रन्थरत्नोमे अपना 
किड्च्चितु की सकेत नही दिया है। अत यह सम्भव है उपलब्ध मूल प्रतियोंके अध्ययनसे ही वे 
उनके भक्त बन गये हो और उन पर टीकाएँ लिखनेके लिये तत्पर हुए हो । 

समयसारकी टीका रचते हुए जो उनकी भावना थी उसे उन्होने तीसरे कलंशमे व्यक्त 
किया है। प्रवचनसारकी टीकाके प्रारम्भभे वह कहते है कि परमानन्दरूपी अमृतको पीनेके 
इच्छुक जनोके हितके लिये यह वृत्ति की जाती है। प्रववनसारको वृत्ति परहितके लिये रची है ओर 
समयसारकी टीका आत्महितके लिये रची है। इस प्रकार यहाँ भी निश्चय और व्यवहारकी 
सरणिके दर्शन होते है । 

उनकी टीकाओको पढकर ऐसी कल्पना होती है कि कुन्दकुन्दने ही अमृतचन्द्रके रूपमे 
अवतार लिया है। उनकी टीकाएँ मात्र शब्दार्थव्याख्या रूप नही हैं, किन्तु प्रत्येक गाथासूत्रमे भरे 
हुए रहस्यको उद्घाटित करती है। अत उसे टीका न कहकर भाष्य कहना ही उचित होगा। 
जिसमे सूत्रके अर्थंके साथ उसके आधारसे अपनी भी बात कही जाती है उसे भाष्य कहते हैं । 
अमृतचन्द्र जी की टीका इसी रूप है। कही भी उसमे अतिक्रम या व्यतिक्रम नही हैं। ओर भाषा 
तो सस्कृत गद्यात्मक अतिमनोहर है। शब्दोका चयन अध्यात्मके सवंथा अनुरूप है। इस प्रकारकी 
अनुप्रासात्मक श्र्‌ तिमघुर शब्दावली अन्य जैन टीकाओमे नही पाईं जाती । गद्य और पद्च दोनोमे 
एकरूपता है । गद्यमे भी पद्यका आनन्द आता है। 

उनका जो नवीन ग्रन्थ लघुतत्त्वस्फोट प्रकाश मे आया है उसके अन्तिम पद्यमे' उन्होने 
अपने नामके साथ “कवीन्द्र' बिदशेषणका प्रयोग किया है। उनके इस ग्रन्थमे उनके कबवीन्‍्द्रत्वके 
स्पष्ठ दर्शत पद-पदपर होते हैं। काव्यशास्त्रकी सव विद्येषताएँ उचकी इस कृतिमे वर्तमान हैं । 
यो तो उनकी उपलब्ध रचनाएँ ही उनके वेदुष्प और रचनाचातुर्यंकी गरिमाके लिए पर्याप्त थी | 
किन्तु इस नवीन कृतिने तो उनकी उस गरिमापर कलशारोहण कर दिया है। 

जेनतत्त्वज्ञानकी जिस निधिने अमृतचन्द्रको सर्वाधिक आकृष्ट किया है वह है अनेकान्त 
ओर ज्ञानज्योति । उन्होने अपनी रचनाओबके प्रारम्भभे किसी त्तीर्थकर आदि व्यक्तिको नमस्कार 
न करके आत्मज्योति और अनेकान्तको ही नमस्कार किया है। समयसारके प्रारम्भभे समयसारको 
नकस्कार करके अनेकान्तमयी मूर्तिका स्मरण किया है। प्रवचनसारकी टीकाके प्रारम्भमे ज्ञाना- 
नन्‍्दस्वरूप आत्माको नमस्कार करके अनेकान्तमय तेजका जयकार किया है। पञ्न्चास्तिकायकी 
टीकामे उक्त प्रकारसे परमात्माको नमस्कार करके स्यात्कारजीविता जैनी सिद्धान्त पद्धतिका 
जयकार किया है। पुरुषाथंसिद्धयुुपायके प्रारम्भभे परम ज्योत्तिका जयकार करके अनेकान्तको 
नमस्कार किया है। तत्त्वार्थंशारके प्रारम्भभे भी जिनेशकी ज्ञानज्योतिका जयकार है। अनेकान्त 


४ लघुँतत्त्वस्फोर्ट 


सिद्धान्तके प्रति इतनी अधिक भक्त की व्यक्ति तो दर्दानशास्त्रके प्रतिष्ठाताओकी क॒तियोंमे भी 
नही मिलती । हि 

तव क्‍या अमृतचन्द्रकी जैन तीर्थद्धूरोके प्रति भक्ति नही है ऐसा प्रश्न हो सकता है । इसके 
समावानके लिए प्रवच नसारकी प्रथम मगल गाथाकी टीकाके अन्तिम शब्द ही पर्याप्त हैं-- 

'प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एवं परमभट्टा रक-महादेवाधिदेव-परमेश्वर-पुज्य-सुगृहीत- 
नामश्रीवर्धभानदेव प्रणमामि' श्रीवर्धंभान स्वामीके लिए परम भट्टारक, महादेबवाधिदेव, परमेश्वर, 
पूज्य जेसे विशेषण व्यक्त करते हैं कि कितनी अधिक भक्ति भगवान्‌ महावोरके प्रति थी। और 
क्यो न हो, अनेकान्त सिद्धान्त उन्‍्हीको तो देन है। वे ही स्थात्कारजीविता जैनी सिद्धान्तपद्धतिके 
था जैनी नीतिके पुरस्कर्ता हैं। 

पुरुषार्थसिद्धयुपायको प्रारम्भ करते हुये वे कहते हैं--“तीनो छोकोको देखनेके लिए नेत्रस्वरूप 
कक प्रयलपुर्वकं आलोडन करके हम इस पुरुषाथंसिद्धथुपाय नामक ग्रन्थका उद्धार 
करते है । 

इससे स्पष्ट है कि वे परमागमके गहरे अभ्यासी थे और उनको उसके प्रति अगाघ श्रद्धा 
और भवित थी । ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थका रकी रचनाओके सम्बन्धमे अन्यथा कल्पना करना सूरज 
पर धूल फेंकना जैसा है ! 

पक्च्चास्तिकायकी टीकाके प्रारन्भमे वे उसकी व्याख्याको 'द्विनयाश्षया--दो नयोका 
आश्रय करनेवाली कहते हैं। इस प्रकार जिनागमकी व्याख्या निश्चय और व्तवहार नयका आश्रय 
लेकर करनेवाले वे ही आद्य टीकाकार हैं। उन्हीका प्रभाव उनके पश्चात्‌ होनेवाले आध्यात्मिक 
टोकाकारो और ग्रत्थकारों पर देखनेमे आता है। इस प्रकार वे इस आध्यात्मिक युगके ख्रष्टा 


हुए हैं । 


अमृतचन्द्र ओर काष्ठासध 
यह हम लिख आये हैं कि अमृतचन्द्रने अपने सम्बन्धभे एक भी छान्द नही कहा । केवल 
आशाघर अपनी धर्मामृत ठीकामे उन्हे ठक्कुर कहते हैं। अन्यत्नसे भी उन्के सम्बन्धमे कोई सकेत 


नही मिलता । 

स्व० डॉ० ए० एन० उपाध्येने प्रवचनसारका सम्पादन किया था जो वि० स० १०९९१ 
(ई० सन्‌ १९३४) मे रायचन्द्रशास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। उसकी विद्धत्तापूर्ण अग्नेजी 
प्रस्तावनामे डॉ० उपाध्येने अमृतचन्द्रके सम्बन्धमे प्रकाश डालते हुए लिखा था-- 

“यह प्रश्न हो सकता है कि क्या अमृतचन्द्रने प्राकतमे भी कोई रचना को थी ? सम्भवतया 
की थी, उसके कारण इस प्रकार हैं--उनकी टीकाएँ बतलाती हैं कि अमृतचन्द्र प्राकृतके गहरे 
अभ्यासी थे। समयसारकी टीकाकी कुछ हस्तलिखित प्रतियोंके अन्तमे एक प्राकृत गाथा पाई जाती 
है जो सम्भवतया उन्हीके द्वारा रची गई थी | इसके सिवाय मेघविजयगणि कुछ प्राकृत गाथाओको 
अमृतचन्द्रकी कहते हैं जो उनके प्राकृतमे रे श्रावकाचारकी हैं। उन गाथाओमेसे एक गाथा 
ढाढ्सी गाथामे पाई जाती है। उस ढाढसी गाथाके रचयिताके सम्बन्धमे केवल इतना ज्ञात होता 
है कि वह काष्ठासघी थे। यदि मेघविजयजीका कथन यथार्थ है तो अमृतचन्द्र ढाढसी गाथाके 
रचयिता हो सकते हैं। और ऐसी अवस्थामे वे काष्ठासघी हो सकते हैं। यदि, वें काष्ठासघी हैं 


ईंस्ताव॑नां ५ 


तो अमृतचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त कुछ पदो और वाक्याशोपर तथा कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंसे कुछ प्रामाणिक 
गाथाओको न लेने पर सुविधापूर्वक प्रकाश डाछा जा सकता है। किन्तु यह सब पराश्चित कल्पना 
पर निर्भर है !' 
का दब मेघविजयगणिने अपने युक्तिप्रबोधमे दो पद्य ,रकृतके उद्धृत किये हैं । 
१ यदुवाच अमृतचन्द्र'-- 
सब्बें भावा जम्हा पन्‍्चक्खाई परेत्ति णाऊण। 
तम्हा पच्चकखाण णाण णियमा मुणेयव्व ॥ 
२ श्रावकाचारे अमृतचन्द्रोधप्याह--- ४ 
सघो को वि न त्तार्‌इ कट्टी मूलो तहेव णिप्पिच्छो । 
अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा दु झायब्वों ॥ 
इनमे पहली गाथा तो समयसारकी ३४ वी गाथा है। यह अमृतचन्द्रकी नही है। दूसरी 
गाथा ढाढसी गाथा नामक ग्रन्थकी है अमृतचन्द्रको नही। इस गाथामे काष्टासघ मूलसघ और 
नि पिच्छिक सघोका उल्लेख हैं। इनमेसे अक्तिम नि पिच्छिक या माथुरसघकी उत्पत्ति दर्शनसारमे 
वि० स० ९५३ के लगभग बतलाई है। स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमीने लिखा” है कि यदि यह सही 
है तो ढाढसी गाथा विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके पहलेकी नहीं हो सकती । 
प्रेमीजोने टिप्पणमे यह भी लिखा है कि ढाढसी गाथाकी एक प्रति सस्‍्क्ृत टीका सहित 
(न० १६१०) बम्बईकी रायल एशियाटिक सो भयटीके छाइजब्रेरीमे हैं। उसके अन्तमे इतना ही 
लिखा है कि इति 'ढाढसीमुनीना विरचिता गाथा सम्पूर्णा ।” 
इसका नाम ढाढसी गाथा अवश्य ही उसके रचयिताके नामपर ही पडा ज्ञात होता है, 
अन्यथा ढाढसी शब्दका कोई अर्थ नही होता । यद्यपि ढाढसी गाथा ध्यानसे सम्बद्ध है और उसमे 
आत्मष्यानकी चर्चा होनेसे उसका विषय अध्यात्म है फिर भी उसके अमृतचन्द्र रचित होनेका 
कोई प्रमाण नही है। तथा न वह श्रावकाचार ही है । गणिजीने किसी गछत आधारपरसे हो लिख 
दिया प्रतीत होता है । 
किन्तु डाँ० उपाध्येने जो अमृतचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त कुछ पदो और वाक्याशोंके समाधान की 
बात कही है, तथा उनके द्वारा कुछ गाथाओको अपनी टीकामे सम्मिलित न करना लिखा है वह 
विचारणीय है । 
पव्चचास्तिकायमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या १७३ है और जयसेनके अनुसार १८१ 
है | समयसारमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या ४१५ है और जयसेनके अनुसार ४३५ है । तथा 
प्रवचनसारमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या २७५ है तया जयसेनके अनुसार ३११ है| 
गाथा सख्यामे इतना अन्तर पड़नेका कोई स्पष्ट कारण समझमे नही आत्तां। अमृतचन्द्र 
आद्य टीकाकार हैं अत उनके सन्मुख तो मूलग्रन्थ ही रहा है। किन्तु जयसेनके सन्मुख अमृतचन्द्र 
की टीकाएँ रही है । इनके सिवाय भी कुन्दकुन्दके ग्रन्थोकी मूल प्रतियाँ उनके सन्‍्मुख होनी चाहिये 
जिनके आधारपर जयसेनने अतिरिक्त गाथाएँ सम्मिलित की हैं। ऐसा भी सम्भव हो सकता है 
कि कुछ गाथाएँ क्षेपक आदि रूपमे रही हो और उन्हे अमृतचन्द्रने मूछककी न मानकर छोड दिया 
हो । किन्तु दोनोकी गाथा सख्यामे इतना अन्तर है कि क्षेपकवाली बात भी गले नही उत्तरती । 


१. जै० सा० इ०, पृ० ३१३ । 


६्‌ लघुतर्वस्फोट 


डॉ० उपाध्येने ठीक ही लिखा है कि यह निर्णय करना बडा कठिन है कि अमुक गाथाएँ 
ग्रन्थकी मूल गाथाएँ रही हैं या पीछेसे उसमे मिला दी गई हैं। उन्होने प्रवचनसारकी गाथाओके 
सम्बन्धमे अपनी प्रस्तावनामे विचार किया है । 
वह लिखते हैं---अमृतचन्द्रकी टीकाका उद्देश्य गाथाओकी शाब्दिक व्याख्या नही है। उनकी 
टीका एक भाष्यकी तरह है। (जेसा हम पूर्वमे लिख आये हैं) ऐसी स्थितिमे यह स्वाभाविक है कि 
वह ऐसी गाथाओकी परवाह न करें जो प्रवचनसारके विषयमे अपना ठोस और मौलिक आधार 
न रखती हो । ी 
अमृतचन्द्रने अपने भ्रन्थोमे अनेक प्राचीन गाथाओका अनुसरण किया है यद्यपि ऐसी कुछ 
गाथाओको उन्होने प्रवचनसारकी अपनी टीकामे स्थान नही दिया है किन्तु उनका सस्कृत रूपान्तर 
उनके ग्रन्थोमे वर्तमान है। यथा-- 
एदाणि पचदनव्वाणि उज्मियकाल तु अत्पथिकाय त्ति । 
भण्णतें काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्त ॥ 
यह प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमे ४३ वी गाथाकी जयसेनकृत टीकामे मूल गाथा रूपसे 
सगृहीत है । तत्त्वाथंधारके अजीवाधिकारमे इसका सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार पाया जाता है-- 
विना कालेन शेषाणि द्रव्याणि जिनपुद्भवे । 
पञ्चास्तिकाया कथिता प्रदेशाना बहुत्वत ॥३-४॥ 
प्रवचनसारके तीसरे अधिकारमे गाथा २९ मे युक्त आहार-विहारकी चर्चा है। जयसेनकी 
टीकामे उस प्रकरणमे दो गाथाएँ विशेष हैं-- 
पक्‍्केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मासपेसीसु । 
सत्ततियमुववादोी तज्जादीणं॑ णिगोदाण ॥ 
जो पकक्‍्कमपकक वा पेसी मसस्स खादि फासदि वा | 
सो किरू णिहणदि पिंड जीवाणमर्णेगकोडीण ॥ , 
इन दोनो गाथाओका सस्क्ृत रूपान्तर पुरुषाथंसिद्धयुपायमे है-- 
आमास्वपि पक्‍वास्वपि विपच्यमानासु मासपेशीसु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्जातीना निगोदानाम््‌ ॥६७॥ 
आमा वा पक्‍वा वा खादति य. स्पृश्ति वा पिश्चितपेशीस । 
स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकोटिनास्‌ ॥६८॥ 
इस प्रकारकी गाथाओकी सग्रति कुन्दकुन्दके प्रबचनसार जेसे सतुलित रचना प्रधान ग्रन्थ 
के साथ नही बैठती। प्रवचनसारके ही तीसरे अधिकारमे कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो श्वेताम्बर 
सम्प्रदायके वस्त्र-पात्रवाद और स्त्रीमुक्ति पर प्रहार करती हैं वे अमृतचन्द्रकी टीकामे नही है । 
तीसरे अधिकारकी २० वी गाथामे कहा है--'परिग्रहकी अपेक्षासे रहित यदि परिग्रहका 
त्याग न हो तो मुनिके चित्तकी निमंछता नही होती । और जिसका चित्त अविशुद्ध है वह कर्मोंका 
क्षय कैसे कर सकता है। 
इसकी कान अर लिखा है कि अमुक गाथाएँ अमृतचन्द्रकी टीकामे नही है। २१ वी 
गाथामे कहा है--“उस परिग्रहके होने पर मूर्छा आरम्भ असयम कैसे नही होगा । तथा जो पर 
द्रव्य परिग्रहमे रत है वह कैसे आत्मस्वरूपकी साधना कर सकता है ।' 


प्रस्तावना ७ 


गाथा २० और २१ दोनो परस्परमे सम्बद्ध है, दोनोके मध्यमे किसी अन्य गाथाको स्थान 
नही है। यही प्रकरण आगे भी चलता है। गाथा २४ और पच्चीसमे भी परिभ्रहका ही निषेध है 
और जिनमार्गमे यथाजातरूप (नग्न दिगम्बरत्व) गुरुके वचन, विनय और शास्त्राध्ययनको ही 
अपवाद परिम्रहके रूपमे स्वीकार किया है। इन्ही २४-२५ गाथार्भोके मध्यमे वे ग्यारह गाथाएँ 
आती हैं जो स्त्री की मुक्ति और दीक्षा के निषेघपरक है। 


प्रवचनसारकी सुसम्बद्ध रचनाके प्रकाशमे कोई भी चिन्तक इन्हे ग्रन्थकारके द्वारा प्रवचन- 
सारमे रची गईं नही मान सकता । आचार्य कुन्दकुन्दने अपने अन्य पाहुडोमे इस बिषय पर लिखा 
है। हो सकता है कि ये गाथाएँ कुन्दकुन्द रचित हो । किन्तु उन्हे प्रवचनसारमे रचा गया था, यह 
हम माननेके लिये तैयार नही हैं । 

डा० उपाध्येने अपनी प्रस्तावनामे इस पर टिप्पणी करते हुएं लिखा है--'यह सुझाव कि 
अमृतचन्द्र ब्वेताम्बर थे अनेक कारणो से किसी भी तरह मान्य नहीं किया जा सकता । वे कारण 
इस प्रकार है-- 

१. अमृतचन्द्र २८ मूलगुण स्वीकार करते है जिनमे एक नग्नता भी है। (प्रव० ३॥८-९ गा०) 

२. वे प्रव० के तीसरे अधिकारकी गाथा ४, ५ और २५ मे आये 'यथाजातरूप' पदको 
स्वीकार करते है । 

३ वे अपने तत्त्वार्थभारमे विपरीत मिथ्यात्वका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं-- 


सम्रन्थोषपि च निम्नैन्थो ग्रासाहारी च केवली। 
रुचिरेवविधा यतन्र विपरीतं हि तद स्मृतस्‌॥ ५०६। 
सग्रल्थ भी निग्नेन्थ है, केवली कवलाहारी है जिसमे इस प्रकारकी श्रद्धा है वह विपरीत 
मिथ्यात्व है / दोनो बातें र्वेताम्बर मान्य हैं | 
दर्शंनसारमे काष्ठासघको जैनाभासोमे गिनाया है” और उनकी मान्यताओमे स्त्रीदीक्षा, 
क्षुल्लकोकी वोरचर्या, मयूरपिच्छिकाके स्थानमे गोपुक्छकी पीछी रखना आदि कहा है। यतः 
अमृतचन्द्रने स्त्रीदीक्षाके निषेधवाली गाथाओको स्थान नही दिया, इससे भी उन्हे काष्ठासधी 
समझने का भ्रम हुआ है। 
किन्तु समालोचकोने दर्शनसारकी स्थितिको मान्य नही किया है (देखो--भट्टारक स० पु० 
२१२) | तथा काष्ठासघसे सम्बद्ध माथुर, वागड, लाडवागड आदिमे अनेक प्रख्यात आचाये हुए हैं 
ओर उनका विपुल साहित्य वतंमान है। उसमे इस तरहकी कोई बात नही पायी जाती। ग्रन्थकी 
प्रशस्तियोसे ज्ञात होता है कि अग्रवाल दि० जेन जातिका सम्बन्ध काष्ठासघसे विद्येष था | 
ऐसा प्रतीत होता है कि सघोमे भी परस्परमे कुछ वेमनस्थ जेसा चलता था। इसकी एक 
कथा प्रेमीजीने अपने जैन साहित्य और इतिहासमे (पृ० ३९५१) दी है। 
अत. काष्ठासघको जैनाभास मानकर अमृतचन्द्रको भी बलात्‌ उससे सम्बद्ध करना उचित 
नही है। मूलसधके सस्थापक आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थो पर टीका रचनेवाले अत. जिनशासन 
प्रभावक और अध्यात्मकी सरिता प्रवाहित करनेवाले आचाय॑ अमृतचन्द्रके सम्बन्धभे किसी भी 
प्रकारकी अन्यथा कल्पना करना उचित नही है। जिन्हे अध्यात्म सह्य नही है वे तो कुन्दकुन्द 
को भी नही छोड़ते । किन्तु कुन्दकुन्द दिगम्त्र जेन शासनके सूत्रधार है, अत- किसीकी कुछ चलती 


८ लघुतत्त्वस्फोट 


नही । अमृतचन्द्र तो उन्हींके अनुगामी हैं। आगे हम उतकी रचनाओ पर प्रकाश डालेंगे, इससे 
उनकी स्थिति और भी सुस्पष्ट होकर सामने आयेगी । 


अमृतचन्द्रकी टीकाएँ 
पण्चास्तिकाय टोका ; ; 


पञ्चास्तिकायको टीकाके प्रारम्भमे अमृतचन्द्रने कुछ इलोकोके द्वारा पव्न्चास्तिकायकी 
मुख्य विषयसूची दी है कि पहले इस ग्रन्थमे सूत्रकार (क्ुन्दकुन्द) ने मूल पदार्थोका पाँच अस्ति- 
काय और छह द्रव्यहपसे कथन किया है। फिर जीव अजौवकी पर्याय नौ पदार्थोका कथन किया 
है। उसके परचात्‌ तत्त्वपरिज्ञानपुर्वंक रत्तत्रयात्मक मार्गंके द्वारा मोक्ष प्राप्तिका कथन किया है, 

इस प्रकारका विषय प्रतिपादन उनके अन्य टीका भ्रन्थोमे नही है। इससे हमे छूगा कि 
सभवतया अमृतचन्द्रते स्प्रथम पत्न्चास्तिकाय पर टीका रची थी। 

गाथाकी टीकामैं उन्होने गाथाके पूर्वाद्ध 'समवाओ पचण्ह समओ त्ति ।” का व्याख्यान करते 
हुए शब्दसमय, ज्ञानसमय और अर्थसमय ये त्तीन भेद समयके करके लिखा है कि इस ग्रन्थमे 
ज्ञानसमयकी प्रसिद्धिके लिये शब्दसमयके द्वारा अर्थंशलमयका कथन करना इष्ट है। उस 
अर्थसमयके दो भेद हैं--छोक और अलोक । आगे पञ्चास्तिकायोका वर्णन करते हुए उन्होने 
नयके दो भेद किये हैं--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक | तथा लिखा है कि भगवानुकी देशना दोनो 
नयोंके अधीन थी, एक नयके नही । , | 


कुन्दकुन्दके इस ग्रन्थमे सर्वश्रथम सत्ताका विवेचन है। उसका व्याख्यान भी उतना ही 
महत्त्वपृण है जितनी महत्त्वपूर्ण यह गाथा है। एक तरहसे जैनाभिमत द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद 
व्यय ध्रौव्यका विइलेषण इसके द्वारा हो जाता है। यह उसकी आधारक्चिका है। इसमे सत्ताको 
सप्रतिपक्षा कहा है। अर्थात्‌ सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्रने 
लिखा है-- | 


सत्ताके दो प्रकार हैं--महासत्ता और अवान्तरसत्ता। सब पदार्थसमूहमे रहनेवाली और 
उनमे सादृश्यरूप, अस्तित्वको सूचित करनेवाली महातत्ता है | और एक ही प्रतिनियत वस्तुमे 
रहनेवाली अवान्तर सत्ता है जो उसके स्वरूपास्तित्वकी सूचिका है, उसके बिना भ्रत्येक वस्तुका 
प्रतिनियत स्वरूप नही हो सकता । उनमे महासत्ता अवान्तर सत्तारूपसे असत्ता है और अवान्तर 
सत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है। इस प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता हैँ। एक ही वस्तुमे दृष्टि भेद 
से दोनो रहते हैं। महासत्ता सब पदार्थोमे रहती है, अवान्तर सत्ता एक ही पदार्थमे रहती है । अत 
महासत्ता एक हे, अवान्तर सत्ता अनेक हैं, क्योकि एक वस्तुकी स्वरूपसत्ता अन्य वस्तुकी स्वरूप 
सत्ता नही हो सकती । सत्ता उत्पाद, व्यय-प्रौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा है। किन्तु जिस स्वरूपसे 
उत्पाद है उस स्वरूपसे उत्पाद ही है। जिस स्वरूपसे व्यय है उस स्वरूपसे व्यय ही है, और जिस 
स्वरूपसे ध्रौव्य है उस स्वरूपसे भ्रौव्य ही हे । जेसे पिण्डहपसे विनाश ही है, घट रूपसे उत्पाद ही 
है और मिट्टीरूपसे ध्रौव्य ही हे। तो वस्तुका उत्पद्यमान स्वरूप घट, विनद्ञमान रूप पिष्ड और 
स्थायी रूप मिट्टी ये तीनो उत्पाद व्यय भौव्यरूप त्रिककक्षणात्मक न होने से अन्रिलक्षणात्मक हूं। 
अत- सत्ता ब्रिलक्षाणा भी है ओर अधिलक्षणा मो है।. «। हे के ४ 


प्रस्तावता ५ 


इस प्रकार इस गाथाकी व्याख्या द्वारा अमृतचन्द्रने बडी सरकृतासे समझाया है। इसे 
हृदयगम कर लेनेसे जैन वस्तुव्यवस्था करतलवत्‌ स्पष्ट हो जाती है। 

आगे इस प्रकरणमे द्वव्योंके सामान्य स्वरूपका विवेचन करते हुए द्रव्य गुण पर्यायकी स्थिति 
को स्पष्ट किया हैं । 

दुसरे प्रकरणमे प्रत्येक द्रव्यका विस्तारसे विवेचन है। 

जीव द्रव्यका विवेचन करते हुए स्वामी कुन्दकुन्दाचार्यने जीव और कर्मकी स्थितिको 
विस्तारसे स्पष्ट करते हुए यह स्थापित किया है कि निरचयनयसे कर्म, अपना कर्ता है और व्यव- 
हारसे जीवके भावका कर्ता है। जीव भी नि३चयसे अपने भावका कर्ता है, और व्यवहारसे कर्म॑- 
का कर्ता है। अमृतचन्द्रने अपनी टीकाके द्वारा इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है । 

आज कल जीव और कमंका सम्बन्ध मुख्य विवादका विषय है । व्यवहारका अवलूम्बन 
लेनेवाले जीवंकी परतन्त्रताका मुख्य कारण जीवको न मानकर कर्मको मानते है। तथा कमंका 
कर्ता जीवको मानते हैं। किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं-- 

कुव्व॒ सग॒सभाव अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स। 
ण हि पोग्गलकम्माण इृदि जिणवयण मुर्णेयव्व ॥६२॥ 

आत्मा अपने परिणामोको करता हुआ अपने परिणामका कर्ता होता है, पुदुगल कर्मोका 
कर्ता आत्मा नही है, यह जिनवचन जानना चाहिए। 

धममंद्रव्य और अधर्मंद्रव्यके सज्भावमे युक्‍्ति देते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि उनके 
सद्भावसे लोक अलछोककी स्थिति और गति स्थिति होती है। (गा० ८७) 

इसकी टीकामे अमृतचन्द्रने लिखा है-- 

'धर्मं और अधर्म द्रव्य विद्यमान है, क्योकि उनके विना छोक अलोकका' विभाग नही बन 
सकता । जीव और पुद्गल स्वभावसे हो गति और स्थितिरूप परिणाम करते हैं, स्वयं ही गति- 
रूप और गतिपूर्वक स्थितिरूप परिणामको करते हुए जीव और पुद्गलोके बाह्य कारण धर्म 
अधर्म न होते तो निर्बाध गति स्थिति परिणाम होनेसे जीव और पुदुगलका गमन अलोकमे भी 
हो जाता । तब लोक अलोक विभाग सिद्ध नही होता । किन्तु जीव और पुद्गलकी गति और 
गतिपूर्वक स्थितिका बाह्य कारणरूपसे धर्मं और अधमंका सद्भाव मानने पर लोक और अलोकका 
विभाग बन जाता है किन्तु ये दोनो गति और स्थितिके मुख्य कारण नही है, उदासीन कारण 
है। निश्चयसे तो सब गति-स्थितिमान्‌ पदार्थ स्वपरिणामसे ही गति और स्थिति करते है |! 

इसके तीसरे प्रकरणमे मोक्षमार्गंकी चर्चा करते हुए अमृतचन्द्रने गा" १५९ की टीकाके 
अन्तमे लिखा है-- 

एवं हि शुद्धद्रव्याश्चितमभिन्‍्नसाध्यसाधनभाव निरचयनयमाश्रित्य मोक्षमार्गप्ररूपणस्‌ । यत्तु 
पू्वमुहिष्ट तत्स्वपरप्रत्ययपर्यायाश्रित भिन्‍नसाध्यसाधनभाव व्यवहारनयमाश्रित्य प्ररूपितम्‌॥ न॑ 
चेतद्‌ विप्रतिसिद्ध निश्चयव्यवहारयों साध्यसाधनभावत्वात्सुवर्णसुवर्णपाषाणवत्त्‌ ।” 

अर्थात्‌ मोक्षमा्गंके कथनके दो प्रकार है--एक निश्चयनयनसे और एक व्यवहारनयसे । 
निश्चयनयाश्रित कथन छुद्धद्रव्याश्चित होता है और उसमे साध्य-साधनका भेद नही होता है। 
किन्तु व्यवहारनयाश्रित कथन्‌ स्वप्रनिमित्तक पर्यायाश्चित होता है और उसमे साध्य साधनका 

र्‌ हि 


१० लघुतत्त्वस्फोट 


भेद होता है। इसमे कोई विरोध नही है क्योकि निश्चय और व्यवहारमे उसी प्रकार साध्य 
साधनभाव है जैसे सुचर्ण और सुवर्णपाषाणमे है । 

आगे गाथा १६० मे निश्चय मोक्षमार्गके साधनरूपसे व्यवहार मोक्षमार्यका कथन है। 
और गाथा १६९१ मे व्यवहार मोक्षमार्गके साध्यरूपसे निइचय मोक्षमार्गंका कथन है। 


अ्रन्थके अन्तमे शास्त्रका तात्पर्य बतछाते हुए भमृतचन्द्रने लिखा है-- 


“इस शास्त्रका तात्पये परमार्थसे वीतरागता है। यह वीतरागता व्यवहार और निश्चयके 
अविरोध पूर्वक जानने पर ही इष्ट सिद्धिके लिये होती है। 

जिनकी बुद्धि अनादि कालीन भेदवासनासे ग्रस्त है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे 
भिन्‍न साध्य-साधनभावका अवलूम्बन छेकर सुखपूर्वक ससार समुद्रको पार करते हैं। वही कहते 
है--यह श्रद्धान करनेके योग्य और यह श्रद्धान करनेके योग्य नही है, यह श्रद्धान करनेवाला है, 
यह श्रद्धान है, यह अश्रद्धान है। यह जानने योग्य हैं, यह जाननेवाला है, यह ज्ञान है, यह ज्ञाता 
है, यह आचरण करने योग्य है, यह आचरण करने योग्य नही है, यह आचरण है, इस प्रकार 
कर्तव्य, अकतंव्य, कर्ता और कर्मके विभागको जाननेसे उनका उत्साह बढ जाता है। वे धीरे धोरे 
मोहको उखाडनेका प्रयत्न करते हैँ। कभी कभी अज्ञानवश प्रमादी होकर अपने कतंव्यमे शिथिल 
हो जाते हैं तो दोषके अनुसार प्रायदिचत लेते हैं। इस प्रकार साध्य आत्मा और साधन श्रद्धान 
ज्ञान चारित्रमे भेद करके थोडी थोडी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं। जैसे धोवी मलिन वस्त्रको पत्थर 
पर पछाडकर निर्मल जलसे धोता है। फिर निरचयनयमे भिन्‍न साध्य-साधनभावका अभाव होनेसे 
दर्शन-ज्ञान-चरित्रमय आत्मामे छीन होते हैं उस समय समस्त क्रियाकाण्डका आडम्बर शान्त हो 
जाता है भीर आत्मा निरविकल्प चैत्तन्यरूप हो जाता है। तब वे क्रमसे समरसीभावमे निमग्न होते 
हुए परम वीतराग भावको प्राप्त करके साक्षात्‌ मोक्षका अनुभवन करते हैं । 

भागे अमृतचन्द्रजी ने केवल व्यवहारावरूम्बी और केवछक निरचयावलरूम्बीका चित्रण 
विस्तारसे किया है। उसका आश्षम यह है कि केवल व्यवहारावरूम्बी बाह्य क्रियाकाण्डमे फँसा 
रहता है। वह कर्मचेतना प्रधान होता है अत यद्यपि वह अशुभ क्मंकी प्रवृत्तियोंसे दूर रहता 
है, किन्तु शुभक्मकी प्रवृत्तियोमे रमा रहता है। उसके सकल क्रियाकाण्डके आडम्बरसे रहित और 
दर्दान-ज्ञान-चरित्रकी ऐक्य परिणतिरूप ज्ञानचेतना किडिचित्‌ भी नहीं होती। उसको चित्तवृत्ति 
प्रचुर पुण्यवन्धके भारसे भरी होती है। अत चिरकाल तक ससार सागरमे भ्रमण करता है 7 

जो केवल निशचयावलम्बी होते हैं वे समस्त क्रियाकाण्डके आडम्वरसे विरक्‍्त होकर 
आँखोको अर्धनिमीलित करके सुख पूर्वक वेठे रहते हैं। वे भिन्‍न साध्य-प्ताधनभावको तो तिरस्कृत 
कर देते हैं ओर अभिन्‍न साध्य साधनको प्राप्त करनेमे असमर्थ होते हैं। इस तरह व्यवहार और 
निदचय दोनोसे ही भ्रष्ट होकर प्रमादी हो जाते है। वे पुण्यवन्धके मयसे ब्रतादिरूप मुनिधर्म 
सम्बन्धी कर्मंचेतनाको अपनाते नही हैं और परम नेप्कम्यंरूप ज्ञानचेत्तनाको प्राप्त नही कर सकते । 
अत व्यक्त और अव्यक्त प्रमादके अधीन होकर कर्मफलचेतना प्रधानवृत्ति होनेसे केवल पापका ही 
बन्ध करते हैं ।' 

किन्तु जो महाभाग पुन्जन्मके फन्‍्देसे छुटनेके लिए नित्य उद्योगशील रहते हैं और 
निरचय तथा व्यवहारभेसे किसी एकका अृवलूम्बन न करके ज्षत्यन्त मध्यस्थ रहते हैं. तथा शुद्ध 


प्रैस्तांवनां ११ 


चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमे स्थिरताके लिए सावधान रहते है। जब प्रमाद सत्ताता है तो उसको 
शास्त्र विहित क्रियाकाण्डरूप परिणतिसे दूर करते हुए भी अत्यन्त उदासीन रहते है। यथाशक्ति 
आत्माको आत्माके हारा आत्मामे अनुभवन करते हैं। वें स्वतत्त्वमें स्थिरताके अनुसार ऋमसे 
कर्मसन्यास करते हुए अत्यन्त निष्प्रमादी होकर कर्मफलचेतनासे अत्यन्त दूर होते है, और 
कमंचेतनाकी अनुभूतिसे उदासीन होते है, मात्र ज्ञानवेतनाकी अनुभूतिसे उत्पन्न वास्तविक 
आनन्दसे भरपुर होकर ससार समुद्रको पार करते है और इस तरह शाश्वत सुखके भोक्‍ता 
होते है ।! 
के इस प्रकार अमृतचन्द्रजीने पञ्चास्तिकायकी टीकाके अन्तमे निश्चय भौर व्यवहारके 
एकान्तका फल दिखाकर दोनोमे मध्यस्थ भावसे ही मोक्षमार्गगी सार्थकता बतलाई है। उन्होने 
जो यह उपपादान किया है वह उनसे पूर्व किसी भी ग्रन्थमे नहीं मिलता। मिले भी तो कैसे, 
सिद्धान्त ग्रन्थोमे तो केवल भेद रत्नन्रयका ही कथन है। वहाँ रत्नत्रयकी दो अवस्थाएँ दृष्टिगोचर 
नही होती। यह तो केवल अध्यात्मका विपय है, क्योकि सिद्धान्तका उद्देश्य मोक्षमागंका ज्ञान 
कराना है और अध्यात्मका उद्देश्य मोक्षमार्ग प्राप्त कराना है। कोई भी मुमुक्षु जब मोक्षमार्गमे 
लगता है तो भेद रत्नत्रयकी उपासनासे ही लगता है। भेद व्यवहारनयका विपय है अत बह 
सम्यगदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रमे और आत्मामे भेद करके उनकी उपासना करता है, 
क्योकि उसके बिना वह आत्माको समझ नही सकता | यही स्थिति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्रकी भी है। तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है ।. तत्त्वाथंका श्रद्धान होनेपर अगर पू्व॑ंगत 
अर्थका जानना सम्यग्ज्ञान है। और आचार आदि सूत्र ग्रन्थोमे वणित यतियोके चारित्ररूप तपमे 
चेष्टा सम्यकचा रित्र है। यह व्यवहार रत्नन्नयका स्वरूप है। 
इसमे अश्रद्धान, अज्ञान और अचारित्रकों त्यागकर श्रद्धान, ज्ञान और चारित्रको ग्रहण 
करनेका विकल्प रहता है । धीरे-धीरे विशिष्ट भावनावश स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक्चारित्रके एकमेक होते-होते जब त्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य यह आत्मा तन्‍्मय 
हो जाता है तब यह आत्मा ही निरचयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। 
साराश यह है कि व्यवहार मोक्षमार्ग स्व-पर प्रत्यय-पर्यायाश्रित होता है । और दह्षेन, ज्ञान- 
चारित्रके साथ किड्न्चितु भी परसमयप्रवृत्ति जबतक है तबतक निरचय मोक्षमार्ग नही है। जब 
पर समय प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप स्वसमय प्रवृत्ति होती है तभी दर्शन, ज्ञान, चारित्र साक्षात्‌ मोक्षरूप 
होते हैं । भत. किडज््चित्‌ भी पर समयरूप प्रवृत्ति हेय है । 
गाथा १६५ की टीकामे कहा है--गाथामे शुद्ध सप्रयोग शब्द आया है। मोक्षके साधनभूत 
भगवान्‌ जहंन्त आदिमे भक्तिबलसे अनुरंजित चित्तवृत्तिको शुद्ध सप्रयोग कहा है। यदि ज्ञानो भी 
अज्ञानके किव्चित्‌ आवेशवश ऐसा मानता है कि शुद्ध सप्रयोगसे मोक्ष होता है तो उसे भी रागका 
अश होनेसे 'पर समयमे रत” कहा जाता है। फिर जिनकी चित्तवृत्ति निरंकुश रागसे कलकित है 
उनका तो कहना ही क्या है। अत अहंन्त आदि के सम्बन्धमे भी क्रमसे रागका कणमात्र भी दूर 
करना चाहिए। 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अमृतचन्द्रजीने अहंन्त आदि की भक्तिरूप पर 
समयप्रवृत्तिको परम्परासे मोक्षका कारण स्वीकार किया है। यद्यपि स्वय कुन्दकुन्दने ऐसा नही 
कहा है । 


१२ लघुतत्वस्फोट 
प्रबनसार ढीका... 


प्रवचनसारकी टीकाके प्रारम्भमे ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्मा तथा अनेकान्तमय तेजकों 
नमस्कार करके अमृतचन्द्रने परमानन्दरूप सुधारसके पिपासु भव्योके हितके लिए प्रवचनसारको 
वृत्ति रचनेकी प्रतिज्ञा की है। 
प्रवचनसार पञ्चास्तिकायसे सब दृष्टियोसे महान है, ग्रन्धहपसे भी और अर्थरूपसे भी । 
इसमे तीन अधिकार हैं जिन्हे टीकाकारने ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र अधिकार नाम दिया है। जेसे 
यह ग्रथ महाच्‌ है उसी प्रकार इसकी टीका भी महान्‌ है। इसकी झब्दरचना अति गहन है, विषय 
तो गहन है ही । अमृतचन्द्रका वेदुष्य इसमे पद-पदपर मुखरित है। शब्दोका चयन भी अध्यात्मके 
अनुकूल है । कुछ शब्द और उपमाएँ तो एकदम नवीन जैसे प्रतीत होते हैं। पूरी टीका ससस्‍्क्ृत 
गद्यशेलीमे रचित है। जिसमे लम्बे-लम्बे समस्यन्त पद हैं। जैसे-- 
१ भाव्यभावकभावविजुम्भितातिनिर्भरेतरेतरसवलनविलीननिखिलस्वपरविभागतया । (१५) 
२ 'स्वपरप्रत्ययप्रवरतमानपुर्वोत्तरावस्थावतीणता रतम्योपदर्शितस्वभावविद्येषनेकत्वापत्ति । (२१) 
३ स्थात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वाथंश्रद्धानसयतत्व यौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञानमयात्म- 
कत्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्व । (३३३८) 
वाक्य रचना सरस और प्रसाद गुणयुक्त है। साहित्य, दर्शन और अध्यात्मकी त्रिवेणी 
प्रवाहित है जिसमे अवगाहन करके सासारिक तापसे तप्त प्राणियोको आध्यात्मिक शान्ति मिलती 
है और उनके ससार परिभ्रमणका अन्त समीप आता है। अस्तु, 
प्रवचनसारका प्रारम्भ एस (एप ) शब्दसे होता हैं। जिसका अर्थ अमृतचन्द्रने 'एष स्वसवें- 
दनप्रत्यक्षो दर्शानज्ञानसामान्यात्माह' किया है अर्थात्‌ स्वसवेदनसे प्रत्यक्ष और दर्शान सामान्य 
तथा ज्ञान सामान्यस्वरूप मैं आत्मा” महावीर तीर्थंकर, शेष त्तीथंकर सर्वंसिद्ध, आचार, उपाध्याय 
साधु, मनुष्यछोकमे वर्तमान तीर्थंकर इन सबको एकसाथ तथा पृथक्‌-पृथक्‌ भी नमस्कार करके 
उनके विदुद्ध ज्ञानदर्शनप्रधान आश्रमको प्राप्त करके 'वीतराग्रचारित्ररूप' साम्यभावकों धारण 
करता हूँ जिससे निर्वाणको प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दने चारित्रके कथनका सूत्रपात करके प्रथम अधिकारमे भती- 
न्द्रिय ज्ञान और सुखका, दूसरेमे जैन तत्त्वव्यवस्थाका और तीसरे अधिकारमे मुनिके चारित्रका 
वर्णन किया है । 
अमृतचन्द्रने उसकी उत्थानिकामे छिखा है--जिसके ससारका अन्त निकट है, सातिशय 
विवेकज्ञान जाग्रत हुआ है, एकान्तवादसम्बन्धी अभिनिवेश दूर हो गए है, वह अनेकात विद्याको 
जानकर समस्त पक्षपातकों छोडकर अत्यन्त मध्यस्थ हो, मोक्षक्ष्मीको उपादेयरूपसे निरचय 
करके मोक्षमार्गको स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता है । 
गाथा ६ मे कुन्दकुन्दने कहा है कि 'दर्शनज्ञानप्रधान चारित्रसे सासारिक विभवके साथ 
मोक्षकी प्राप्ति होती है।' इसपरसे टोकाकारने चारित्रके दो भेद किए हँ--सराग भर बीतराग । 
और कषायका छेश होनेसे सराग चारित्रको पुण्यबन्धका हेतु अतएवं हेय कहा है और समस्त 
कंषायसे रहित वीतरागचारित्रको निर्वाणकी प्राप्तिका कारण होनेसे उपादेय कहा है। इसी 


प्रस्तावर्ना १३ 


तरह गाथा ११ मे कुन्दकुन्दने चारित्रधम॑रूप परिणत आत्माके दो भेद किये है--शुद्धोपपोगी और 
शुभोपयोगी । एकका फल निर्वाण और दूसरेका फल स्वर्ग कहा है। इसकी व्याख्यामे अमृतचन्द्रने 
शुभोपयोगरूप चारित्रको अपना मोक्षरूप कार्य करनेमे असमर्थ और कथचित्‌ विरुद्ध कार्य करने- 
वाला कहा है। तथा गाथा १२ की उत्थानिका और दीकामे अशुभोपयोगको अत्यन्त हेय कहा 
है, उसमे चारित्रका लेश भी नही कहा । 

इस प्रकार अमृतचन्द्र जी शुभोपयोगरूप चारित्रको हेय तो कहते हैं किन्तु अशुभोपयोगकी 
तरह सर्वथा हेय नही कहते । 

तीसरे चारित्राधिका रमे गाथा ४५ मे स्वय कुन्दकुन्दने श्रमणोके दो भेद किये है । शुद्धोपयोगी 
और शुभोपयोगी । शुद्धोपथ्रोगी आख्रव रहित होते हैं और शुभोपयोगी आख्रव सहित होते हैं । 

इसकी टीकामे अमुतचन्द्रने लिखा है-- 

जो श्रामण्परूप परिणतिकी प्रत्तिज्ञा करके भी'कषायाशका उदय होनेसे समस्त पर द्रव्योसे 
निवृत्तिमे प्रवृत्त सुविशुद्ध दर्शन-ज्ञानस्वभाव आत्मतत्त्व प्रवृत्तिरूप शुद्धोपयोगकी भूमिका पर 
आरोहण करनेमे समर्थ नही है वे श्रमण हो सकते हैं या नही ? उसका उत्तर है कि 'धम्मेण 
परिणदप्पा' इत्यादि गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने स्वयं कहा है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ 
समवाय है। अत शुभोपयोगियोके भी धमम का सख््भाव होनेसे श्रमण हो सकते है । किन्तु वे शुद्धो- 
पयोगियोके बराबर नही होते । 

आगे कह है कि वे शुभोपयोगी श्रमण शुद्धोपयोगी श्रमणोमे अनुराग रखते है अत वे उनकी 
तमस्कार आदि पूर्वक वैयावृत्ति आदि भो शुद्धात्मवृत्तिकी स्थिरताके लिये करते हैं। आगे आचार्य 
कुन्दकुन्दने ही शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार वतलाई हैं--पर कल्याणकी भावनासे 
शान और दर्शंनका उपदेश देना, शिष्योको स्वीकार करके उनका पोषण करना, जिनेन्द्रकी पूजा 
का उपदेश देता । 

किन्तु दूसरे साधुओकी शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षाके अभिप्रायसे वेयावृत्य करते हुए जो साधु 
अपने सयमकी विराधना करता है वह मुनि पदसे च्युत हो जाता है। अत प्रवृत्ति सयमकी साधनाके 
लिये ही की जाती है। 

इस भ्रकार आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र दोनों ही शुभोपयोगको सर्वथा हेय नही 
कहते । गृहस्थ धर्ममे तो शुभोपयोगकी ही प्रधानता होती है। प्रवचनसारमे ही (२।६५) कहा है-- 
जीवका अशुद्ध उपयोग पर द्रब्यके सयोगका कारण होता है। उसके दो भेद हैं--विशुद्धि रूप 
उपरागवद शुभोपयोग होता है और सकलेदरूप उपरागवश अशुभोपयोग होता है। शुभोपयोग 
से पुण्यवघ और अशुभोपयोगसे पापबन्ध होता है। दोनोके अभावमे शुद्धोपयोग होता है। जो 
दर्शंनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी विशिष्ट क्षयोपशमरूप दशा होने पर देवाधिदेव अहन्त, 
सिद्ध और साधुमे श्रद्धा भाव रखता, उनका पूजन आदि करता है, समस्त प्राणियोमे कारुण्यभाव 
रखता है उसका उपयोग छुभ होता है, आदि। 

शुभोपयोगका फल इन्द्रिय सुख बताकर इन्द्रिय सुखको दु ख ही बतलाया है। तथा 
शुभोपयोगसे होनेवाले पुण्यवन्धकों दु खका बीज बतलाते हुए आचार्य दुन्दकुन्दने कहा है कि 
यदि शुभोपयोगरूप परिणामोसे उत्पन्न पुण्य है तो वह देवता पर्यन्त सब जीवोको विषयोकी 
तृष्णा उत्पन्न करता है * और तृष्णासे आकुल होकर वे जीव मरणपयेन्‍त विषय सुखमे ही रमे 


१४ लघुतत्त्वस्फौट 


रहते हैं, उन्‍्हीकी प्राप्ति और भोगमे उनका जीवन बीतता है। अत पापकी तरह पुण्य भी दु ख 
का कारण है। जो ऐसा नही मानता कि पाप पृण्यमे कोई भेद नहीं है वह अपार घोर ससारमे 
अमण करता है (१७४-७७) । गाथा ७४ की टीकामे अमृतचन्द्र जीने लिखा है-- 

उक्त प्रकारसे शुभ और अशुभ उपयोगके युगलकी तरह तथा सुख और दुःखके युगलको 
तरह परमार्थसे पुण्यपापका युगल भी नही ठहरता। दोनो ही आत्माके धर्म नही हैं। जो इन दोनोमे 
सुवर्ण ओर लोहेकी बेडीके समान अहंकार बुद्धिसे मेद मानता है और अहमिन्द्र आदि पदोका 
कारण मानकर धर्मानुराग करता है वह रागके वश होकर शुद्धोपयोगका तिरस्कार करता है और 
इस तरह जब तक ससारमे रहता है तब तक शारीरिक दुःख ही भोगता है। 

इस तरह आचार्य कुन्दकुल्दने ही शुभोपपोग और तज्जन्य पुण्यकों हैय कहा है और उन्ही 
का अनुसरण अमृतचन्द्रने भी किया है। तथा समस्त दु खोके क्षयके लिये शुद्धोपपोगको ही अपनाने 
पर जोर दिया है । 

प्रवचनसारमे (११४) शुद्धोपयोगी श्रमणका लक्षण सुविदित पदार्थंसूत्र, सयम-तपसयुत, 
विगतराग और समसुख-दुख कहा है। अमृत्तचन्द्रने प्रत्येक पदकी व्याख्या अध्यात्मदृष्टिसि इस 
प्रकार की है--- 

सूत्राथंके ज्ञाकेक बलसे स्व और पर द्रव्यके विभागके परिज्ञान श्रद्धान और विधानमे 
समथे होनेसे जो सुविदित पदार्थंसरत्र है, समस्त षद्कायके जीवोको मारनेके विकल्पसे तथा 
पाँचो इन्द्रियोके विषयोकी अभिलाषाके विकल्पसे हटकर अपने शुद्ध स्वरूपमे सयमित होनेसे 
और स्वरूपमे विश्वान्त निरविकल्प चैतन्यमे तपन करनेसे सयम और तपसे सहित है, समस्त 
मोहनोयके उदयसे रहित भावनाकी सुष्ठुतासे निविकार आत्मस्वरूपके प्रकट होनेसे विगतराग 
है, सातावेदनीय और असातावेदनीयके उदयसे होनेवाले सुख दू ख जनित परिणामोकी विषमता 
का अनुभव न करनेसे समसुख-दु ख है ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी होते हैं । 

शुद्धोपयोगके प्रसादसे ही आत्मा स्वय सर्वज्ञ सवंदर्शी स्वय ही होता है इस लिये उसे स्वयभू 
कहते हैं यह आचार्य कुल्दकुन्दका कथन है। आचार्य सभन्तभद्वने चौबीस तीर्थंकरोकी स्तुति रचते 
हुए प्रथम तीथंकरकी स्तुतिका प्रारम्भ 'स्वय-भू” शब्दसे किया है। इसी से वह स्तोत्र स्वय-भू स्तोत्र 
के भामसे ख्यात है। किन्तु स्वय-मूका यथार्थ आध्यात्मिक अर्थ तो सम्मवतया आचार्य अमृतचन्द्नने 
हो किया है। वह कहते हैं-- 

लोकमे षट्कारक प्रसिद्ध हैँ--कर्त्ता, कमं, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण। ईनें 
कारकोके द्वारा कार्यकी निष्पत्ति लोकमे मानी जाती है । जैसे कुम्हार घटका कर्चा है, घट उसकी 
कर्म है, दण्ड चक्र आदि करण हैं, पानी भरने आदिके लिये घट बनाया जाता है अत यह सम्प्रदान 
है। मिट्टीकी पिण्ड पर्यायसे घट बनाया जाता है, अत अपादान है। उसका भूमि ओदि अधि- 
करण है। किन्तु आत्माकी स्वरूपोपलव्धिरूप कार्यकी निष्पत्तिमे घट्कारकरूपसे एक आत्मा 
है वही अपना कर्ता, कम, आदि है। यही निरचय व्यवस्था है। तभी आत्माका यथार्थमे स्वय-भूः 
पना बनता है । सर 

आचार्य कुन्दकुन्दने इस ग्न्थमे मुनि या साधुके लिये श्रमण शब्दका प्रयोग किया है। इसीसे 
जैन सस्क्ृति श्रमण सस्क्ृति कही जाती है। भारतमे दो ही सस्क्ृतियाँ प्राचोनु हैं--अ्रमण हर ब्राह्मण 
और भाष्यकार पतञ्जलिके अनुसार दोनोमे शाइवतिक विरोध रहा है सैद्धान्तिक भेद हैं। 


प्रस्तावना १५ 


आचार्य अमृतचन्द्रने अपने पुरुषार्थसिद्धयपायके प्रारम्भभे एक बात बडे महत्त्वकी लिखी 
है कि उपदेष्टाको सबंप्रथम यति धमंका उपदेश देना चाहिये । जो उसे स्वीकार करनेमे असमर्थ 
हो उसको गुृहस्थ धर्मका उपदेश देना चाहिये । यह कथन बतलाता है कि मोक्षमार्गमे मुनि धर्मकी 
महत्ता है, क्योकि मुनि ही मोक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी होता है । यही बात आचार्य कुन्दकुन्दके 
प्रन्थोमे भी परिलक्षित होती है । बे श्रमणको लक्ष्य करके हो लिखते हैं। किन्तु इसका मतलूब यह 
नही कि गृहस्थको उसे पढनेका अधिकार नही है या उसे उन ग्रन्थोको पढ़ना नहीं चाहिये। 
यदि वह नही पढेगा तो मुनि केसे बनेगा । मुनि पद अज्ञानियोके लिये नही है। यह बात प्रवचन- 
सारकी मगल गाथाओकी उत्थानिकासे स्पष्ट है। अत इस प्रकरणकी गाथा ९१ की व्याख्यामे 
अमृतचन्द्रने लिखा है--“जो सामान्य-विश्येषात्मक द्रव्योको स्व और परके भेद सहित नही जानता 
या श्रद्धघान नही करता और यो ही मुनि पद धारण करके आत्माका दमन करता है वह मुन्ति 
नही है । जेसे जिसे धूलि और सोनेके कणोका भेद ज्ञात नही है वह धूलिको धोकर सोनेके कण 
प्राप्त नही कर सकता । उसी प्रकार उस अज्ञानी मुनिको भी राग रहित आत्मतत्त्वको प्राप्तिरप 
धर्मकी प्राप्ति नही हो सकती । अत इस अधिकारके आरम्भमे प्रन्थकारने यह प्रतिज्ना की है कि 
मैं साम्यभावरूप श्रामण्यको धारण करता हूँ जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। और प्रतिज्ञा करके 
साम्यभावको धर्म निश्चित करके साम्यभाव धर्मरूप परिणत आत्माकों ही धर्म कहा है तथा 
उसकी सिद्धिके लिये निर्वाण सुखका साधन शुद्धोपयोगको कहा है। शुद्धोपयोगके विरोधी शुभ 
और अज्युभ उपयोगका निराकरण करके शुद्धोपपोगका स्वरूप कहा है। उसीके प्रसादसे आत्माको 
स्वाभाविक ज्ञान और सुखकी प्राप्ति बतलाते हुए ज्ञान और सुखका स्वरूप कहा है । 
श्री जयसेनाचार्यकी टीकामे दो गाथाएँ इस प्रकरणके अन्तमे अधिक है। उनमे कहा है कि 
जो उक्त प्रकारके श्रमणको देखकर उनका वन्दन नमस्कार आदिसे सत्कार करता है, उससे वह 
धर्मको ग्रहण करता है और उससे मनुष्य वा तिर्यश्व॒ भवान्तरमे देव या मनुष्यगति प्राप्त करके 
सदा सम्पूर्ण मनोरथ होते हैं। 
गाथामे “धम्ममादियदि' पद है और जयसेनने धमंका अर्थ पुण्य किया है। कुन्दकुन्दने 
पुण्यके लिए धर्म जब्दका प्रयोग किया हो नही। अत ये गाथाएँ कुन्दकुन्दकृत नही हो सकती | न 
यहाँ उनकी आवश्यकता है। इससे पूर्व भी जयसेनको टीकामे इसी प्रकारकी नमस्कारात्मक गाथाएँ 
आई हैं। अमृतचन्द्रकी टीकामे आगत गाथा ८२ में तो निर्वाण प्राप्त अरहतोको नमस्कार किया 
ही है। वही इस प्रकरणके उपयुक्त है। 
प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारके अन्तमे अमृतचन्द्र लिखते हैं--'स्याद्वादकी मुद्रासे अकित 
जेनेन्द्र शब्दब्रह्म (द्रव्यश्रुत) जयवन्त होओ । उस शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्वकी उपलब्धि जय्रवन्त 
होओ, जिस आत्मतत्त्वकी उपलब्धिके प्रसादसे अनादि ससारसे बद्ध मोहकी गाँठ तत्काल खुल 
जाती है। परम वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोग जयवन्त होओ, जिसके प्रसादसे यह आत्मा स्वय 
धर्मरूप हो जाता हैं । 
उक्त वाक्य बहुमूल्य है जो बतलाते हैं कि आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका मूल जिनागमका 
अभ्यास है और जिनागमके अभ्यासके लिए स्याद्वादका परिज्ञान होना जरूरी है। उस आत्मतत्त्वकी 
उपेलब्धिसे ही अनादि ससार सान्‍्त हो जाता है और तब वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके द्वारा 
आत्मा स्वय धमरूप होकर शाश्बत सुखको भोगता है । 


१६ लघुतत्त्वस्फोट 


प्रवचनसा रका दूसरा ज्ञेयाधिकार तो अमृतचन्द्रकी देनसे भरपूर है। द्रव्य, गुण, पर्यायके तो 
वह विचक्षण पण्डित थे। इस अधिकारकी प्रथम गाथाकी टीकामे वह द्रव्यको विस्तार सामान्य 
समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक कहते हैं तथा गुणको एकाश्रय विस्तार विशेषा- 
त्मक और पर्यायको आयत विद्येषात्मक कहते हैं । 
विस्तारका अर्थ है चौडाई और आयतका अर्थ है लम्बाई। गुण ओर पर्याय ये दोनो द्रव्यके 
विद्येष हैं । गुण विस्तार विशेष है--द्रव्यके प्रत्येक अदमे सदा रहता है। पर्याय आयत विश्येष है 
अर्थात्‌ एकके बाद एकरूपसे सदा प्रवाहित होती हैं । पर्याय द्रव्यात्मक भी होती हैं और गुणात्मक 
भी। अनेक द्रव्योमे ऐक्यके बोधमे कारण द्रव्य पर्याय है। उसके दो भेद हैं--समानजातीय और 
असमानजातीय । अनेक पुदुगलोके मेलसे निष्पन्न स्कन्ध समानजातीय द्रव्य पर्याय है। तथा जीव 
और पुद्गलके सयोगसे निष्पन्न देव मनुष्य आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । 
गुणपर्यायके भी दो भेद हैं--स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय | समस्त द्रव्योंके अपने-अपने 
अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रकट होनेवाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप अनेकताकी अनुभूति 
स्वभाव पर्याय है। तथा रूपादि या ज्ञानादिके स्व और पर कारणके द्वारा प्रवतंमान पुर्व और 
उत्तर अवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकताकी 
प्राप्ति विभावपर्याय है । ] 
अमृतचन्द्रजीने मोहका लक्षण तत्त्वको न जानना कहा है। यह लक्षण बहुत ही उपयुक्त 
है। तत्त्वको न जाननेके कारण ही अज्ञानी प्राणी मोहमे पडता है। यदि तत्त्वको जान ले तो मोह 
दूर हो जाये । 
की गाथा ९५ में आचार्य कुन्दकुन्दने द्वव्यके लक्षण उत्पाद-व्यय-प्रौव्य तथा गुण-पर्याययुक्त कहे 
हैं। अमृतचन्द्रजीने उसकी व्याख्यामे इन्हे दृष्टान्तपुवंक स्पष्ट करते हुए गुणके दो भेद कहे है-- 
सामान्य और विशेष । तथा अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वेगतत्व, 
असवंगतत्त्व, सम्रदेशत्व, अभ्रदेशत्व, मूतंत्व, अमूतंत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, 
कतुंत्व, अकतृंत्व, भोकतृत्व, अभोक्‍तृत्व और अगुरुलघुत्व आदिको सामान्य गुण कहा है, वथा अव- 
गाहहेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणता, वर्तंनाहेतुता, रूपादिमत्ता, और चेतनत्वको विशेष 
गुण कहा है । 
४ जाग देवसेनकी आलापपद्धतिमे गुणोके भेदोका विस्तारसे कथन होनेसे स्व०डा०ए०एन० 
उपाध्येने प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामे यह सम्भावना व्यक्त की है कि अमृ तचन्द्र आलाप- 
पद्धतिसे परिचित थे । किन्तु हमे यह नही जचता, क्योकि अमृतचन्द्रते निशचयनय और व्यवहार- 
नयके किसी भी भेदका निर्देश नहीं किया जो आलाप पद्धतिमे वणित है। अमृतचन्द्रके उत्तरकालीन 
टीकाकार ब्रह्मदेव और जयसेनकी टीकाओमे उनका प्रयोग पाया जाता है। ये दोनो टीकाकार 
आलापपद्धतिसे सुपरिचित थे । 
अमृतचन्द्रजीने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारकी टीकामे अस्तित्व या सत्ता, उत्पाद व्यय 
प्रौव्य, और गुण-पर्यायका जो स्पष्ट विवेचन किया है जो अन्यन्र नही देखा जाता। 
अस्तित्वका वर्णन करते हुए वह कहते हैं--अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव हैँ और वह अन्य 
साधनसे निरपेक्ष होनेके कारण अनादि अनन्त हे। तथा द्रव्य गुण पर्यायका अस्तित्व एक ही है 
भिन्‍त भिन्‍न नही हे, क्योकि गुण पर्यायें द्रव्यसे ही निष्पत्न होती हैं, और द्रव्य गुण पर्यायोंसे 
निष्पन्न होता हे। इसी तरह उत्पाद-व्यय-प्लौव्य और द्वव्यका अस्तित्व भी एक ही है, क्योकि 


प्रस्तावना १७ 


उत्पाद व्यय श्रौव्य द्रव्यरूप हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है । 


उन्होने अस्तित्वके दो भेद किये है स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व । उक्त कथन स्वरूपा- 
स्तित्वका है। गाथा ९८ की टीकामे वह लिखते हैं-- 

द्रव्योंसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नही होती, क्योकि सब द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं। और स्वभाव 
सिद्ध इसलिये हैं कि अनादि-निधन है। जो अनादि अनन्त होता है वह अन्य साधनोकी अपेक्षा 
नही रखता। जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो पर्याय है। जैसे मनुष्य या स्कन्ध । द्रव्य तो 
त्रिकालस्थायी होता है । इस प्रकार उन्होने द्रव्य गुण पर्याय तथा उत्पाद व्यय भ्रौव्यको खूब स्पष्ट 
किया है । 

उत्पाद व्ययके विना नही होता । व्यय उत्पादके बिना नही होता और उत्पाद व्यथ दोनो 
प्रौव्यके बिना नही होते । तथा भश्रौव्य उत्पाद व्ययके विना नही होता । अत. जो उत्पाद है वही 
व्यय है। जो व्यय है वही उत्पाद है और जो उत्पाद व्यय है वही भ्रौव्य है। जो भ्रौव्य है वही 
उत्पाद व्यय है। जेसे--जो घटका उत्पाद है वही मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योकि मिट्टीकी 
पिण्ड पर्यायका विनाश हुए बिना घट उत्पन्न नही होता । जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घट 
का उत्पाद है, क्योकि अभाव भावान्तर स्वभावरूप देखा जाता है। जो घटका उत्पाद और पिण्ड 
का विनाश है वही मिट्टीकी श्रुवता है, क्योकि पर्यायके बिना द्वव्यकी स्थिति नही है। जो मिट्टीकी 
श्रुवत्ता है वही घटकी उत्पत्ति और पिण्डका विनाश है, क्योकि द्रव्यकी प्रुवताके बिना पर्याय 
नही होती। 

यदि ऐसा नही माना जाता है तो उत्पाद व्यय क्रौव्यको भिन्‍न-भिन्‍न मानना होगा और 
ऐसी स्थितिमे केवल उत्पाद मानने पर घटका उत्पाद नही होगा। होगा तो असत्‌का' उत्पाद 
होगा, क्योकि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके विनाशसे घटका उत्पाद होता था। वह आप मानते नही, 
उसके बिना घट उत्पन्न नही होगा । घटके उत्पन्त न होने पर सभी पदार्थोका उत्पाद नही होगा । 
असत्‌का उत्पाद सानने पर आकाशके फूल आदि असभव वस्तुओका भी उत्पाद मानना होगा । 
तथा केवल विनाश मानने पर विनाशका कारण न होनेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश नही होगा । 
क्योकि घटके उत्पन्त होनेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश होता था। यदि सतूका विनाश मानेंगे तो 
ज्ञानादिका भी नाश मानना होगा । तथा केवल श्रौव्य मानने पर मिट्टीको स्थिति नहीं रहेगी। 
क्योकि पिण्डादि पर्यायके बिना मिट्टीकी स्थिति नही है। या फिर मिट्टीको सर्वथा नित्य या सर्वथा 
क्षणक मानना होगा । यहो दशा अन्य सब पदार्थोकी भो प्राप्त होगी । इसलिये उत्तरोत्तर पर्यायो 
के उत्पाद और पूछ पूर्व पर्यायोके विनाश तथा मूलवस्तुकी प्रौन्‍्यतारूप त्रेलक्षण्यसे युक्त द्रव्य 
मानना चाहिये । 

किन्तु उत्पाद व्यय श्रौव्य पर्यायके आश्रित है और पर्याय द्वव्यके आश्रित है। ये सब मिल- 
कर एक ही द्रव्य है। द्रव्य समुदायों है, अत वह उत्पाद व्यय भ्रौव्यका समुदाय है। जेसे वृक्ष 
स्कन्ध मूल और दाखाका समुदायरूप है इसी प्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायोका समुदायात्मक है। और 
पर्याय उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप हैं। यदि उत्पाद व्यय प्रौव्य पर्यायोका न मानकर द्रव्यका ही माना 
जाये तो सब गडबडा जाये । जैसे यदि द्रव्यका नाश माना जाये तो एक ही क्षणमे सब द्रव्योका नाश 
होनेसे जगत द्रव्यसे शुन्य हो जाये । यदि द्व व्यका उत्पाद माना जाये तो प्रति समय द्रव्यके उत्पन्न 
होनेसे द्रव्योकी सख्या अनन्त हो जावे तथा असत्‌की उत्पत्तिका प्रसग आवे । इसी तरह द्रव्यको धुव 

डरे 


१८ लघुतत्वस्फोट 


मानने पर क्रम-क्रमसे होनेवाली पर्यायोका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव हो जाये । अत उत्पाद 
व्यय भ्रौव्य पर्यायाश्रित हैं और पर्याय द्रव्याश्रित है। तथा ये सब मिलकर एक द्रव्य होता है । 
हम हा ९९ की टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है जो प्रकारान्तरसे पर्याये।की क्रमवद्धता पर प्रकाश 
डालती है। 
उन्होंने दो शब्दोका प्रयोग किया है--द्रव्यवास्तु और द्रव्यवुत्ति | द्रध्यवास्तुस उनका 
अभिप्राय है--द्रव्यका आश्रय अर्थात्‌ उसके प्रदेशरूप स्वक्षेत्र । तो द्रव्य तो एक और अखण्ड है 
किन्तु उसका जो विस्तार है उस्त विस्‍्ष्तारके क्रममे वर्तमान जो सु क्रम अश्ञ हैं वे कहलाते हैं प्रदेश । 
इन प्रदेशोकें ही कारण आकाश सर्वेग्यापी और शोप द्रव्य अव्यापि कहे जाते है। तो जैसे एक भी 
द्रव्यके प्रदेश होते हैं वेसे ही द्रव्यका अस्तित्व एक होने पर भी उसमे जो प्रति समय परिवतंन 
होता है उन्हे पर्याय कहते है। अमृतचन्द्रजीने प्रदेशोको “विष्कम्भक्रमप्रवृत्तिवति' सूक्ष्म अश 
कहा है। विष्कम्भ-विस्तार एकाथंक हैं। एक अखण्ड द्वव्यका जो एक प्रदेश हूं वह दूसरा नही हे । 
जो दूसरा प्रदेश हे, चह तीसरा नही है, ऐसा विचार करने पर द्रव्य अपने विस्तारक्रमसे बहु- 
प्रदेशी सिद्ध होता है। तथा एक द्रव्यकी एक समयकी पर्याय दूसरे समयवर्ती पर्याय नहीं है। 
दूसरे समयवर्ती पर्याय तीसरे समयवतोी नही है। ये प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवृत्ति सक्षम अश है। पञ्चा- 
ध्यायीका रने द्रव्य द्रव्याँश, गुण गुणाशरूपमे इनका वर्णन बहुत विस्तारसे किया है। 
अमृतचन्द्रजीने इन्हे स्पष्ट करनेके लिये मोतियोकी मालाका उदाहरण दिया है । जैसे मोति- 
थोकी मालामे सभी मोती अपने-अपने स्थानमे चमकते हैं। जब माला फेरते हैं तो आगे-आगेके 
मोती अपने अपने स्थान पर उदित होते जाते हैं और उनसे पूर्वके मोतो विलय होते जाते हैं। 
किन्तु उनमे पिरोया गया डोरा एकरूपसे अवस्थित रहता है । इसी प्रकार परिणमनशील नित्य 
द्रव्यमे सभी पर्यायें अपने-अपने समयमें प्रकाशित होते हुए उत्तरोत्तर परिणाम उत्पन्न होते हैं, पु 
पूर्व परिणाम विलय होते हैं तथा सवंत्र पर्यायोमे अनुस्यूत प्रवाह अवस्थित रहता है । यही उत्पाद- 
व्यय ध्रौव्यरूपता है। 
यहाँ जो विष्कम्भक्रम प्रवृत्तिवृत्ति सुक्ष्माशको प्रदेश तथा प्रवाहक्रम प्रवृत्तिवृत्ति सुर्माशको 
परिणाम या पर्याय कहा है, आगे गाथा १४१ की टीकामे इन्हीके समूहको तियंक्‌ प्रचय और ऊष्च॑ 
प्रचय नाम दिया है। और प्रदेशोके समूहको तियंक्‌ प्रचय तथा समय-समयमे होनेवाली पर्यायोंके 
समूहको ऊध्व॑ प्रचय कहा है। तथा कहा है कि सब बहुप्रदेशीं द्वव्योमे तियंक्‌ प्रचय होता है। 
परन्तु काल द्रव्यमे नही होता, क्योकि वह श्क्तिरूपसे भी एक प्रदेशी है। ऊध्वे प्रचय तो सभी 
द्रव्योमे अनिवाय है, क्योकि द्वव्यकी वृत्ति त्रिकालवर्ती है। किन्तु इतना अन्तर है कि काल द्व॒व्यके 
सिवाय शेष द्रव्योका ऊर्व॑ प्रचण समयविशिष्ट वृत्तियोका प्रचय है और समयोका प्रचय काल 
द्रव्यका प्रचय है। इस अन्तरका कारण यह है कि शोष द्रव्योकी वृत्ति तो समयसे भिन्‍न है, 
इसलिए उसे समय विशिष्ट वृत्ति कहा है, किन्तु काल द्रव्यकी वृत्ति तो स्वयं समयरूप है, क्योकि 
समय काल द्रव्यकी ही तो पर्याय है । 
गाथा १४२ की टीकामे इसे ओर भी स्पष्ट किया है। यह्‌ सब कथन आचार्य अमृतचन्द्रकी 
ही देन है। रे 
जेनदरद्ंनमे काल द्रव्यको एकप्रदेशी क्यो माचा गया इसकी उपपत्ति भी गाथा १४४ की 
टीकामे अमृतचन्द्रने दी है जो अन्यत्र हमारे देखनेमे नही आई । 


प्रस्तावना १९, 


जौ पहले स्वरूपास्तित्व कहा था वह द्रव्यका स्वभाव ही है उसीसे स्व और परका भेद- 
ज्ञान होता हैं। अत उसे ही पद पद पर जाननेकी प्रेरणा अमृतचन्द्र जी करते हैं। उसके होने 
पर ही मोह दूर होता है। 

गाथा १५५ मे आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके शुभ अशुभ दो भेद किये है। अमृतचन्द्रजी 
ने उपयोगके शुद्धऔर अशुद्ध भेद करके अशुद्धके शुभ और अशुभ भेद किये हैं। यह्‌ उनका वैशिष्टय 
है। निरुपराग उपयोग शुद्ध होता है, सोपराग अशुद्ध होता है । उपरागके भी दो भेद हैं-एक विशुद्धि- 
रूप और एक सक्‍्लेशरूप । विशुद्धिरूप राग शुभ है। सक्‍लेशरूप अशुभ है। यह शुभ अशुभरूप 
उपयोग ही पर द्रव्यके संयोगमे कारण होता है। शरीर वचन मन ये सब पर द्रव्य है। स्व और 
परका ज्ञान न होनेसे ही जीव पर द्रव्यमे प्रवृत्ति करता हैं, अत स्व द्रव्यमे प्रवृत्तिके लिए भेद- 
ज्ञान आवश्यक है। 

गाथा १८४-१८५ में कहा हे कि पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म नही है, क्योकि आत्मा पर 
द्रव्यके ग्रहण और त्यागसे रहित है । इन परसे प्रइन हुआ तब आत्मा कैसे पुदूगल कर्मोके द्वारा ग्रहण 
किया या छोडा जाता है। उत्तरमे कहा है कि ससार अवस्थामे जीव अपने परिणामोकों करता 
है। उनको निमित्त करके पुद्गल कर्म स्वय ही जीवसे बँधते या छूटते हैं । 

गाथा १८५९ की टीकामे इस कथनका सार उपस्थित किया गया है-- जो इस प्रकार है-- 


'राग परिणाम ही आत्माका कर्म है वही पुण्य पापरूप है। राग परिणामका ही आत्मा 
कर्ता है, उसीका ग्रहण और त्याग करनेवाला है, यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाले निश्चय- 
नयका कथन है। और पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है वही पुण्य पापरूप है, आत्मा पुद्गल 
परिणामका कर्ता, ग्रहण और त्याग करनेवाला है। यह अशुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहार- 
नयका कथन है। ये दोनो ही नय हैं, क्योकि शुद्ध और अशुद्ध दोनो रूपसे द्वव्यकी प्रतीति होती 
है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम होनेसे ग्रहण किया गया है, क्योकि साध्य है, शुद्ध आत्मा 
और निशचयनय द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक है, अत वही साधकतम है, अशुद्ध आत्माका प्रकाशक 
व्यवहारतय साधकतम नही है । 

इस प्रकार अमृतचन्द्रजीने व्यवहारनयको स्वीकार करते हुए भी मोक्षमार्गमे निश्चयनयको 
ही साधकतम कहा है। आगे कहा है जो साधु शुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले निर्चयनयसे निरपेक्ष 
रहकर अशुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहारतयके मोहमे पडकर परद्रव्यमे ममत्व करता है वह 
शुद्धात्म परिणतिरूप मुनिमार्गको दूरसे ही छोडकर अशुद्धात्मपरिणतिरूप कुमार्गमे जाता है । 

ज्ञेयाधिकारके अन्तमे और च रणानुयोग चूलिकाके प्रारम्भभे अमृतचन्द्रजीने दो पद्य बडे 
महत्त्वके कहे हैं-- 

द्रव्यानसारि चरण चरणानुसारि 
द्रव्य मिथो दृयमिद ननु सत्यपेक्षम । 
तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु. मोक्षमार्ग 
द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य ॥ 

अर्थ--चारित्र द्रव्यके अनुसार होता है और द्रव्य चारित्रके अनुसार होता है। ये दोनो 
सापेक्ष है। इसलिए या तो द्रव्यका आश्रय छेकर या चारित्रका आश्रय लेकर मुमुक्षु मोक्षमार्गमे 

आरोहण करे। 


२० छपघुतत्वस्फोट 


द्रणस्थ सिद्धो चरणम्य मिद्धि, 
द्रव्पस्थ मिद्धिश्नरणस्थ गिद्ठी । 
बुदृध्येति. कमविर्ता परेंदपि 
॥ द्रव्याविरद्ध॑ परणे॑ भरन्चु॥ 
अमे--द्रव्यफी सिद्धिगें चारिष्रागे निश्चि हैं। चारित्रात सिद्धिगे >ब्यकी भिद्धि है, यह 
जानकर कर्मोमे अविरत दूसरे भी द्रव्यसे अथिरद्ध भारियका आचरण करो | 
ये दो पद्च द्रव्य और चारित्रकी परस्पर सापेध्ता बायलाते हैं। या द्रव्यसे मतठय आात्म- 
द्रव्पसे है। उसीफे स्वरूपबोधके लिये प्रथम दो अधिकार पढ़े गये हैं। तदनत्तर चारिव्रिका कथन 
है। अत चारित्रकी मिद्धिके लिए द्रव्यकी सिद्धि, उसके यथार्थ स्यस्पका शानपूर्वंक श्रद्धात आब- 
इयक है और च्ारित्रकी सिद्धिमे ही घुद्ध आत्मद्रव्पफी सिद्धि.आ्राप्ति होती है। अत चारिषण 
पालन करना चाहिए । शुद्ध आस्मद्रव्यकी प्रतोनिके ब्रिना चारिश्रका पादन संसारका उन्छेद नहीं 
कर सकता | जो समारका उच्छेद न करे वह घारितर धर्म कैसे हो सता है । 
प्रवचनसारकी टीकाफे अन्तमे ४७ नगयोफ़े द्वारा आत्माका कथन विया गया है। थे नय हैं-- 
द्रव्ममय १, पर्यायनय २, अग्तित्यनय ३, सास्तित्वनय ४, अस्तित्वनास्तित्वनय ५, अवम्तव्यनय ६, 
अस्तित्वाववतव्यनय ७, नास्तित्वावस्नव्यनय ८, अस्तित्व-नास्नित्वावकतव्यनय ९५, विवल्पनय १०, 
अविकल्पनय, ११, नामनय १२, स्थापनानय १३, द्रव्यनय १८, भावनय १५, सामान्यनय १६, विशेप- 
नय १७, नित्यनय १८, अनित्यनय १५, स्वंगतनय २०, असर्वंगतनय २१, शुन्यनय २२, अधुन्य- 
नय २३, ज्ञानज्ञ याहंतनय २४, ज्ञानन्न यहेतनय २५, नियतिनय २६, अनियतिनय २७, स्वभाव- 
नय २८, अस्वभावनय २९५, कालनय ३०, अकालनय ३१, पुरुषकारनय ३३, दैवनय ३३, ईश्वर- 
नय ३४, अनीब्वरनय ३५, गुणिनय ३६, अगुणिनय ३७, कतुंनय ३८, अकतुंनय ३९ भोवतृनय ४०, 
अभोवतृनय ४१, क्रियानय ४२, ज्ञाननय ४३, व्यवहार्तय ४४, निरचयनय ४५, अशुद्धनय ४६, 
शुद्धनय ४७ । इनमे प्राय सभी मतवाद आ जाते हैं । 
समयसार टीका-- 
आचार्य कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थकों समयप्राभूत नाम दिया है। यथा--'वोच्छामि समय- 
पाहुड' । किन्तु अमृतचन्द्रने अपनी टीकाके प्रथम मगल इलोकमे 'नम समयभाराय” लिखा और 
ग्रन्थका नाम समयसार ही रूढ हो गया । उन्होने अपनी दीकामे उपसंहारात्मक जो पद्म लिखे वे भी 
समयसार कलशके नामसे ख्यात हुए। अर्थात्‌ थे पद्य समयसाररूपी मन्दिरके शिखर पर कलणके 
तुल्य है। उन पर आचार्य शुभचन्द्रने सस्कृत टीका रची। राजमल्लने ढुढारों भापामे उनकी 
टीका रची । उसे पढ़कर कविवर वनारसीदासने नाटक समयसार रचा जिसमे उन्होंने लिएा-- 
'त्ञाटक सुनत हिय फाटक खुलुत हैं' 
अर्थात्‌ समयसार नाटकको सुननेसे हृदयके फाटक खुल जाते हैं। समय सारको नाटकका 
रूप देनेका श्रेय भी अमृतचन्द्रको ही है । प्रथम गाथाकी उत्थानिका है--अथ सूत्ावतार । जब 
नाटक प्रारम्भ होता है तो रगमच पर सूत्रधार आता है। यह सूत्रावतार भी उसीका प्रतिनिधि 
है। ३८वी गाथाके अन्तमे लिखा है पूर्वरद्ध समाप्त '। 
इसका मतलब है कि सूत्रधारका कार्य समाप्त हुआ । अब नाटक प्रारम्भ होता है। आगे 
लिखा हें-- 


प्रस्तावनां २१ 


अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशत ।” अर्थात्‌ जीव और अजीव दोनो एकमेक होकर 
रगमचपर प्रवेश करते हैं। ससाररूपी नाटकका यही तो सूत्रपात है कि जीवने सोपाधि स्वरूपको 
ही अपना स्वरूप मान लिया है उसे जड और चेतनका बोध नही है। इसीका चित्रण छहढालाको 
प्रथम ढालमे प० दौलतराम जी ने किया है | 

दूसरे कतृकर्माधिका रक्े प्रारम्भभे लिखते है--जीव और अजीव ही कर्ता और कमंका वेष 
धारण करके प्रवेश करते हैं । 

समयसारके दूसरे टीकाकार जैयसेनने भी अमृतचन्द्रका ही अनुसरण करते हुए उसमे भी 
नि३चयनय और व्यवहारनयका प्रयोग किया है' यथा-- 

“इस प्रकार जीवाजीवाधिकाररूपी रगभूमिमे श्यगार सहित पात्रके समान दोनो व्यवहार- 
नयसे एकीभूत होकर प्रविष्ट हुए और निशचयसे तो श्वूगार रहित पात्रकी तरह जुदे होकर 
चले गये।' 

तथा कतुंकर्माधिकारके प्रारम्भमे जयसेन ने कहा है-- 

पूर्वोक्त जीवाजीवाधिकारकी रगभूमिमे जीव अजीव ही यद्यपि शुद्धनिश्चयसे कर्ता कर्म भावसे 
रहित हैं तथापि व्यवहारनयसे कर्ता कर्म के वेष से श्यू द्भारसहित्त पात्र की तरह प्रवेश करते है ।' 

तीसरे पुण्यपापाधिकारके प्रारम्भभे कहा है--एक ही कम दो पात्ररूप होकर पुण्य 
ओर पापरूपसे प्रवेश करता है। भर्थात्‌ पुण्य-पाप मूलमे एक ही हैं। इसीप्रकार आख्रव, सवर, 
निर्जरा, बन्ध, मोक्ष सबका प्रवेश और निकास कराकर अन्त मे स्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। 
किन्तु इसे निकाला नही गया है । यही तो ज्ञानपुज शुद्ध आत्मा है जो बन्ध मोक्ष आदि के कारणभूत 
परिणामों से रहित है । इसप्रकार समयसारकों नाटकका रूप देकर आचाय॑ अमृतचन्द्रने समय- 
सारकी अपनी टीकाके द्वारा उसके हादंको जिसरूपमे प्रस्पष्ट किया है उससे समयसार समयसार 
बन गया है। टीकाको प्रत्येक पक्तिमे अध्यात्मका रस भरा हुआ है। जिसका पान करके अन्त- 
रात्मा प्रफुल्लित हो उठता है । 

ग्रन्थका नाम समय प्राभृत होनेसे सबसे प्रथम समयका कथन है, जीव नामक पदार्थ समय है 
क्योकि समयसे अर्थात्‌ एकत्वरूपसे एक साथ जानता भी है और परिणमन भी करता है, 
बाग पूर्वक अयू धातुका अर्थ गमन भी है जानना भी है। उसका प्रकाशक शास्त्र समय- 

| । 

आगे गाथा ३ की टीकामे समय छाब्दसे सभी अर्थ-पदार्थे लिये है, क्योकि समय से अर्थात्‌ एकी- 
भावसे अपने गुण-पर्यायोको प्राप्त करते हैं। दोनो ही स्थानोमे प्रत्येक द्रव्यके एकत्वको बतछाते 
हुए अमृतचन्द्रने लिखा है कि अनन्त द्रव्योंके हिले मिले समूहमे रहते हुए भी सभी द्रव्य अपने 
मे निमस्त अनन्त धर्मोके समूहको अपनाये हुए हैं, किन्तु परस्परमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्योको अपनाये 
हुए नही हे। अत्यन्त प्रत्यासत्ति होने परभी अपने स्वरूपसे च्युत न होकर पररूपसे परिणमन नही 
करते। अत बे टाकीसे उकेरे हुएके समान सदा रहते हैं। द्वव्योकी यह स्वतंत्रता ही अध्यात्मका 
प्राण है। इसी से अमृतचन्द्र जी ने अपनी टीकामे इसपर विशेष जोर दिया है। 

गाथा ६ की टीकामे शुद्ध आत्माका कथन करते हुए कहा है-- 

ससार अवस्थामे अनादि बन्धरर्यायके कथनकी अपेक्षा यह आत्मा दूध और पानीकी तरह 

कर्मपुदुगलोके साथ यद्यपि एकरूप हो रहा है तथापि द्रव्यस्वभावके कथनकी अपेक्षा कपायके 


१२ लघुतत्त्वस्फोट 


उदयवश होनेवाले शुभाशुभ भावोंके स्वभावरूप परिणमन नही करनेसे प्रमत भी नही है और 
अप्रमत्त भी नही है। वही आत्मा समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्‍तरूपसे उपासना किये जानेप॑र जुद्ध 
कहा जाता है । अर्थात्‌ एक द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप होता नही । परद्वव्यके सयोगसे मलिनता आती 
है, किन्तु द्रव्यहष्टिसे तो द्रव्य शुद्ध ही अनुभवमे आता है, पर्यायदृष्टिसे तो वह मलिन ही है । 
आत्माकी अशुद्धताका कारण केवल परद्रव्य सयोग ही नही है। अखण्ड आत्माका दर्शन 
ज्ञान चारित्ररूपसे भेदन करके कथन करने से भी अशुद्धता आती है | यह वात गाथा ७ मे कही है, 
क्योकि धर्म और धर्मीमे स्वभावसे अभेद है, किन्तु कथन द्वारा भेद उत्पन्त करके ऐसा कहा जाता 
है कि आत्मामे दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसा करनेका कारण यह है कि उसके बिना आत्माका 
स्वरूप समझाया नही जा सकता । इसी लिये व्यवह्ा रनयकी आवश्यकता होती है क्योकि व्यवहारके 
बिना परमार्थका कथन नही हो सकता । फिर भी व्यवहार तो व्यवहार ही है, परमार्थका प्रति- 
पादक होनेपर भी वह परमार्थ नही है। इससे उसकी उपयोगिता परमार्थंको समझनेके लिये है । 
गाथा १२ मे यही स्पष्ट किया है-- 
'प्रम भावदर्शियोके लिये शुद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय जानने योग्य है, किन्तु जो अप- 
रम मावमे स्थित हैं वे व्यवहार द्वारा उपदेश करनेके योग्य है ।' 
अमृतचन्द्र जी ने परम भावको शुद्ध स्वर्णके समान कहा है और सोनेकी नीचेकी अशुद्ध 
दरशाओके समान अपरम भाव कहा है। और अपरम भावमे स्थितोंके लिये उस समय व्यवहारनयको 
ही उपयोगी कहा है । 
इसके भावाथंमे १० जयचन्दजी ने लिखा है-- 
जबतक यधार्थ ज्ञान श्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक जिन 
वचनोका सुनना, धारण करना, जिन वचनोके उपदेशक गुरुकी भक्ति, जिन बिम्बदंन आदि 
व्यवहारमार्गमे लगना प्रयोजनवान्‌ है। और जिनको ज्ञान श्रद्धान तो हुआ पर साक्षातृप्राप्ति नही 
हुई तब तक परद्रव्यका आलम्बन छोडनेरूप अणुन्रत, महात्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, आदि 
व्यवहारमार्गमे प्रवत॑न करना कराना आदि व्यवहारनयका उपदेश करना प्रयोजनवानु है । 
अमृतचन्द्र जी ने भी छिखा है-- 
व्यवहरणनय . स्थायद्यपि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब । 
तदपि परममर्थ चिच्चमत्कारमात्र 
परविरहितमन्त पद्यता नेष किड्चितु॥ ५ ॥ 
अर्थ--व्यवहा रनयको यद्यपि इस प्रथम पदवीमे ( जब तक छुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति न हो 
तब तक ) जिन्होने पेर रखा है ऐसे पुरुषोके लिये हस्तावलम्ब कहा है। तो भी जो पुरुष चेतन्य 
चमत्कारमात्र, परद्वव्य भावोंसे रहित परम अर्थंकों ( जो शुद्धनयका विषयभूत है ) अन्तरगमे 
अवलोकन करते हैं उसका श्रद्धान करते हैं तथा उस स्वरूपमे लीनतारूप चारित्रको प्राप्त करते 
हैं उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोज॑नवान्‌ नही है। 
इसके पश्चात्‌ ही अमृतचन्द्र जी ने सम्यग्द्शनका लक्षण कहा है-- 
आत्माको, जो शुद्धनयसे एकत्वमे निश्चित किया गया है, अपने गुण-पर्यायोमें व्याप्त और 


प्रस्तावना १३ 


पूर्ण ज्ञानघन है, द्वव्यान्तरसे भिन्‍न देखना श्रद्धान करना ही नियमसे सम्यग्दर्शन है ।! 

प० जयचन्द्र जी इसे निश्चय सम्यग्दशंन कहते हैं, वह लिखते है--'जब तक व्यवहा रनयके 
विषयभूत जीवादि भेदरूप तत्त्वोंका केवल श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यग्ददांन नही हो सकता 
इसलिये सर्वज्ञकी वाणीमे जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वेसा श्रद्धान होनेसे निए्चय सम्यवत्व 
हीता है ।' यह निश्चय सम्यक्त्व वही है जिसके होनेपर अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको चतुर्थ गुण- 
स्थानकी प्राप्ति होने के साथ उसका अनन्त ससार सान्‍्त हो जाता हैँ। किन्तु आचार्य जयसेन 
निरंचयचारित्रके अविनाभावीको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। यथा-आर्त रौद्रध्यानोका परित्यागरूप 
निविकल्प सामायिकमे स्थितको जो छणुद्धात्मरूपका दर्शन, अनुभवन, अवलोकन, उपलब्धि, 
सवित्ति, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति होती हे वही निग्चयनयसे निश्चयचारित्रका अविनाभावी 
निश्चय सम्यक्त्व या वीतराग सम्यक्त्व है । 

गाथा १३ में आचार्य कुन्दकुन्द भतार्थनयसे जाने गये जीवादि नव तत्त्वोको सम्यग्दशंन 
कहते हैं। तत्त्वाथंसूत्रादिमे तत्त्वार्थ श्रद्धानकों सम्यग्दशंन कहा है। समयसारमे भूतार्थनयसे जाने 
गए पद अधिक है । 

अमृतचन्द्र जी इसकी टीकामे लिखते हैं-- 

थे जीवादि नो तत्त्व तीर्थ प्रवृत्तिके निमित्त अभूतार्थनयसे कहे गये हैं। इनमे एकत्वको 
प्रकट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व लाकर जुद्धनयसे व्यवस्थापित आत्माकी अनुभूति--जिसका 
४ आत्मख्याति है--होती है । अत इन जीवादि नी तत्त्वोको भूतार्थेनयर्से जानने पर सम्यग्द्शंन 

ता हीहे।' 

इसी टीकामे आगे वे कहते हैं--'ये नो तत्त्व जीव द्रव्यके स्वभावको दृष्टिसि ओझल करके 
स्वपर निमित्तक एक द्वव्यकी पर्यायरूपसे अनुभव करने पर भूतार्थ है। और सब काछोमे कभी न 
डिगनेवाले एक जीव द्रव्य स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं । अत इन नौ तत्त्वोमे भी 
भूतार्थ तयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इस प्रकार यह एकत्वरुपसे प्रकाशमान जीव शुद्धनयसे 
अनुभवमे आता ही है। यह अनुभव आत्मख्याति ही है और आत्मख्याति सम्यग्दर्शन ही है। इस 
प्रकार सव कथन निर्दोष है ।! 

किन्तु आचार जयसेन यहाँ भी अभेद रत्नत्रयकक्षण निविकल्प समाधिकालमे नो पदार्थो- 
को अभूताथे कहते है। उसो परम समाधिकालमे नो पदार्थोमे शुद्ध निश्चयनयसे एक शुद्धात्मा 
ही प्रकानित होता है, प्रतीत होता है अनुभूत होता है। वह अनुभूति प्रतीति शुद्ध आत्माकी 
उपलब्धि है वही निश्चय सम्यक्त्व है । 

यह ध्यानमे रखना चाहिए कि कुन्दकुन्द और उनके व्यास्याकार अमृतचन्द्र केवल सम्यक्‍त्व 
सामान्यका स्वरूप कहते है । उसके साथ निरचय या व्यवहार पद नही लगाते । 

इन दोनो टोकाकारोंके कथनोमे यहां जो अन्तर पडता है उसका समाधान ब्रह्मदेवकी 
परमात्मप्रकाश (२१७) की टीकासे होता है। उसे आगे दिया जाता है-- 

'सम्यवत्व दो प्रकारका है--सराग सम्यवत्व और वीतराग सम्यवत्व । प्रशम संव्रेंग अनुकम्पा 
आस्तिवयकी अभिव्यक्ति जिसका लक्षण है वह सराग नम्यवत्व है। वही व्यवहार सम्यक्‍त्व है। 
उसके विषयभूत परद्रव्य है । वीतराग सम्पक्त्वका लक्षण निज शुद्धात्माकी अनुभृूनि है बह वीवराग 
चारित्रका अविनाभावी है । उसे ही निश्चय सम्यवत्य कहते हैं । यहाँ प्रभाऊर भट्ट पूठते हैं--मापने 


२४ लघुतत्त्वस्फोट 


पहले अनेक बार कहा है कि अपनी शुद्ध आत्मा ही उपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप मिरचय 
सम्यक्त्व होता है। यहां आप वीतराग चारित्रके अविनाभावीको निरचय सम्यक्त्व कहते है। 
यह तो पूर्वापर विरोध है, क्योकि अपनी शुद्ध भात्मा ही उपादेय है। इस प्रकारकी रुचिरूप 
निरचय सम्यवत्व गृहस्थ अवस्थामे तीर्थंकर परमदेव आदि के होता है । किन्तु उनके वीतराग 
चारित्र नही है, अत परस्पर विरोध है । इसका उत्तर देते हैं--उनके शुद्ध आत्मा उपाटेय है ऐसी 
भावनारूप निरचय सम्यक्‍त्व तो है किन्तु चारित्र मोंहके उदयसे स्थिरता नही है। शुद्धात्मभावनासे 
च्युत होनेपर भी भरतादि निर्दोष परमात्मा भरहन्त सिद्धोका गुणस्तवन आदि करते हैं उनके 
चरित पुराण आदि सुनते है । उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओको दान पूजा आदि करते 
हैं। अत शुभरागके योगसे सराग सम्यग्दृष्टि कहाते हैं। उनके सम्पक्त्वको जो नि३चय सम्यक्त्व 
कहते हैं वह परम्परासे वीतराग चारित्रके अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्वका कारण होनेसे कहते 
हैं। वास्तवसे तो वह सराग सम्पक्त्व नामक व्यवहार सम्यक्त्व ही है।” द्रव्यसग्रहकी टीकामे 
'जोवादिसदृहण सम्मत' का व्याख्यान करते हुए ब्रह्मदेवजीने कहा है--वीतराग प्रणीत शुद्ध 
जीवादि तत्त्वके विपयमे चल भमलिन अवगाढ रहित रूपसे जो श्रद्धान अर्थात्‌ रुचि है, निश्चय 
अर्थात्‌ यही है और इसी प्रकार है इसी प्रकारकी निश्चय बुद्धि है वह सम्यग्दर्शंन है। वह 
सम्यग्द्शन अभेदनयसे आत्मस्वरूप है--आत्माका परिणाम है |” 

प० राजमल्लने अपनी पण्चाध्यायी अमृतचन्द्रजीकी टोकाओके आधारपर ही बनाई है 
और इसीसे उसे अमृतचन्द्रकी रचना भी समझ लिया गया था । उसके उत्त रार्द्धमे सम्यकत्वका बडा 
विशद पाण्डित्यपूर्ण वर्णन है। वह सम्यक्त्वको स्वानुभूतिमूलक ही मानते हैं। अमृतचन्द्रजी भी 
यही कहते हैं। आत्माका परिणामरूप सम्यग्दर्दान द्व्यान्तरसे भिन्न आत्माकी झलकक़े विना केसे 
हो सकता है ? 

जयसेनाचायने भी गाथा ३२० की अपनी टीकामे इसे स्वीकार किया है। लिखा है-- 

“जब कालादि लब्धिवश भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध परिणा- 
मिकभाव लक्षणरूप निज परमात्म द्वव्यके सम्यक्‌ श्रद्धान शञान ओर अनुचरण पर्यायसे परिणमन 
करता है। इस परिणमनकों आगम भाषामे औपशमिक क्षायिक या क्षायोपशमिक भाव कहते हैं । 
अध्यात्मकी भाषामे घुद्ध आत्माके अभिमुख परिणाम, शुद्धोपभोग इत्यादि कहते हैं ।” जयसेनाचार्ये- 
के अनुसार चतुर्थ गुणस्थानमे भी शुद्धोपयोग होता है, किन्तु उस शुद्धोपयोगका अथ छुद्ध उपयोग 
न होकर छशुद्धकी ओर उपयोग होता है। शुद्धकी ओर उपयोग शुद्धनंयका अवलम्बन लिए 
विना नही हो सकता; क्योकि व्यवहारनयसे तो आत्माके रिलले मिले अशुद्ध स्वरूपका ही दर्शन 
होता हैं। इसीसे आगे समयसारमे शुद्धनयका लक्षण कहा है। जो आत्माको द्रव्यकर्म नोकमंसे 
अस्पुष्ट, नर नारक आदि पर्यायोमे एकरूप, अवस्थित, मेदरहित, असयुक्त देखता है वह शुद्धनय 
है। इस शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी श्रद्धाके बिना सम्यक्त्व नही हो सकता । कुछ विद्वानोको 
भी यह भ्रम है कि शुद्ध आत्माकी श्रद्धा मुनिको ही होती है। किन्तु यह ठीक नही है । 

समयसारके निर्जराधिकारमे सम्यरदृष्टीका विशेष वर्णन है। गाथा १५३ में उसके उप- 
भोगको निर्जराका कारण कहा है। इसकी टीकामें अमृतचन्द्रजीने कहा है-- 

'विरागीका उपभोग निर्जराके लिए होता है। और मिथ्यादृष्टिके रागादि भावोके सद्भावसे 
चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग बन्धके निर्मित्त ही होता है ।' 


भस्तावना २५ 


यहाँ यह ध्यानमे रखना चाहिए कि सम्यग्दृष्टिके विपक्षमे मिथ्यादृष्टिका निर्देश है। 
जयसेनने भी ऐसा ही अर्थ किया है--मिथ्यादुष्टि जीवके राग हेष मोहका सद्भाव होनेसे बन्धका 
कारण है। सम्यर्दृष्टि जीवके रागद्वेघ मोहका अभाव होनेसे समस्त भोग भी निर्जराका कारण 
होता है । 
आगे शिष्य प्रइन करता है--राग द्वेष मोहके अभाव होनेपर निजेराका कारण कहा है। 
सम्पर्दुष्टिके तो रागादि हैं तब निर्जराका कारण केसे है ? इसका उत्तर देते हुए जयसेनाचार्य॑ 
लिखते हैं 'इस ग्रन्थमे वास्तविक रूपमे वीत्तराग सम्यग्दृष्टिका ग्रहण है जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती 
सराग सम्यरदृष्टि है उसका गोणरूपसे ग्रहण है। मिथ्यादृष्टिसि असयत सम्यर्दुष्टिके अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्त रागादि नही हैं । श्रावकके अप्रत्या- 
र्यान क्रोध मान माया लोभ जनित रागादि नही हैं। तथा सम्यग्दृष्टिके सवर॒पृ्वंक निर्जरा होती 
है और मिथ्याहृष्टिके बन्धपुवंक निर्जरा होती है। इस कारणसे मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा सम्यर्दृष्टि 
अबन्धक है ।' 
गाथा १७३-१७६ की टीकामे भी जयसेनाचार्यने विस्तारसे उक्त बातको कहा हे। 
भाषा टीकाकार जयचन्दजीने लिखा हे कि यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुबन्धीका राग 
प्रधान है। मिथ्यात्वके बिना चारित्रमोहसम्बन्धी उदयके परिणामकों यहाँ राग नही कहा । 
इसलिए अमृतचन्द्रजीने सम्यर्दृष्टिके ज्ञान वेराग्य शक्तिका अवश्य होना कहा है । अमृतचन्द्रजीके 
कथनको दुष्टिमे रखते हुए प० जयचन्दजीका कथन सम्यक्‌ प्रतीत होता है, क्योकि आचार्य 
कुन्दकुन्दने भी सम्यर्दर्शनसे भ्रष्टको ही भ्रष्ट कहा है। समयसार भी उसीकी पुष्टि करता है। 
गाथा ७ मे जो ज्ञानीके दर्शन ज्ञान चारित्रका निषेध करके उसे शुद्ध ज्ञायक कहा हें उससे 
जानकी प्रधानताका सूत्रपात होता है। और वह पूरे समयसारमे अनुस्यूत होता हुआ अन्तिम 
सवंविशुद्ध ज्ञानाधिकारमे ही समाप्त होता है। समयसारका ज्ञानी सम्यर्दृष्टि है उसका श्रावक 
या मुनि होना आवश्यक नही हूँ। यद्यपि वही ब्रतादि धारण करके श्रावक और मुनि होता है । 
गा० १५१-१५३ इसपर प्रकाश डालती है । गाथा १५१ मे कहा है परमार्थ अथवा भात्मा समय है, 
शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी हे। उसमे स्थित मुनि निर्वाण प्राप्त करते है, किन्तु जो पर- 
मार्थभूत आत्माके ज्ञानसे शून्य हैं और तप ब्रत करते हैं उन्हे सर्वज्ञ वालतप बालब्नत कहते है । 
आगे कहा है--जो परमार्थंसे बाह्य हैं वें अज्ञानवश पुण्यकी इच्छा करते है। यद्यपि पुण्य 
ससारका कारण है, किन्तु वे मोक्षका कारण जो आत्मा हे उसे नही जानते । अमृतचन्द्रजीने अपनी 
टीकामे इसे खूब स्पष्ट किया हे । 
समयसारकी गाथाओमे निवद्ध अध्यात्मके रहस्यके खोलनेका श्रेय अमृतचन्द्रजीको ही 
है। उन्होने जो कुछ प्रतिफलित किया है उसीके आधार पर किया है। कर्ताकर्माधिकार 
समयसारका सारभूत है। जो आत्माको पौद्गलिक कर्मोका कर्त्ता और भोवता मानते हैं वे मिव्या- 
हष्टि है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्त्ता भोक्‍ता नही हो सकता। अमृतचन्द्रजीने अपने “व्याप्य- 
व्यापकता' आदि कलझशके द्वारा उसे खूब प्र॑स्पष्ट किया हैं। यह कलश गाथा ७५ की टीकामे है 
जिसमे ज्ञानीका स्वरूप कहा हे । 
जीव और पुद्गलके परिणामोमे परस्परमे निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धमात्र है तथापि कर्ता 
कर्म भाव नही हे । 
४ 


२६ लघुतत्त्वस्फोट 


इस प्रकरणमे आचार्य कुन्दकुन्दने निश्चयनय और व्यवहारनयके पक्षोको स्पष्ट करके कहा 
है कि समयसार पक्षातिक्रान्त हे। इस गाथा १४२ को स्पष्ट करनेके लिए अमृतचन्द्रजीने जो 
कलद्ाय रचे है उनमे अमृत भर दिया हे। व्यवहार या निश्चयका पक्ष लेकर व्यर्थ ही परस्परमे 
झगडते है । दोनो समकक्ष नही हो सकते | व्यवहार असत्यार्थ हे, किन्तु संथा असत्यार्थ नही है। 
जीवाजीवाधिकारमे इसे स्पष्ट किया है। किन्तु जैसे व्यवहार हेय हे वेसे शुद्धनय हेय नही है 
यद्यपि अन्तमे वह भी छूट जाता हे! अमृतचन्द्रजीने कहा है-- ! 
'इदमेवात्र तात्पर्य हेय शुद्धनयो न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ तत्त्यागाद्‌ बन्ध एवं हि ॥॥ 

'यहाँ यही तात्पयं हे कि शुद्धनध हेय नही है, क्योकि शुद्धनयमे स्थित रहनेसे कमंबन्ध 
नही होता । किन्तु उसे छोड देनेसे बन्ध अवश्य होता है । 

निर्जराधिकारमे अमृतचन्द्रजीने अपनेको सम्यग्दृष्टि मानकर अवन्धक माननेवालोको 
कलश १३७ द्वारा अच्छी फटकार दी है--इसी निर्जराधिकारमे आचार्य कुन्कुन्दने गाथा २०१- 
२०२ मे कहा हे--'जिस जीवके रागादिका लेशमात्र भी पाया जाता है वह सर्व आगमोका ज्ञाता 
होने पर भी आत्माको नही जानता। आत्माको नही जानते हुए वह अनात्माको भी नही जानता । 
इस तरह जो जीव-अजीवको नही जानता वह सम्यग्दृष्टि केसे हो सकता है 

इसकी टीकामे अमृतचन्द्जीने रागादिका अर्थ अज्ञानमय भाव किया है। उसीको लेकर 
प० जयचन्द्रजीने अपनी टीकामे जो भावार्थ दिया हे उसे नीचे उद्धृत करते हैं-- 

यहाँ राग कहनेसे अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव लिये गये है। उसमे भी अज्ञानमय कहने 
से मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादि समझना । मिथ्यात्वके बिना चारित्र मोहके उदयका 
राग” नही लेना | क्योकि अविरत सम्यग्दुष्टि आदिके चारित्रमोहके उदय-सम्बन्धी राग है। वह 
ज्ञानसहित है, उसको रोगके समान जानता है, उस राग के साथ राग नही है, कर्मोदयसे जो राग 
हुआ है उसे मेटना चाहता है। और जो रागका लेशमात्र उसके नही कहा, सो ज्ञानीके अशुभ राग 
तो अत्यन्त गौण है, परन्तु शुभराग होता है। उस शुभ रागको अच्छा समझ लेश्षमात्र भी उस रागसे 
राग करे तो सरववक्षास्त्र भी पढ लिये, मुनि भी होकर व्यवहारचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समझना 
चाहिए कि उसने अपने आत्माका परमार्थेस्वरूप नही जाना, कर्मोदयजनित भावको ही अच्छा 
समझा है उसीसे अपना मोक्ष होना मानता है। ऐसा माननेसे अज्ञानी है अपने और परके पर- 
मार्थ रूपको नही जाना । तब, जीव अजीव पदार्थंका ही परमाथं स्वरूप नही जाना और जब 
जीव अजीवको ही नही जाना तब केसा सम्यग्दृष्टि ।” 

जयसेनाचार्यने तो अपनी टीकामे पूर्वोक्त कयन ही दोहराया है कि इस ग्रन्थमे पल्चम 
गुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यर्दृष्टियोका मुख्य रूपसे ग्रहण है । आदि | 

इसी निर्जराधिकारमे कहा है कि ज्ञानी आगामी भोगोकी इच्छा नही करता। इसी 
प्रसगको लेकर अमृतचन्द्रजीने कलश १५३ मे कहा है कि जो फलकी इच्छा न करके कर्म करता 
है वह कर्म नही करता | उनके इस कधनमे गीताके 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” की 
झलक दृष्टिगीचर होती है । किन्तु है दोनोमे बहुत अन्तर । गीताधर्मके अनुसार तो कमका फल 
भगवानके हाथमे है इसलिये कर्तापे फछकी इच्छा न करनेको कहा जाता है। किन्तु जेनधम्ममे 


प्रस्तावना रछ 


ऐसा नही है। ऐसी स्थितिमे सम्पर्दृष्टि ज्ञानी फछकी इच्छाको भी फल प्राप्तिमे बाधा मानकर 
फलकी इच्छा नही करता । इच्छा करनेसे वन्च है और न करनेसे निजंरा है। 

पुण्यपापाधिकारमे कलश १०९ में अमृतचन्द्र कहते हैं कि मोक्षार्थीको समस्त कर्म ही 
त्याज्य है तब पुण्य और पापकी बात क्या हे अर्थात्‌ पाप कर्मकी तरह पुण्य कर्म भी त्याज्य हैं । 

इस परसे यह दका उत्पन्त होती है कि अविरत सम्यग्दुष्टि आदिके जब तक कर्मका उदय 
रहता है तब तक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है? इस परसे अमृतचन्द्र जी ने आगेके कलश 
के द्वारा ज्ञान और कर्मके एक साथ रहनेके सम्बन्धमे कहा है-- 

जब तब कर्मका उदय है और ज्ञानकी सम्यक्‌ कर्म विरति नही है तब तक कर्म और ज्ञान 
का समुच्चय भी कहा है। इसमे कुछ भी हानि नही है। किन्तु यहाँ भी विद्येषता यह है कि 
कमके उदयकी बलवत्तासे आत्माके वशके विना जो कर्म उदयमे आता है वह तो वन्धके ही लिये 
है भौर मोक्षके लिये तो एक परम ज्ञान ही है । 

आगे वे कर्म और ज्ञानका नय विभाग दिखलाते हुए कहते है--जो कर्मनयके अवलम्बनमे 
तत्पर हैं अर्थात्‌ उसीके पक्षपाती हैं वे भी डूबते है। और जो ज्ञानको तो जानते नही किन्तु 
ज्ञाननयके पक्षपाती हैं और क्रियाकाण्डको छोड स्वच्छन्द हो अपने स्वरूपमे उद्यम करनेमे मन्द है 
वें भी डूबते हैं। किन्तु जो स्वय ज्ञानरूप हुए कर्ंको भी नही करते और प्रमादके वश भी नही 
होते वे सब लोकके ऊपर तैरते है। 

यहाँ कर्ममय और ज्ञाननयका विभाग और दोनोका समीकरण अमृतचन्द्र जीकी अपूर्व देन 
है। मुमुक्षुम ये दोनो धाराएँ चलती हैं। मुमुक्षु त्रतादि भी पालता है, नित्य कृत्य करता है किन्तु 
अन्तरात्मामे सलूूग्न रहता है, न प्रमादी होता है और न व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्रके क्रियाकाण्ड 
को निरर्थक जान छोड देता है। तथा न ज्ञान स्वरूप आत्माको जाने विना व्यवहार दर्शन ज्ञान 
चारित्रके क्रियाकाण्डको ही मोक्षका कारण जान उसमे ही छगा रहता है। ऐसो स्थिति ही 
मोक्षकी ओर जानेमे सहायक होती है । 

कर्ता कम अधिकारकी गाथा १४४ मे कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है--यह जो स्वंनय पक्षोसे 
रहित समयसार है, यही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान नाम पाता है। इसकी टीकामे अमृतचन्द्र जी इसे 
स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 

प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करो । पीछे आत्माकी 
ख्यातिके लिये परपदार्थोकी ख्यातिके कारण सब इन्द्रिय ओर मनोजन्य ज्ञानोको तिरस्कृत करके 
मतिज्ञानको आत्माभिमुख' करो। तथा नाना प्रकारके नयपक्षोके अवलम्बनसे उत्पन्न विकल्पों 
के द्वारा व्याकुल श्र तज्ञान बुद्धि को भो तिरस्कृत करके श्रुतज्ञानको भो भात्माभिमुस करो तब 
अत्यन्त निविकल्प होकर विज्ञानधन परमात्मस्वरूप समयसारका ही अनुभव करते हुए आत्मा 
सम्यक्‌ प्रकारसे देखा जाना जाता है। अत वही सम्यस्दर्शन है । 

इसीसे आगे कर्त्ता कर्म अधिकारको समाप्त करते हुए करनेहूप क्रिया और जाननेरूप 
क्रियामे भेद कहा है--जो कर्ता है वह ज्ञाता नही है और जो ज्ञाता है वह कर्ता नही है। इसका 
अभिप्राय यह है कि सम्यर्दृष्टिके पर द्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तेत्वका अभिप्राय नहीं है। उम्रकी 
स्थिति उस सेवकके जैसी है जो स्वामित्वके अभावमे व्यापार करता हुआ भी उसके हानि- 
छाभका जिम्मेदार नही है। यहीं स्थिति ज्ञानीकी होती है। ज्ञानी सम्यन्दृष्टि ही होता है और 


2 लघुत्तत्वस्फोट 


सम्यग्दृष्टि ज्ञानी ही होता है। इसीसे सम्यग्दर्शनके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक्‌ होते 
है। तथा भेद ज्ञानके विना सम्यग्द्शन नही होता । और भेद ज्ञानके लिए वस्तु स्वरूपका सागो- 
पाग ज्ञान होता आवश्यक है। चारित्र धारण करनेसे वस्तु तत्त्वका ज्ञान नही होता । हाँ, उम ज्ञान 
जन्य आत्मस्थितिमे दृढता और स्थिरता आती है। किन्तु यदि वह नही है तो आत्मश्नद्धा ही 
नही है अत समयसार सम्यक्त्व प्राप्त करने की कुजी है। 
अमृतचन्द्र जी के ग्रन्थरत्न 

अमृतचन्द्रजीके दो ग्रन्थरत्न सर्वप्रसिद्ध हैँ--तत्त्वाथंसार और पुरुषार्थमिद्धशुपाय । 
१ तत्त्वार्थसार 

जैसा इसके नामसे प्रकट है यह तत्त्वार्थमूत्र॒का साररूप है। इसे अमृतचन्द्रजीने सस्कृतके 
अनुष्टुप छन्दमे रचा है । 

इसमे आठ अधिकार हैं। प्रथम अधिकारमे तत्त्वार्थसृत्रके अनुसार मोक्षका मार्गं, सात 
तत्त्वाथ॑, निक्षेप, प्रमाण और नयोका वर्णन है। दूसरे अधिकारमें ओऔपश्यमिक आदि पाच भावोका 
वर्णन करके जीवका वर्णन करते हुए चौदह गु णस्थान, चौदह जीवसमास, छह पर्याप्तिया, दस प्राण, 
चौदह मार्गणाका भी कथन है जो तत्त्वार्थतूत्रमे नही है । इन्द्रियोका वर्णन करते हुए इन्द्रियोंके 
आकार, पृथिवीकायिक आदि जीवोका आकार, उनके भेद, योगके पन्द्रह मैद, आदिका कथन है 
तथा चौरासी लाख योनि, उनके कुल, तियंड्श्चों और मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु, नारकियों ओर 
देवोकी आयु, शरीरको ऊचाई, तिय॑व्चोकी अवगाहना, नरकमे जानेवाले जीव, नरकोसे निकले 
जीव, आदि बहुत वर्णन है जो तत्त्वार्थयृत्रकी टीका तत्त्वार्थवातिकमे है। तत्त्वार्थसृत्रके तीसरे 
चौथे अध्यायका वर्णन भी इसी अधिकारमे है। अन्तमे कहा है जो अन्य छह वत्त्वोके साथ जीव 
तत्त्वकी श्रद्धा करता है, जानता है और, उपेक्षा करके चारित्र धारण करता है वह निर्वाणको 
प्राप्त करता है । 

तीसरे अधिकारमे तत्त्वाथथंसूत्रके पाँचवें अधिकारकी तरह भजीवतत्त्वका वर्णन है । चतुर्थ 
अधिकारमे आख्व तत्त्वका वर्णन है। इसमे तत्त्वाथंके छठे और सातवें अध्याय समाविष्ट है। 
पाँच ब्रतो और उनके अतिचारोका वर्णन इसी अधिकारमे किया है। पञुचम अधिकारमे बन्घ- 
तत्त्वका, छठेमे सवरतत्त्वका, सातवेंमे निर्जरातत्वका और आदवेंमे मोक्षतत््वका वर्णन है। इसमे 
भी तत्त्वार्थसृज़्से विशेष कथन है। अकलकदेवके तत्वार्थवातिकका विशेष प्रभाव है। उसके 
अन्तमे उद्धृत कारिकाओमे से कोई कोई मूलमे सम्मिलत कर ली गई हैं। 

उपसहारमे निएचय मोक्षमागं और व्यवहार मोक्षमागंका कथन करते हुए दोनोमे साध्य 
साधनभत्व बतलाया है । 

व्यवहारी मुनि और निश्चयमुनिका स्वरूप कहा है, अन्तमे कहा है--पर्यायाथिकनयकी 
अपेक्षा मोक्षमार्ग सम्यग्दर्शंन सम्यग्याज्ञान सम्यक्चारित्ररूप है। और द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा एक 


अद्वितीय ज्ञाता आत्मा ही मोक्षमाग है। 


२ पुरुषार्थसिद्धभुपाय 
अमुतचन्द्रजीका दूसरा ग्रन्थ पुरुषार्थसिद्धुपाय नामक है। यह एक श्रावकाचार है, किन्तु 


इसे नाम दिया हँ-- । 


प्रस्तावना २५, 


पुरुषार्थ और मोक्षकी सिद्धिका उपाय । इसमे श्रावकधर्मके व्यावहारिक रूपका ही कथन 
है। किन्तु उसके प्रारम्भमे जो कथन है वह आचारसज्ास्त्रकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है। 
इसके प्रारम्भमे भी केवलज्ञान ज्योतिको और अनेकान्तको नमस्कार करके परमागमका आलोचन 
करके पुरुषार्थसिद्धयुपायकी कहनेकी प्रतिज्ञा की है। फिर कहा है--भुख्य कथन और उपचार 
कथनसे जिन्होने शिष्योके अज्ञानको दूर करनेवाले तथा निश्चय और व्यवहारके ज्ञाता ही जगतमे 
धमंतीर्थका प्रवत॑न करते है । मुनीर्वर अनजानको समझानेके लिये ही अभूतार्थ व्यवहारका कथन 
करते हैं। जो केवल व्यवहारको ही जानता है वह उपदेश का पात्र नही है। जैसे जिसने सिंह 
नही देखा उसे विलावके समान सिंह होता है यह कहने पर विलावको सिंह मान बैठता है बसे ही 
निरचयको न जाननेवाला व्यवहारकों ही निश्चय मान लेता है जो व्यवहार और निश्चयको 
जानकर तत्त्वरूपसे निष्पत्र रहता है वही जपदेशका सम्पूर्णफल प्राप्त करता है। 

इतना आवश्यक कथन करनेके पश्चात वे पुरुषा्थसिद्धयुपाय नामकी ओर आते हैं। 


यह पुरुष चेतन्यस्वरूप है, स्पर्श रस गन्ध वर्णसे रहित है, अपने गृणपर्यायसे सहित है 
और उत्पादव्यय भ्रौव्यरूप है। यह पुरुष नित्य होते हुए भी परिणमनशील है तथा अपने परि- 
णामोका कर्ता भोक्‍ता है । जब वह समस्त विभावपर्यायोंस रहित होकर अचल चेतन्यको प्राप्त 
होता है तब वह सम्यक्‌ पुरुपार्थ सिद्धिको पाकर कृतक्ृत्य हो जाता है । 

इसके पश्चात्‌ जीव कमंसे केसे बद्ध होता है यह कथन है। कहा है --जीवके द्वारा किये गये 
रागादिरूप परिणामोका निमित्त पाकर अन्य पुदुगल स्वष ही कमंरूपमे परिणत हो जाते हैं। 
और जीव स्वय ही अपने परिणामोको करता है उसमे पौद्गलिक कर्म निमित्तमात्र होते हैं। 
इस प्रकार यह जीव कमकृत भावोसे असमाहित होते हुए भी अज्ञानी जनोको तद्गूप प्रतिभासित 
होता है । यह प्रतिभास ही ससारका बीज है। इस विपरीत अभिनिवेशको दूर करके और अपने 
कम भले प्रकार निश्चय करके उससे विचलित न होना ही पुरुषा्थंकी सिद्धिका 
उपाय है। 

श्रावकाचारके प्रारम्भभे इस प्रकार आधारभूत लिखनेसे ग्रन्थकारका यह अभिप्राय 
घोषित होता है कि तत्त्वोकी श्रद्धामे जीव और कमंके सम्बन्धकी यथार्थ स्थितिका बोध आवश्यक 
है। प्रय सभीकी यह परम्परागत धारणा है कि कर्म ही जीवको बाँघे हुए है जीव ही पुदुगछोको 
कर्मरूप परिणमाता है। यही सब मिथ्या अभिनिवेश है। उसे दूर करके आत्मतत्व विनिर्चय 
करनेसे ही सम्यग्दरंन होता है। 

सम्यक्चारित्रका वर्णन करते हुए अहिसाका वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जो अन्यत्र नही 
पाया जाता | एक बात विशेष है पाँच अणुन्नतोका कथन करनेके परचातु रात्रि भोजन त्यागका 
वर्णन है। अन्य श्रावकाचारोमे अहिसाणुन्रतके अन्तर्गत ही इसका वर्णन पाया जाता है । 

दूसरी विशेषता यह है त्रत और शीलोके अतिचारोका वर्णन करनेके पश्चात्‌ बारह तप, 
छह आवश्यक समिति“ दस धर्म, बाईस परीषहजय, जो मुनि आचारमे आते है उनका भी यथा- 
शक्ति सेवन करनेका उपदेश श्रावकोके लिये दिया है । 

अन्तमे कहा है कि मोक्षके इच्छुक गृहस्थकोी एकदेश रत्नत्रय भी प्रतिसमय पालन करना 


३० लघुतत्त्वस्फोट 


चाहिए। किन्तु एकदैश रत्नत्रयका पालन करते हुए जो कर्मबन्ध होता है वह विपक्षी रागकृत ६ 
रत्तत्रयक्नंत नही है, क्योकि जो मोक्षका कारण होता है वह बन्धका कारण नही होता। भारे 
इसी का समर्थन करते हुए लिखा है-- 

'रलत्रयमेतत्‌ हेतुनिर्वाणस्येव भवति नान्यस्य। 

आख्रवत्ति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोध्यमपराध ।' 


अर्थ--यह रलत्रय मोक्षका ही कारण है बन्धका कारण नही है । इसका पालन करते हुए 
जो पुण्य कमंका आख्व होता है वह तो शुभोपयोगका अपराध है। 

जैसे समयसारमे ज्ञाननय और कर्मनयकी धारामे ज्ञाननयसे मोक्ष और कर्मनयसे बन्ध 
कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी अशकल्पनाके द्वारा जितने अशमे सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र है 
उतने अशमे बन्ध नही है और जितने अशमे राग है उत्तने अशमे बन्ध कहा है | 

इस प्रकार अमृतचन्द्रजीका यह श्रावकाचार भी यथार्थमे पुरुषार्थंसिद्धिका उपाय है । इसमे 
जो विशेषताएँ वे अन्य श्रावकाचारोमे नही हैं । 


लघुतचचस्फोट 


लघुतत्त्वस्फोट नामका एक नवीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अभी प्रकाशमे आया है। इसकी प्राष्ति 
भगवान्‌ महावीर के पच्चीस सोबें निर्वाण वर्ष के शुभ अवसर पर अहमदाबादके एक इवेताम्बर 
भण्डारसे श्वेताम्बर मुनि पुण्यविजयजीको हुई थी। उनसे ही केछीफोर्निया विश्वविद्याल्यमे बौद्ध 
शिक्षण के प्राध्यापक पद्मनाभ जैनको प्राप्त हुईं। वह इसका अग्रेजीमे अनुवाद करना चाहते थे। 
उन्हीसे कारजा गुरुकुलके सचालक पन्न० प० माणिकचन्द्रजी चबरेको प्राप्त हुईं। उसका हिन्दीमे 
अनुवाद डॉ० प० पन्‍्नालालजी साहित्याचार्यने किया । उसका वाचन प० पन्‍नालालूजी, प० दर- 
वारीछालजी कोठिया, प० माणिकचन्दजी चवरे और मेरी उपस्थितिमे सबने मिलकर किया। 
उसीके आधार पर प्रो० पद्मनाभ जैनने अग्रेजी अनुवाद किया जो छाऊभाई दलपतभाई भारतीय 
सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबादसे मार्च ७८ मे प्रकाशित हुआ । 

इस ग्रन्थसे भी अमृतचन्द्रजीके सम्बन्धमे कोई जानकारी प्राप्त नही होती । इसकी अन्तिम 
सन्धिमे अमृतचन्द्र सूरि नाम आता है। तथा समाप्तिके पश्चात्‌ प्रथम पद्यमे अमुतचन्द्र कवोीन्द्र 
नाम आता है। यहाँ कवीन्द्र विशेषण नवीन है जो अन्यत्र चही पाया जाता । यो तो समयसार 
कलशके पद्योकी रचनामे उनके कवीनद्रत्वकी स्पष्ट झलक मिलती है किन्तु लघुतत्वस्फोटकी 
रचना तो उनके कवीन्द्रत्वको उजागर करती है। जैनदर्शन और अध्यात्मसे ओतप्रोत यह स्तुति- 
काव्य कमसे कम जैन वाज्भूमयमे तो अतुलनोय हैं। इसके श्रुतिमघुर किन्तु गहन अध्यात्मसे परि- 
पूर्ण पद्योमे एक काव्यके सभी गुण परिपूर्ण हैं। भाषा, भाव, छल्द, अलकार सभी पर कविका 
असाधारण अधिकार है जैसा कि आगेकी चर्चासे प्रकट होगा | इसमे दो पद्म ऐसे है जो समयसार 
कलगमे भी पाये जाते हैं। अत दुन्दकुन्दके टीकाकार अमृतचन्द्रकी ही रचना होनेमे कोइ सन्देह 


नही है। 
ग्रन्थ नाभ 
इस ग्रन्थका नाम लघुतत्त्वस्फोट है तथा दूसरा चाम शक्तिम (भ) णित कोश है । इसको 
अन्तिम सन्धिमे कहा है-- 


प्रस्तावना ३१ 


इत्यमृतचन्द्रस्रीणा कृति" शक्तिम (भ) णितकोशो नाम लघुतत्वस्फोट समाप्त । 
इस सन्धिमे शक्तिगणितकोश और छरूघुतत्त्वस्फोटके बीचमे नाम शब्द पडा है। इसका 
अर्थ होता है शक्तिमणितकोश नामक लघुतत्त्वस्फोट समाप्त हुआ। यह नाम अन्तिम पद्ममे भी 
आया है-- 
आस्वादयत्वमृतचन्द्र कवीन्द्र_ एष 
हृष्पयच्‌ बहुनि मणितानि मुहु स्वशक्ते 
मूल प्रतिमे मणित पाठ है । जिसका अर्थे मणियोसे जडा हुआ होता है और मणितका अर्थ 
कहा हुआ होता है । 
पुरुषा्थ सिद्धधुपायका अन्तिम सन्धि वाक्य है-- 
'इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरीणा कृति पुरुषार्थंसिद्धयुपायोह्परनाम जिनप्रवचनरहस्यकोश समाप्त । 
इसमे भी मूल नाम प्रथम है अपर नाम बादमे है। यहाँ नामके साथ अपर शब्द छूट गया 
है यह भी सम्भव है। अमृतचन्द्रने पुरुषार्थसिद्धयुपायके आरम्भमे ही इस तामका अर्थ किया है 
जैसे यहाँ भनन्‍्तमे किया है। अत हमे तो ग्रन्थका नाम शक्तिमणितकोश हो प्रतीत होता है। 
लघुतत्त्वस्फोट दूसरा नाम हो सकता है जिसका अर्थ होता है थोडेमे या शीघ्र तत्त्वका स्फोट- 
स्फुटन जिससे होता है। इसकी झलक अन्तिम पद्यके व्युत्पतिमाप्तुमससा दिगसौ शिशतास्‌' अशमे 
मिलती ही है। किन्तु तीतरी स्तुतिके अन्तिम पद्यमे भी मिलती है-- 
दिव स्फुट स्वयमिनं ममचित्तकोश प्रस्फोटय स्फुटय विश्वमशेषमेव ।! 


ग्रन्थ परिचय 

इस ग्रन्थमे पच्चीस-पच्चीस पद्मयोकी पच्चीस स्तुतियाँ हैं। यह ग्रन्थ आचाय॑ समन्तभद्रके 
वृहत्स्वयभूस्तोत्रकी तरह स्तुति ग्रन्थ है। वु० स्व० स्तो०मे भी विभिन्‍न छन्दों मे चौबीस तीर्थंकरो 
की चौबीस स्तुतियाँ हैं जिनमे साधारणतया पाँच-पाँच पद्म हैं, किन्‍्ही मे कुछ अधिक है। विषय 
विशेषरूपसे दाशंनिक है, गुणवर्णन रूप भी है, स्तुति परक तो है ही । किन्तु यहाँ प्रथम स्तुतिमे 
तो चोवीसो तीर्थकरोकी स्तुति है, किन्तु आगे किसी भो तीर्थंकरका निर्देश नही है। मुख्यरूपसे 
आनज्योति, और अनेकान्तकी सरणिको लेकर ही विवेचन है । फिर भी कही-कही स्वयभूस्तोत्रका 
आभास प्रतीत होता है। बु० स्स० स्तोत्रका प्रारम्भ ही स्वयभुवा शब्दसे होता है इसीसे उसका 
नाम स्वयभूस्तोत्र प्रसिद्ध (आ | यहाँ भी 'स्वायभुव मह' पदसे प्रथम स्तुति प्रारम्भ होती हे । 

आचार्य समन्तभद्गने कुन्थुजिनके स्तवनमे वाह्य तपको आध्यात्मिक तपमे वृद्धि करनेवाला 
कहा है। इस ग्रन्थके १३०वें पद्ममे भी तपको अध्यात्म विशुद्धिको बढानेवाला कहा है। शीतलनाथ- 
की स्तुतिमे समन्तभद्दने कहा है अन्य तपस्वी सन्‍्तान, धन, परलोक आदिकी तृष्णावश कम करते 
है किन्तु आप पुनर्जन्म, जरासे बचनेके लिये मन वचन कायको प्रवृत्तिका वारण करते है| रूघु०मे 
भी १६१वें पद्यममे कहा है कि आपने रागरूपी दुष्ट रोगोका शोषण करके एक ज्ञान स्वभावमे 
लीनताको प्राप्त किया है। किन्तु रागरूपी ज्वरको अपनानेकी छालसा रखनेवाले अन्य देव विप 
तुल्य विषयोको अपनाते है। युवत्यनुशासनमे समन्तभद्र जिनमतको अन्य वादियोके द्वारा अधृष्य 
कहते हैं । यहाँ भी ८वें स्तवनके २२वें पद्यमे ऐसा ही कहा है-- 


झ्रर लघुतत्त्वस्फोट 


अधृष्यमन्यनिखिले प्रवादिंभि --युकत्य० ६ इलोक 
जिन त्वदीय मतमद्वितीयमु । 
परेरधृष्प जिन शासन ते-छघु० ८२२। 


जिस प्रकार समन्‍्तभद्रकी रचनाओमे स्थाद्राद और अनेकान्तवादकी छठा छाई हुई है । 
अमृतचन्द्रजीके इस ग्रन्थमे भी वही स्थिति है, किन्तु एक दार्शनिकमे और आधध्यात्मिकमे जो 
अन्तर हो सकता है वही अन्तर है। समन्तभद्गका अनेकान्तवाद वस्तुपरक है और अमृतचन्द्रका 
आत्मपरक | 

समन्तभद्र भगवान्‌ ऋषभदेवको स्वयभू कहते हैं किन्तु अमृत्तचन्द्र कहते है--मैं उस 
स्वायभुव--स्वय होनेवाले आत्मसम्बन्धी ज्ञान ज्योतिकी स्तुति करता हूँ जिससे आदिदेव भगवान्‌ 


स्वयभू हुए । समन्तभद्र स्वयभूको स्पष्ट नही करते । किन्तु अमृतचन्द्र लिखते हैं 


स्वस्मे स्वत स्व स्वमिहैकभाव 
स्वास्मिनचु स्वयं पह्यसि सुप्रसन्त । 


'आप, अपने आपमे, अपने आपके लिये, अपने आपसे, अपने आपको, अपने आपके द्वारा 
देख रहे हैं । 
लघु०के १७वब्री स्तुतिमे आत्मामे अनेकान्तवादका विवेचन है। अस्तिका विवेचन करते 
हुए कहा है-- 
अस्तीति स्फुरति समन्‍्ततो विकल्पे स्पष्टाइसौ स्वयमनुभूतिरुंल्लसन्ती | 
चित्तत््व्विहितमिद निजात्मनोच्चे प्रव्यक्त वदति परात्मना निपिद्धस्‌ ॥4॥ 


अर्थ--सब ओरसे 'अस्ति” इस प्रकारका विकल्प स्फुरित होनेपर अपने आप प्रकट हुई यह 
स्पष्ट अनुभूति जहाँ इस चित्‌ तत््वको स्वस्वरूपसे बहती है वहीपर परस्वरूपसे नास्ति रूप 
कहती है इसी प्रकार सब भगोका केथन किया है। 
१८वी स्तुतिमे भी अनेकान्तवादका विवेचन करते हुए कर्ता और कर्मके भेदामेदका कथन 
किया है 
जात जात कारणभावेन गुहीत्वा जन्य जन्य कार्यतया स्व परिणामस्‌ । 
सर्वोष्पि त्व कारणमेवास्यसि कार्य शुद्धो भाव कारणकार्याविषयोर्शप ॥१७॥। 
कार्यरूपसे उत्पन्न हुआ प्रत्येक पदार्थ कारणरूपसे अपने ही परिणामको लेकर उत्पन्न 
हुआ है अत आप कारण भी है और कार्य भी है। किन्तु शुद्धभाव कारण और कारयका 
अविषय है । 
यह सब अध्यात्मविषयक चर्चा दर्शनशास्त्रमे नही है। अत ये स्तुतियाँ दाशंनिक विवे- 
चनसे ओतम-प्रोत होते हुए भी आध्यात्मिक है। अध्यात्म और दशंनका समन्वय इनमे है। 
स्वयभूस्तोत्रमे आचायें समन्तमभद्रने किसी-किसी स्तुतिके अन्तमे कामना व्यवत्त की है, मुझे 
मोक्ष प्रदान करें या मेरे चित्तको पवित्र करें या आपको हम अमुक कारणोसे नमस्कार करते 
हैं। यथा-- 


प्रस्तावना हु ३३ 


पुनातु चेतो मम नाभिननन्‍्दनो ! जिन श्रिय मे भगवान्‌ विधता । ममाय॑ देया. शिवतातिमुच्चे 
इस तरहकी प्रार्थना लघुतत्त्व०मे कही भी नही है । प्रायः सर्वत्र सर्वज्रूपकी भावना है। 
यथा--पाँचवी स्तुतिके अन्तमे-- 
नितान्तमिद्धेन तपो विशेषित तथा प्रभो मा ज्वलयस्व तेजसा । 
यथेव मा त्वा सकल चराचर प्रधष्य॑ विष्व ज्वलयन्‌ ज्वलाम्यहम्‌ ॥२प॥। 
हे प्रभो | मुझे तेजके हारा इस प्रकार प्रज्वलित करो, जिस प्रकार मैं अपने आपको और 
समस्त चराचर विश्वको प्रज्वलित करता हुआ सब भोरसे प्रज्वलित होने लगूँ। 
सबसे अन्तिम स्तुतिके अन्तमे कहा है-- 
ज्ञानाग्नों पुटपाक एब घटतामत्यन्तमन्तरबंहि 
प्रारब्धोद्धतएसयमस्य सतत विष्वकृप्रदीप्तस्य मे । 
येनाशेषकषायकिट्गगलनस्पष्टी भवदुवेभवा. 
सम्यग भान्त्यनुभूतिवरत्मंपतिता: सर्वा: स्वभावश्चिय ॥ 
उत्कृष्ट सयमके पालक मेरी ज्ञानरूपी अग्निमे यह पुटपाक घटित हो जिससे समस्त कषाय- 
रूपी अन्तरग मलके गलनेसे जिनका वेभव स्पष्ट हो रहा है, ऐसी समस्त स्वभावरूप लक्षिमयाँ 
अनुभूतिके मार्गमे पडकर सम्यक्रूपसे सुशोभित हो । 
उक्त उद्धरणोंसे यह तही समझ लेना चाहिए कि इन स्तुतियोमे सयमादिका कथन नही 
है। तीसरी स्तुतिमे गुणस्थानोकी श्रेणीमे प्रवेश करते हुए अध करण, अपुर्वंकरण, अनिवृत्तिकरण, 
सृक्ष्मकृष्टिर्प सृक्ष्मसाम्पराय, क्षीणकषाय, सयोगकेवी आदि अवस्थाओका तथा उसमे 
होनेवाले केवलिसमुद्धातका भी वर्णन है। यह पूरी स्तुति इस दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। इसमे कहा 
है कि आपने अपनेको द्रव्यसयममे छूगाया । 
इस प्रकारका कथन भी बु० स्व० स्तो० मे नही है। अत यह स्तुतिग्रन्थ एक त्तरहसे 
बु० स्व० स्तो० का पूरक है। जो इसमे है वह उसमे नही है। यह सभव है कि इसी दृष्टिसे 
अमृतचन्द्रने इसकी रचना की हो । वे जिनेन्द्रदेवके आन्तरिक गुणानुरागी है। समन्‍्तभद्गरकी तरह 
अमृतचन्द्र भी अनेकान्तके परम भक्त हैं । वे उसका उपयोग विशेषरूपसे आत्मतत्वकी व्यवस्थामे 
करते है। उसीके ज्ञानगुणको लेकर वे उसीमे मग्न हो जाते हैं। उसी परम ज्योतिने उन्हे मुग्ध 
किया है। यद्यपि समन्तभद्गजी सर्वज्ञ सिद्धिके दो रा ही आप्तकी मीमासा करते है। किन्तु उनका 
सर्वज्ञ अनेकान्तमय वस्तु स्वरूपका प्रतिपादक होनेसे युक्ति और शास्त्रसे अविरुद्ध वक्‍ता है। 


प्रत्येक स्तुतिका सार 


अब हम प्रत्येक स्तुतिका साराश यहाँ देते हैं। यह हम लिख चुके हैं कि प्रत्येक स्तुतिमे 
२५ पद्य हैं । 

१ पहली स्तुतिकी रचना वसनन्‍्ततिलका छत्दमे है । इसके चौबीस पद्मयोमे चौबीस तीर्थकरो 
के नाम आते है। अतः अन्तिम पद्यमे इसे जिन नामावली नाम दिया है। इस पद्यमे कहा है--- 

जो भव्य जीव भ्रमृतचच्द्र नामधारी चितके द्वारा पीत जिननामाबलीकों भाते हूँ वे 


3 लघुतत््वस्फोट 


निशचयसे अनायास हो सकल विश्वको पी लेते हैँ अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा वे कभी भी कर्म 
नोकमंरूप पर द्रव्यके द्वारा नही पिये जाते अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे सदा अछूते रहते हैं ।' 

इस एक अन्तिम पद्यसे ही पाठक जान जायेंगे कि इस स्तुति ग्रन्थमे अमृतचन्द्रजीने स्तुतिके 
व्याजसे अध्यात्मकी ही वर्षा की है, चित्रूपी चन्द्रसे अमृत वरसाया है। 

एक वस्तुमे परस्परमे विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मोकी स्थितिका नाम अनेकान्तवाद है। 
अत अनेकान्तवादमे विरोधाभास नामक अलकारका चमत्कार सहज सभाव्य है। इसीसे अमृत- 
चन्द्रजीकी इस रचनामे उसके दाशंनिक और आध्यात्मिक रूपके साथ उनके कवीर्द्रत्व रूपके भी 
दर्दानपद पदपर होते हैं। ऐसे कवीन्द्र शायद अमृतचन्द्रजी ही हैं। 


अजितनाथका स्तवन करते हुए वे कहते हैं आप प्रमाता भी है, प्रमाण भी हैं, प्रमेय भी हैं 
और प्रमाणके फल भी है, फिर भी ज्ञेय ज्ेय ही है और ज्ञाता ज्ञाता ही है, न शेय ज्ञानमय होता 
है ओर न ज्ञान ज्ञेयमय होता है। इसके “चिच्चकायितचस्चुरुच्चे ” पदमे समयसार कलूशको 
प्रतिध्वनि भूजती है। इसी प्रकार भगवान्‌ सुवुद्धि-सुमतिनाथके लिए प्रयुक्‍त 'कारकचक्रचर्चा- 
चित्रोध्प्यकवुररसप्रसर ' पद उल्लेखनीय है जिसमे कहा है--आपका सहज प्रकाश पदट्कारक 
समूहकी चचसि चित्ररूप होता हुआ भी अचितित-एकरूप सुशोभित हो रहा है । चन्द्रप्रभ भगवान 
के लिए चितिचन्द्रिकोष चेतन्यरूप चान्दनीका समूह कहा है। 

प्राय समस्त स्तुतियोमे अनेकान्तरूप विरोधाभासकी छठा है। धमंनाथकी स्तुतिमे कहा 
है--आप सर्वात्मक हैं किन्तु परात्मक नही है। स्वात्मात्मक हैं किन्तु आपकी अपर आत्मा नही है। 

२ दूसरी स्तुति भी वसन्ततिलका उन्दमें है। ये सब आगेकी स्तुत्तियाँ सामान्य हैं। किसी 
तीर्थंकर विशेषसे सम्बद्ध न होकर वे प्राय ज्ञानज्योतिसे सम्बद्ध हैं। इसका प्रारम्भ तिज'से 
होता है जो “चेतन्यचूणंभरभावितवेश्वरूप्य' है। जो इस निविकल्प ओर सविकल्परूप दर्शन ज्ञान 
मात्र तिज'की श्रद्धा करते है वें विश्वको मानो स्पर्श करते हुए समस्त विद्वसे पुथक्‌ परमात्म- 
अवस्थाको प्राप्त करते है। 

आगे कहा है--आपका स्वभाव एक होते हुए भी विधिनिषेधमय है । वह स्वभाव 'अद्भुत 
चिदुद्गमचुब्न्चु ” आइचर्यका रक चेतन्य ज्योतिके उद्गमका स्थान है । 


अमृतचन्द्रजीने प्राय अज्ञानी मिथ्यादृष्टिकि लिए या एकान्तवादीके लिए 'पशु' शब्दका 
प्रयोग किया है। यथा आपके विषयमे सशय ही सभव नही है। यदि किसीके 'चिदुपप्लव' चेतन्यमे 
श्रम होता है तो वह पशुके ही होता है । जल, 

दर्शनशास्त्रके अन्थोमे विपक्षीका निर्देश पशु शब्दसे मिलता है। सागारधर्मामृतमे मिथ्यात्व 
से ग्रस्त जीवोको मनुष्य होते हुए भी पशुके तुल्य कहा है और सम्थग्दृष्टिको पद्ु होते हुए भी 
मनुष्यके तुल्य कहा है। उसी दृष्टिसे अमृतचन्द्रजीने भी पशु शब्दका प्रयोग एकान्तवादी मिथ्या- 
दृष्टिके लिए किया है। 

पद्य १९ मे कहा है कि ज्ञानसे भिन्‍न अन्य फलको प्राप्त करनेके इच्छुक पशु-अज्ञानी 
विषयोकी इच्छा क्यों धारण करते हैँ ? इन्कियोको नियन्त्रित कर ज्ञानको ही क्यो नही धारण 
करते 


न 


प्रस्तावँंनां ३५ 


पद्य २१ मे कहा है--हे ईशा | आपमे कषायसे होनेवाला समस्त विकार नही है। 


अन्तिम पद्यमे कहा है--नाना शक्तियोंके समुदायरूप यह आत्मा नयदृष्टिसे खण्ड-खण्ड 
होता हुआ शीघ्र नष्ट हो जाता है। अत मैं खण्डरहित, किन्तु खण्डोका स्वंथा निराकरण न 
करनेवाला एक अत्यन्त शान्त अचल चेतन्यस्वरूप तेज हूँ ॥२५॥ 


३ तीसरी स्तुति भी वसन्ततिलका छन्दमे है। यह स्तुति चारित्रप्रधान है। 
प्रथम पद्यमे कहा हे--मार्गावताररसनिर्भरभावित-मोक्षमागगंमे लगनेसे उत्पन्न हुए 


अलौकिक आनन्दरससे भरपुर आपका जो चित्‌विकास हुआ, हे प्रभो अद्भुत विभूतिके प्यासे हमे 
उसका एक कण भी देनेकी कृपा करो । 


२ हे भगवन्‌ ज्ञाननर्शनमात्र महिमासे युक्त अपने आत्मामें मोहको दुर्कर समस्त सावद्य- 
योगका परिहार कर स्वय आत्मरूप होते हुए सामायिकरूप हुए। भाव सयमके प्राप्त होते हुए 
भी परस्पर सापेक्ष द्रव्य-मावकी महिमामे बाधा न देते हुए आपने अपनेको प्रथम द्रव्यसयमके 
मार्गमे नियुक्त किया । 

यहाँ भावसयमपूर्वक द्रव्यसयमकी प्रधानता बतलाई है । आगे कहा है कि आप शुद्धोपयोग 
की दृढ्भूमिको प्राप्तकर अन्तमुंख हो गये तथा नाना प्रकारके तप करते हुए क्षणेपशमजन्य 
चारित्रकी शक्तियोकों आपने धारण किया । परीषह आनेपर भी आपका अन्त करण कातर नही 
हुआ । बहुत भारी सयमका भार धारण करते हुए भी खिन्‍न नही हुए और दुर्जयकषायोको जीतने 
के लिए तत्पर रहे तथा ज्ञानरूपी अस्त्रको तीक्ष्ण करनेके लिए सर्व जाग्रत रहते हुए आपने श्रुत 
के समस्त विषयोका मनन किया। इस प्रकार तीन तपोके द्वारा आत्मा और कमंमे बहुत अन्तर 
करते हुए आपका विवेकपाक--मभेदज्ञानका परिपाक ज्ञान और क्रियाके व्यतिकर द्वारा ऋमसे 
परम प्रकर्षको प्राप्त हुआ । 

यह सब स्थिति छठे सातवें गुणस्थानकी है। उसके पदचात्‌ श्रेणीमे प्रवेश करते हुए अध - 
प्रवत्ततरण हुआ, फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मक्रष्टि हुए। क्षीणकषायसे सयोगकेवली 
होकर लछोकपूरण समुद्घात किया। फिर अयोगकेवली होकर सिद्ध हुए । यह सब वर्णन इस 
तीसरी स्तुतिमे है । 

४ चतुर्थ स्तुतिमे जिनके ज्ञानहप तेजको लेकर ही नमस्कार किया गया है| अमृतचन्द्रजीने 
अपनी टीकाओमे आत्माको विज्ञानधन कहा है। यहाँ उसकी उपपत्ति देते हुए कहा है--यत घट 
पट आदि पदार्थ बाह्यरूपताको धारण करते हुए भी आपमे ज्ञानरपताको धारण करते हैं अर्थात्‌ 
समस्त जगत्‌ आपके ज्ञानका विषय है अत आप अनन्तविज्ञानधन है, इसीसे न किसीसे मोह 
करते है, व राग करते हैं और न द्वेष करते हैं ॥२२॥ 

५ पाँचवी स्तुति भी वशस्थ छन्दमे है। इसका प्रारम्भ भी विरोषाभास अलकारसे होता 
है कि आप बढते नही, फिर भी सर्वोच्च हैं। नम्नर न होते हुए भी अत्यन्त नम्न हैं आदि । 

चौथे पद्ममे कहा है--अर्थसत्ता--महासत्ता आपसे भी बडी है, क्योकि उसमे आप भी 
गर्भित हैं, किन्तु वह महासत्ता भी आपके ज्ञानमे समाई हुई है, यत ऐसी कोई वस्तु नही है जो 
आपके ज्ञानका विषय नही है । 


३४ लघुतत्त्वस्फोट 


निश्चयसे अनायास हो सकल विश्वको पी लेते है अर्थात्‌ सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा वे कभी भी कर्म 
नोकमंरूप पर द्रव्यके द्वारा नही पिये जाते अर्थात्‌ कमंवन्धनसे सदा अछूते रहते हैं । 

इस एक अन्तिम पद्यसे ही पाठक जान जायेंगे कि इस स्तुति ग्रन्थमे अमृतचन्द्रजीने स्तुतिके 
व्याजसे अध्यात्मकी ही वर्षा की है, चित्‌रूपी चन्द्रसे अमृत वरसाया है। 

एक वस्तुमे परस्परमे विरुद्ध प्रतोत होनेवाले धर्मोकी स्थितिका नाम अनेकान्तवाद है। 
अत अनेकान्तवादमे विरोधाभास नामक अरूकारका चमत्कार सहज सभाव्य है। इसीसे अमृत्त- 
चन्द्रजीकी इस रचनामे उसके दाशंनिक और आध्यात्मिक रूपके साथ उनके कवीन्द्रत्व रूपके भी 
दर्शंनपद पदपर होते हैं। ऐसे कवीन्द्र शायद अमृतचन्द्रजी ही हैं। 


अजितनाथका स्तवन करते हुए थे कहते हैं आप प्रमाता भी हैं, प्रमाण भी हैं, प्रमेय भी हैं 
और प्रमाणके फल भी हैं, फिर भी ज्ञेय श्ेय ही है ओर ज्ञाता ज्ञाता ही है, न ज्ञेय शञानमय होता 
है और न ज्ञान ज्ञेयमय होता है। इसके 'चित्चकायितचज्चुरुच्चें” पदमे समयसार कलशकी 
प्रतिध्वनि गूँजती है। इसी प्रकार भगवान्‌ सुबुद्धि-सुमतिनाथके लिए प्रयुवत 'कारकचक्रचर्चा- 
चित्रोष्प्पकवुररसप्रसर ” पद उल्लेखनीय है जिसमे कहा है--आपका सहज प्रकाश पट्कारक 
समूहकी चचसि चित्ररूप होता हुआ भी अचिचत्रित-एकरूप सुशोभित हो रहा है । चन्द्रप्रभ भगवान्‌ 
के लिए चितिचन्द्रिकोौष चेतन्यरूप चान्दनीका समूह कहा है । 

प्राय समस्त स्तुतियोमे अनेकान्तरूप विरोधाभासकी छटा है। धर्मनाथकी स्तुतिमे कहा 
है--आप सर्वात्मक हैं किन्तु परात्मक नही है। स्वात्मात्मक हैं किन्तु आपकी अपर आत्मा नही है। 

२ दूसरी स्तुति भी वसन्ततिलका छन्दमे है। ये सब आगेकी स्तुतियाँ सामान्य हैं। किसी 
तीर्थंकर विशेषसे सम्बद्ध न होकर वे प्राय ज्ञानज्योतिसे सम्बद्ध हैं। इसका प्रारम्भ 'तेज'से 
होता है जो 'चेतन्यचूणंभरभावितवेश्वरूप्य' है। जो इस निविकल्प ओर सविकल्परूप दर्शन ज्ञान 
मात्र 'तेज'की श्रद्धा करते है वें विश्वको मानो स्पर्श करते हुए समस्त विश्वसे पृथक्‌ परमात्म- 
अवस्थाको प्राप्त करते हैं। 

आगे कहा है--आपका स्वभाव एक होते हुए भी विधिनिषेघमय है | वह स्वभाव 'अदूभुत 
चिदुद्गमचुञ्न्चु ” आश्चयंका रक चैतन्य ज्योतिके उद्गमका स्थान है । 


अमृतचन्द्रजीने प्राय अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके छिए या एकान्तवादीके लिए पशु” धन्दका 
प्रयोग किया है। यथा आपके विषयमे सशय ही सभव नही है । यदि किसीके 'चिदुपप्लव' चेतन्यमे 
अम होता है तो वह पशुके ही होता है । । 

दशनश्ास्त्रके ग्रन्थोमे विपक्षीका निर्देश पशु शब्दसे मिलता है। सागारधर्मामृतमे मिथ्यात्व 
से ग्रस्त जीवोको मनुष्य होते हुए भी पशुके तुल्य कहा है और सम्यग्दृष्टिको पशु होते हुए भी 
मनुष्यके तुल्य कहा है। उसी दृष्टिसे अमृतचन्द्रजीने भी पशु शब्दका प्रयोग एकान्तवादी मिथ्या- 
दृष्टिके लिए किया है। 

पद्य १९ मे कहा है कि ज्ञानसे भिन्‍न अन्य फलको प्राप्त करनेके इच्छुक पशु-अज्ञानी 
विषयोकी इच्छा क्यो धारण करते हैँ ? इन्द्रियोको नियन्त्रित कर ज्ञानको ही क्यों नही धारण 
करते 


न 


प्रस्तविर्ना ३७ 


समयसम्ब॒न्धी सीमाके मार्गमे शुभ क्रियारत होते हुए भी आपने अन्य अशुभ क्रियाओको 
नष्ट कर दिया। और एक चेतन्यमात्र आत्माके अवलूम्बनसे समस्त कतृत्व भावकों दूर कर 
दिया । अर्थात्‌ शुभ क्रिया करते हुए भी उसमे कतृ त्व बुद्धि नही रही, यही अध्यात्मदृष्टि है। 
इस स्तुतिमे भी अन्तमे केवलज्ञानरूपी ज्योतिके रूपमे भगवानका स्तवन करते हुए 
कहा है-- 
आप सब ओरसे चेतन्यके भारसे भरपुर है। जब कि बेचारा जगतका प्राणी एक क्षुद्र 
चेतन्यकणसे युक्त है। आपका अनुभवन या तो आप स्वय कर सकते है या आपके अनुग्रहसे जो 
आगे बढ गया है वह कर सकता है । 
८ आठवी स्तुति उपजाति छन्दमे है-- 
इसमे भी कषायोको लेकर स्तवन किया गया है। यथा 'कषायका सचय बन्धका कारण 
होनेसे आप तत्त्वज्ञानीने कषायक्षयकों ही मुक्तिका कारण कहा है । 
एक होने पर भी कषायते जीवको अतेकरूप कर दिया है। प्रतिक्षण अपत्ती श्क्तिका 
विकास करते हुए आपने कषायोके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया कि सब कषाये नष्ट हो गईं । 
कषायोका क्षय होते ही केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीका आपने वरण किया । और दूसरो पर अपने प्रभाव 
को प्रकट किया। यद्यपि आप ज्ञानपुज हो गये, किन्तु आयु कर्म शेष रहनेसे उसे भोगनेमे विवश 
थे। अत आपने धर्म तीर्थंका प्रवतंन किया । 
है भगवन्‌ आप तीथंसे तीर्थंकर होते है और तीर्थंकरसे तीथ होता है इस प्रकारमे बीजाकुर 
के समान अनादि सन्तानरूपसे कार्य-कारणभाव है । 
आपने समस्त विश्वको जाना। किन्तु वचनमे इतनी शक्ति नही है कि सबको कह सके, 
अत आप ज्ञानका अनन्तवा भाग ही कह सके ।! 
आगमसे केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमे अन्तर दिखाते हुए कहा है-- 
पषण्णवणिज्जा भावा अणतभागो दु अणभिलप्पाण । 
पंण्णवणिज्ञजाण पुण अणतभागो सुदणिबद्धों ॥/ गो० जी० गा० 
जो शब्दोंके द्वारा नही कहे जा सकते, ऐसे पदार्थोका अनन्तवा भाग शब्दोके द्वारा कहे 
जाने योग्य है और उनका भी अनन्तवा भाग शास्त्रमे निबद्ध है ।' 
', उसीको ऊपर कहा गया है । 
है भगवन्‌ यह द्वथात्मक-विधिनिषेधात्मक--वस्तुस्वरूप आपके ही मुखसे उद्गत हुआ है। 
किन्तु उसका अथ उन्होने ही समझा जिनका आशय उभयपक्षके बोधसे शुद्ध हो गया था| विरोधी 
धर्मसे सापेक्ष होनेसे ही आपके शब्द विरुद्ध धर्मात्मक वस्तुकों स्पर्श करते है। किन्तु स्याह्गादकी 
मुद्रासे रहित शब्द उसमे स्खलित हो जाते है। 
इसप्रकार इस स्तुतिका अन्त स्थाद्वादसे होता है। अन्तमे कहा है-- 
समतारूप सुखके स्वादको जाननेवाले मुनियोके लिये भुनि अवस्थाका महात्रु कष्टभार 
भी सुख है' जैसे दृधके स्वादको जाननेवाले विछाव अति गर्म दूधको पीते हुए भी सुख मानता है। 
आपकी आत्मा केवलज्ञानसे सम्पन्त है, आप अनन्त वीयंके अतिशयसे सम्पन्न हैं, आपने समस्त 
बाह्याभ्यन्तर मनको नि शोष कर दिया है, आपसे श्रेष्ठ आप्त कौन हो सकता है ? 


३६ लघुतत्वस्फोट 


तीन सत्ताएँ है--अर्थ सत्ता, ज्ञान सत्ता और शब्द सत्ता। अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ तौत रूपमे 
सत्‌ है--अर्थ रूप, ज्ञान रूप और छान्द रूप । ज्ञानका विषय चराचर जगतु है किन्तु ज्ञान तदधीन 
नही है। न ज्ञान ज्ञेयमे जाता है न ज्ञेय ज्ञानमे आता है। दोनो स्वतन्त्र हैं फिर भी पदार्थ चिन्मय 
भासित होते हैँ। इसी प्रकार शब्द सत्ता पुदुगल पर्यायरूप है तथापि उन शब्दोकी वाचक शक्ति, 
आपके ज्ञानके एक कोनेमे पडी रहती है। इसी प्रसगमे बाह्य अर्थ अपलाप करनेवाले वौद्धोका 
निराकरण किया गया है कि ज्ञानमे प्रतिबिम्बित प्रमाण-प्रमेयकी स्थिति वाह्य पदार्थोका निषेध 
करनेमे समर्थ नही है । 

आगे कहा है कि आप एक अनश सहज सनातन सन्मात्रको देखते है। यहाँ निरदमे मश 
कल्पनाको लेकर स्तुति हैं जो प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारकी टोकामे चचित है, यह स्तुति द्वव्यके 
स्वरूप और उसमे अद्य कल्पनाको लेकर की गई है। , 

६ छठी स्तुति भी वशस्थमे है-- 

इसके भप्रारम्भमे कहा है कि ससारका कारण क्रिया ही है, और आपने उसे क्रिया (सम्यक्‌ 
चारित्र) के द्वारा ही नष्ठ किया है, अन्तमे समस्त क्रिया कलापको आत्मीन्मुख करते हुए समाप्त 
किया है। उत्कट वेराग्य पुवंक समस्त भोगोको त्यागकर आपने अपने जीवनको त्तपरूपी अग्निमे 
होम दिया। अध्यात्मविशुद्धिको बढानेवाले तपोके द्वारा अतिप्रबल उदयाबलीको निजी्ण कर 
दिया और इस प्रकार हे जिन आप सूक्ष्मकृष्टिके द्वारा रागको अत्यन्त सूच्म करके क्षीणकषाय 
हो गये--बारहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए। अन्तमे समस्त कतृंत्वसे उदासीन होते हुए आप सम्पूर्ण 
विज्ञानधन हो गये ओर अन्तमे सिद्धत्व पदको प्राप्तकर विशुद्ध ज्ञानमे लीन हो गये। यद्यपि आप 
एक चेतन्यघातुरूप हैं तथापि आपमे अनन्त वीर्यादि गुण हैं। हे भगवत्‌ आप आत्मस्वरूपसे सुरि- 
रह निराकूल हैं पर निरपेक्ष है। आपके स्वानुभवकी विषयभूत आनन्द परम्परा उल्लसित 

॥ 

अन्तमे स्तुतिकार कहते हैं--'हे भगवन्‌॒ जैसे छोहके पिण्डमे आग बलातु प्रवेश कर जाती 
हैउसी प्रकार भावनाके द्वारा मेरेमे प्रवेश करके अभी भी मुझे चिन्मय नहीं करते, यह मेरी ही 
जडता है।' 

७ सातवी स्तुति भी वहक्षस्थ छन्दर्मे है-- 

हे देव इस अनन्त ससारमें परवश होकर मेने अनन्तवार पच परावतंत किये है । अब मै 
आत्मगृहमे विश्वाम करनेवाले आपके चेतन्यरूप अचलमे लगता हूँ । 

हे भगवन्‌ ! आपके ज्ञानामृतका एक कण मेरे लिए आज ओऔषधिकी मात्राके समान है | 

हे प्रभो निरन्तर ज्ञानरूपी रसायनका पान करते हुए और बहिरग तथा अन्तरग सयमका 
निर्दोष पालन करते हुए निश्चित ही मैं स्वय तुम्हारे समान हो जाऊँगा। ठीक ही है--सयमको 
भ्रहण करनेवालोंके द्वारा क्या नही सिद्ध किया जा सकता । 

इन स्तुतियोमे अमृतचन्द्रजीने ज्ञानके साथ सयमका भी यथार्थ पक्ष लिया है। समयसारमे 
तो भेदज्ञानकी ही चर्चा होनेसे सयमका प्रसग नही आया । अत उससे यह नही मान लेना चाहिये 
कि अध्यात्ममे चरणानुयोग और करणानुयोगका कोई स्थान नही है। किन्तु वह सयम केवल 
क्रियाकाण्डरूप नही है यथा-- 


'.प्रस्तावर्नी ३७ 


समयसम्बन्धी सीमाके मार्गमे शुभ क्रियारत होते हुए भी आपने अन्य अशुभ क्रियाओको 
नष्ट कर दिया। और एक चैतन्यमात्र आत्माके अवल्म्बनसे समस्त कतृत्व भावकों दूर कर 
दिया । अर्थात्‌ शुभ क्रिया करते हुए भी उसमे कतृ त्व बुद्धि नही रही, यही अध्यात्मदृष्टि है । 
; इस स्तुतिमे भी अन्तमे केवलज्ञानरूपी ज्योतिके रूपमे भगवानका स्तवन करते हुए 
कहा है-- 
आप सब ओरसे चैतन्यके भारसे भरपुर है। जब कि बेचारा जगतका प्राणी एक क्षुद्र 
चेतन्यकणसे युक्त है। आपका अनुभवन या तो आप स्वय कर सकते है या आपके अनुग्नहसे जो 
आगे बढ गया है वह कर सकता है। ! 
८ आठवी स्तुति उपजाति छन्दमसे है-- 
इससे भी कषायोको लेकर स्तवन किया गया है। यथा 'कषायका सचय बन्धका कारण 
होनेसे आप तत्त्वज्ञानीने कषायक्षयकों ही मुक्तिका कारण कहा है। 
एक होने पर भी कषायने जीवको अनेकरूप कर दिया है। प्रतिक्षण अप्रनी शक्तिका 
विकास करते हुए आपने कषायोके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया कि सब कषाये नष्ट हो गईं। 
कषायोका क्षय होते ही केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीका आपने वरण किया । और दूसरो पर अपने प्रभाव 
को प्रकट किया। यद्यपि आप ज्ञानपुज हो गये, किन्तु आयु कम छोष रहनेसे उसे भोगनेमे विवश 
थे। अत आपने धम्म तीर्थंका प्रवतंच किया । 
है भगवन््‌ आप तीथंसे तीर्थंकर होते है और तीर्थंकरसे तीर्थ होता है इस प्रकारमे बीजाकुर 
के समान अनादि सन्तानरूपसे कार्य-कारणभाव है । 
आपने समस्त विश्वको जाना। किन्तु वचनमे इतनी शक्ति नही है कि सबको कह सके, 
अत. आप ज्ञानका अनन्तवा भाग ही कह सके ।! 
आमगममे केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमे अन्तर दिखाते हुए कहा है-- 
पण्णवणिज्जा भावा अणतभागोंदु भणभिलप्पाण । 
पंण्णवणिज्जाण पुण अणतभागो सुदणिबद्धों ॥” गो० जी० गा० 
जो शब्दोंके द्वारा नही कहे जा सकते, ऐसे पदार्थोका अनन्तवा भाग शब्दोके द्वारा कहे 
जाने योग्य है और उनका भी अनन्तवा भाग शास्त्रमे निबद्ध है।' 
, उसीको ऊपर कहा गया है । । 
है भगवन्‌ यह दृयात्मक-विधिनिषेधात्मक--वस्तुस्वरूप आपके ही मुखसे उदगत हुआ है। 
किन्तु उसका अर्थ उन्होने ही समझा जिनका आशय उभयपक्षके बोधसे शुद्ध हो गया था । विरोधी 
घमंसे सापेक्ष होनेसे ही आपके शब्द विरुद्ध धर्मात्मक वस्तुको स्पर्श करते है। किन्तु स्याह्मदकी 
मुद्रासे रहित शब्द उसमे स्खलित हो जाते है। 
इसप्रकार इस स्तुतिका अन्त स्याद्वादसे होता है । अन्तमे कहा है-- 
समतारूप सुखके स्वादकों जाननेवाले मुनियोंके लिये मुनि अवस्थाका महान्‌ कष्टभार 
भी सुख है' जैसे दृधके स्वादको जाननेवाले विछाव अति गर्म दूधको पीते हुए भी सुख मानता है। 
आपकी आत्मा केवलज्ञानसे सम्पन्न है, आप अनन्त वीयंके अतिशयसे सम्पन्न हैं, आपने समस्त 
बाह्याभ्यन्तर मनको नि शेष कर दिया है, आपसे श्रेष्ठ आप्त कौन हो सकता है ? 


रै८ लघुतत्त्वस्फोट 


९ तौवी स्तुति भी उपजाति छन्द मे है। 
इसमे भी सयम और तपको लेकर स्तुति की गई है--'आपने परमार्थके विचारके सारको 
अपनाया, निर्भय होकर एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा की, अन्तरग बहिरग परिग्रहका त्याग किया और 
प्राणियोपर दयाभाव किया” आपका पक्षपात रहित होते हुए भी समस्त प्राणियोमे पक्षपात था । 
आतापन योग करते समय सुययकी तीक्ष्ण किरणें आपके शरीरको जलाती थी, किन्तु आप कर्मफल- 
के परिपाककी भावनामे उन्हे अमृतके कणोके समान मानते थे। रात्रिमे स्मशानमे जाकर शवासन 
से स्थित रहते हुए श्यगालोने आपके सूखे शरोरको “अपने दाँतोसे काटा । वुद्धिमानु रोगी जैसे 
रोगको दूर करनेके लिये उपवास करता है वेसे ही आपने अनादि रागको दूर करनेके लिये एक 
मास अधंमासके उपवास किये। इसप्रकार सम्पुण॑ आत्मबलसे सयमको धारण करके कषायके क्षय- 
से केवलज्ञानी हुए और मोक्षमार्गका उपदेश दिया । । 
आगे अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करते हुए कहा है कि आपका उपयोग कभी नष्ट नही 
होता। अर्थात्‌ ज्ञानदर्शन सदा उपयोगरूप रहते हैं। श्वेताम्बर ऐसा नही मानते । अन्तमे ग्रन्थ- 
कार कहते हैं-- 
मैं समस्त ससारमे भ्रमण करके खिन्‍न हो चुका हूँ, अब मैने प्राणपणसे आपको अपनाया 
है। मेरे सब कुछ आप हो । अधिक विव[द से क्या ? 
१० दसवी स्तुति भी उपजाति छन्‍्दमे है-- 
इसके प्रारम्भमे ही कहा है कि मैं विशुद्ध विज्ञानधन आपकी एकमात्र शुद्धनयकी दृष्टिसे 
स्तुति करूँगा । 
अर्थात्‌ पूर्व स्तुतियोमे व्यवहार दृष्टि रही है क्योकि बाह्य क्रियाकलापोको लेकर भी स्तुति 
की गई थी, जो व्यवहार धर्मके रूपमे आवश्यक है । | 
शुद्धनयकी दृष्टिसे मतलूब है दर्शन-ज्ञानमय चेतन्य स्वरूपको लेकर स्तवन । यथा-- 
हे भगवन्‌ ! आपका यह चेतन्य शक्तिका विकासरूप हास्य सब ओर सुगन्ध फेला रहा 
है। सो किसी भाग्यशाली मनुष्यकी दृष्टि ही चेतन्‍्यरूप मकरन्दके पानकी तृष्णासे इस ओर 
जाती है ॥१२॥ 
आप एक ज्ञायक स्वभावसे सहित हैं । स्वानुभूतिसे परिपूर्ण हैं। आपकी आशभ्यन्तर लक्ष्मी 
अखण्ड चैतन्य पिण्ड सहित है । अत आप नमककी डल्शीकी उपमाको प्राप्त हो रहे हैं ॥१३॥ 
यह उपमा समयसार कलझ १४ मे भी आती है। यहाँ एक दूसरी उपमा प्रालेयपिण्ड-- 
बफंके डलाकी दी है। यथा-- 
विशुद्ध चेतन्‍्यके पूरमे सब ओरसे डूबे हुए आप आत्मरससे अत्यन्त भाई ही भासित 
होते हैं क्योकि वर्फंका पिण्ड सब ओरसे घनरूप होते हुए भी सदा सब भोरसे आदं ही भासित 
गीता है ॥१४॥ 
ध 24 क्रियायें कारकोसे मलिन ही होती हैं क्योकि उनकी प्रवृत्ति कर्ता आदि मूलक होती 
है। किन्तु आपका शुद्ध ज्ञान क्रियाकलापसे पराद्मुख है, अतएवं आप भागात्र ही भासित हो 


॥१८॥ 
के हे भगवतु / आप अत्यन्त नि्मल्ताको प्राप्त हुए अपने मे, अपने छिए अपनेसे अपनेको 


हि 


प्रस्तावना रे 


स्वय देखते हैं। अत हे स्वामिन्‌ आप द्रष्टा और द्रश्यके भेदसे रहित होकर स्थित है और इसलिए 
कारकोसे रहित दर्शनरूप हो भासित होते है ॥१५०॥ 

अन्तमे ग्रन्थकार अपनी भावना व्यक्त करते हैं-- 

है योगीश्वर | मैं एक शुद्ध, निराकुछ चिल्भावकी इस अखण्ड भावनाके द्वारा चितद्भाव- 
रूप ही होता हू । 

११ ग्यारहवी स्तुति अनुष्टुप्‌ छन्‍्दमे है । इसमे मुख्य रूपसे दर्शन और ज्ञानको लेकर स्तवन 
किया गया है। यथा-- 

हे भगवन्‌ ! आवका एक ही उपयोग साकार अनाकारके भेदसे ज्ञान और दर्दानके रूपमे 
दो रूप हो गया है ॥९%॥ 

जश्ञानावरण और दर्शंनावरणका उच्छेद हो जानेसे दोनो उपयोग सदा युगपत्‌ रहते है॥१०॥ 

उनका सहायक अनन्त वीर्य भी सदा रहता है। इस प्रकार आप पूर्ण ज्ञान-दर्शनसे युक्त हो 
सदा सुखी रहते है तथा सुखी रहते हुए भी प्रमादी नही होते । आपके दर्शन ज्ञान नह्वर नही हैं, 
क्योकि उनके लिए अन्य कर्त्ता आदि कारकोकी अपेक्षा नही है। आप स्वय सदा षट्कारकमय 
हैं इत्यादि । 

१२ बारहवी स्तुति भी अनुष्टुप्‌ छन्दमे है। 

इसमे भी अनेकाल्तशाली वीतराग जिनका स्तवन है । यथा--आप स्वरूपसे हो रहे हैं, पर 
रूपसे नही हो रहे । फिर भी भाव अभाव दोनोको जानते हुए साक्षात्‌ स्वज्ञ कहे जाते हैं ॥४॥ 


प्रागभाव आदि चारो अभाव आपमे भावरूप हैं और आप॑ भावरूप होकर भी अभाव- 
रूपताको प्राप्त होते है ॥१७॥ 


यह पर्यायरूप तत्त्व अनित्य होते हुए भी आपको प्राप्त करके नित्य हो जाता है। और 
आप नित्य होकर भी अनित्य पर्याय रूपको पाकर अनित्य हो जाते हैं अर्थात्‌ द्रव्य रूपसे पर्याय 
भी नित्य है और पर्याय रूपसे द्रव्य भी अनित्य है ॥१९०॥ 


हे १३ वी स्तुति मज्जुभाषिणी छन्दर्में है। इसमे ज्ञानके स्वपर प्रकाशकों लेकर स्तवन 
यथा-- 

हे देव यह चित्‌ चमत्कार ही अपनेसे कंथचित्‌ भिन्‍न और कथचित्‌ अभिन्‍न सुख वीयें 
वेभव आदि अपनी शक्तियोको एक साथ जाननेसे आपके सहभावी अनन्त आत्मधर्मोके समूहको 
प्रकट करता है ॥३॥ आप अनन्त धर्मोके भारसे भावित होते हुए भी एक उपयोग लक्षणके द्वारा 
ही जाने जाते हैं। किन्तु इसका यह अभिप्राय नही है कि आपमे उपयोग ही एक गुण है, अन्य 
नही हैं, क्योकि गुण बिना आधारके नही रहते ॥४॥ 

आप जड़ और केतन दोनोको जानते हैं । आपका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। जो परको नही 
जानता उसमे जड़से कोई भेद नही है अर्थात्‌ वह जडवत्‌ है। किन्तु जडकों जाननेसे जड नही 
हो जाता । परको जाने बिना अनुभूति नही होती । फिर भी आज्ञानी हाथीकी तरह आँख बन्द 
करके भवकूपमे गिरते हैं ॥९॥ 


इसप्रकार परको जानकर भी आप परासक्त नही होते । आदि समस्त विवेचन बहुत ही 
महत्वपूर्ण है.। 


लघुतस्वस्फोट 
$ भी शान-दर्शनमय चितिसात्रको छेकर स्तवन है। इसमे अन्तमे 
नमे निश्चल वृत्तिस्प आपका शक्ति समूह ससार बीजको हरनेवाला है। 
मण नहीं करता, किन्तु पापमार्गस बचनेके लिये शुभ क्रियाएँ न्रत तपादि 
प्‌ पौद्यलिक कमंमछको दूर करते हुए आत्मा आत्मामे स्थिर होता है और 
गे नियमसे अपुनर्जन्म प्राप्त होता है । 
रे आपके समागमकी ही सुख और आपके विरहको ही दुख कहते हैं। हे जिन | वे 
है जिन भ॑ 
सुखी हैं जिनके आप सदा हृदयमे वसते हैं । 


भाग्यशाली निशचयसे 

१५ वी स्तुति वियोगिनी छन्दमे है । विषय प्राय पूर्व॑चत्‌ नवीनताको लिए हुए है प्रारम्भमे 
ही बडा सुन्दर दृष्टान्त दिया है। 

जैसे गन्नेकी गडेरीको चूसता बालक तृप्त नही होता, उसी प्रकार मञापकी ज्ञानकछाका 
रात दिन आस्वाद लेनेवाला भी तृप्त नही होता | 

खर्पके बिना पर्याय नही, पर्यायके बिना द्रव्य नही । आपकी प्रकृति ही द्रयावरम्बिनी है| 
विधि निषेधसे वाधित है और निषेध विधिसे वाधित है। फिर भी दोनो समभाव धारण करके 


अर्थकी सिद्धि करते हैं 

कथनमे पुनरुक्तियाँ भी यत्र तन्न हैं। यहाँ भी कहा है--'भाप परको जाननेसे पर नही हो 
जाते। क्योकि परावभासनका मतलब है परका आल्म्बन छेकर आत्मभासन, क्योकि परको जाने 
बिना अपनेको जानना शकय नही हैं। व्यवहार दृष्टिसे देखनेवालोंके लिये आप पराश्रयी और पर- 
माथे दृष्टिसे देखनेवालोंके लिये स्वाश्रयी एक ही साथ उभयरूप प्रतिभासित होते हैं । 

अन्तमे कहते हैं-- 

जोरसे दवाये हुए गन्नेसे जैसे रसका प्रवाह निकलता है उसी प्रकार मेरी इस हठवादितासे 
उछलता हुआ आत्मरसका प्रवाह मुझे उसमे डुबो देगा। आपके चरण कमलोमे जाग्रत रहनेवाले 
मोहरात्रि वीत गई। अत मुझे उठाकर अपनी गोदसे ले लीजिये । 

यह एक आध्यात्मिक सच्ची भक्तिका प्रवाह है। 

१६ सोलहवी स्तुति पृष्पिताग्रा छन्‍्दमे है। विषय प्राय पुवंवत्‌ है। यथा-- 

हे जिनवर |! सभी ओरसे दवाये जाने पर भी आप कभी भी नीरस नही होते । किन्तु उत्त- 
रोत्तर निरन्तर अनन्त ज्ञानरपी अमृत रसको देते हैं । 

अन्तमे केवलज्ञानकी महत्ता दिखलाते हुए कहा है-- 

प्रमागम त्तीनो कालो और तीनो लोकोका प्रकाशक होने पर आपके केवलज्ञानके एक 
कोनेमे ऐसा शोभित होता है जेसा दिनमे जुगुनु । न 

१७ वी स्तुति प्रहषिणी छन्‍्दमें है। इसमे भी स्वद्रव्यादिका विवेचन है। पद्य २१ में समन्‍्त 

भद्गके स्वयभूस्तोत्रके 'विवक्षितों मुख्य' इत्यादि पथ्चकी स्पष्ट झलक है--जिसकी विवक्षा की जाती 
है वह मुख्य होता है जो विवक्षित नही होता वहू गौण होता है। * 

१८ वी स्तुत्ति मत्तमयूर छन्दमें है। इसमें भी सामान्य-विशेष, भाव-अभाव, वाच्य-अवाच्य 

जद अनेकान्तोको लेकर विवेचन है । अन्तमे सिद्धोमे उत्पाद व्यय घटाते हुए कहा है-- 


प्रस्तावना ४१ 


जो आप पहले भविष्यत्‌की अपेक्षा सिंद्ध थे, वही अब आप वर्तमान सिद्ध हैं। इसी प्रकार 
वरतमानमे जो विरक्त दशा है वही भूतकालमे सराग' दा थी । 

१९ वीं स्तुति वियोगिनी छत्दसे है। इसका विषय भी प्राय वही है। यथा--आपके न 
पराश्रथपना है, न शृन्यरूपता है, न अन्य भावोका सम्मिश्रण हैँ क्योकि आप अपने असख्य प्रदेश 
रूप वस्तुको ग्रहण किए हुए हैं ॥२॥ 

आप अमूतं विशेषणसे युक्त है अत पुद्गलोसे भिन्न हैं ॥३॥ 

ओर आप चित्‌ विशेषणसे युकत्र हैं अत समस्त अचेतनोसे भिन्‍न हे ॥४॥ 

तथा सहज स्वानुभवसे युक्त हैं अत अन्य समस्त चेतनोसे भिन्‍न हे ॥५॥ 

ये अपपके अजड आदि विशेषण आपको अन्य द्रव्योसे भिन्‍न करते हैं स्वद्वव्यसे नही । 


इस प्रकार इस स्तुतिमे भेदज्ञानकी प्रधानता है। इसे पढते हुए समयसार कलशका 
“चेरूप्प जडरूपता च' आदि १२६ वाँ कलश वरवस स्मरण हो भाता हे। 


२० वी स्तुति वशस्थ छन्दमे है। इसमे व्यावहारिक नयोको लेकर विवेचन है। यथा-- 
है स्वामित्र आप चेतन्यमात्र विभूतिसे परिपूर्ण होनेसे शुद्धसग्रहनयकी दृष्टिसे सुशोभित हो रहे है । 
और आप असख्य प्रदेशोमे विभाजित होनेसे ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे शोभित हो रहे है। ऋणजु- 
सूत्रनय प्रति समयवर्ती पर्यायकों ग्रहण करता हैं अत बौद्धका क्षणिकवाद इसी एक नयका विषय 
है उसीको लेकर सापेक्ष विवेचन है वौद्धमतमे निर्वाणकी दीपकके निर्वाणकी तरह माना है 
उसीको दृष्टिमे रखकर कहते है-- 


दीपककी तरह निर्वाणको प्राप्त हुए आपके समस्त विकार एक शून्यतारूप हो गये अर्थात्‌ 
विकारोका आपमे सर्वथा अभाव हो गया। किन्तु ऐसा करते हुए आपको कुछ भी साहस नही 
करना पडा जब कि भुझे कहनेमे भी साहस करना पड रहा है ॥१०॥ आगे विज्ञानवादी बौद्धका 
निषेध करते हुए विज्ञानघन भगवानुका स्तवन किया है। 

हे प्रभो, आपका विज्ञानघधन स्वंभक्षी है, विश्वका कोई पदार्थ उसका अविषय नही है। 
उसमे सब पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ भासते हैं। इस दृष्टिसे ही ज्ञानाह्ेतवाद बनता है, बाह्य पदार्थोके 
अभावकी दृष्टिसे नहीं ॥१५॥ 


यह पूरा स्तवन बौद्धदर्शनके निराकरण-समन्वयकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमे 
शन्यवादका समन्वय करते हुए अन्तमे कहा है--है भगवन्‌ मेरी बौद्धके शून्यवादमे तो रुचि नही 
है। वहाँ, समस्त पदार्थोके शून्यमय भानसे निर्मेल आपके शून्यमे--निविकल्प विज्ञानधनमे प्रवेद् 
कराकर मुझे कृतकृत्य करें । 

२१ वी स्तुति भी वशस्थ छन्दमे है। इसमे भी सामान्य विशेषरूप, द्वव्यपर्यापरूप आदिको 
लेकर स्तवन है। उत्पादव्ययश्रौव्यको लेकर कहा है--सत्‌का नाश नही होता और असत्‌का 
उत्पाद नही होता । और उत्पाद व्ययके बिना कोई वस्तु नही होती । क्षण-क्षणमे होनेवाला उत्पाद 
व्यय आपको भिन्‍्त-भिन्‍न करता है और शल्लुवत्व एकरूप करता है। भाव और अभाव दोनो हो 
आधारके बिना नही रहते । आप दोनोके ही आश्रय होनेसे भाववात्‌ भी हैं और अभाववान््‌ भी 
वस्तुविवेचनकी दृष्टिसे पूरी स्तुति ही महत्त्वपृर्ण है। 

द्‌ 


४२ लघुतत्वस्फोट 


२२ वी स्तुति मन्दाक्रान्ता छन्दमे, २३ वी स्तुति हरिणी छन्दमे, २४ वी 
पच्चीसवी स्तुति भादूंलविक्रीडित उन्दमे है । पड हज 
कं स्तुतियोका भी विषय तो वही है किन्तु उसके उपपादनमे और भावानुभूतिमे 
अन्तर है-- 
लि अं क्या ईंधन दाहसे भिन्‍न है उसोतरह यह समस्त विश्वरूप ज्ञेय क्या आपसे 
न्‍न 

एक अनेक नहीं होता और अनेक एक नही होता । किन्तु आप एकानेकरूप है । 

अन्य नष्ट होता है, अन्य उत्पन्त होता है, और अन्य निरन्तर विद्यमान रहता है । आपका 
तीनोमे समान पक्षपात है। अत आप उत्पाद-व्यय-प्रौव्य तीनोंस युक्त है। यदि वे तीनो आपसे 
बहिभूत॑ हो जायें तो शून्यरूप हो जाये | 

२२ वी स्तुतिके अन्तमे कहा है-- 

"अर अनेकान्त ही आपको एक अनेक, समग्रुण निगुंण, शून्य पूर्ण, नित्य अनित्य आदि 
करता है। 

२३ वी स्तुतिके अन्तमे कहा है-- 

सम्यग्ज्ञान और क्रिया इन दोनोकी भावनाओंसे भूतार्थरूप परिणमन करते हुए मेरेमे 
निरन्तर आपकी लक्षिमयाँ प्रस्फुरत होवें, जो परम स्वाभाविक अवस्थामे सलग्न उपयोगरूपी रसमें 
मज्जन करनेसे बहुत आनन्ददायक है । 

२४ वी स्तुतिममें कहा है-- 

आपके चेतन्यरूपी अमृतके पूरसे भरपुर अद्भुततम रूपको आखोके द्वारा पीकर किन्‍्हे 
उन्माद नही सताता ॥३॥ जिस चेतन्यरूप चाँदनीके सागरमें तीनो छोक मानो डूब रहे हैं उसमें 
यह मैं दुरसे ही-बिना डूबा दिखाई देता हूँ फिर भी में सदा आपमें मग्न हूँ ॥१५॥ 

२५ वी स्तुतिका विषय ज्ञान और कर्मका समुच्चय है। एक मुमुक्षुके लिये यह स्तुति बहुत 
ही उपादेय है यथा--जो पूर्व असयमसे सचित कमंरजके विनाशके लिये सादर हृदयसे सयम 
धारण करते हैं वे ही सहज अवस्थामें स्थित अन्तस्तेजको प्राप्त होते है ॥३॥ 

रागसमूहका विनिग्नह करनेके लिए पूरा श्रयत्न करना चाहिये, क्योकि रागके फन्देमे फेसे 
मन वचन कायका निग्नह फलदायी नही होता । 

इस स्तुतिमे २४वाँ पद्य समयसार कलशका १४१ वाँ पद्म है। जिसमे कहा है--यह भगवान्‌ 
चैतन्यरूप समुद्र उठती हुई लहरोसे अभिन्न रस हुआ एक है फिर भी अनेकरूप हुआ प्रवरतंता 
है। इससे आगेके अन्तिम पद्यमे कहा है-- 

मेरे सयमका पुटपाक ज्ञानरूपी अग्निमे पककर तैयार हो जिससे रागादि विकारी भाव 
नष्ट होकर मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव भलीभाँति प्रकट हो सके । स्‍ 
लघुतत्त्वस्फोटकी मम्नतचन्द्रकतूंता 

लधुतत्वस्फोटके उक्त विवेचनसे उसके टीकाकार अमृतचन्द्रके रचित होनेमे कोई सन्देह 
नही रहता । भाव, भाषा औौर शेली तीनो दृष्टियोंसे उसकी समयसारकलरूशक्रे साथ एकरूपता 
प्रत्मष्ट है। उपके सम्बन्धमे विशेष लिखनेकी आवश्यकता नही है। 


अस्तावना ४२ 


अमृतचन्द्रका समय 


स्व० प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपने तत्त्वानुशासनकी प्रस्तावनामे पृ० ३३ पर 
लिखा है--- 


अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी दसवी शताब्दीका उत्तराध॑ है। पट्टावछीमे उनके पट्टारोहण 
का समय जो वि० स० ९६२ दिया है वह ठोक जान पडता है, क्योकि स० १०५५ मे बनकर 
समाप्त हुए धर्म रत्नाकर ग्रन्थमे अमुनचन्द्राचार्यके पुएषार्थंसिद्युपायसे कोई ६० पद्य उद्धृत पाये 
जाते है, जिसकी सूचना प० परमानन्दजी शास्त्रीने अनेकान्त वर्ष ९ की सयुक्त किरण ४-५ मे 
की है। इससे अमृतचन्द्र उकत्र सम्बत्‌ १०५५ से पूव॑कालिक विद्वान है यह सुनिश्चित है। 
उपासकाचारके कर्ता अमितगति ( स० १०५० ) से भी वे पूर्वके विद्वान है जिनके उपासकाचारमे 
पुरुषार्थंसिद्धथुपायका कितना ही अनुसरण पाया जाता है जिसे प० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीने जैन 
सन्देशके शोधाडू, न० ५ में प्रकट किया है । इन अमितगति ( द्वितीय ) से दो पीढी पुवके विद्वान 
अमितगति प्रथमके योगसार प्राभुतपर भी अमृतचन्द्रके तत्त्वार्थंथार तथा समयसारादि टीकाओका 
प्रभाव लक्षित होता है जिनका समय अमितगति द्वितीयसे कोई ४०-५० वर्ष पूर्वका जान पडता है। 
ऐसी स्थितिमे अमृतचन्द्रसूरिका समय विक्रमकी १०वी शताब्दीका प्राय तृतीय चरण और तत्वा- 
तुशासनके कर्ता रामसेनाचायंका समय १०वी शतीका प्राय चतुर्थथरण निश्चिय होता है तथा 
अमितगति प्रथम विक्रमकी ११वीं शतीके प्राय प्रथम चरणके विद्वान ठहरते है। थे तीनो ही 
अध्यात्म विषयके प्रायः समसामयिक प्रौढ विद्वान हुए है और तीनोकी कथन शेलो एक दूसरेसे 
मिलती जुलती है जिनमे वृद्धताका श्रेय अमृतचन्द्राचायंको प्राप्त जान पडता है ।' 

स्वर्गीय मुख्तार साहवके उक्त निष्कर्पके प्रकाशमे कुछ कहनेको शेष नही रहेगा । उनके 
समर्थनमे हमे एक अन्य भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है-- 

धर्मरत्नाकरमे डड्ढारचित पचसग्रहका भी एक पद्य उद्धृत है । यथा--तदुक्तम्‌-- 

वचनहेंतुभियुंक्‍्ते सर्वेन्द्रियमयावहै । 
जुगुप्साभिश्च वीभत्सेनेंव क्षायिकदुक चलमु ॥ 


तथा डड्ढाके पचसग्रहके द्वितीय अधिकारमे तत्वारथंशारका पद्म उद्धृत है--उक्तञऊच-- 


धोडशेव कषाया स्युर्नोकषाया नवेरिता । 
ईबद भेदों न भेदो5स्थ कषाया पथ्चविशति ॥ 


अत. अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी दसवी शताब्दीसे आगे नहीं जाता। इस विक्रमकी 
दसवी शताब्दीके ग्रन्थकार देवसेनने अपने दर्शतसारमे पद्मतन्दी आचाये कुन्दकुन्दके सीमन्धर 
स्वामीके समवसरणमे जानेका उद्धोष किया है। इसीके समकालमे रचित श्र्‌ तावतारमे इन्द्र- 
नन्दीने कुन्दकुन्द अमरनाम पद्मनन्दीको सिद्धान्त ग्रन्योका टीकाकार लिखा है। इसीके उत्तर- 
कालमे नेमिचन्द्र सिद्धान्तीने द्रव्यसग्रहकी रचना की। टीकाकार ब्रह्मदेवने द्वव्यसग्रह और 
परमात्मप्रकाशकी टीकाएँ रची। और कुन्दकुन्दाम्वाय प्रकाशमे आया। इस सबका श्रेय आचायें 
अमृतचन्द्रको है। उन्‍्होंका अनुगमन द्वितीय टोक़ाकार जयसेनने तथा प्मप्रम मलधारीदेवने 
किया। इस प्रकार अमृतचन्द्र एक अध्यात्मयुग प्रव्तंक भाचाय॑ हुए हैं। उन्होने मुमुक्षुके लिये 


डड॑ लघुतत्त्वस्फोट 


स्याद्गादमे कुशलताके साथ सुनिश्वल सयमकी उपयोगिता बतलाकर ज्ञाननय और क्रियानयमे 
तीब्र मैचरीकी आवश्यकता बतलाई है । यथा-- 
स्पादादकोशलसुनिरचलसयमाभ्या यो भावयत्यहरह स्वमिहोपयुक्त । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीन्रमेत्रीपात्रीकृत श्रयति भूमिमिमा स एक ॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुष स्याह्मादमे प्रवीणता और निश्चल सयमके द्वारा आत्मामे उपयोग 
लगाता हुआ उसे निरन्तर भाता है वही पुरुष ज्ञाननय और क्रियानयकी पारस्परिक तीत्र मेन्नीका 
पात्र होकर इस निज भावभूमि भूमिकाको पाता है। 


फेलाशचन्द्र शास्त्री 


2० 6७७ &छ #> >>» ७ ७ >० «७ 


न्छ ०9 
न्ध् फछ 


विषय-सूची 

स्तुति 
प्रथम स्तुति 
द्वितीय स्तुति 
तृतीय स्तुति 
चतुर्थ स्तुति 
पञ्चम स्तुति 
पष्ठ स्तुति 
सप्तम स्तुति 
अष्टम स्तुति 
नवम स्तुति 
दशम स्तुति 
एकादश स्तुति 
द्वादश स्तुति 
त्रयोदश स्तुत्ति 
चतुर्देश स्तुति 
पन्‍्चदद स्तुति 
षोडश स्तुति 
सप्तदद्य स्तुति * 
भष्टादब स्तुति 
एकोनविशति स्तुति 
विशतितम स्तुति 
एकविशतितम स्तुति 
द्वाविशतितम स्तुति 
न्रयोविश्ञतितम स्तुति 
चतुरविद्यतितम स्तुत्ति 
पञ्चविशतितम स्तुति 
पद्यानुक्रमणी 


पृष्ठ 
१-१७ 
१८-३१ 
३२-४३ 
४२-५५ 
५६-६७ 
६८-७८ 
७७९०-९० 
९१-१०० 
१०१-११० 
१११-१२१ 
१२२-१३० 
१३१-१४० 
१४१-१५१ 
१५२-१६३ 
१६४-१७२ 
१७३-१८२ 
१८३-१५०२ 
१०३-२०१३ 
२०४-२१२ 
२१३-२२२ 
२२३-२३२२ 
२३३-२४७ 
२४८-२६० 
२६१-२७३ 
२७४-२८५ 
२०५१-२३०२ 


आचार्य असृतचन्द्र रचित 
लंघ॒-तत्त्व-स्फोट 
(शक्तिगणितकोश ) 


5० नमः परसात्मने। नम्तोष्नेकान्ताय 


स्वयम्भशुव॑ मह इहोच्छलद॒च्छमीडे 
येनादिदेव भगवानभवत्‌ स्वयस्थूः | 
5 शभ्रूथ्ष वशप्रभृतिसन्मननैकरूप- 
मात्मग्रमातु परमातू न मात मात ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(आदिदेव) है आदि जिनेन्द्र | (येन) जिसके द्वारा आप (स्वयस्भू ) स्वयम्भू 
(भगवान्‌) भगवान्‌ (अभवत्‌) हुए है, मैं (इह) इस लोकमे (उच्छलत्‌) छलकते हुए--अतिशय प्रकट 
(अच्छ) निर्मेल (स्वायभुव) आत्म-सम्बन्धी (तत्‌ मह) उस तेज--ज्ञानज्योतिकी (ईडे) स्तुति 
करता हूँ। जो तेज (३४ भूर्भव प्रभूतिसन्‍्मननेकरूप) ४» भूर्भुव आदि शान्तिमन्त्रके समीचीन 
अद्वितीय मननस्वरूप है। (आत्मप्रमातृ) स्वप्रकाशक है (परमातृ) परप्रकाशक है और न (नमातृ 
मातृ) न मात्र ज्ञायक--आत्माको जाननेवाला है किन्तु ज्ञायक अज्ञायक--चेतनाचेतनात्मक समस्त 
पदार्थोंको जाननेवाला है । 

भावार्थ--यहाँ भगवान्‌ आदिनाथका स्तवन करते हुए उनके उस असाधारण ज्ञानगुणकी 
गरिमाकी स्तुति की गई है जिसके प्रकट होते ही वे साधारण छल्मस्थसे स्वयथू-सर्वज्ञ हो गये। 
उनका वह ज्ञान गुण त्रेकालिकज्ञायक स्वभाव होनेसे आत्मामे स्वत विद्यमान रहता है, राग-देषा- 
दिकके समान आत्मामे किन्‍्ही बाह्य निमित्तोंसे प्रकट नही होता है। वही ज्ञानगुण केवलज्ञान- 
रूप पर्यायसे तन्‍्मय हो लोकालोकका ज्ञाता हो जाता है, रागादि विकारी भावोसे सर्वथा रहित 
होनेके कारण वीतराग विज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान, चतुगगंतिके जीव अपाय--दु खसे किस 
प्रकार छूटें' इस अपायविचयधर्म्यंध्यानके समीचीन मननस्वरूप होता है। ज्ञान, स्वपरप्रकाशक 
होनेसे जहाँ आत्ममातृ-स्वको जानता है, वहाँ परमातृ-परको भी जानता है और न केवल 
माता--ज्ञायक आत्माको जानता है किन्तु ससारके समस्त चेतना चेतनात्मक पदार्थोको 
जानता है॥ १॥ 

माताईसि मानससि मेयमसीशसासि 
मानस्यथ चासि फलमित्यजितासि सर्व | 
नास्त्यैव (नास्येव) किग्िदुत नासि तथापि किश्वि- 
ह दस्येव चिच्चकचकायितचुब्चुरुच्चे ॥२॥ 


अन्वयार्थ--( अजित ) हे अजितनाथ ! आप ( माता असि ) ज्ञायक हो ( मानम्‌ असि ) 
ज्ञान हो ( मेयम्र असि ) ज्ेय हो ( ईशमा असि ) अनन्तचतुष्टय लक्ष्मीरूप हो ( च मानस्य फलम््‌ 


२ लघुतत्त्वस्फोट 


असि ) और ज्ञानके फल हो, ( इति सर्वश्र असि ) इस प्रकार सबरूप हो । [ अस्य ] ( किडि्चंदेव 
नास्ति ) इस ज्ञानका कुछ भी नही है ( उत ) और आप भी यद्यपि ( किड्च्चत्‌ न असि ) किसी 
अन्यरूप नही हैं (तथापि ) तो भी आप (उच्चे ) उत्कृष्टरूपसे ( चिच्चकचकायितचुज्चु ) 
चैतन्य चमत्कारख्पसे प्रसिद्ध हो । 

भावारथे--जो पदार्थंको जानता है उसे माता कहते हैं, अ।त्मा जिसके द्वारा जानता है उसे 
मान कहते हैं, जिसे जानता है उसे मेय कहते है. और अज्ञाननिवृत्तिपुवंक आत्मामे जो ज्ञान 
प्रकट होता है वह मानका फल कहलाता है। यहाँ गुण गुणीका अमेद दृष्टिकी अपेक्षा कथन करते 
हुए कहा गया है कि हे अजितनाथ भगवान्‌ ! आप ही माता, मात, भेय और मानके फल हो-- 
ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानके फल हो। न केवल, ज्ञान गुणकी अपेक्षा यह कथन है किन्तु अहंन्त 
की लक्ष्मीस्वरूप जो ज्ञान दर्शन सुख और वीय॑ है उनरूप भी आप हैं। यद्यपि ज्ञायक स्वभावके 
कारण अजितनाथ भगवान्‌ अनन्त ज्ञेयोको जानते हैं ऐसा व्यवहार होता है। तथापि एक भी ज्ञेय 
उनका नही होता है और न वे किसी ज्ञेयके होते हैं। वीतराग विज्ञानका दर्पण तलके समान यही 
स्वभाव है कि वह जानता तो सबको है परन्तु किसीको आत्मीय मान कर अपने आपमे रोकता 
नही है। यह सब होने पर भी आप चेतन्य चंमत्कारसे तन्मय हैं।॥ २॥ 


एको न भासयति देव न भासते$स्मि- 
न्नन्यस्तु भासयति किश्वन भासते च | 
तो दो तु भासयसि शम्भव भाससे च 
विश्व च भासयसि भा असि भासको न ॥३१॥ . : 


अन्वयाथ--( देव ) हे देव ! ससार मे ( एक ) एक पदार्थ--जड पदार्थ ( न भासयति ) 
किसीको भासित--प्रकाशित नही करता और ( अस्मिन्‌ ) इस जड पदार्थमे कोई पदार्थ (न 
भासते ) प्रकाशित नही होता हैं ( तु ) किन्तु ( अन्य ) जडसे भिन्‍न--चेतन द्रव्य ( भासयति ) 
किसीको भासित करता हैं। (व) तथा ( किज्चन ) अन्य द्रव्य इसमे ( भासते ) प्रकाशित 
होता है। ( तु ) किन्तु ( शम्भव ) हे शग्भवनाथ ! आप ( तौ हो ) उन दोनो-अचेतन और चेतन 
पदार्थोंको ( भासयति ) प्रकाशित करते हैं और स्वय भी ( भाससे ) प्रकाशित होते हैं । इस तरह 
आप (विश्व च भासयसि ) लोकालोकरूप विश्वको प्रकाशित करते हैं अत (भा असि ) 
दीप्तिर्प हो, ( भासक न असि ) भासक'--दीप्तिका निराकरण करनेवाले नही हो । 
भावार्थ--यह विश्व चेतनाचेतनात्मक पदार्थेसि भरा हुआ है। इनमे अचेतन पदार्थ-- 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल चेतनासे शून्य होनेके कारण न किसीको प्रकाशित करते हैं 
और न कोई पदार्थ इनमे प्रकाशित होता है। उपयुंक्त पाँच अचेतन पदार्थोके सिवाय विश्वमे एक 
चेतन द्रव्य भी है। यह्‌ चेतन द्रव्य चेतनासे तन्‍्मय होनेके कारण ससारके पदार्थोको अ्रतिभासित 
करता है और ससारके पदार्थ इसमे प्रतिभासित होते हैं। है शम्मवनाथ ! जिनेन्द्र | आप उपयुक्त 
चेतन अचेतन पदार्थोको प्रतिभासित करते हैं और स्वय भी प्रतिभासित होते है। इस तरह आप 
१ अस्यति प्रक्षिपति इति आसक 'असु प्रक्षेपण! इति घातो प्वुल्‌ प्रत्यये रूप । भाया ( दीप्ते ) 
( भासक ) प्रक्षेपक इति भासक तथामूत त्व न भवसि । 


) 


चतुविद्वतिस्तव है 


विश्वको प्रतिभासित करते है। जब गुण और गुणीका अभेदविवक्षासे कथन होता है तब गुणको 
गुणी और गुणीको गुण कह दिया जाता है। यहाँ भी अभेद विवक्षासे शम्भवनाथ जिनेन्धको भा 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप दीप्िसे तन्‍्मय कहा है । और भासकपनेका निपेध किया है। परन्तु विना आधार- 
के गुणका अस्तित्व रह नही सकता इसलिये शम्भव जिनेन्द्रमे भासकपनेका सर्वंथा निषेध भी नही 
किया जा सकता अत 'भासको न' का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हे भगवन ! आप ज्ञानरूप 
दीप्तिका निराकरण करने वाले नही है ॥ ३ ॥ 
यदूभाति 'भाति तदिहाथ च (न) भात्यन्माति 
ब्नाभाति भसाति सच भाति नयो नभाति। 
भा (या)माति "भात्यपि च भाति न भात्यभाति 
सा चामिनन्दन  विभा-न्त्यभिनन्दति त्वाम ॥४॥। 

 अन्वयार्थ--( यत्‌ ) जो ज्ञान ( भाति ) ज्ञानगुणसे तन्‍्मय रहनेके कारण देदीप्यमान होने- 
वाले ( इह ) इस आत्मामे ( भाति ) सुशोभित रहता हैँ (अथ ) और ( अभाति ) ज्ञान गुणसे 
अतन्मय होनेके कारण देदीप्यमान न रहनेवाले अन्य पदार्थमे ( न भाति ) सुशोभित नही होता। 
इसी प्रकार ( य ) जो ज्ञायक ( नाभाति 'इह' ) अतिशय सुशोभित रहनेवाले आत्मामे ( भाति) 
सुशोभित रहता है और ( नभाति सुशोभित न रहनेवाले अन्य पदार्थमे ( न भाति ) सुशोभित 
नही होता । इसी प्रकार ( या भा ) जो ज्ञानरूप दीप्ति ( भाति 'इह' ) देदीप्यमान आत्मामे 
( अति आभाति ) अत्यन्त सुशोभित होती है और ( अभाति ) अदेदीप्यमान--ज्ञानसे रहित अन्य 
पदार्थमे (न भाति ) सुशोभित नही होती ( अभिनन्दन ) हे अभिनन्दन जिनेन्द्र ! ( विभान्ती ) 
विशिष्टरूपसे सुशोभित होनेवाली ( सा च ) वह भा--ज्ञानदीप्ति ( त्वास्र ) आपका ( अभिनन्दति ) 
अभिनन्दन करती है । 

भावाथं--यहाँ ज्ञान गुण, ज्ञायकस्वभाव और ज्ञप्तिक्रिया इन तीन विशेषताओका अस्ति 

ओर नास्ति पक्षसे एक आत्मामे समावेश करते हुए अभिनन्दन जिनेन्द्रकी स्तुति की गई हे। यह्‌ 
ज्ञान गुण अस्ति पक्षसे आत्मामे रहता है नास्ति पक्षसे आत्मातिरिक्त अन्य द्रव्यमे नहीं रहता। 
ज्ञायकस्वभाव भी ज्ञान गुणसे सुजोभित आत्मामे रहता हे, अन्य जड पदार्थोमि नही । इसी प्रकार 
ज्ञप्ति क्रिय' भी आत्मामे ही रहती हे अन्य जड पदार्थोमे नही । 'यत्‌ ततू' इन नपुसकलिज्भ पदोसे 
ज्ञान गुणका, 'य स ' इन पुलिज्भ पदोंसे ज्ञाकक स्वभावका और “या सा” इन स्त्रीलिज्ध पदोसे 
शप्ति क्रियाका समावेश किया गया है। भेद विवक्षासे इन तीनोमे भेद होता हूँ परन्तु अमेद 
विवक्षासे तीनो एक आत्माकी ही परिणति हैं ॥ ४ ॥ 


लोकप्रकाशनपरः सवितुर्यथा यो 
वस्तुप्रमित्यभिम्ुख/ सहजग्रकाशः । 
१ भाति शोभते इति भान्‌ तस्मिनू, भा दीप्तो” इत्यस्य छतृप्रत्ययान्तप्रयोग । २ न भाति इति 
अभान्‌ तस्मित्‌ । ३ न भातीति अभान्‌, न भान्‌ इति नाभान्‌ तस्मिन्‌ 'नाइव ' इतिवत्‌ समास । ४ न 


भातीति नभान्‌ तस्मिन्‌ । ५ भातीति भान्‌ तस्सिनु ।६ भा+ अति इति पदच्छेद । ७ न भातीति अभान 
तस्म्िन्‌ । ८ विशेषेण भाति शोभते इति विभान्ती शोभमानेत्यर्थ भा इत्यस्य विद्येपणम्‌ । 


है! लघुतत्वस्फोट 


सोध्य तबोल्लसति कारकचक्रचर्चा- 
चित्रोउप्यकब्यु रससप्रसरः. सुबुद्धे ॥५॥ 


अन्वयार्थ--( सुबुद्धे ) हे सुमति जिनेन्द्र ( सवितु यथा ) सूर्यके प्रकाशंकी तरह जो प्रकाश 
बाह्य दृष्टिसि ( छोकप्रकाशनपर ) समस्त लोकको प्रकाशित करनेमे समर्थ हें तथा ( वस्तु- 
प्रमित्यभिमुख ) अन्तर्दृष्टिसे आत्मतत्त्वके जाननेके सम्मुख है ( सोध्य ) ऐसा यह ( तव ) आपका 
( सहजप्रकाश ) सहज ज्ञानस्वभावरूप प्रकाश ( कारकचक्रचर्चाचित्रोषपि ) पट्कारक समूहकी 
चर्चासे चित्ररूप होता हुआ भी (अकव्बुरससप्रसर ) अचित्रित--एकरसरूप प्रसारसे सहित 
( उल्लसति ) सुशोभित हो रहा है । 

भाषा्॑--हे भगवन्‌ | आपका त्रेकालिक ज्ञायक स्वभावरूप प्रकाश जब केवलज्ञानलप 
पर्यायसे सुशोभित होता हे तब वह यद्यपि लोकालोककी प्रकाशित करता है तथापि नि३चयसे 
आत्मस्वरूपको ही प्रकाशित करता है, इसीलिये कहा जाता हे कि केवछी भगवान्‌ व्यवहारनयसे 
लोकालोकके ज्ञाता है पर निदचयनयसे आत्माके ही ज्ञाता हैं। यद्यपि व्यवहारकी दृष्टिसे आपका 
वह शानस्वरूप प्रकाश, कर्ता कर्म करण सप्रदान अपादान और अधिकरण इन छह कारकोंके समूह- 
की चर्चासे चित्नित होता है उसमे इन सब कारकोका विकल्प आता हे तथापि सामान्यग्राही निश्चय- 
नयकी अपेक्षा वह सकल कारक चक्रसे उत्तीर्ण होनेके कारण एकरूप ही प्रतीत होता है॥५॥ 


एकः प्रकाशकमुशन्त्यपरं प्रकाश्य- 
मन्यत्प्रकाशकमपीश तथा ग्रकाश्यस्‌ | 
स्व न प्रकाशक इृदसि न व अ्रकाइयः 
पद्मप्रस ! स्वयमसि प्रकट! प्रकाश) ॥६॥ 


अन्वयार्थ--( ईदा ) हे स्वामित्‌ | छोग ( एक ) किसी एकको ( प्रकाशक ) प्रकाशक 
(अपर ) किसी अन्यको ( प्रकाइ्य ) प्रकाश करने योग्य, ( तथा ) और ( अन्यत्‌ ) किसीको 
( प्रकाशक ) प्रकाशक तथा ( प्रकाश्य ) प्रकाश्य दोनो रूप ( उशन्ति ) मानते है, परन्तु ( त्व ) 
आप ( इह ) इस जगतूमे (न प्रकाशक )व प्रकाशक हैं (च न प्रकाध्य ) और न प्रकाश्य हैं 
( पद्मप्रभ ) हे पद्मप्रभ जिनेन्द्र | आप ( स्वय प्रकट प्रकाश असि ) स्वयं भासमान प्रकाश- 
रूप हैं । पु 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! आत्मामे सुख, वीय॑ तथा ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण विद्यमान हैँ। 
इनमे सुख गुण आह्लादकी अनुभूतिरूप होनेसे आत्माके अस्तित्वका प्रस्यापक हैं अत प्रकाशक हूँ 
और वीर्य आदि गृण ज्ञानके माध्यमसे अनुभवमे आते हैं अत प्रकाश्य हैं, परन्तु ज्ञान-दबंन गुण 
स्वपरप्रकाशक होनेसे प्रकाशक और भ्रकाश्य-दोनोरूप हैं। यह गुण और गुणीका भेद व्यवहार- 
नयसे होता है, इसलिये कौन गुण कैसा हे ? इसकी चर्चा उसी नयसे संगत होती है । कारक चक्रकी 
प्रक्रिया भी व्यवहारनयसे ही घटित होती है, इसलिये जब आत्मामे प्रकाशन क्रियाके कर्ताकी 
अपेक्षा विचार होता है तब आत्मा प्रकाशक होता है और अन्तशेयकी अपेक्षा जब, प्रकाशन क्रिया- 
के क्मकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब आत्मा प्रकाइय कहलाता है। निश्चयनयकी अपेक्षा 
आत्मा कारकचक्रके विकल्पसे उत्तीर्ण हे अत वह न कर्ता है और न कम हे--न प्रकाशक है 


चतुविशतिस्तव ५ 


और न प्रकाध्य है, किन्तु एक सहज प्रकाशरूप हे । हे पद्मप्रभ जिनेन्द्र | आप इसी सहज प्रकाश- 
रूप है। निरचयनयसे आत्मवस्तुका कथन कभी गुणीरूपसे होता है और कभी गुणरूपसे । जेसे 
आत्मा ज्ञायक है अथवा आत्मा ज्ञानमात्र है। यहाँ गुणरूपसे कथन करते हुए पद्मप्रभ जिनेन्द्रको 
प्रकट प्रकाशरूप कहा गया है। उनका यह प्रकट प्रकाश स्वय सिद्ध है राग-देषादिक विकारीभाव 
के समान परसापेक्ष नही है॥ ६॥ 
के अन्योन्यमापिबति वाचकवाच्यसच्त्‌ 
सत्रत्ययस्तदुभयं पिबति प्रसह्न । 
सत्मत्ययस्तदुभयेन न पीयते चेत्‌ 
पीतः समग्रमस्त भगवान्‌ सुपाश्वः ॥७॥ 

अन्वयार्थें--( यत्‌ ) जो ( वाचकवाच्यसत्‌ ) वाचक--शब्द और वाच्य--अ्थरूप सत्‌ 
( अन्योन्यम्र्‌ आपिबति ) एक दूसरेको ग्रहण करता है अर्थात्‌ एक दूसरे पर निभेर है ( तदुभय ) 
उस दोनो प्रकारके सत॒को ( सत्प्रत्यय ) सतका ज्ञान ( प्रसह्य ) बलपूर्वक ( पिबति ) ग्रहण करता 
है, परन्तु ( तदुभयेन ) वाचक और वाच्यरूप सतके द्वारा ( सत्परत्यय ) सतूका ज्ञान ( न पीयते ) 
ग्रहण नही किया जाता है ( चेत्‌ ) यदि ( समग्र अमृत ) उस वाचक, वाच्य और सत्‌ ज्ञानको 
यदि ( पीत ) ग्रहण किया है तो ( भगवान्‌ सुपाइव ) भगवान्‌ सुपाश्व॑नाथने ग्रहण किया हैं। 

भावार्थ--शब्दको वाचक और अर्थंको वाच्य कहते है जैसे मुखके द्वारा उच्चरित और 
कानोंके ह्वारा श्रूयमाण घट शब्द वाचक है और घट शब्दके द्वारा ग्रहणमे आनेवाला बना हुआ 
( कम्बुग्रीवादिमान्‌ ) पदार्थ-घट वाच्य है। ये दोनो ही सत्‌ एक दुसरके ऊपर निर्भर है। 
घट शब्द उच्चरित होता है तो उसका कोई ग्राह्म अर्थ अवश्य होता है और कोई ग्राह्म 
पदार्थ है तो वह किसी न किसी शब्दके हारा गृहीत अवश्य होता है। इन दो प्रकारके सतोंके 
अतिरिक्त एक ज्ञानरूप सत्‌ भी होता है “इस उदाहरणमे” जेसे घटका ज्ञान इस प्रकार घट 
शब्द, कम्बुग्रीवादिमान्‌ पदार्थ और घट ज्ञानके भेदसे सत्‌ तीन प्रकारका होता है। इनमे शब्द 
और अर्थ॑रूप सतू जड पदार्थ है, अत वे परस्पर सापेक्ष होने पर भी ज्ञानसे रहित है और इसी 
कारण वे ज्ञानरूप सत॒को ग्रहण नही कर पाते। परन्तु ज्ञानरूप सत्‌ उन दोनो--शब्द और अर्थरूप 
सतोको अपनी स्वच्छताके कारण नियमपूर्वक ग्रहण करता है। यह रही वाचक सत्‌ वाच्य सत्‌ 
और ज्ञान सत्‌की बात । भगवान्‌ सुपाइ्वंत्ताथ इन तीनो प्रकारके सतको ग्रहण करते है। वाचक 
और वाच्य ज्ञानके विषय होनेसे जेय ही है परन्तु ज्ञान, स्वपर प्रकाशक होनेसे वह ज्ञान और ज्ञेय 


दोनोरूप होता है। तात्पयं यह है कि भगवान्‌ सुपारव॑ंनाथ शब्दसत्‌ अर्थसत्‌ और ज्ञानसत्‌ इन 
तीनोके ज्ञाता है ॥ ७॥ 


उन्मज्जतीति परितः(परतो) विनिसज्जतीति 
मग्नः , प्रसक्ष पुनरुत्प्लवते. तथापि। 
अन्तर्निमग्न इति भाति न 'भाति भाति 
_ अन्द्रप्भस्थ विशद्श्चितिचन्द्रिकोष! ।|८॥ 
” १ भातीति भान्‌ तस्मिनू, अन्यस्मिन्‌ पदार्थे भाति सति न भाति न शोमते इत्यर्थ । 


६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयाथे--ससारके अन्य जीवोका ज्ञान, ( परत ) ज्ञानकी उत्पत्तिमे साधकस्वरूप ह 
इन्द्रिय तथा प्रकाश आदि परकी सहायतासे ( उनन्‍्मज्जति ) उत्पन्न होता है और ज्ञानकी उत्पत्ति 
में बाधक स्वरूप इन्द्रिय विकार तथा अन्धकार आदि प्रतिबन्धक कारणोंसे यद्यपि ( प्रसह्य ) 
ह॒ठात्‌ ( विनिमज्जति ) विनिमग्न हो जाता है तथापि ( मग्न सत्‌ ) मग्न होने पर भी प्रतिबन्धक 
कारणोका अभाव होने पर ( पुन ) फिरसे ( उत्प्लवते ) उत्पन्न हो जाता है। परल्तु ( चन्द्रप्रभस्य) 
चन्द्रप्रभ भगवान्‌का ( विशद ) निर्मल ( चितिचन्द्रिकोध ) चेतन्यरूप-ज्ञानरूप चाँदनीका समूह 
( अन्तनिमग्न ) बाह्य कारणोसे निरपेक्ष होकर अन्तरज्जमे ही निमग्न है, अन्तरज्भ कारणसे उत्पन्न 
होता है [ अन्यस्मिन्‌ ] भाति सति न भाति ) अन्य पदार्थक भासित रहते हुए नही भासता है 
( इति भाति ) इसलिये सदा भासित रहता है। 

भावाथं--यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञानकी विशेषता वतलाते हुए कहा 
गया है कि ससारी जीवोका क्षायोपशमिक ज्ञान परनिमित्त सापेक्ष होनेसे उत्पन्न होता है और 
विनष्ट होता है परन्तु चन्द्रप्रभ भगवान्‌का क्षायिक ज्ञान केवल आत्मसापेक्ष होनेसे सदा भास- 
मान रहता है। आर्थात्‌ क्षायिक ज्ञानकी उत्पत्तिसे ज्ञानावरण कर्मका क्षयरूप अन्तरज्भ कारण ही 
अपेक्षित रहता है प्रकाश आदि बाह्य कारण नही ॥ ८ ॥ 


यरिमिन्नवस्थितिप्रुपैत्यनवस्थित तत्त्‌ 

तत्स्थः स्वयय सुविधिरप्यनवस्थ एव | 
देवो5्नवस्थितिमितोअ्षपे स एव नान्‍्यः 

सोध्प्यन्य एवंमतथापि स एवं नान्‍्यः ॥९॥ 


अन्वयार्थ--यह जगत्‌ ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्द्रिय सुखमे ( अवस्थितिम्त्‌ ) स्थिरताको (उपेति) 
प्राप्त होता है ( ततू ) वह इन्द्रियसुख / अनवस्थित ) अस्थिर है। जगत्‌ ही नही, ( तत्स्थ ) उस 
इन्द्रियसुखमे स्थिर रहनेवाले ( स्वय सुविधि अपि ) स्वय सुविधिनाथ भगवान्‌ भी ( अनवस्थ 
एवं ) अस्थिर ही रहे । (देव ) सुविधि जिनेन्द्र पर्याय दृष्टिसि ( अनवस्थितिस इतोइ४पि ) अनित्यता 
को प्राप्त होकर भी, ध्रव्यदृष्टिसि (स एवं ) वही थे । (अन्यो न) अन्य नही थे और ( सो$पि ) वह 
अन्य पदार्थ भी ( अन्य ) अन्य ही रहा | ( एवं ) इस प्रकार वें ( अतथापि ) तद्गप न होकर भी 
( स॒ एवं ) तद्गप रहे ( अन्यो न ) अन्यरूप नही हुए । 

भावार्थ--ससारके प्राणी इन्द्रिय सुखको स्थायी मानकर उसमे अपना अभिप्राय लगाते हैं 
पर वह इन्द्रियसुख स्थायी नही है, अस्थायी है--देखते देखते नष्ट हो जाता है। और की बात 
जाने दो सुविधिनाथ भगवान्‌ भी गृहस्थ अवस्थामे जब तक उस इन्द्रियसुखमे स्थिर रहे तब तक 
वे स्वय अस्थिर रहे । अस्थिरताका प्रमाण यही है कि वे अन्तत उस इन्द्रियसुखकों छोडकर 
आत्मसुखमे ही स्थिर हुए । ससारके प्रत्येक पदार्थ पर्याय दृष्टिसे अस्थिर हैं, अत भगवान्‌ सुविधि- 
नाथ भी पर्यायदृष्टिसे यद्यपि अस्थिर थे तथापि द्वव्यवृष्टिसि वह वही थे, अन्य नही थे भर्थात्‌ 
स्थिर--नित्य थे । इस तरह द्रव्य और पर्यायदृष्टिसे भगवात्‌ सुविधिनाथ नित्यानित्यात्मक थे । 
जिसमे 'तद॒वेद भाव'--यह वही है ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता रहे वह नित्य कहलाता है और जिसमे 
'अतद्भाव'--अन्य भाव हो वह अनित्य कहलाता है। सामान्य-तीर्थंकरत्वकी अपेक्षा सुविधिनाथ 
नित्य थे परन्तु सराग और वीतराग अथवा छलद्मस्थ ओर सर्वज्ञकी अपेक्षा वे अनित्य थे ॥ ५॥ 


ई 


चतुविद्यतिस्तव ७ 


शुन्योषपि निर्मरशृतोईसि भृुतोशपि चान्य- ५ 
शुन्योप्न्यशून्यविभवोध्प्यसि नेकपृण्णः | 

त्व नेकपूण॑महिसाईपि सदेक एव 
कः शीतलेति चरित तव मातुमीष्टे ॥|१०॥ 


अन्वयाय--हे भगवन्‌ | आप ( शून्यो४पि ) काम-क्रोधादिविकारी भावोंसे शून्य होकर भी 
( निर्भरभुत असि ) ज्ञान-दशेनादि स्वकोय गुणोसे अतिशय पूर्ण है, ( भृत्तोषपि ) स्वकीय गुण- 
पर्यायोसे ( भृूतोअपि ) परिपूर्ण होकर भो ( अन्यशून्य ) अन्य द्रव्यके गुण-पर्यायोसे (शून्य ) 
शून्य है, ( अन्यशून्यविभव अपि ) अन्य द्रव्योसे शून्यविभव होकर भी ( नकपूर्ण ) ज्ञेयरूपताको 
प्राप्त हुए अनेक द्रव्योसे पूर्ण है और ( नेकपूर्णणहिमापि ) अनेक अतिशयोसे परिपृर्ण महिमासे 
युक्त होकर भी ( सदा एक एवं ) सदा एक ही है ( इति ) इस तरह ( ज्ञीतल ) हे शीतल जिनेन्द्र | 
( तव चरित ) आपके चरितको (मातु ) जाननेके लिये (क ईष्टे) कौन समर्थ है ? अर्थात्‌ 
कोई नही । 

भावाय॑--यहाँ शून्यत्व-अशून्यल और एकत्व-अनेकत्व भद्भोकी अपेक्षा शीतलनाथ 
जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भगवत््‌ | आप विकारी भावोसे रहित होनेके कारण 
शून्य है तथा स्वकीय ज्ञान दर्शानादि गुणोसे सहित होनेके कारण शून्य नही हैं। अथवा अन्य द्रव्योके 
गुण पर्यायोंसे रहित होनेके कारण शून्य है और ज्ञेय बनकर आत्मामे प्रतिफलित होनेवाले अनेक 
द्रव्यो तथा उनके गुण पर्यायोंसे पूर्ण होनेके कारण शून्य नही है । इसी तरह आप स्वरूपकी अपेक्षा 
अद्वितीय होनेके कारण एक है और अनेक अतिशयोसे परिपृर्ण महिमासे युक्त होनेके कारण अनेक 
हैं। यहाँ परस्पर विरोधी भज्भोका समन्वय स्याह्वादसे होता है ॥ १० ॥ 


नित्योइषपि नाशग्ुपयासि न यासि नाश 
नष्टोपिे सम्भवमुपैषि पुनः असह्य | 

[कप 0 $ 4 ८ 

जातो5्प्यजात इति तकेयतां विभासि 


श्रेयःप्रभोड्द्शुतनिधान  किमेतदीदुकू ॥११॥ 

अन्वयार्थ--(अद्भूतनिधान श्रेय प्रभो) हे आश्चयके निधानभूत श्रेयोनाथ | आप (नित्यो5पि) 
त्रेकालिक-अना्नन्त ज्ञायकस्वभावकी अपेक्षा नित्य होकर भी ( नाहस्‌ उपयासि ) पर्यायकी 
अपेक्षा नाशको प्राप्त होते है। और द्रव्यकी अपेक्षा ( नाश न यासि ) नाशको प्राप्त नही 
होते है। ( नष्टोर्षप ) जीवन्मुक्त अरहत अवस्थाकी अपेक्षा नष्ट होकर भी (पुन ) फिरसे 
( प्रसह्य ) हठात्‌ ( सम्भवम्‌ ) मुक्तावस्थारूप जन्मको ( उपषि ) प्राप्त होते है। इसी प्रकार 
( जातो5पि ) सयोगी पर्यायकी अपेक्षा उत्पन्त होकर भी ( अजात ) जुद्ध आत्मद्रव्यकी अपेक्षा 
उत्पन्न नही है ( इति ) ऐसा ( तकंयताम्‌ ) चिन्तन करनेवालोंके लिये आप ( विभासि ) विभा- 
सित होते है। हे प्रभो | ( एतद्‌ ईदुक्‌ किम्‌ ) यह ऐसा क्यो है ? 

भावार्थ--यहाँ नित्यानित्य नयकी अपेक्षा श्रेयान्सनाथ भगवांन्‌की स्तुति करते हुए कहा 
गया है कि हे भगवन्‌ ! आप नित्य होकर भी नाशको प्राप्त होते हैं और नाशको प्राप्त होकर 
भी नाशको प्राप्त नही होते है। तात्पर्य यह है कि आप अपने ज्ञायकस्वभावकी अपेक्षा नित्य है 


थी लघुतत्त्वस्फोट 


और पर्यायकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होकर भी द्रव्यकी अपेक्षा नाशको प्राप्त नही हैं। नष्ट होकर 
भी पुन उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर भी उत्पन्न नही होते है। फलिताथ्थ यह है कि क्षाप 
कारण समयसार अथवा जीवन्मुक्त अवस्था की अपेक्षा नष्ट होकर भी मुक्तावस्थाकी अपेक्षा 
पुन उत्पन्न होते हैं और मुक्तावस्थारूप उत्पन्त होकर भी पुन अवस्थान्तरको प्राप्त नही होते । 
इस तरह तकंणा करनेवाले जीवोके लिए आपका समस्त स्वरूप आइचयंका भाण्डार मालूम 
होता है ॥ ११॥ 
सन्नप्यसन्स्फुटमसन्नपि संइ्च भासि 
सन्मांझ्च सत्तसमवायमितोी न भासि | 
सच्त स्वयंविभव भासि न चासि सरव 
सन्मात्रवस्त्वसि गुणोडइसि न वासुपूज्य ॥१२॥ 

अन्वयार्थ--( वासुपूज्य ) हे वासुपृज्य भगवन्‌ ! आप ( सन्‍्तषि ) सत्रूप होकर भी 
( स्फुटम्‌ ) स्पष्ट ही ( असन्‌ ) असद्‌ रूप हैं। और ( असन्तपि ) असदुरूप होकर भी ( सबच ) 
सद्रूप ( भासि ) प्रतीत होते हैं। आप ( सन्मान्‌ ) सत्‌ सत्तासे युक्त होकर भी ( सत्त्वसमवाय- 
मित ) सत्त्वके साथ समवायको प्राप्त (न भासि') नही मालूम होते हैं। ( विभव" ) हे जन्म- 
रहित | आप ( स्वय ) स्वय ( सत्त्व भासि ) सत्त्वरूप मालूम होते हैं परन्तु (सत्तव न चासि ) 
सत्त्वरूप नही हैं। ( सन्‍्मात्रवस्तु असि ) आप सत्तामात्र वस्तु हैं ( गुणो नासि ) गुणरूप नही हैं। 

भावारथ--यहाँ वासुपूज्य भगवाच्‌की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! आप 
सत्‌ होकर भी सत्‌ नही हैं अर्थात्‌ द्रव्यवृष्टिसे सत्‌ हैं और पर्यायदृष्टिसे सत्‌ नहीं है। इसी तरह 
पर्यायदृष्टिसे असत्‌ होकर भी द्रव्यदृष्टिसे सत्‌ हैं। आप सत्तासे युक्त होकर भी न्यायदर्शनसम्मत 
समवायके अनुसार सत्ताके साथ समवायको प्राप्त नही है। न्यायदर्गंन गुण और गुणीको पृथक्‌ 
मानकर उनके समवायको स्वीकृत करता है, परन्तु जेनदर्शन गुण और गुणीको प्रदेशोकी अपेक्षा 
पुथक्‌ न मानकर उनके श्रेकालिक तन्‍्मयीभावको स्वीकृत करता है। सत्‌ गुणी है ओर सत्त्व गुण 
है, चूँकि इनमे प्रदेश भेद नहीं है इसलिये कभी मात्र गुणके द्वारा गुणीका कथन होता है और 
कभी गुणीके द्वारा गुणका उल्लेख होता है । यहाँ गुणके द्वारा गुणीका कथन करते हुए कहा गया 
है कि है भगवन्‌ ! आप सत्तव--सत्तागुणरूप प्रतीत होते है, परन्तु मात्र सत्त्त--सत्तागुण नही 
हैं। अपितु सत्तागुणसे युक्त है। "एक विवक्षासे गुण ओर गुणीके विकल्पकों समाप्त कर गुणको 
ही वस्तु कहा जाता है इस विवक्षामे आप सन्मात्र वस्तु हैं, गुण नही हैं, ऐसा कहा गया है ॥ १२॥ 


भूतोध्धुना भवसि नेव न व्तमानों 
भूयों सविष्यसि तथापि भविष्यसि त्वम्र्‌ | 
यो वा भविष्यसि स खल्वसि वर्तमानों _ 
यो बत्तंसे विमलदेव स एवं भूत ॥१३॥ 


१ विगतों भवो जन्म यस्य स विभव तत्सम्बुद्धों है विभव । २ तत्त्व सल्लक्षणक सन्मात्र वा य्ते 
स्वत सिद्धम--पश्माष्यायी १।८। 


है 


चतुविशतिस्तव के 


अन्वयार्थ--(विमलदेव) है विमल जिनेन्द्र | यद्यपि आप (अघुना) इस समय (भूतो नेव 
भवसि) भूत नही हैं (वर्तमानों न) वर्तमान नही है ओर (भूयों न भविष्यसि) पुन भविष्यमे 
नही होगे, तथापि (त्व भविष्यसि) आप भविष्यत्‌मे होगे। (वा) अथवा २५ भविष्यसि) जो 
होगे (खलु) निश्चयसे (स ) वह (वर्तमान असि) वर्तमान है और (यो वर्तंसे) जो वर्तमान है 
(स एवं भूत ) वही भूत है । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप द्रव्य और पर्यायरूप है। इनमे द्रव्य सामान्यरूप है और पर्याय 
विशेपरूप। द्रव्य अपरिवतेनीय है, पर्याय परिवर्ततीय है। अपरिवतत॑त्तीय वस्तुमे कालचक्रका व्यवहार 
नही होता, अत जब द्रव्यरूपसे आपका विचार किया जाता है तब आप भूत, वर्तमान और 
भविष्यत॒के व्यवहा रसे रहित सिद्ध होते है। परन्तु जब पर्यायरूपसे आपका विचार करते है तब 
परिवर्तनीय होनेके कारण भविष्यमे आप अवश्य होगे। भाज भी आप अरहन्त है, भविष्यमे सिद्ध 
होगे, परन्तु सिद्ध अवस्थामे जो आपका ज्ञायक स्वभाव होगा वह अभी वत्तमानमे भी है और 
भूतकालसे भी था। इस तरह ज्ञायकस्वभावकी अपेक्षा भी आप कालत्रयके व्यवहारसे परे है ॥१३॥ 
एक प्रपीतविषमापरिमेयमेय- 
वेचिंत्रयचित्रमनुभूयत एवं. देव | 
द्वेतं प्रसाधयदिदं तदनन्तशान्त- 
मद्ेतमेव महयामि महन्महस्ते ॥१४॥ 
अन्वयाथँ--(अनन्तदेव) हे अनन्तनाथ जिनेन्द्र | जो (एक) एक होकर भी (प्रपीतविषमा- 
परिमेयवेचित्र्यचित्र) अ्रहंणमे आये हुए छोटे-बडे अपरिमित पदार्थोकी विचित्रतासे तामारूप (एव) 
ही (अनुभूयते) अनुभवमे आता है। इस तरह प्रमेयकी अपेक्षा जो (द्वैत प्रसाधयत्‌) नानारूपताको 
सिद्ध करता है, रागहेंषादिसे रहित होनेके कारण (शान्तं) शान्त है, क्षायिकज्ञान--केवलज्ञानरूप 
पर्यायसे युक्त होनेके कारण (अद्वेतमेव) एक ही है और लोकालोकमे व्यापक होनेसे (महत्‌) महत्‌ 
रूप है (ते इद तत्‌ मह ) आपके इस सम्यग्झ्ञानरूप तेजकी मै (महयामि) पूजा करता हूँ । 
भावार्थ--भगवान्‌ अनन्त जिनेन्द्र, वीतराग विज्ञानरूप केवलज्ञानको धारण करते है। 
उनका यह केवलज्ञान, ज्ञानपर्यायकी अपेक्षा यद्यपि एक है, अद्वेतरूप है, तथापि उसमे प्रतिभासित 
होनेवाले नाना पदार्थोंकी अपेक्षा वह हेतरूप भी है। उनका यह ज्ञान, रागादि विकारी भावोंसे 
रहित होनेके कारण शान्तस्वरूप है, अनन्त सुखसे सम्पन्न है तथा लोकालोककी बात जाननेकी 
अपेक्षा महत्रूप भी है। इसके अतिरिक्त अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा भी केवलज्ञान उत्कृष्ट 
अनन्तानन्तरूप होनेसे महत्रूप है। अनन्तनाथ भगवानके इस ज्ञानरूप लेजकी मै आराधना 
करता हूँ ॥१४॥ ह 
सर्वात्मकोदसि न च जातु पंरात्मको5सि 
स्वात्मात्मकोइंसि न तवास्त्यपरः स्व आत्मा | 
आत्मा त्वमस्य न च धर्मनिरात्मता ते 
न च्छिन्नदुकूप्रसररूपतयास्ति सापि ॥१५॥ 
१ सर्वाणि आत्मनि यस्य स सर्वात्मक । २, पर आत्मा यस्य स परात्मक पररूप पक्षे उत्कृष्टात्मा 
परमात्मत्यथ+३ । 
क्ृ०-२ 


१० लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(धर्म) हे धर्मनाथ जिनेन्द्र ' आप (सर्वात्मक असि) सर्वात्मक है--समस्त 
पदार्थ आपकी आत्मामे प्रतिविम्बित है, तो भी आप (परात्मक ) पररूप (जातु न असि) कभी 
नही हैं। (स्वात्मात्मक असि) स्वकीय आत्मस्वरूप हैं, (अपर ) अन्य कोई (तब) आपका (स्व 
आत्मा) निज आत्मा (नतास्ति) नही है। (अस्य आत्मा त्व) इस आत्माका स्वरूप तुम्ही हो, 
(निरात्मता) स्वरूपहीनता आपके मतमे नहीं है और (सापि) वह स्वरूप सहितता भी (छिन्न- 
दृवस्वरूपप्रसररूपतया) सीमित दर्शनज्ञानरूपसे नही है। 

भावाथ--विरोधाभास अलकारका आश्रय लेकर धर्मनाथ भगवानुका स्तवन करते हुए 
कहा है कि आप सर्वात्मक--सर्वरूप होकर भी परात्मक-पररूप कभी नही हैं। जो स्वरूप होगा 
उसे पररूप होना ही पडेगा, यह विरोध है परल्तु 'सर्वाणि आत्मनि यस्य स सर्वात्मक ” ऐसा 
समास करनेसे यह अर्थ निकलता है कि आपकी आत्मामे सर्व पदार्थ हैं अर्थात्‌ आप सर्वज्ञ हैं। 
इसी तरह 'परात्मक ” इस पदका भी 'पर उत्कष्ट आत्मा यस्य स ! ऐसा समास करनेसे यह अर्थ 
निकलता है कि आप परात्मा हैं। परमार्थसे एक द्रव्य अन्यरूप परिणमन नही करता, इसलिए 
कहा गया है कि आप स्वकीय आत्मस्वरूप ही है, अन्य-परद्रव्य आपका निज आत्मा नही है। 
आत्माका एक अर्थ स्वरूप भी होता है अत आत्माका स्वरूप जो ज्ञानदर्शन है तद्गप आप हैं । 
आत्मामे निरात्मता-स्वरूपहीनता नही है अर्थात्‌ स्वरूपसहितता है। परन्तु आत्माकी वह 
स्वरूपसहितता सीमित दर्शन-ज्ञानरूप नही है अपितु अनन्तदर्शन-ज्ञानरूप है ॥१५॥ 

अन्योन्यवैररसिकाुततचतन्तु- कर 
स्यृतस्फुरत्किरणकोरकनिभरोडसि । 


एकप्रभामरसुसभृत शान्त शान्ते हि 
चित्सचमात्रमिति भास्थथ च स्वचित्ते ॥१६।॥ 
अन्वयार्थ--(एकप्रभाभरसुसभूत) जो अद्वितीय कान्तिके समूहसे परिपूर्ण हैं तथा (ज्ञान्त) 
सातिशय प्रशम गुणसे युक्त हैं ऐसे (शास्ते) हे शान्ति जिनेन्द्र ! आप (अन्योन्यवेररसिकादभुततत्त्व- 
तन्तुस्यूतस्फुरत्किरणको रकनिर्भर असि) पारस्परिक वेरभावमे रस लेनेवाले जीवोकों आइचर्य- 
जनक देदीप्यमान किरणरूप कुड्मलोंसे सहित हैं अर्थात्‌ आपके शरीरसे निकलनेवाली किरणोंके 
प्रभावसे परस्पर विरोधी जीव भी वेरभाव छोडकर आपसमे मिल जाते हैं (अथ च) इसके सिवाय 
आप (चित्सत्त्वमात्रस्‌) ज्ञानके अस्तित्त्वमात्र हैं, (इति) इस तरह (स्वचित्ते) मेरे चित्तमे (भासि) 
प्रतिभासित हो रहे हैं । 
भावार्थ--यहाँ शान्तिनाथ भगवान्‌का स्तवन करते हुए कहा गया है कि उनके शरीरसे 
निकलनेवाली किरणोंके प्रभावसे परस्परविरोधी जीव भी अपना वेरभाव भूल जाते थे। वे शान्त 
थे, और रागादिकका विकल्प समाप्त हो जानेसे ज्ञानमात्र थे अर्थात्‌ उनका ज्ञान ज्ञानमे-ही प्रतिष्ठित 
हो गया था ॥१६॥ 
यान्ति क्षणक्षयम्ुपाधिवशेन भेद-. 
मापद्च चित्रमपि चारचयन्त्यचित्रे | 
कुन्थो ! स्फुटन्ति घनसघटितानि [वा हि] नित्य 
विज्ञानधातुपरमाणव॒ एवं नैव ॥१७॥| 


चतुविशतिस्तव १६ 


अन्वयार्थ--(कुन्धो |) हे कुन्थुनाथ जिनेन्द्र | (विज्ञानघातुपरमाणव ) आपके केवलज्ञानरूप 
धातुके अविभागी प्रतिच्छेद यद्यपि अगुरुूषु गुणके कारण (क्षणक्षय यान्ति) क्षण-क्षणमे नश्वरता- 
को प्राप्त हो रहे हैं (4) और ( अचित्रे) विविधरूपतासे रहित अपने आपमे (उपाधिवशेन) ज्ञेयरूप 
उपाधिके कारण (भेदस्‌ आपये) भेद प्राप्त कराकर (चित्रमपि आरचयन्ति) विविधरूपताको भी 
उत्पन्न कर रहे है तथापि (हि) निश्चयसे (नित्य) निरन्तर (घनसघटितानि [त्ता हि] एवं) अत्यन्त 
सघटित रूप ही होनेसे (नेव स्फुटन्ति) पृथक्‌-पुथक्‌ नही होते है । 


भावार्थ--असख्यात प्रदेशी आत्माका केवलज्ञान गुण भी असख्यात प्रदेशी है और एक-एक 
प्रदेशनत केवलज्ञानके अनन्त अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं। यद्यपि केवलज्ञानके वे अविभाग 
प्रतिच्छेद सामान्यरूपसे अविनाशी है तथापि अगुरुलघु गुणके कारण षड्गुणी हानि-वृद्धि होते रहनेसे 
समय-समयमे क्षयको प्राप्त हो रहे है। सामान्यतया केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेंद ज्ञेगसे रहित 
होने के कारण अचित्र है--एक रूप है तो भी घटपटादि ज्ञेयरूप उपाधिके कारण वे अनेक 
माल्‍ऊूम होते है। जेसे दर्पण अपने स्वच्छस्वरूपसे एकरूप होकर भी घटपटादि नाना पदार्थोके 
प्रतिबिम्ब से नानारूप मालूम होने लगता है। केवलज्ञानके वे प्रदेश परस्पर सघटित ही रहते 
है अत बाडूदार पत्थरके कणोके समान कभी भी बिखरकर अलग-अलग नही होते हैं । गुण और 
गुणीका त्रेकालिक अखण्ड तादात्म्य सम्बन्ध रहता है ॥१७॥ 


एको5प्यनेक इति भासि न चास्यनेक 
एको5्स्यनेकसमुदायमय। सदेव । 
नानेकसश्वयमयोष््थसि चेक एक-- 
सत्व चिच्चमस्कृतिमयः परमेश्वरार ||१८॥। 


अन्वया्थ--(अर परमेश्वर !) है अर जिनेन्द्र | आप (एक अपि) द्रव्यदृष्टिसि एक हो 
कभी (अनेक इति भासि) पर्यायदृष्टिसे अनेक मालूम होते हैं परन्तु (अनेक नच असि) 
परमार्थसे अनेक नही है। (सदेव) हमेशा ही अनेक (समुदायमय ) अनेक पर्यायोके समुदायरूप 
(एक असि) एक हैं। (अनेकसचयमय न असि) अनेक पर्यायोके सग्रहरूप भी नही हैं, किन्तु (एक ) 
एक हे हैं। इस प्रकार (त्वस) आप (एक चिच्चमत्कृतिमय असि) चैतन्य चमत्कारस तत्मय 
एक हैं । 


भावा्थ--यहाँ अरनाथ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहा गया है कि आप आत्मद्रव्यकी 
अपेक्षा यद्यपि एक हैं तथापि ऊद्धध्वंता सामान्यके कारण कालक्रमसे होनेवाली अनेक पर्यायोकी 
अपेक्षा अनेक हैं। परन्तु परमार्थसे वे अनेक पर्यायें क्या द्रव्यमे सदा विद्यमान रहती है ? नही 
रहती, एक कालमे द्रव्य एक ही पर्यायसे युक्त होता है, अत वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा आप एक 
है, इतना अवश्य है कि आप वह एक आत्तमद्रव्य है जो अनेक पर्यायोके समुदायरूप है। एकद्रव्यको 
अनेक पर्यायोके समुदायरूप कहना शक्तिकी अपेक्षा ही वनता है अर्थात्‌ द्रव्य, अपनी शक्तिसे भूत- 
काले अनन्त पर्याय घारण कर चुका है और भविष्यत्कालमे अनन्त पर्याय धारण करेगा, परन्तु 


१२ लघुतत्त्वस्फोट 


व्यक्तिझुपसे द्रव्य, अनेक पर्यायोके सचयरूप न होकर एक पर्यायरूप ही होता है । इस दृप्टिसे आप 
एक ही हैं। पर्यायें, एक अनेक भूत वतंमानव तथा भविष्यत्‌ कालका विकल्प उत्पन्न करती है अत 
उनकी ओरसे दृष्टि हटकर जब त्रेकालिक--अनाआनत्त ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा विचार करते 
है तब आप एक चेतन्य चमत्कारसे तन्मय ही हैं ॥१८॥॥ 


निर्दारितोषपि घटसे घटितो5पि दार 

प्राप्नोषि दारणभितो&प्यसि निर्विभाग! | 
भागोज्झितो४पि परिपूर्तिमुपेषि भागै- 

निभाग एवं च चिता अतिभासि मल्ले ॥१९॥ 


अन्वयार्थ--(मल्ले ।) हे मल्लिनाथ जिनेन्द्र। आप (निर्दारितो&पि) गुण-गुणीकी अपेक्षा 
भेदरूप होकर भी (घटसे) प्रदेशभेद न होनेसे अभेदरूप है, (घटितो5पि) अभेदरूप होकर भी 
(दार प्राप्तोषि) भेदको प्राप्त होते है--गुणकी अपेक्षा अभेदरूप होकर भी गुणाशोकी अपेक्षा 
भेदरूप है तथा गुणाशोकी अपेक्षा (दारणस्‌ इतो$पि) भेदको प्राप्त होकर भी (निर्विभाग असि), 
विभाग रहित हैं--आपके वे गुणाश पृथवत्वसे रहित हैं। (भागोज्ितोडपि) भागसे रहित होकर भी 
(भाग परिपूर्तिम्‌ उपैषि) भागोके द्वारा ही पूर्णताको प्राप्त होते हैं, (व चिता निविभाग एव प्रति- 
भासि) और चेतन्य ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा निर्भाग--मागरहित ही प्रतिभासित होते हैं। 


भावार्थ--देश, देशादय, गुण और गुणाश ये चार तत्त्व हैं। द्रव्यको देश, उसके प्रदेशोको 
देशाश, द्रव्यके गुणोको गुण और उनके अविभागी प्रतिच्छेदोको गुणाश कहते हैं। आत्मा एक देश- 
द्रव्य है, उसके असख्यात देशाश-प्रदेश हैं, उसमे ज्ञान-दर्शनादि अनेक गुण हैं और उस गुणोंके 
अनन्त गुणाश-अविभाग प्रतिच्छेद है। आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है, अत वह अपने असख्य प्रदेशोंसि 
कभी भी खण्डरूप नहीं होता। समुद्घातके समय भी उसके समस्त प्रदेश परस्पर सम्बद्ध ही 
रहते हैं, बालूके कर्णोके समान पृथक्‌-पथक्‌ नही होते । हे मल्लि जिनेन्द्र | यद्यपि प्रदेश ओर 
प्रदेशवान॒की अपेक्षा आप भेदको प्राप्त है तथापि उनमें पृथकत्व न होनेसे आप अभेदरूप ही हैं। 
गुण और गुणीमे प्रदेशभेद नही है, इसलिये आप अभेदरूप होकर भी सज्ना, सख्या, लक्षण आदिकी 
अपेक्षा भेद होनेसे भेदरूप हैं। गुणोकी अपेक्षा भेदरूपताको प्राप्त होकर भी आप गुणाशोकी 
अविवक्षामे अभेदरूप है, परन्तु एक एक गुणके अनन्त-अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा जब 
विचार करते हैं तब आप उत्त अनन्त-अविभागी प्रतिच्छेदोके द्वारा ही पृृर्णताको प्राप्त होते हैं, 
ऐसा अनुभवमे आता है| परमार्थंसे देश, देशाश, गुण और गुणाशोका विकल्प आत्मामे नही है 
अत आप एक चैतन्य गुणसे ही तन्मय हैं, यह्‌ कहना उपयुक्त है॥ १५॥ 


उत्पादितो$पि गुनिसुत्रत रोपितस्त्व- 

मारो5पितो5प्यसि सप्रुदूध्ठत एवं नेव । 
नित्योल्लसन्निरवधिस्थिरवोघपाद-- 

व्यानद्धकृत्स्न शुवनी5निशमच्युतोडसि ।॥२०॥। 


चतुविद्वतिस्तव॑ १३ 


अन्यवार्थ--(मुनिसुत्रत) हे मुनि सुन्रतनाथ । (त्वगू) आप अशुभोपयोगसे (उत्पाठितो&पि) 
दूर हटाये जानेपर भी शुभोपयोगमे (रोपित ) अधिरूढ हुए, परन्तु शुभोपयोगमे (आरो&पितो5पि) 
आरूढ होनेपर भी (समुद्धृत एव न असि) ससार सागरसे समुद्धत नहीं हो सके। जब आप 
(अनिश) निरन्तर (नित्योल्लसन्निरवधिस्थिरवोधपादव्यानद्धकृत्स्नभुवन ) नित्य ही उपयोगरूपसे 
उल्लसित अनन्त केवलज्ञानकी किरणोसे समस्त लोकको व्याप्त करनेवाले हुए तभी (अच्युत ) 
प्रमधामसे अच्युत (असि) हुए है । 5 


भावार्थ--जिनागममे उपयोगके तीन भेद बतलाये है--(१) अशुभोपयोग, (२) शुभोपयोग 
और (३) शुद्धोपयोग । विपयप्राप्तिके अभिप्रायकों लिए हुए कपायकी जो तीज परिणति है उसे 
अशुभोपयोग कहते है। विषय कषायकी निवृत्तिके अभिप्रायको लिये हुए देवपूजा, पात्रदान आदि 
शुभ कार्यामे प्रवृत्ति करानेवाली जो मन्दकपायरूप परिणति है उसे शुभोपयोग कहते हैं और 
शुभ तथा अशुभके विकल्पसे निवृत्त आत्माकी जो अत्यन्त मन्दकषायरूप अथवा कषायके अभाव- 
रूप जो परिणति है उसे शुद्धोपपोग कहते है। करणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार प्रथमसे लेकर 
तृतीय गुणस्थान तक तारतम्यसे घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। चतुर्थसे लेकर षष्ठ गुणस्थान 
तक तारतम्यसे बढता हुआ शुभोपयोग होता है और सप्तमादि गुणस्थानोमे शुद्धोपयोग होता है । 
यह जीव जब मिथ्यात्वसे हटकर सम्यक्त्व अवस्थामे आता है तब अशुभोपयोगसे उत्पाटित होकर 
शुभोपयोगमे रोपित कहलाता है परल्तु शुभोपयोगरूप परिणाम मुक्तिका साक्षात्‌ कारण नही है 
अत देवायु आदि पुण्य-प्रकरतियोके बन्धमे पड जानेसे यह जीव समुद्धृत-ससार सागरसे पार नही 
हो पाता । शुभोपयोगरूप परिणामके अनन्तर यह जीव मोहनीय कर्मकी सत्ताकों लिए हुए यदि 
उपशम-श्रेणीपर आरूढ होता है तो वहाँसे च्युत होकेर नीचे आता है और इसी बीचमे यदि मृत्यु 
हो गयी तो सागरो-पर्यन्तके लिये देवशरीरमे रुक जाता है। जव क्षपकश्रेणीपर आरूढ होकर दद्म- 
गुणस्थानके अन्ततक मोहनीय कर्मकी सत्ताका नाश करता हुआ बारहवें गुणस्थानमे पहुँचता है 
और शुक्लध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे ६३ कर्म-प्रकृतियोका क्षय कर तेरहवे गुणस्थानमे आरूढ 
होता है तब लोकाछोकावभासी कैवलज्ञानके द्वारा समस्त जगत्‌को व्याप्त करता हुआ-जानता 
हुआ सचमुच ही अच्युत होता है--वहाँसे च्युत होकर नीचे नही आता तथा कम-से-कम अन्त- 
मुंहूत भौर अधिक-से-अधिक देशोन कोटिवर्ण पूर्वके बाद नियमसे मोक्षमहलूमे आरूढ होता 
है। इस इलोकमे श्री मुनि सुत्रतनाथ भगवाच्‌ का स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे भगवान्‌ | 
आप अशुभयोगसे हटकर शुभोपयोगमे अधिरूढ हुए, पर उतने मात्रसे ससार सागरसे पार नही 
हो सके | जब शुद्धोपयोगमे आरूढ होकर यथाक्रमसे केवलज्ञानको प्राप्त हुए तभी परमार्थंसे 
अच्युत हो सके ॥२०ण॥। 


विष्वकूततो४पि न ततो&स्येततो5पि नित्य- 
मन्तःकृत त्रिभुवनोईसि तदशगो5सि । 
ह लोकैकदेशनिभ्ृतोषपि नसे. ब्रिलोकी- 
माप्लावयस्यमलबोधसुधारसेन ॥२१॥ 
१ तत असि अतत इति पदच्छेद 


१४ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(नमे) है तमिनाथ जिनेन्द्र आप केवलज्ञानकी अपेक्षा (विष्वक्‌ ततोर्षप) 
समस्त लोकालोकमे व्याप्त होकर भी (त्ततः न असि) आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा व्याप्त नही हैं और 
(अततो॑पि) व्याप्त न होकर भी (नित्य) निरन्तर (अन्त कृतत्रिभुवन असि) ज्ञान ज्ञेय सम्वन्धसे 
तीनो छोकोको अन्तर्गत करनेवाले है। आप (तदशग असि) छोकके एक अश--असख्येयभाग 
में स्थित है और (छोककदेशनिभृत अपि) छोकके एक देशमे स्थित होकर भी (अमलबोध- 
सुधारसेन) निमंल केवलज्ञानरूप अमृतरसके द्वारा (इमा त्रिलोकीस) इस लोकत्रयको (आप्ला- 
वयसि) आप्लृत करते है। 


भावार्थ--नमिनाथ भगवात्र्‌ का स्तवन करते हुए कहा गया है कि आप केवलज्ञानके 
द्वारा समस्त लोकालोकको जानते है, इसलिए 'णाण णेयपमाण'-'ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण हैं! इस 
सिद्धान्तके अनुसार आप सर्वन्न व्याप्त है परन्तु आपके आत्मप्रदेश लोकके असस्येयभागमे ही 
स्थित है, सत्र व्याप्त नही है तथापि आपके केवलज्ञानमें तीनो छोक भक्त प्रतिफलित हो रहे 
हैं। अरहन्त अवस्थामे आप मध्य लोकमे और सिद्ध अवस्थामे लोकान्त शिखरपर स्थित हैं, 
तो भी केवलज्ञानरूप सुधाके द्वारा आप लोकत्रितवको तर करते रहते हैं। फलितार्थ यह है 
कि आप व्याप्ताव्याप्त विरोधी धर्मसि सहित्त हैं अर्थात्‌ व्याप्त भी है ओर अव्याप्त भी है। ज्ञान- 
की अपेक्षा व्याप्त हैं और आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा अव्याप्त है ॥२१॥ 


बद्धो5पि मुक्त इति भासि न चासि मुक्तों 
बद्घोईसि बद्धमहिमापि सदासि मुक्तः । 
नो बद्धमुक्तपरतोष्स्थसि मोक्ष एच 
भोक्षोईषि नासि चिदसि त्वमरिष्टनेमे ॥२२॥ 


अन्वयर्थ--(अरिष्टनेमे ! ) हे अरिष्टनेमि जिनेन्द्र ' आप (बद्धो5पि मुक्त इति भासि) वद्ध 
होकर भी मुक्त प्रतिभासित होते हैं, परन्तु (मुक्त न च असि) मुक्त नही हैँ। यच्पि (बद्धोडसि) 
शरीरसे बद्ध हैं और (बद्धमहिमापि) अष्टप्रातिहायरूप महिमासे भी बद्ध हैं तथापि (सदा भुकत 
असि) सदा मुक्त हैं, इस तरह (बद्धमुक्तपरतो नो असि) बद्ध और मुक्तसे परे नही हैं अर्थात्‌ 
बद्ध भी हैं और मुक्त भी हैं। अथवा आप (मोक्ष एवं असि) भोक्षरूप हो हैं परन्तु परमार्थसे 
(मोक्षोषपि नासि) मोक्षरूप भी नहीं हैं (त्वस्ु) आप तो (चिद्र असि) एक चेतन्यरूप है| 


भावार्थ--मुक्त चार प्रकारके कहे गये हैं--१ दृष्टिमुक्त, २ मोहमुक्त, रे जीवन्मुक्त और 
४ कर्ममुक्त । जो जीव, दर्शन मोहोदयजनित मिथ्यादृष्टि अवस्थासे मुक्त होकर सम्यग्दृष्टि 
अवस्थाको प्राप्त होता है वह दृष्टिमुक्त कहलाता है। जो दशम गुणस्थानके अन्त तक मोहनीय- 
कर्मकी समस्त प्रकृतियोका क्षय कर बारह॒वें क्षीणमोह गुणस्थानको प्राप्त हुआ है वह मोहमुक्त 
कहलाता है । जो ६३ कर्मंप्रकृतियोंसे रहित होकर अरहन्त अवस्थाको भ्राप्त हुआ है हक वह तेरहवें- 
चौदहवें गुणस्थानमे रहनेवाला जीव जीवन्मुक्त कहलाता है और जो समस्त प्‌ 
सत्तासे छूट जाता है. वह कर्ममुक्त कहलाता है। यहाँ अरिष्टनेमि जिनेन्द्रका स्तवन करते हुए 


चतुविद्यतिस्तव « १५ 


कहा गया है कि यद्यपि आप मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्ताबुबन्धी- 
चतुष्क इन सात प्रकृतियोके अतिरिक्त १४१ प्रकृतियोसे बद्ध है तथापि दृष्टिमुक्तकी अपेक्षा मुक्त 
है। इस तरह आप मुक्त तो है पर मोहनीयकरमंकी शेष प्रकृतियोसे युक्त होनेके कारण आप 
परसार्थसे मुक्त नही हैं। आगे चलकर आप मोहमुक्त होनेपर भी अन्य कमंप्रकृतियोसे बद्ध है 
तथा अप्ट प्रातिहायरूप बाह्य महिमासे वद्ध है इसलिए परमार्थसे बद्ध ही है मुक्त नही, तथापि 
६३ कर्मप्रकृतियोसे मुक्त हो जानेके कारण आप जीवन्मुक्त कहलाते हैं। इस तरह आप बन्ध 
और मोक्षसे परे नही है, अरहन्त अवस्था तक वद्ध और मुक्त दोनो है। सिद्धावस्थामे समस्त 
कर्मोका सम्बन्ध छुट जानेसे आप परमार्थसे सदाके लिए मुक्त होते है। यह बद्ध और मुक्तका 
विभाग व्यवहारनयके आश्रित है। निश्चयनय सब द्रव्योको स्वतन्त्र स्वीकृत करता हे इसलिये 
उसकी दृष्टिमे बन्धतत्त्व नही है। जब बन्धतत्त्व ही नहीं है तब मोक्षतत्त्व कहाँसे आवेगा ? 
इस प्रकार आप बन्ध और मोक्ष, इन दोनोसे रहित है । एक सामान्य चित्स्वरूप हैं! ॥२२॥ 


आआन्तोष्प्पविभ्रममयो5सि सदाभ्रमोडपि 
साक्षाद्‌ भ्रमोदसि यदि वाभ्रम एवं नासि | 
विद्यासि साप्यसि न पाएव जडो5सि नव 
चिद॒भारभास्वररसातिशयोइसि कश्चित्‌ ॥२३॥ 


अन्वयार्थ--(पारर्व) हे पाइव॑जिनेन्द्र ' आप (श्रान्तोषपि अविभ्रममय असि) भ्रान्त होकर 
भी अविधभ्रममय हैं और (सदा अविश्रमो5पि सन्‌) सदा भ्रमरहित होकर भी (साक्षाद भ्रम असि) 
साक्षात्‌ भ्रमरूप हैं। (यदि वा) अथवा (श्रम एवं नासि) वस्तुस्वभावकी अपेक्षा आप भ्रमरूप 
नही ही हैं। आप तो (विद्या असि) केवलज्ञानरूप है। अथवा (सापि न असि) अनादि-अनन्त न 
होनेके कारण आप केवलज्ञान भी नही हैं। तो क्या जड हैं? (जड न असि) जड--अज्ञानरूप 
नही है, (एवं) इस प्रकार (चिजद्भारभास्वररसातिशय कश्चित्‌ असि) चैतन्यसमूहके देदीप्यमान- 
उपयोगात्मक रसके अतिशयसे परिपूर्ण कोई चेतन द्रव्य है । 


भावार्थ--है पाश्वताथ भगवन्‌ | यद्यपि चारित्रमोहके उदयमे होनेवाले रागादिभावोकी 
अपेक्षा आप भ्रान्त है, दीक्षाग्रहणके पूर्व गृहस्थावस्थाके चक्रमे पडे हुए है तथापि दर्शनमोह- 
जनित विकारके मिकल जानेसे आप विश्रम रहित है--रागादि विकार यद्यपि आपकी पर्यायमे 
विद्यमान हैं तथापि श्रद्धापेक्षया उन्चका स्वामित्व आपमे नही है। इस तरह दर्शन मोहजनित 
अ्रमका अभाव हो जाने तथा साथ ही अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी विकारसे 
निवृत्त हो जानेपर भी आप सज्वलन चतुष्कके उदयसे होनेवाले विकारी भावोंसे प्रमत्त और 
अप्रमत्त अवस्थाके कालमे हिडोलामे झूलते हुए यद्यपि भ्रमरूप रहते है तथापि उस अभके प्रति 
आपका स्वामित्व नही है और आपकी आत्मासे इसी बातका पुरुषार्थ चलता है कि मैं इस सराग- 
परिणतिसे मुक्ति प्राप्त करूँ। इस पुरुषार्थकी भोर दृष्टि देनेपर आप अमरूप नही है यह 
निश्चय होता है। क्रमसे पुरुषार्थके सफल होनेपर आप वीतराग होते हैं तशा इस वीतरागताके 


१ बन्धश्च मोक्षरच तयोद्च हेतुर्बद्धश्च मुक्ततच फल च मुक्ते । 
स्याह्मदितो नाथ तवैव युक्त नैकान्‍्तदुष्ठेस्व्वमतोइसि शास्ता ॥ . --स्वयभूस्तोत्रे समन्तभद्रत्य 


१६ उधुतत्वस्फोट 


फलस्वरुप अन्तमुंहततके भीतर केवलज्ञानकों प्राप्त करते हैं। इस तरह आप केबलज्ञानरूप 3॥ 
परन्तु भहो | जब एस ओर दृष्दि जाती हे कि केयलमान तो शानगुणकी एक पर्याय है, वह 
शुद्धतान अवश्य है परन्तु प्रंकारिय अनादि अनन्त नहीं है, इसके विपरीत सादि अनन्त है, तय 
आप उत केवलज्ञानस्ण नही है। क्षायोपशमिक ज्ञानरी बारह गुणस्थान तक पहुँच चुके, सेरहवें 
गुणस्थानमे केवलज्ञान प्रकट हआ। प्रतीत होता हे उसे सती डृत नही दिया जा रश है तो क्या 
जहरुप हैं ? गही भाई, अनादि अनन्त जो चेतन्य शायवस्वभाव हे, तद्रप आप हैं। इस प्रकार 
आप वचनाग्रोचर कोई अदुभुत पुरुष हैं ॥२३॥ 


आत्मीक्षताचलितचित्परिणा ममात्र- 
विश्वोदयप्रल्यपालनकठ' कब । 
३ न 
नो कठ वोदूध न च वोदयि बोधमात्र 
| के डे 
तदवधेमान तव धाम किमदुश्ुतं न! ॥२४॥। 


अन्वयार्थ--जिसने (आत्मीकृताचलितचित्‌) अविनाशी चेतन्यज्योतिकों आत्माथीन किया 
है, जो (परिणाममात्रविश्वोदयप्रलयपालनकत्‌') परिणमन मात्रकी अपेक्षा समस्त वस्तुओके उत्पाद 
व्यय, और प्रौव्यकों करनेयाला है, जो (कर्तृँ) शप्ति क्रियाका कर्त्ता है अथवा जो (नोकतूं नच 
बोदधृ) न कर्त्ता है, न बोद्धा है, किन्तु (उद्ग्रि बोधमात्र) अभ्युदयसे युक्त ज्ञानमात्र है, (वर्धभान) 
हे वर्धभान जिनेन्द्र | (तव) आपका (तद्‌ थाम) बह नम्यग्ज्ञानरू्प तेज (किम) वया है ? यह (न 
अद्भुत) हमारे लिये आइचयंको वस्तु है। 


भावार्थ--पहाँ भगवान्‌ वर्धभान स्वामीके उस ज्ञानस्प तेजको आव्चर्यकारक बतलाया 
गया है जिसने अविनाशी चेतन्य ज्योतिको आत्मरूप कर लिया है। उस चैतन्य ज्योतिके पूर्व जो 
क्षायोपशमिक चेतन्य ज्योति प्राप्त थी वह्‌ चलित थी--विनश्वर थी परन्तु केवलज्ञानरूप ज्योति 
अविनाजणी है--अनन्त काल तक विद्यमान रहने वाली है। ससारके समस्त पदार्थोमे उत्पाद व्यय 
श्रौव्यल्प परिणमन होता है, उस परिणमनको केवलज्ञान जानता हैं इसलिये उपचारसे वह 
उनका कर्ता कहलाता है। कंवलज्ञान पदार्थको जानता है इस तरह जब करण का रकमे कतुँकारक- 
की विवक्षा की जाती है तब उस ज्ञप्ति क्रियाका कर्ता केवलज्ञान होता है। परन्तु जब भात्मा 
केवलज्ञानके द्वारा पदार्थोको जानता है तब आत्मामे कतृंकारक और कंवलज्ञानमे करण कारककी 
विवक्षा की जाती है तब केवलज्ञान ज्ञप्ति क्रियाका कर्ता नही है, इसके विपरीत आत्मा कर्ता है 
और केवलज्ञान करण | इसी विवक्षा्के अनुसार केवलज्ञान वोद्धा--जानने वाला नही है किन्तु 
उसके स्थानपर आत्मा बोद्धा है। वह केवलज्ञानरूप धाम अष्ट प्रातिहाय॑रूप अभ्युदयसे सहित है 
तथा अप्ट प्रातिहायोंके अतिरिक्त केवलज्ञानके समय प्रकट होनेवाले दश अतिशयोसे परिपूर्ण है। 
केवलज्ञान, ज्ञानगुणकी एक पर्याय है जो कि सादि अनन्त है। जब इस पर्यायरूप विशेषसे दृष्टि 
हटाकर सामान्यकी और ले जाते हैं तब केवलज्ञान, केवलज्ञान न कहला कर सामान्य ज्ञान कहलाता 
है। हे वर्धभाव जिनेन्द्र' आपका यह तेज कया है? यह हम छ्भस्थोके लिये आश्चर्यकी 


वस्तु है ।२४॥ 


चतुरविशतिस्तव १७ 


ये भावयन्त्यविकलार्थवतीं जिनानां 
नामावलीममसतचन्द्रचिदेकपीताम । 
पिश्व पिबन्ति सकले कि लीलयेव 
पीयन्त एवं न कदाचन ते परेण ॥२५॥ 
अस्वयार्थ--(ये) जो भग्य जीव (अमृतचन्द्रचिदेकपीता) अमृतचन्द्रसूरिके ज्ञानके द्वारा गृहीत 
(अविकलार्थवती) परिपूर्ण अर्थसे' युक्त (जिनाना) ऋपभादि तीर्थंकरोकी (नामावली) नामावली- 
रूप इस स्तुतिका (भावयन्ति) चिन्तन करते है वे (किछ) निरचयसे (लीलया एवं) अनायास ही 
(सकल विश्व पिबन्ति) समस्त विश्वको ग्रहण करते हैं--सर्वज्ञ हो जाते है और (ते) वे (कदाचन) 
किसी भी समय (परेण) कर्म-नोक-मंझूप परढ्रव्थके द्वारा (नेव पीयन्ते) नही ग्रहण किये जाते 
अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे छूट जाते है । कं 
भावाथं--वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रोकी स्तुतिका फल स्वय वीतराग और सर्वज्ञ बन जाना 
है। इस स्तोत्रमे ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोके नामका उल्लेख करते हुए स्तवन किया गया है 
इसलिए इसे 'नामावली' स्तोत्र कहते है। जो भव्य जीव इसकी भावना करते हैं--इसमे प्रति- 
पादित जिनेन्द्र गुणोका नयविवक्षाके अनुसार चिन्तन करते है वे स्वय सर्वज्ञ बन कर समस्त 
पदार्थोंकी अनायास जानने लगते हैं और रागादि विकारी भावोसे रहित होकर वीतराग बन जाते 
हैं। वीतराग बननेपर कमंबन्धनसे छूट जाते हैं ॥ २५ ॥ 


२० लघुतत्त्वस्फोर्ट 


यह जीव ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्ध करता है । जिस प्रकार बहुत धूलि एकत्रित होकर किसी 
पदार्थको आच्छादित कर लेती है इसी प्रकार यह कर्मरूपी धूलि जीवके ज्ञान स्वभावको आच्छादित 
कर देती है। इसी कर्मजनित आच्छादनाके कारण यह जीव पशुओंके समान अज्ञानी हो रहा है 
भौर अपने ही निकट प्रकाशमान आपको नही देख पा रहा है ॥| ३ ॥ 


यत्रास्तमेति , .. पहिरथतमस्यगाघे 

तत्रेव. नूनमयमेवमुदीयते. त्वम्‌ | 
व्योम्नीव नीलिमतते सवितु। प्रकाशः 

प्रच्छन्‍्न एवं परितः ग्रकटइचकारित ||४॥ 


अन्वयार्थ--(यत्र) जिस (अगाघे) बहुत भारी (बहिरथ्थतमसि) बाह्य पदार्थरूप अन्धकार- 
मे (अय) यह विश्व (अस्तम्‌ एति) अस्तको प्राप्त हो रहा है (तत्रेव) उसीमे (नूनस्‌) निश्चित ही 
(त्वसू) आप (एवं) इस प्रकार (उदीयसे) उदयको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार कि (नीलिमतते 
व्ये,म्ति) नीलिमासे व्याप्त आकाशमे (सवितु प्रकाश ) सूर्यका प्रकाश (परित प्रच्छन्‍त ) सब ओर 
छाकर (प्रकट ) प्रकट होता हुआ (चकास्ति) सुशोभित होता है। 

भावाथं--साधकके लिए बाह्य पदार्थोका आवरण आत्मसाधनामे बाधक होता है, परन्तु 
सिद्ध पुरुषके लिए बाधक नही होता | यही कारण है कि देवनिर्मित समवसरणमे बाह्य पदार्थों- 
का प्रपञन्‍्च अत्यधिक होनेपर भी अरहत्तकी आत्मसाधनामे वह कुछ भी बाधक नही होता । 
है भगवन्‌ | ससारके अन्य अनेक मनुष्य बाह्य परिकरमे निमग्त होकर अस्त होते हैं परन्तु आप 
समवसरणके भारी परिकरमे भी उदित रहते हैं--आत्मसाधनामें जागरूक रहते हैं। यह ठीक 
ही है क्योकि मीलिमासे व्याप्त आकाशमे अन्य वस्तुएँ तिरोहित भले ही होती रहे परन्तु सूर्यका 
प्रकाश उसमे चारो ओर व्याप्त होकर प्रकाशमान होता है। तात्पयं यह है कि यह जीव रागद्वेष- 
के कारण ही परपदार्थोंमे आत्मबुद्धि कर स्वरूपसे च्युत होता है। यतशच आप राग-ह्ेषसे 
रहित हैं अत परपदार्थोके बीच भी निलिप्त रहनेसे आप परमात्मपदको प्राप्त हो रहे हैं ॥४॥ 


नावस्थितिं जिन ददासि न चानवस्था- 
मत्थापयस्यनिशनात्ममहिम्नि नित्यम्‌ | 
य्रेनायमद्भ्ुतचिदुद्गमचुज्चुरुच्चै- 
रेकोषपि ते विधिनिषेधमयः स्वभावः ॥५॥। 


अन्चयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! आप (अनिश) निरन्तर (अवस्थिति न ददासि) पदार्थकी 
स्थिरताका उपदेश नही देते है (च) और (नित्य) सदा (आत्ममहिम्नि) आत्मस्वरूपकी महिमामे 
( अनवस्था ) अस्थिरताको (न च) नही (उत्थापयसि) उठाते हैं--दूर करते हैं (येन) यही कारण 
है कि जिससे (ते) आपका ( अद्भुतचिदुद्गमचुव्न्चु ) आशचर्यकारक चेतन्य ज्योतिसे प्रसिद्ध 
(अय) यह (उच्चे ) उत्कृष्ट (स्वभाव ) स्वभाव (एकोर्षप) एक होनेपर भी (विधिनिषेधमय ) अरित 
नास्तिखूप है। 


चतुविशतिस्तव २६ 


भावार्थ--हे भगवन््‌ | आपका उपदेश है कि ससारक्े प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं । 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य हैं और पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा अनित्य है। आत्माका जा 
जञानस्वभाव है उसमे भी मतिज्ञान आदि अवान्तर भेदोकी अपेक्षा परिणमन होता रहता है। 
अरहन्त सिद्ध अवस्थामे प्रकट होनेवाले केवलज्ञाममे भी अगुरुलघुगुणके कारण अवान्तर 
परिणमन प्रति समय होता है। ससारका कोई पदार्थ सदा अवस्थित-कूटस्थ नित्य रहता है ऐसा 
उपदेश आपका नहीं है और आत्मस्वभावमे अनवस्था-सर्वथा अनित्यता है, इसे भी आप स्वीकृत 
नही करते । इस तरह आपका ज्ञायकस्वभाव सामान्यकी | अपेक्षा एक होनेपर भी उभय नयकी 
अपेक्षा विधि और निषेध स्वभावको छिये हुए है। तात्पय यह है कि आत्माका ज्ञायक स्वभाव 
स्व द्रव्य क्षेत्र का भावकी अपेक्षा विधि-अस्तिरूप है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा 
निपेघ-नास्तिख्प है ॥५॥ 
यस्मादिद विधिनिषेधमय॑ चकास्ति 
निर्माणमेव सहजमप्रविजुम्भितं ते । 
तस्मात्सदा सदसदादिविकल्पजालं 
चा्युद्विलासमिदमुत्प्लवते न चित्रम ॥६।॥ 


अन्वयार्थ--(यस्मात्‌) जिस कारण (ते) आपका (डद) यह (सहजप्रविजुम्मित) सहज 
स्वभावोत्पन्त (निर्माणमिव) निर्माण ही (विधिनिपेधमय) विधि और निषेवरूप (चकास्ति) 
शोभावमान हो रहा है (तस्मात्‌) इसलिए (त्वयि) भापमे (इृद) यह (उद्दिलास) प्रकट रूपसे 
अनुभवमे आनेवाला (सदसदादिविकल्पजाल) सत्‌ असत्‌ आदि विकल्पोका समूह (उत्न्लवते) 
उच्छलित हो रहा है यह (न चित्रम) आइचर्यकी वात नही है । 

भावार्थं--जात्माका जो ज्ञायक स्वभाव है बह स्वत स्वभावसे समुत्यन्त है वयोकि पदार्थ- 
का स्वभाव परनिरपेक्ष होता है मात्र उसका विभाव परसापेक्ष रहता है, जैसे जीवका ज्ञान- 
स्वभाव किसी अन्य पदार्थेके निमित्तसे उत्पन्न नहीं है परन्तु उस्तका रागादिक विभाव चारित्र- 
मोह कर्मके उदयसे समुत्पन्त है। इस प्रकार सहज स्वभावसे समुत्पन्न जीवका ज्ञायक स्वभाव 
विधि और निपषेघरूप है--सामान्य विश्वेषकी अपेक्षा नित्यानित्यात्मक, एकानेक तथा स्वपर- 
चतुष्टयकी अपेक्षा तदतद्रप है। जब सहज-स्वभाव ही इस प्रकारका है तव उसमे जो सतत, असत्‌, 
एक, अनेक, नित्य अनित्य तथा तद्‌ अतद्‌ आदिके विकल्प उछठ रहे है उत्तम आइचयं हो किस 
बातका है ? ॥६॥ 


भावों भवस्यतिभ्रतः सहजेम धाम्ना 
शृल्यः परस्यथ विभवेन सवस्यभावः 
यातोध्प्यभावमयतां प्रतिमासि भावों 
भावोष्पि देव ! चहिरथतयास्यमावः ॥ण॥। 


_>डलबलम- 


१, दटिस्थंदण भसि अभाव  इंति पद्णोद । 


र्रे लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(देव) हे देव ! (सहजेन धाम्ना अतिभृत ) सहज तेजसे अत्यन्त भरे हुए होनेसे 
आप (भावों भवसि) भावरूप हैं--सत्तारूप है और (परस्य विभवेन शून्य ) पर पदार्थंक विभवसे 
शून्य होनेके कारण आप (अभाव भवसि) अमावरूप हैं। इस तरह आप (मभावमयता यातो5पि) 
अभावरूपताको प्राप्त होकर भी (भाव प्रतिभासि) भावरूप प्रतिभासित होते हैं और (भावो&४पि) 
भावरूप होकर भी (बहिरथतया) बाह्य पदार्थंकी अपेक्षा (अभाव अस्ति) अभावरूप हैं । 

भावायथें--यहाँ भगवान्‌का अस्ति-नास्तिरूप धर्मेसि सतवन करते हुए कहा गया है कि 
हे देव | आप स्वकीय तेजसे अत्यन्त भरे हुए होनेसे अस्तिरूप है और पर द्रव्यके स्वभावसे 
शून्य होनेके कारण नास्तिरूप हैं इस तरह अनेकान्तकी दृष्टिसि आप भावाभावरूप हैं। अर्थात्‌ 
अस्ति-तास्ति या विधि-निषेधरूप है । 

तियंग्विभक्ततपुषा भवतोी ये एव 
स्वामिन्नमी सहभुवः प्रतिभान्ति भावाः । 
तैरेव कालकलनेव कृतोद्ध्य॑ंखण्डे- 
रेफो भवान्‌ क्रमविभृत्यनुभूतिमेति ॥८।। 

अन्वया्थ--(स्वामित्‌) है भगवन्‌ ! (तियंगूविभक्तवपुष ) काल ऋमसे पृथक्‌-पृथक्‌ शुरीर 
धारण करनेवाले (भवत ) आपके (ये एवं अमी) जो ये (सहभुव भावा ) सहभावी गुण (प्रति- 
भान्ति) सुशोभित हो रहे हैं (कालकलनेव) कालक्रमकी अपेक्षासे (कतोद्ध्वंखण्डे ) ऊदृ्व॑द्रव्यरूप 
उत्तर विभागोसे सहित (तै एवं) उन्ही सहभावी--गुणोकी अपेक्षा (भवात्र) आप (एक ) एक होते 
हुए (क्रमविभूत्यनुभूति) क्रमवर्तित्॒वकी अनुभूतिको (एति) प्राप्त होते हैं । 

भावार्थ--यहाँ भगवान्‌ का एकत्व और अनेकत्व धर्मोसि स्तवन किया गया है। भगवान्‌ने 
अतीत अनेक पर्यायोमे पृथक-पृथक्‌ शरीर धारण किये है अत उन पर्यायोकी अपेक्षा वे अनेक 
रूप हैं, परन्तु उन समस्त पर्यायोमे जो ज्ञानादिक गुण साथ-साथ रहे हैं, उन गुणोकी अपेक्षा वे 
एकरूप हैं । यद्यपि काल द्रव्यकी सहायतासे उन ज्ञानादिक गुणोमे भी परिणमन होता है परन्तु 
उस परिणमनकी विवक्षा नही की गयी है। तात्पर्य यह है कि हे भगवन्‌ ! आप शरीरसम्बन्धी 
भवोकी अपेक्षा अनेक है और गुणोकी अपेक्षा एक हैं ॥ ८ ॥ 


एव क्रमाक्रमविवरत्तिविवत्तंगुप्त 
चिन्मात्रमेंव तव॒ ततक्चमतकयन्तः । 
एतज्जगत्युभयतो5वति रसग्रसारा- 


न्िस्सारम्य हृदयं जिन दीयतीव ॥९॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र | (एव) इस प्रकार (क्रमाक्रमविवर्तिविवत्त॑गुप्त) ऋमवर्ती 
और अक्रमवर्ती विवर्तों--परिणतियोंसे सुरक्षित (चिन्मात्रमेव) चेतन्यमात्र ही (तव) आपका 
(तत्त्व) स्वरूप है ऐसा (अतकंयन्‍्त ) नहीं समझनेवाले अज्ञानी जन (एतज्जगति) इस ससारमे 
(निस्सार) व्यर्थ ही (उमयत ) दोनो पक्षोका (अतिरसप्रसारात्‌) अत्यधिक आग्रहके प्रसारसे 
(अरमन्ति) भ्रमण करते रहते है। यह जानकर (अद्य) इस समय (हृदय) हृदय (दीयंतीव) विदीण- 


सा हो रहा है। 


चतुविशतिस्तव श्रे 


भावार्थ--है भगवन्‌ | रागह्रेषादि विकारी भावोसे रहित शुद्ध चेतन्‍्य ज्योति--न्ञाता- 
द्रष्टापन ही आपका स्वरूप है और यह स्वरूप भी क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती--पर्याय और गुण- 
रूप परिणतियोसे युक्त है। इस ज्ञान दर्शनरूप चेतन्य ज्योतिमे भी ज्ञान दर्शांनकी अवान्तर 
प्रिणतियाँ निरन्तर होती रहती है। परन्तु अज्ञानी जन आपके इस स्वाश्रित तत्त्वको न समझ- 
कर देहादि परद्रव्याश्रित विभावकों अपना स्वरूप समझते है, इसी कारण वे अपने एकान्त 
कदाग्रहसे भ्रमण करते है। वास्तविक स्वरूपके अश्रद्धानका इतना भारी कुफल उन्हे भोगना 
पडता है यह ज्ञान कर हृदयमे बडी पीडा होती है ॥ ९॥ 


आलोक्यसे जिन यदा त्वमिद्दाद्भुतश्रीः 

सद्यः प्रणश्यति सदा सकल सपत्नः | 
वीयें विशीयंति पुनस्तवयि दृष्टनष्टे 

नात्मा चकास्ति विलसत्यहितः सपत्नः ॥१०॥ 


अन्वया्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (इह) इस ससारमे (अद्भुतश्री) अनन्त चतुष्टयरूप 
आश्चरयंकारक लक्ष्मीसे युक्त (त्वम्‌) आप (यदा) जिस समय (आलोक्यसे) दृष्टिगोचर होते हैं-- 
प्राणियोकी श्रद्धाके भाजन होते है ((दा) उस समय (सद्य ) शीघ्र ही उनके (सकल सपत्न ) 
समस्त--अन्तर बाह्य शत्रु (प्रणश्यति) नष्ट हो जाते है । और (वीर्यें विज्ञीय॑ति) सम्यक्त्वरूप 
बलके नष्ट होनेपर (पुन) फिर जब (त्वयि) आप (दृष्टनष्टे) श्रद्धासे हट जाते है--वे आपकी 
श्रद्धा छोड देते है तब उन्तको (आत्मा) आत्मा (न चकास्ति) प्रतिभासित नही होता अर्थात्‌ 
बे नही होती, किन्तु (अहित सपत्न ) अहितकारी क्षत्रु रागादि (विकसति) उच्छलित होने 
लगते हैं । 

-  भावार्थ--हे भगवन्‌ ! जब यह जीव, अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे युक्त आपकी श्रद्धा 
करते है तब उनके मिथ्यादर्शन आदि अन्तरज्भ बहिरज्भ शत्रु स्वय नष्ठ हो जाते हैं, परन्तु जब 
उनका सम्यक्त्वरूपी बल विशीर्ण हो जाता है--तो वे फिरसे मिथ्यादृष्टि होकर आपकी श्रद्धासे 
च्युत हो जाते है तब वे फिर ससार भ्रमणके पात्र हो जाते है। मिथ्यादृष्टि अवस्थामे उन्हे पुन 
अहितकारी रागादि शत्रु घेर लैते है ॥ १० ॥ 


नित्योदिते निज्रमहिम्नि विमग्नविश्वे 
विश्वातिशायिमहसि प्रकटप्रतापे । 
सम्भाव्यते त्वयि न जज एवं देव 
देवात्‌ पशोयदि परं चिदुपप्छवः स्यात्‌ ॥११॥ 
अन्वयार्थ--(देव) हे जिनेन्द्र | (निमग्नविर्वे) जिसमे समस्त ससार निमग्न है--जशेय बनकर 
प्रतिविम्बित हो रहा है, (विश्वातिशायि मह॒सि) जिसका तेज सबको अतिक्रान्त करनेवाला है 
(प्रकठप्रतापे) जिसका प्रभाव प्रकट है जो (निजमहिम्नि) आत्मतत्त्वकी महिमासे युक्त है तथा 
(नित्योदिते) जो निरन्तर उदित हैं ऐसे (त्वथि) आपके विषयमे (सशय एवं) सशय ही (सभाव्यते न) 


सभव नही है (देवात्‌) दुर्भाग्यससे (यदि) यदि किसीके (चिदुपप्लव ) चेतन्यमे भ्रान्ति होती है तो 
(परं) केवल (पश्ञों स्थात्‌) अज्ञानी जीवके ही होती है। 


श्४ लघुतत्त्वस्फोट 


भवजार्थ--हे भगवन्‌ | आपके सर्वज्ञ स्वभावमे सशयका अवकाश नही है, अर्थात्‌ आपकी 
अश्वद्धा हो ही नही सकती । दुर्भाग्यवश मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय आनेसे यदि किसीके चित्स्वरूप- 
मे अ्रान्ति होती है तो वह अज्ञानी ही है ऐसा समझना चाहिए ॥११॥ 


विश्वावलेह्ि भिरनाकुलचिद्वि लासेः 
प्रत्यक्षेव लिखितो न॒ विलोक्यसे यत्‌ । 
वाह्याथसक्त मनस; स्वपतस्त्वयीश > 
नून पशोरयमनध्यवसाय एवं॥ १२॥ 


अन्वयार्थ--(ईढदा) हे स्वामिनु | (विश्वावलेहिभि ) समस्त पदार्थोकी जाननेवाले (अनाकुल- 
चिह्विलासे ) आकुलता रहित चेतन्यविलास-बीतराग विज्ञानके द्वारा आप (प्रत्यक्षमेव लिखित ) 
प्रत्यक्ष ही प्रकट हैं फिर भी (न विलोक्यसे यत्‌) किसी अज्ञानी जीवको जो आपका दर्शन नहीं 
हो रहा है--आपकी श्रद्धा नही हो रही है सो (वाह्यार्थंथक्तमनस ) बाह्य पदार्थामि जिसका मने 
लग रहा है तथा (त्वयि) आपके विषयेमे जो (स्वपतत ) सो रहा है उस (पश्ो ) अज्ञानी जीवका 
(नून) निरचयसे (अय) यह (अनध्यवसाय एव) अज्ञान ही है । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | आपका जो सर्वज्ञ तथा वीतराग विज्ञाल स्वभाव है उसीसे आपकी 
सत्ता समस्त ससांरसे पृथक्‌ सिद्ध हो रही है इतने पर भी यदि किसी प्रमादी जीवको आपका दर्शन 
न हो--आपकी श्रद्धा न हो तो उसे उसका ही अपराध समझना चाहिए। जिसे मध्याज्षका 
देदीप्पमान सु दिखाई नही देता उसकी दृष्टिसे ही विकार समझता चाहिए ॥ १२॥ 


रोमन्थमन्थरमुखो ननु गौरिवार्थो- 

नेफेकमेष जिन चर्बति कि वराकः | 
त्वामेककालतुलितातुलवि श्वसार 

सुस्वेकशक्तिमचछ विचिनोति किन्‍न || १३ | 


अन्वया्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र (ननु) निरंचयसे (रोमन्थमन्थरमुखों गौरिव) जिस प्रकार 
जुगाली करनेवाला बेल ग्रासके एक-एक अशको निकारू कर चबाता है उसी प्रकार (एष वराक ) 
यह बेचारा प्राणी (अर्थान्‌) पदार्थोको (एकेक) एक-एक कर (कि चव॑ति) क्‍यों चबाता है--क्यो 
जानता है ? (एककालतुलितातुलविद्वसार) एक ही साथ समस्त विश्वको जाननेवाले (सुस्वेक- 
शक्ति) श्रेष्द आत्मबलसे युक्‍त (अचल) अचल-अविनाशी (त्वा) आपका (कि न विचिनोति) क्यो 
नही आश्रय करता ? 


भावाथें--जिस प्रकार रोमन्थ करनेवाला वैल, खाये हुए पदार्थोकोी क्रम-क्रमसे निकाल कर 
चबाता है, स्वको एक साथ नही चवा सकता उसी प्रकार यह जीव क्षायोपदामिक ज्ञानकी प्रक्रिया- 
के कारण एक-एक पदार्थंको क्रम-क्रमसे जान पाता है | आचायेको जीवकी इस विवशतापर करुणा- 
भाव होता है अत वे कहते हैं कि यह बेचारा प्राणी ऐसा क्यो करता है। ससारके समस्त पदार्थो- 
को एक साथ जाननेवालें आपका चिन्तन वह क्यो नही करता है, क्योकि आपका चिन्तन-मनन- 


चतुविशतिस्तव रष्‌ 


श्रद्धान उसे सर्वज्ञ तथा सर्व द्रष्टा बना देगा। ऐसा होनेसे वह भी आपके ही समान समस्त 
प्रदार्थोको एक साथ जानने देखने रूंगेगा ॥१श॥ 
स्वस्मिन्निरुद्रमहिमा. भगवंस्त्वयाय॑ 
गण्डूप एवं विहितः किल बोधसिन्धुः । 
यस्योमेयो. निजमरेण निपीतविश्वा 
नेवोच्छवसन्तिः हृठकुड्मलिताइ्स्फुरन्त्यः ॥ १४ ॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (स्वस्मिन्‌ निरुद्धमहिमा) अपने आपमे जिसकी महिमा 
समायी--रुकी हुई है ऐसा (अय) यह (बोधसिन्धु ) ज्ञानहूपी सागर (किल) निश्चयसे (त्वया) आपके 
द्वारा (गण्डूष एवं विहित ) एक घूँट--चुल्लूभररूप ही कर लिया गया है। (निजभरेण) अपने 
विस्तारसे (निपीतविश्वा ) विश्वको व्याप्त करनेवाली (यस्य) जिसकी (स्फुरन्त्य ) प्रकट (ऊर्मय ) 
लहरें (हठकुड्मलिता ) बलात्‌ सकोचित होनेके कारण (नेव उच्छवसन्ति) सवंत्र फैल नही पाती । 
भावाथं--अन्यत्र प्रसिद्ध है कि एक बार अगस्त्य ऋषिने समुद्रको चुल्लूमे भरकर पी लिया 
था जिससे समुद्रकी समस्त लहरें उन्‍्हीके उदरमे सकोचित होकर रह गई थी। यहाँ ऐसी ही 
कल्पना करते हुए कहा गया है कि हे भगवन््‌ ! आपके ज्ञानरूपी सागरको अपने आपमे निरुद्ध 
कर लिया है। एक चुल्लभर पानीके समान उसे अपने आपमे विछीन कर लिया है, इसीलिए 
उसकी लहरें अपने आपमे केन्द्रित हो गयी है । फलितार्थ यह है कि आप निशचयसे आत्मज्ञ हैं और 
व्यवहारसे लोकालोकज्ञा ॥१४॥ 
त्वद्ेभवैककणवीक्षण(विस्मयोत्थ)विश्वयोत्थ- 
सौस्थित्यमन्थरदृशः किमुदासतेज्मी । 
तावच्चरित्रकरपत्रमिदं स्वमूष्नि 
व्यापारयन्तु सकलस्त्वमुदेषि यावत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वपार्थ--है भगवन्‌ ! ( त्वद्गवेभवेककणवीक्षणविस्मयोत्थसौस्थित्यमन्थरदुश ) आपके 
बेभवके एक अशके देखनेसे उत्पन्न आश्चयंसे समुद्भूत सुखसे जिनके नेत्र कुछ निमील्‍लित हो रहे 
हैं ऐसे (अमी) ये भव्य जीव (किस उदासते) क्यो उदासीन हो रहे हैं ? ये (स्वमूध्नि) अपने मस्तक- 
पर--अह॒कारपर (इद) इस (चरित्रकरपत्र) चारित्ररू्पी करोतको (तावत) तबतक (व्यापारयन्तु) 
चलावें ( यावत्‌ ) जबतक ( सकल त्वम्ु ) समस्त कलाओंसे युक्त ( त्वस््‌ ) आप ( उदेषि ) उदित 
होते हैं । 
भावार्थ--यहाँ भगवान॒के बाह्य वेमवके देखनेमात्रसे सन्तुष्ट हो जानेवाले भव्य प्राणीसे 


कहा गया है कि तुम इतने मात्रसे सतुष्ट होकर आगे बढनेके लिए उदासीन क्यो हो रहे हो। अपने 
मस्तकपर चारित्ररूपी करोत चलाओ बर्थात्‌ चारित्र धारणकर अपने अहकारको नष्ट करो | ऐसा 


१ जाणदि पस्सदि सब्व ववहारणयेण केवडी भगव । 
केवलणाणी जाणूदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥ १५९ ॥ नियमसार 
ल०-४ 


श्द्‌ लघुतत्त्वस्फोट 


करनेसे सकल परमात्माका अपने आप स्वय साक्षात्कार हो जावेगा अथवा तुम स्वत सकल पर- 
मात्मा बन जाओगे । जैनेतर पुराणोमे एक कथा है कि एकवार दशानन-रावण शकरजीको प्रसन्न 
करनेके लिए अपने मस्तक काटकर अग्निकुण्डमे होम करने लगा इस तरह वह जब नौ मस्तक 
काट चुका और दशवाँ मस्तक काटनेके लिए उसपर शस्त्र चलाने लगा तव शकरजीने प्रकट होकर 
उसे वरदान दे दिया कि तूँ देवोंके द्वारा अजय होगा--तुझे कोई देव जीत नही सकेगा । मनुष्यको 
रावण कुछ समझता ही नहीं था, इसलिए उसने मात्र देवोसे अपने आपको अजेय होनेका वरदान 
माँगा था । इसी लौकिक कथाको दृष्टिमे रखते हुए कहा गया है कि हे प्राणी | तूँ अपने मस्तक-, 
पर--अपने अहकारपर चारित्ररूपी शस्त्र चला । ऐसा करनेसे ही तुझे शुद्धात्महप भगवानके 
दर्शन हो सकेंगे और तूँ छोकमे अजेय हो सकेगा। जबतक अहकार विद्यमान रहता है तबतक 
न परमात्माके दर्शन होते हैं ओर न यह जीव स्वय परमात्मा वन सकता है। अहकारको नष्ट 
करनेके लिए चारित्र ही परम सहायक है ॥| १५ ॥ 
ये साधयन्ति भगवंस्तव सिद्धरूपं 
तीमेस्तपोभिरभितस्त इसमे. स्मन्‍्तास्‌ । 
ज्यायन्न कोषपि जिन साधयतीह कार्य 
काय हि. साधनविधिग्रतिवद्धमेव ॥ १६ ॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन्र) है भगवन्‌ ! (ये) जो (तीन तपोभि ) कठिन तपके द्वारा (तब) आपके 
(सिद्धरूप) सिद्धस्वरूपको (साधयन्ति) साधते हैं--प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं (त इमे) वे ये 
(अभित ) सब ओर इसी ससारमे (रमनन्‍्ताम) रमण करें--उत्तका मात्र कठिन तप आपके सिद्ध-- 
शाइवत शुद्ध स्वभावको प्राप्त करानेवाला नही है। (ज्यायनु जिन) हे श्रेष्ठतम जिनेन्द्र । (इह) 
इस ससारमे (को5पि) कोई भी व्यक्ति (कार्य न साधयति) कार्यको नही साधता है (हि) 
क्योकि (कार्य) कार्य (साधनविधिप्रतिबद्धोव) साधनकी विधिसे स्वय हो सबद्ध होता है । 
भावार्थं--यहाँ कहा गया है कि आत्मज्ञानके बिना कठिनसे कठिन तप भी सिद्धस्वरूपकों 
प्राप्त करानेमे समर्थ नहीं है। उस तपके समय जो कषायमे मन्दता होती है उसके फलस्वरूप 
यह जीव पुण्य बन्ध कर स्वर्गादिक रम्य स्थानोको ही प्राप्त होता है, शाइवत सुखदायक सिद्ध पंद॑- 
को नही । साथ ही इस जीवके कतृंत्व विषयक अहकारको नष्ट करनेके लिए कहा गया है कि इस 
ससारमभे अन्तरज्भ कारणकी अनुकूछताके बिना मात्र बाह्य कारणसे कार्यको सिद्ध करनेके लिए 
कोई समथ॑ नही है । ससारका प्रत्येक कार्य अपने अन्तरज्भ कारणसे संबद्ध रहता है। उस अन्तरज्ञ 
कारणके अनुरूप बहिरज्भ कारण का्येकी सिद्धिमे सहायक होता है ॥१६॥ 
विज्ञानवन्तव॒ इसे स्वरसप्रवृत्ता 
दृव्यान्तरस्य यदि संघटनाच्च्यवन्ते | 
अद्येव पुष्कलमलाकुरुकश्सलेयं 
देवाखिलेंव विघटेत. कपायकन्था ॥ १७॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे देव | (यदि) यदि (इमे विज्ञानतन्तव ) ये विज्ञानरूपी तन्तु (स्वरस- 
प्रवृत्ता) स्व॒कीय स्वभावमे प्रवृत्त होते हुए (्रव्यान्तर॒स्य) अन्य द्व्यकी (सघटनात) रचनासे 


चतुविशतिस्तव २७ 


(च्यवन्ते) च्युत होते है--अन्य द्रव्यके कतुंत्वके अहकारसे निवृत्त होते हैं तो (पुष्कलमलाकुल- 
कश्मला) बहुत भारी मलसे परिपूर्ण तथा मलिन (इय) यह (अखिलेव) सबकी सब (कषायकन्था) 
कषायरूपी कथरी (अद्येव) आज ही (विघटेत) विघटित हो जावे । 

भावायें--उपादान कारणकी अपेक्षा एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नही होता, क्योकि कर्ता 
स्वय ही कार्यरूप परिणत होता है। अत वह कतृकर्मंमाव एक द्रव्यमे ही घटित होता है, दो 
द्रव्योमे नही, परन्तु यह जीव, मात्र निमित्त कारणकी ओर दृष्टि देकर अपने आपको पर द्रव्यका 
कर्ता मान रहा है । इसी कतृंत्व बुद्धिकि कारण यह जीव जिस पर द्रव्यको अपने द्वारा किया हुआ 
मानता है उसके विषयमे ममता भाव करता है और उसी ममता भावके कारण उसकी इष्ट 
अनिष्ट परिणतिमे राग-हेषरूप कषाय करता है। जीवकी यह कषाय एक कनन्‍्था--कथरीके समान 
है, जिस प्रकार कन्या अनेक जी वस्त्रोको धागासे सीकर बनाई जाती है तथा धीरे-धीरे वह 
अत्यन्त मैली और ग्लानिजनक हो जाती है उसी प्रकार यह कषाय भी कतंंत्व बुद्धिरूपी धागेसे 
सीकर अनेक पर भावोके द्वारा उत्पन्त होती है। यदि इस जीवके सम्यगज्ञानरूपी तन्तु अपने ही 
आत्मद्रव्यमे रमण कर प॑र द्रव्य विषयक कतुंत्वसे च्युत हो जाबें तो इस कषायरूपी कन्थाके 
विघटित होनेमे बिलम्ब न लगे ॥१७॥ 


अज्ञानमारुतरयाकुलविप्रकीर्णा 

विज्ञानमुमुकरणा. विचरन्त॒ एते। 
शक्यन्त एवं सपदि स्वपदे विधातुं 

सपदयता तब विभी विभव॑ महिम्नः ॥ १८ ॥ 


अन्वया्थ--(विभो) है नाथ ! (तव) आपकी (महिम्न ) महिमाके (विभव) बेभवको 
(सपद्यता) देखनेवाले पुरुषके द्वारा (अज्ञानमारुतरयाकुलविप्रकीर्णा ) अज्ञानरूपी वायुके वेगसे 
विखिर कर (विचरन्त ) इधर-उधर विचरते हुए (एते) ये (विज्ञानमुमुंर्कणा ) विज्ञानरूपी 
तुषाग्निके कण (स्वपदे) आत्मपदमे (सपदि एव) श्ीत्र ही (विधातु शक्‍्यन्ते) सुस्थिर किये जा 
सकते हैं । 

भावार्थ--यहाँ जीवके क्षायोपशमिक ज्ञानको तुषाग्निकी उपमा दी गई है और अज्ञान-- 
मिथ्यादर्शत तथा कषायको वायुकी उपमा प्रदान की गई है। जिस प्रकार वायुके तीन्न वेगसे 
तुषाग्निके कण (तिलगे) विखरकर इधर-उधर उडने लगते है उसी प्रकार इस जीवका क्षायोपशमिक 
ज्ञान मिथ्यात्व और कषायसे प्रेरित हो इधर-उधर पज्चेन्द्रियोके विषयोमे प्रवृत्त हो रहा है। 
है भगवन्‌ ! जो भव्य प्राणी आपके अनन्त चतुष्टयरूप वेभवकी ओर लक्ष्यकर इस प्रकारका 
विचार करता है कि जिस प्रकार इन्होने मिथ्यात्व और कषाय जनित चज्चलताको दूरकर अपने 
ज्ञानोपयोगकों अपनी ही आत्मामे केन्द्रितकर अनन्तचतुष्टयरूप ऐश्वर्यको प्राप्त किया है उसी 
प्रकार मे भी मिथ्यात्व और कषायजनित चज्न्चहूताको दूर कर अपने ज्ञानोपयोगको यदि अपनी 
ही आत्मामे केन्द्रित करूँ तो मैं भी अनन्त चतुष्टयरूप वभवको प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह 
स्वरूपकी ओर लक्ष्य करनेसे जो अपने ज्ञानको एक आत्मामे ही केन्द्रित करता है वह शुक्लू- 
ध्यानको प्राप्त कर कर्मक्षय करनेमे समर्थ होता है ॥१८॥ 


२८ लघुतत्त्वस्फोट 


वोधातिरिक्तमितरत्‌. फलमााप्तुकामा! 
कस्मादू वहन्ति पशवों विपयाभिलापम्‌ । 
प्रागेव विश्वविषयानमिभूय तान्‍न (जानू ) 
कि वोधमसेव विनियम्य न धारयन्ति ॥ १९॥ 


अस्वयार्थ--(बोधातिरिक्त) ज्ञानसे भिन्‍न (इत्तरत) अन्य (फल) फलको (आप्तुकामा ) 
प्राप्त करनेके इच्छुक (पशव ) अज्ञानी जीव (विषयाभिलाष) विषयोकी इच्छाको (कस्मात्‌) क्यो 
(वहन्ति) धारण करते है (प्रागेव) पहले ही (विश्वविषयात) समस्त विषयोको (अभिभूय) उपेक्षित 
कर (तान्‌ विनियम्य) इन्द्रियोको रोककर--इन्द्रियोकी प्रवृत्तिको नियन्त्रित कर (बोधमेव) ज्ञानको 
ही (कि न धारयन्ति) क्यो नही धारण करते हैं । 


भावाथ--जीवका स्वभाव मात्र ज्ञाता द्रष्टा है परन्तु मोहोदयजनित विकार भावके कारण 
ये जीव अपने स्वभावको भूलकर पड्चेन्द्रियोंक विषयोमे सलग्न हो रहे हैं। उन्हीकी प्राप्तिमे 
इतना ज्ञान लग रहा है तथा शरीरकी प्रवृत्ति भी उसी ओर सलग्न है। जब यह वस्तुस्थिति है 
कि जीव अपने ज्ञानस्वभावकों छोडकर अन्य पदार्थोके स्वामी नही बन सकते तब वे अन्य पदार्थों- 
की अभिलाषा क्यो करते है ? क्यो नही पहले ही समस्त विषयोकी उपेक्षा कर अपने ज्ञानस्वभावकों 
धारण करते हैं। यदि स्वस्वभावकी ओर इन जीवोका लक्ष्य बनता है तो बाह्य प्रवृत्तिसि इसकी 
निवृत्ति अनायास हो सकती है ॥१५९॥ 


येरेव देव. पशवॉोड्शुमिरस्तवोधा 
विष्वक्कपायकणकबुरतां चहन्ते । 
विश्वाववोधकुगलस्थ॒ महाणवोध्भूत्‌ 
तैरेव ते शमसुधारसशीकरोंघ! ॥ २० ॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे भगवन्‌ | (अस्तबोधा ) सम्यग्ज्ञानसे रहित (पश्व ) अज्ञानी जीव (यैरेव 
अशुभि ) जिन ज्ञानरूप किरणोंके द्वारा (विष्वकू) सब ओरसे (कषायकणकबुंरता) कषायाशजनित 
विचित्रताको (वहन्ते) धारण करते हैं (तैरेव) उन्ही ज्ञानरूप किरणोके द्वारा (विश्वावबबोधकुशलस्य 
ते) समस्त पदार्थोके जाननेमे निपुण आपका (हमसुधारसशीकरौध ) प्रशमभावरूप सुधारसके 
कृणोका समूह (महाणंव ) महासागर (अभूत्‌) बन गया है। 


भावार्थ--अज्ञानी जीवोका ज्ञान, मिथ्यात्व तथा कषायसे दूषित रहता है अत वे उस 
ज्ञानके द्वारा निरत्तर कषायजनित विचिन्नताको धारण करते हैं और उस विचित्रताके कारण 
ही निरन्तर दु खी रहते हैं। जो ज्ञान सुखका कारण है वही अज्ञानी जनोके कषायजनित विकारी 
भावोसे दुखका कारण बन रहा है, परन्तु हे भगवत्‌ ! आपका ज्ञान कषायजनित विकारोंसे 
रहित होनेके कारण अनन्त सुखका निमित्त है। इसीलिए आपका आकुलतारहित अल्प सुख 
आपके सर्वज्ञ होते ही अनन्तसुखका सागर बन जाता है ॥२०॥ 


चतुविशतिस्तव ३ 
शातृत्वसुस्थितदृशि प्रसभाभिभूत- 


कतृत्वगञान्तमहसि प्रकटप्रतापे। 
संविदिशेष्‌विषमे5पि कपायजन्मा 


कृत्स्नोषपि नास्ति भवतीश विकारभार!॥ २१ ॥ 

अन्वयार्थं--(ईश) हे स्वामित्‌ ! (ज्ञातृत्वसुस्थितदृशि प्रसभाभिभूतकतुंत्वशान्तमहसि' 
ज्ञाता द्रष्टा दक्तिक कारण जिनके कतुंत्वका भाव बलपुर्वक नष्ट हो गया है (प्रकटप्रतापे 
जिनका प्रताप अत्यन्त प्रकट है तथा जो यद्यपि (सविद्विशेषविषमेर्षप) विशिष्ट ज्ञानसे विषम ई॑ 
तथापि (भवति) आपमे (कषायजन्मा) कषाय जनित (इृत्स्न अपि) सभी (विकारभार ) विकारों 
के समूह (नास्ति) नही है । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे अच्छी तरह स्थिर हो चुके है 
इसलिए आपका परद्रव्य विषयक कतुंत्वका भाव बिलकुल शान्त हो चुका है। आपका लोकोत्तः 
प्रभाव प्रकट है इसीलिए सौ इन्द्र आपको निरन्तर नमस्कार करते हैं। यद्यपि आपका सामान्य 
ज्ञान, केवलज्ञान नामक विशिष्ट ज्ञानरूप परिणत हो रहा है और उसकी स्वच्छताके कारए 
उसमे अनन्त ज्ञेय प्रतिबिम्बित हो रहे है फिर भी उन ज्ञेयोसे समुत्यन्त कोई व्यग्रता आपमे नही है । 
इस तरह आपके वीतराग विज्ञानमे कषायजनित विकारोका अश भी शेष नही है। आप पूर्णतय 
निर्विकार ज्ञानके धारक हैं ॥२१॥ 


संग्रत्यसडुचितपुष्कलशक्तिचक्र- 
प्रौद्प्रकाशरभसा पिंतसुप्रभातस्‌ | 
सम्भाव्यते सहजनिमलचिहिलासे- 
नीराजयन्निव महस्तव विश्वमेतत्‌॥। २२ ॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (सप्नति) इस समय (असद्धूचितपुष्कलशक्तिचक्रप्रौप्रकाशरभ 
सा्पितसुप्रभातस्ु) विस्तृत तथा पुर्ण शक्ति समूहके प्रोढ प्रकाशके वेगसे सुप्रभातको प्रकट करनेवाला 
(तव) आपका (एतत) यह (मह ) तेज (सहजनिमेलचिद्विलासे ) स्वाभाविक तथा निर्मल चैतन्यके 
चमत्कारसे (विश्व नीराजयन्निव) समस्त विश्वकी आरती करता हुआ-सा (सम्भाव्यते) जान 
पडता है। 
भावार्थ--हे भगवन्‌ | आपकी आत्मामे अनन्त शक्तियोका समूह विद्यमान है। यद्यपि 
छद्मस्थ अवस्थामे उन शक्तियोका पूर्ण विकास नही था परन्तु अब सर्वज्ञ दश्ामे वे सभी शक्तियाँ 
अपने स्वभावानुसार विस्तार और पूर्णताको प्राप्त हो रही हैं। उन सभी शक्तियोमे ज्ञातृत्वशक्ति 
प्रमुख शक्ति है, क्योकि इस शवितिसे प्रकट हुआ ज्ञान स्वपरावभासी होनेसे अपने आपको तथा 
साथ ही विद्यमान अन्य शक्तियोको प्रकट करता है। इस ज्ञातृत्व शक्तिका पूर्ण बिकास होते ही 
अन्य सभी शक्तियोका पूर्ण विकास हो जाता है। ज्ञातृत्व शक्तिका पूर्ण विकास केवलज्ञान 
होनेपर होता है। उस केवलज्ञानके समय समस्त विश्व आत्मामे अन्त प्रतिफलित होने लगता 
है। आपका यह केवलज्ञान अपने चेतन्य चमत्कारसे सुमस्‍्त विध्वकी आरती करता हुआ-सा 
प्रतीत हो रहा है ॥२२॥ 


से रंघुतत्त्वस्फोट 


चिद्भारभेरवमहो भरनिर्भराभिः 
शुस्भत्स्वभावरसवीचिमिरुद्धुरामि! । 
उन्मीलितप्रसभमीलितकातराफ्षाः 
प्रत्यक्षमेच हि महस्तव तकेयामः ॥ २३ ॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवत्त्‌ | (चिझ्भारभेरवमहोभरनिर्भराधभि') चैतन्यके भारसे उत्कट तेज - 
समूहसे परिपूर्ण (उद्धराभि ) बहुत विशाल (स्वभावरसवीचिभि ) स्वाभाविक सुख रसकी तरज्रोसे 
(गुम्भत्‌) सुशोभित होनेवाला (तव) आपका यह (मह ) तेज (हि) निश्चयसे (प्रत्यक्षमेव) प्रत्यक्ष 
ही भ्रकट हो रहा है ऐसा हम (तर्कयाम ) समझते हैं, क्योकि (उन्मीलितप्रसममीलितकातराक्षा ) 
उस तैजके प्रकाशसे हमारे कातर नेत्र हठात्‌ निमीलित हो रहे है। 
भावाथं--हे भगवन्‌ | अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण आपका स्वाभाविक तेज 
सबके प्रत्यक्ष है, उस तैजकी चकाचौघसे ही हमारे नेत्र निमीलित हो रहे हैं। तात्पयं यह है कि 
हम अपने क्षायोपश्ममिक ज्ञानके द्वारा आपके पूर्ण ज्ञानानन्द स्वभावकी महिमाके आँकनेमे 
असमर्थ है ॥२३॥ 
विश्वेकभोक्तरि विस भगवत्यनन्ते 
नित्योदितिकमहिमन्युदिते त्वयीति । 
एकेकमर्थमवलूम्ब्य.. किलोपभोग्य- 
मद्याप्युपप्लवधियः कथसुत्प्लचन्ते ॥ २४ ॥ 
अन्वयार्थं--है भगवन््‌ ! (इति) इस प्रकार ज्ञानके द्वारा (विश्वेकभोक्तरि) समस्त विश्वके 
एक भोक्‍ता (विभौ) सामथ्य॑वन्त (भगवत्ति) ऐडवर्यवन्त (अनन्ते) अन्तरहित और (नित्योदितैक- 
महिमनि) निरन्तर उदित अद्वितीय महिमासे युक्त (त्वयि) आपके (उदिते) उदित रहते हुए 
(अद्यापि) आज भी (किल) निरचयसे (उपभोग्य एकेकमर्थ) अपने भोगके योग्य--अपने स्वार्थको 
सिद्ध करनेवाले एक-एक अर्थंका (अवलम्ब्य) आश्रय के कर (उपप्लवधिय ) विरुद्ध बुद्धिके धारक 
मिथ्यादृष्टि पुरुप (कथ) क्यो (उत्प्लवन्ते) उछल-कूँद कर रहे हैं ? 
भावार्थ--हे भगवन्‌ | आप जेसे सर्वदक्तिसम्पन्त त्रिलोकीनाथके रहते हुए भी अज्ञानी 
जन, अपने भोतिक प्रयोजनकी सिद्धिका अभिप्राय रख एकान्तवादका आश्रय ले उछल-कूँद 
करते हैं यह आइचर्यकी बात है ॥ २४ ॥ 
चित्रात्मशक्तिसमुदाय मयो&यमात्मा 
सद्य! प्रणश्यति नयेक्षणखण्डयमानः । 
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेक- े 
सेकान्तशान्तमचछ चिद॒ई॑ महो5स्मि ॥ २५ ॥ 


१ एप श्लोक' समयसारकलूदयं २७० क्रमाद्धितों वर्ततें । 


मु चतुविद्यतिस्तव ३१ 


अन्वयार्थ--(चित्रात्मशक्तिसमुदायमय ) नाना आत्मशक्तियोंके समुदायरूप (अब) यह 
(आत्मा) आत्मा (नयेक्षणखण्डयमान ) नय दृष्टिसे खण्ड-खण्ड होता हुआ (सद्य ) शीघ्र ही 
प्रण श्यति) नष्ट हो जाता है (त्तस्मानु) इसलिये (अहम) मै (अखण्ड) खण्डरहित (अनिराकृत- 
खण्ड) खण्डोका सर्वधा निराकरण न करनेवाला (एक) एक (एकान्तशान्त) अत्यन्त शान्त (अचल) 
अविनाशी (चिद्‌) चेतन्‍्य (मह अस्मि) तेजरूप हूँ । 
भावाथं--हे भगवन्‌ | यह आत्मा अभेददृष्टिसे नाना शक्तियोके समुदायरूप एक अखण्ड 
द्रव्य है परन्तु जब इसका भेद दृष्टिसे विचार करते हैं तब यह खण्डित होता हुआ नष्ट हो जाता है । 
जिस प्रकार अनेक तन्‍्तुओंके ताना-बानासे निर्मित वस्त्र एक स्वतन्त्र पदार्थ दिखता है परन्तु जब 
उसके एक-एक तत्तुको पृथक्‌-पृथक्‌ कर विचार किया जाता है तब तन्तु ही सामने रह जाता है 
वस्त्र समाप्त हो जाता है। इसलिये हे नाथ ! मै इस भैद दृष्टिको गौण कर अभेद दृष्टिका आश्रय 
लेता हुआ अनुभव करता हूँ कि मै तो एक अखण्ड आत्मद्रव्य हूँ, गुण और गुणीका भी भेद 
मुझमे नही है, यद्यपि किसी दृष्टिसि उसमे खण्डकी कल्पना होती है तथापि मै इसे गौण कर 
अखण्डत्वका ही अनुभव करता हूँ,'मै सामान्य दृष्टिसे एक हूँ, क्रोधादि कषायजनित वेश्वरूप्य मेरा 
स्वभाव नही है, अत्यन्त शान्त हूँ, अपने त्रेकालिक ज्ञायक स्वभावसे कभी विचलित होनेवाला नही 
हूँ और चेतन्यसे तन्मय हूँ। इसी विधिसे मै आत्माका अस्तित्व सुरक्षित रख सकता हूँ ॥ २५ ॥ 


3 


(३) 


मार्गावतारर्सनि्भरभावितस्य 
योध्भूतू तवाबिर्तमुत्कलिकाविकासः । 
तस्य प्रभो5दृश्ृुतविभूतिषिषासिताना- 


मस्माकमेककलयापि कुरु प्रसादम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ | (अविरत) निरन्तर (मार्गावताररसनिर्भरभावितस्य) मोक्षमार्गकी 
प्राप्तिसे उत्पन्न होनेवाले अलौकिक आनन्दसे अत्यन्त भरे हुए (तव) आपके (य ) जो (उत्कलिका- 
विकास ) उत्कण्ठाका विकास (अभूत्‌) हुआ था (प्रभो) हे प्रभो। (अद्भुतविभूतिषिषासिताना) 
आश्चर्यकारक विभूतिकी प्याससे युक्त (अस्माक) हम लोगोंके ऊपर (तस्य) उस उत्कण्ठा रसकी 
(एककलयापि) एक कलाके द्वारा भी (प्रसाद कुरु) प्रसन्‍तता कीजिये । 
भावार्थ--सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकताको मोक्षमार्ग कहते हैं। 
इस रत्नत्रयरूप मोक्षमागंकी प्राप्ति होते ही जब आपकी आत्मा, आत्मीय आनन्दसे परिपूर्ण हो 
गई तब साक्षात्‌ मोक्षलूक्ष्मीको प्राप्त करमेके लिए आपके हृदयमे जो उत्कण्ठा होती थी वह भी 
बहुत आनन्ददायक हुआ करती थी। गृहस्थीके बन्धनसे निर्मुक्त होकर मैंने निराकुलताके पथको 
यद्यपि प्राप्त कर लिया है तथापि इस शरीररूप बन्धनको भी छोडकर मोक्ष प्राप्ति कव करूँगा, 
ऐसी उत्कण्ठा रहती थी। हैं भगवत्‌ ! आपकी आइचयंकारक अनन्‍्तचतुष्टयरूप अन्तरज्ञ और 
अष्टप्रातिहायंरूप बहिरज्भ विभूति देखकर हम छोगोको भी उसकी आकाक्षा उत्पन्न हो रही है | 
हे प्रभो | अपनी उस उत्कण्ठाकी एक कला प्रदान कर हम लोगोपर भी प्रसन्नता कीजिये । हृदय- 
मे मोक्ष प्राप्त करमेकी अभिलाषा उत्पन्न हो जाना ही कल्याणपथका प्रारम्भ है अत हे भगवन्‌ । 
आपके प्रसादसे इतना भाव तो मेरा प्रकट हो कि जिससे भोगाकाक्षा दुर होकर मेरे हृदयमे मोक्ष- 
की आकाक्षा उत्पन्त होने छूंगे ॥१॥ 
दुग्बोधमात्रमहिमन्यपहाय मोह- 
व्यूहं प्रसक्ष समये भवन अभर॑स्त्वस्‌ । 
सामायिक स्वयमसूर्भगवन्समग्र- 
सावद्ययोगपरिदारवतः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन्) है स्वामिन्‌ | (प्रसह्य) बलूपुवंक (मोहव्यूह) मोहके व्यूहको (अपहाय) 
छोडकर  (दृग्बोधमात्रमहिमनि) ज्ञानदर्शनमात्र महिमासे युक्त (समये) स्वकीय आत्मद्र॒व्यमे (समग्र- 
सावद्यपरिहारवत ) समस्त पापयोगके त्यागी पुरणषका (भवन) लीन होना (सामायिक) सामायिक 
है (समन्तात) सब ओरसे (समये) स्वकीय आत्मद्रव्यमे (भवन्त) छीन होते हुए (त्वम) आप (स्वय) 
स्वय (सामायिकम) सामायिक (अभू ) हुए थे। 


चतुविशतिस्तव रे३ 


भावार्थ--आत्माका स्वभाव ज्ञानदर्शंनरूप है इसीको स्वसमय कहते हैं। इस स्वसमयके 
प्रकट होनेमें मोहचक्र प्रबल झत्रुके रूपमे सामने आता है, परल्तु मोक्षका अभिलाषी जीव उन सब 
चमत्कारोंसे विमुख होकर स्वरूपमे ही रमण करता है उसका स्वरूपरमण ही वास्तविक सामायिक 
है। यह सामायिक, उसी जीवके निर्दोष होता है जो सावद्ययोगका पूर्णरूपसे त्यागी होता है। 
और है भगवन्‌ ! इस उपयुक्त सामायिक स्वरूप आप स्वय है ॥श॥। 


अत्यन्तमेंतमितरेतरसब्यपेक्षं 

त्व॑ द्रव्यभावसहिमानमवाधमानः | 
स्वच्छन्दभावगतसंयमवैमवो5पि 

स्वं द्ृव्यसंयमपथे प्रथम न्ययुद्क्था। || ३ ॥ 


अन्वयाथ--(स्वच्छन्दभावगतसयमवेभव अपि) स्वतन्त्र--स्वाधीन भावसंयमके वेभवसे 
युक्त होनेपर भी (त्व) आपने (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (इतरेतरसब्यपेक्ष) परस्पर सापेक्ष (द्रव्यभाव- 
महिमानसम) द्रव्य और भावकी महिमासे युक्त (एत) इस सयमको (अबाधमान ) बाधा न पहुँचाते 
हुए (प्रथम) पहले (स्व) अपने आपको (द्रव्यसयमपथे) द्रव्यसयमके मार्गमे (न्ययुड्क्था ) नियुक्त 
किया था । 


भावार्थ--द्वव्यसयम और भावसयमके भेदसे सयमके दो भेद हैं | चरणानुयोगमे प्रतिपादित 
पद्धतिके अनुसार निम्न॑न्थमुद्रा धारण कर महात्रतादिका आचरण करना द्रव्यसयम है और सयमको 
घातनेवाले प्रैत्यास्थानावरण क्रोध मान माया लोभका क्षयोपदम होनेपर आत्मामे जो विरक्तिका 
भाव होता है उसे भावसयम कहते हैं। ये दोनो ही सयम परस्पर अत्यन्त सापेक्ष हैं। द्रव्यसयमके 
बिना भावसयम नही होता और भावसयमके बिना द्रव्यसयम कार्यकारी नही होता । इन दोनोकी 
अपनी-अपनी महिमा है। इन दोनोमे यद्यपि भावसयम आत्माकी स्वाधीन परिणतिरूप है तथापि 
वह बाह्य आचरणरूप द्रव्यसयमकी अपेक्षा रखता है । उसके बिना भावसयमकी उत्पत्ति और 
विकास नही हो सकता, इसलिए आपने भावसयमसे युक्त होते हुए भी अपने आपको प्रथम द्रव्य- 
सयमके मार्गमे नियुक्त किया था ॥३॥ 


विभ्रान्तरागरुपितस्य तपो&्लुभावा- 

दन्तबेहिः समतया तब भावितस्य | 
आसीदू बहिदयमिद सदृश अमेय- 

मन्तढयो! परिचरः सदृशः प्रमाता ॥ ४॥ 


अन्वया्थ--(तपोनुभावात्‌) तपकी महिमासे (विश्वान्तरागरुषितस्य) जिनके राग और द्वेष 
विश्वान्त हो चुके हैं तथा (अन्तबंहि ) अन्तरद्भ और बहिरज्भमे जो (समतया भावितस्य) समता- 
भावसे युक्त हैं ऐसे (तव) आपके लिए (इद द्वय) यह दोनो राग-द्ेष (बहि ) बाह्ममे (सदुण) एक 
समान (प्रमेय) प्रमाणके विषयभूत ज्ञेय (आसीत्‌) थे और (अन्त ) अन्तरज्भमे आप (हयो ) दोनोंके 
(सदृश परिचर प्रमाता) एक समान व्यापक ज्ञाता थे | 

ल०-५ 


रेड लघुतत्त्वस्फोट 


भावार्थं--चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले राग-द्वेष आत्माकी विकारी परिणति हैं। जब 
प्रतिपक्षी कषायका अभाव होनेपर यह जीव तपण्चरणमे प्रवृत्त होता है तब तपके प्रभावसे उसके 
राग-हेेष विश्रामको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ इष्ट पदार्थमे राग और अनिष्ट पंदार्थोमि द्वेपका भाव 
समाप्त हो जाता है। तपस्वी जीवकी आत्मा समताभावसे विभूषित हो जाती है। जेसे-जेसे यह 
जीव आगे बढता जाता है वसे-वेसे इसकी रागद्वेंषकी अनुभूति कम होती जाती है। दशम गुणस्थान 
तक रागह्ेष, सत्तामे अवश्य विद्यमान रहते हैं पर यह जीव उन्हे अनुभूतिका विपय न वनाकर 
ज्ञानका ज्ञेय बनाता है अर्थात्‌ उन्हे जानता तो है पर अपने आपमे उनके स्वामित्वका भाव छाकर 
उनका अनुभविता नही बनता | ज्ञेय बनाता है, इस पक्षमे भी वह उन्हे वाह्म शेय ही बनाता है 
अन्तर्ज्ेय नही, क्योकि अन्तर्ज्नेय तो वह आत्माको शुद्ध परिणतिको ही बनाता है। हें भगवन् 
इस तरह राग-द्वेषको नष्ट कर आपने वीतराग परिणतिको प्राप्त किया है ॥४॥ 


मोहदोदयस्खलितुद्धिरलव्धभूमिः 
पश्यन्‌ जनो यदिह नित्यवहिमुंखोध्यस्‌ । 
शुद्धोपयोगदृढ़भूमिमितः समन्‍्ता- 
दन्तमुंखस्त्वमभवः कलयंस्तदेव ॥ ४ ॥ 
अन्वथार्थ--(मोहोदयस्खलितबुद्धि ) मोहके उदयसे जिसकी वुद्धि स्खलित हो रही है और 
इसी कारण जिसे (अलब्धभूमि ) उपरितन गुणस्थानोकी भूमि भ्राप्त नही हुई है ऐसा (अय जन ) 
यह पुरुष (इह) इस छोकमे (यत््‌ पश्यचु) जिस तत्त्वको जानता हुआ (नित्यवहिमुंख ) निरन्तर 
बहिमुख रहता है (तदेव) उसी तत्त्वको (कलयन्‌) जानते हुए. (त्वस) आप (शुद्धोपयोगभूमिस्‌ 
इत ) शुद्धोपयोगकी भूमिको प्राप्त होकर (समन्‍्तात्‌) सब ओरसे (अन्तमुंख ) अन्तमुंख (अभव ) 
हुए । 
भावा्थ--दर्शनमोहके उदयसे जिसका उपयोग दूषित हो रहा है और उसीके कारण जो 
मिथ्यात्व सम्बन्धी गुणस्थानोमें ही विद्यमान है ऐसा जीव ससारके अन्य पदार्थोके साथ यद्यपि 
जीव पदार्थको भी जानता है तथापि वह सदा बहिमुंख ही रहता है, मोहोदयसे दूषित होनेके 
कारण शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर उसका झुकाव नही होता । शुभोपयोगके कालमे यद्यपि आत्म- 
रुचि प्रकट हो जाती है तथापि कषायजनित चज्चलछताके कारण उसकी आत्मस्वरूपमे स्थिरता 
नही हो पाती । परन्तु हे भगवन्‌ | आप शुद्धोपयोगको प्राप्त हो चुके हैँ, इसलिये उस आत्मतत्त्वकी 
जानते हुए उसीमे निरन्तर अन्तर्मुंख लीन रहते हैं ॥ ५ ॥ 


शुद्धोपयोगरसनि्भरबद्धलक्ष्यः 
साक्षाद्‌ भवन्‍्नपि विचित्रतपोध्वगूर्णः । 
विश्रत्‌ क्षयोपश्मजाइचरणस्य शक्तीः 
स्वादान्तरई त्वमगमः ग्रगलत्कपायः ॥ ६ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (साक्षात्‌) प्ाक्षात्‌ (शुद्धोपपोगरसनिर्भरबद्धरूद्य') शुद्धों- 
पयोगसम्बन्धी आनन्दमे अत्यन्त बद्धलक्ष्य (भवन) होते हुए भी जो (विचित्रतपीओ्वगूण ) नाना 


धतुविणतिस्तव॑ २५ 


प्रकारके तपर॑चरण करनेमे उद्यत रहते थे, जो (क्षयोपशमजा ) चारित्र मोहनीयकमंके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न होनेवाले (चरणस्य शकती ) चारित्रबलको (बिश्वत्‌) धारण करते थे तथा (प्रगलत्कषाय ) 
जिनकी कषाय गल चुको थी ऐसे (त्व्॒ू) आप (स्वादान्तरम) कषायजन्य रससे भिन्‍न आत्मरसको 
(अगम ) प्राप्त हुए । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! षष्ठ गुणस्थानमे यद्यपि आप अनशन, ऊनोदर आदि नाना तपोके 
करनेमे उद्यत रहते थे तथापि आपका लक्ष्य शुद्धोपपोगकी ओर ही संलूग्न रहता था। आप 
प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लछोभके क्षयोपशममे होनेवाले महात्नतादि संयमाचरणको पालन 
करते थे। उस समय यद्यपि सज्वलनके उदयझे होनेवाली कषाय विद्यमान थी तथापि वह उत्तरो- 
त्तर क्षीण होती जाती थी। कषाय ही इस जीवके उपयोगको शुद्धात्मस्वरूपसे हटाकर अन्य 
विषयोमे ले जाती है। चूँकि उस समय आपकी कपषाय अत्यन्त क्षीण हो रही थी इसलिये स्वकीय 
शुद्धात्मरसको आप अच्छी तरह प्राप्त हुए--उसमे आपका उपयोग सरूग्न रहता था॥ ६॥ 


वेद्यस्य विश्वगुद्यावलिकाः स्खलन्ती- 
मंत्वोल्लसन्‌. हिगुणितारुतबोधवीयः । 
गाह॑ परीषहनिपातमनेकवारं 
प्राप्तोडषपि मोहमगमो न न कातरोउत्तः ॥ ७ ॥ 
अन्वयाथं--है भगवन्‌ |! (वेद्यस्य) वेदनीयकर्मकी (उदयावलिका ) उदयावलियोको (विष्वक) 
सब ओर से (स्वलन्ती ) स्खलित होती हुईं (मत्वा) मानकर जो (उल्लसन्‌) स्वय उल्लिसित होते 
हुए आप तथा (हिगुणितादभुतबोधवीर्य ) जिनका आइश्चर्यकारी ज्ञान और आत्मबल दूना हो 
गया था ऐसे आप यद्यपि (अनेकबार) अनेकबार (गाढ) बहुत भारी (परीषहनिपात अपि) परीषहके 
आक्रमणको भी (प्राप्त ) प्राप्त हुए तथापि (मोह) मोह-ममताको (न अगम ) प्राप्त नही हुए 
और (न अन्त कातर ) न अन्तरज्भमे भयभीत ही हुए । 
भावाथं--षष्ठ गुणस्थानकी भूमिकामे यदि कदाचित्‌ परीषहोका समूह उपस्थित हुआ तो 
आपने यही विचार किया कि इस समय असाता वेदनीदकर्मके निषेक उदयावढीमे आकर खिर 
रहे हैं। खिर चुकनेपर परीपहोकी बाधा स्वय समाप्त हो जावेगी। अन्तरज्जके इस विचारसे 
आपके आत्मिक उल्लासमे कोई कमी नही आयी । इसके विपरीत आपका ज्ञान और आत्मबरू 
पहलेकी अपेक्षा दूना हो गया। इस प्रकार कर्म परिणतिका विचार कर आप कभी भी मसोह- 
ममताको प्राप्त नही हुए और न अन्तरज्भधमे कभी आपने कायरता उत्पन्न होने दी ॥ ७॥ 
अश्नन्‌ भवान्निजनिकाचितकर्म पाक- 
मेको४पि धेयंबलबद्धित (इंद्वित) तुन्ञनचित्तः । 
आसीन्‍न काहल. इहास्खलितोपयोग- 
गाठग्रहाद्गणयन्‌ शुरुदु/खभारस || ८ ॥ 


१ घैर्यबलबुद्‌ + हिततुज्भचित्त इति पदच्छेद । 


३६ लघुतत्त्वस्फोट 


. अन्वयार्थ--(निजनिकाचितकर्मवाकम) जो अपने निकाचित--फल दिये बिना न छूटने- 
वाले कर्मोके उदयका (एको5पि) अकेले ही (अश्ननु) फल भोगते थे (घैयंवलवुद्‌) जो अपने धे्यंवलकी 
वृद्धि करते थे (हितंतुज्भचित्त ) जिन्‍्होने उदात्त चित्तको धारण किया था (अस्खलितोपयोगगाढ- 
ग्रहमत्‌) शुद्धात्मस्वरूपसे विचलित न होनेवाले उपयोगकी सुदृढ़ पकडसे जो (गुरुदु खभारम) 
बहुत भारी दु खके समूहको (अगणयन्) कुछ भी नहीं गिनते थे ऐसे (भवानत्र) आप (इह) इस 
लोकमे (काहल ) कातर (न आसीत) नही हुए थे । 

भावाथें--जो कर्म अपना फल दिये विना नही छूटते हैं उन्हे तिकाचित कर्म कहते हैं। 
है भगवन््‌ ! पूर्व भवमे जिन निकाचित कर्मोका वन्‍्ध पड गया था उनका फल आपने अकेले ही 
भोगा है। इससे प्रतीत होता है कि आप अनुपम धै्यंबलके धारक हैं तथा उदात्त चित्तसे युक्त 
हैं। कर्मोदयके फलस्वरूप जो बहुत भारी दुख प्राप्त हुआ उसे आपने कुछ भी नहीं समझा। 
उस दु खानुभवके कालमे भी आपका उपयोग आपके शुद्ध स्वरूपसे स्खलित नही हुआ। इस 
प्रकार सिद्ध होता है कि आप काहल कातर नही हुए--समताभावसे कर्मंफलको भोगनेवाले थे ॥८॥ 
उद्दामसयमभरो इहने5्प्यसिन्नः 
सनह्न दुर्जयक्रपायजयाथ मेक! । 
वोधस्तु(वोधास्त्र) तैक्ण्यकरणाय सदैव जाग्रदू 
देवभ्रुतस्य(देव श्रुतस्य)विषयं सकल व्यचेषी! || ९ ॥ 
अन्वयार्थे--(देव) हे भगवन्‌ ! जो (उद्यामसयमभरोद्वहने४पि अखिनन ) बहुत भारी सयमका 
भार धारण करनेपर भी खिन्‍न नही हुए थे, जो (दुर्जेबकषायजयार्थ) दुर्जेय कषायको जीतनेके 
लिये (एक ) अकेले ही (सनह्य) सनद्ध रहकर (बोधास्त्रतैक्षण्पकरणाय) ज्ञानरूपी शस्त्रकों तीक्षण 
करनेके लिये (सदेव जाग्रद) सदा जागृत रहतें थे ऐसे आपने (श्रुतस्थ सकल विषय) द्वादशाजभुरूप 
शास्त्रके समस्त विषयोका (व्यचेषी ) विचार किया है--मनन किया है। 
भावार्थ--हे भगवनु | दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये आपने तैयार होकर अकेले ही उत्कृष्ट 
सयमका भार धारण किया फिर भी खेदका अनुभव नहीं किया। आपं॑ छल्मस्थ अवस्थामे अपने 
ज्ञानास्त्रकों तीरण बनाये रखनेके लिये सदा सावधान रहते थे और शास्त्र प्रतिपादित समस्त 
विषयोका निरन्तर चिन्तन करते रहते थे ॥ ९ ॥ 
यदूद्॒व्यपर्ययगत... श्रुतवोधशक्त्या- 
तीएणो(भीएणो)पयोगमयसूर्तिरतकयंस्त्वस्‌ । 
आक्रम्यतावेदपवादभराधिरूढ- 
शुद्धेकबोधसुभगं॑. स्वयमन्वभू) स्वस्‌॥ १० ॥ 
अस्वयार्थ--(आक्रम्यतावदपंवादभराधिरूढ) निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद समूहके 
ऊपर अधिरूढ--उनपंर विजय प्राप्त करनेवाले हे जिनेन्द्र | (अभीक्षणोप॑योगमयमूर्ति ) निरन्तर 


१ हित घृत तुज्भुचित्त येन स । 
२ यावत्तावच्च साकल्येषवघौ मानेष्वधारणे' इत्यमर । 


ता 


चतुविशतिस्तव ३७ 


शौनमय उपैयोग रखतेवाले (त्वम्) आपने (श्रुतवोधशक्त्या) छद्मस्थ काल्‍मे होनेवाले श्रुतज्ञानकी 
शक्तिसे (द्रव्यपयंयगत यत्‌) द्रव्य और पेर्यायरूप जिस आत्मद्रव्यकों (अतकंय ) जाना था, (शुद्धेक- 
बोधसुभग) शुद्ध क्षायिक ज्ञानसे सुशोभित (तत्‌) उस (स्वम्नू) आत्मद्रव्यका (स्वयं) स्वय अनुभव 
किया । 


भावायं-हे प्रभो | आपने छद्मास्थावस्थामे श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मद्रव्यको जैसा जाना था 
अब सर्वज्ञदशामे उसका वैसा ही अनुभव कर रहे है। वस्तुतः श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमे परोक्ष 
और प्रत्यक्षका अन्तर है, वस्तुस्वरूपका नही ॥ १०॥ 


तीत्रेस्तपोभिरभितस्तव॒ देव. नित्य॑ 
द्रान्तरं रचयतः पुरुषप्रकृत्योः | 
प्राप्तः क्रमात॒ कुशलिनः परमग्रकप 
ज्ञानक्रियाव्यतिकरण . विवेकपाकः || ११ ॥ 


अन्वयार्थं---(देव) है भगवन्‌ ! (नित्य) निरन्तर (अभित ) दोनो प्रकारके (तीज्रे ) कठिन 
(तपोभि ) तपोंके द्वारा (पुरुषप्रकृत्यो ) आत्मा और कर्ममे (दूरान्तर) बहुतभारी अन्तर (रचयत ) 
करनेवाले (तव कुशलिन ) आप कुशल महानुभावका (विवेकपाक ) भेदज्ञानसम्बन्धी परिपाक 
(ज्ञानक्रियाव्यतिकरेण) ज्ञान और चारित्रके व्यतिकरसे (क्रमात्‌) क्रमपूर्वंक (परमप्रकर्ष प्राप्त) 
चरम सीमाको प्राप्त हुआ है। 


सावार्थ--आत्मा और करमंका अनादिकालसे दूध और पानीके समान एकक्षेत्रावगाहरूप 
बन्ध चला आ रहा है। आत्मा चेतन द्रव्य है और कर्म अचेतन--पुद्गल द्रव्य है। इन दोनोमे 
अवनि और अन्‍्तरिक्षके समान महान्‌ अन्तर है, परन्तु अनादिकालीन एक क्षेत्रावगाहरूप॑ बन्ध 
देखकर अज्ञानी जीव दोनोंके बीचका अन्तर भूल जाते है। परन्तु हे भगवन्‌ | आपने अपने ज्ञानके 
द्वारा सवंप्रथम उन दोनोकी सत्ताका पृथक्‌-पुथक्‌ अनुभव किया और फिर अन्तरज्ध बहिरज्भ तप 
तथा ज्ञान और चारित्रके उभय सयोगसे उन दोनोको अलूग-अछूग किया है। इस प्रकार आपका 
भेद-विज्ञान चरमावस्थाको प्राप्त हुआ है ॥ ११॥ 


श्रे णीग्रवेशसमये त्वमथाग्रवृत्त 
कुबंनू मनाकू करणमिष्टविशिष्टशुद्धिः । 
आरूट. एवं. दृढ्वीय॑चपेटितानि 
निर्ोटियन्‌. प्रवलमोहबलानि विष्वक्‌ || १२ ॥ 
अन्वयाथथ--हे भगवन्‌ ! (सनाक्‌ इष्टविशिष्टशुद्धि ) जिन्हे परिणामोकी कुछ विशिष्ट 
शुद्धता अभीष्ट है ऐसे (त्व)| आप (तश्रेणीप्रवेशसमये) श्रेणी प्रवेशके समय (अथाग्रवुत्त करण 
कुव॑न्‌) अध प्रवृत्तकरणको करते हुए (आरूढ एवं) आरूढ हुए और आरूढ होते ही आपने अपने 


(वृढवीय॑चपेटितानि) प्रबल पराक्रमसे चपेंटे हुए (प्रबलमोहबलानि) मोह राजाके सबल सेनिकोको 
(विष्वकू) चारो ओर (निर्लोठ्यन्‌) भूलुण्ठित (कुरवन) कर दिया। 


३६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(निजनिकाचितकर्मवाकम) जो अपने निकाचित--फल दिये बिना न छूटने- 
वाले कर्मोके उदयका (एको5पि) अकेले ही (अइनन्‌) फल भोगते थे (घैयंबलवृद्‌) जो अपने धेय॑वलकी 
वृद्धि करते थे (हितेतुद्भचित्त ) जिन्होने उदात्त चित्तको धारण किया था (अस्खलितोपयोगगाढ- 
ग्रहात्‌) शुद्धात्मस्वहपसे विचलित न होनेवाले उपयोगकी सुदृढ़ पकडसे जो (गुरुदु खभारस्र) 
बहुत भारी दु खके समूहको (अगणयन्‌) कुछ भी नही गिनते थे ऐसे (भवान) आप (इह) इस 
लोकमे (काहल ) कातर (न आसीत्‌) नही हुए थे । 
भावार्थ--जो कर्म अपना फल दिये बिना नहो छूटते हैं उन्हे निकाचित कर्म कहते हैं। 
हे भगवन््‌ ! पूर्व भवमे जिन निकाचित कर्मोका बन्ध पड गया था उनका फल आपने अकेले ही 
भोगा है। इससे प्रतीत होता है कि आप अनुपम धेर्यबलके धारक हैं तथा उदात्त चित्तसे युक्त 
हैं। कर्मोदयके फलस्वरूप जो बहुत भारी दुख प्राप्त हुआ उसे आपने कुछ भी नही समझा। 
उस दु खानुभवके कालमे भी आपका उपयोग आपके शुद्ध स्वरूपसे स्वलित नहीं हुआ। इस 
प्रकार सिद्ध होता है कि आप काहल कातर नही हुए--समताभावसे करमंफलको भोगनेवाले थे ॥4॥ 
उद्यामसयमभरोहहने5प्यखिन्नः 
सनह्य दुर्जयक्रषायजयाथ मेक! । 
बोधस्तु(बोधास्त्र)तैशण्यकरणाय सदैव जाग्रद्‌ 
देवभ्रुतस्य(देव श्रुतस्य)विषयं सकल व्यचेषी! ॥ ९ ॥ 
अन्वयायथ--(देव) हे भगवन्‌ ! जो (उद्यामसंयमभरोद्वहनेषपि अखिनन ) बहुत भारी सयमका 
भार धारण करनेपर भी खिन्‍न नही हुए थे, जो (दुजंयकषायजयार्थ) दुर्जेज कषायको जीतनेके 
लिये (एक ) अकेले ही (सनह्य) सनद्ध रहकर (वोधास्त्रतैक्ष््पफरणाय) ज्ञानरूपी शस्त्रको तीक्षण 
करनेके लिये (सदेव जाग्रद) सदा जागृत रहतें थे ऐसे आपने (श्रुतस्य सकल विषय) द्वादशाज़ूरूप 
शास्त्रके समस्त विषयोका (व्यच्ेषी ) विचार किया है--मनन किया है। 
भावार्थ--हे भगवन््‌ | दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये आपने तैयार होकर अकेले ही उत्कृष्ट 
सयमका भार धारण किया फिर भी खेदका अनुभव नहीं किया। आप॑ छलद्मस्थ अवस्थामे अपने 
ज्ञानास्त्रको तीक्षण बनाये रखनेके लिये सदा सावधान रहते थे और शास्त्र प्रतिपादित समस्त 
विषयोका निरन्तर चिन्तन करते रहते थे ॥ ९ ॥ 
यदूद्र॒व्यपर्ययगत 20327 हम 
तीएणो(भीएणो)पयोगमयसूर्तिरतकरयेस्त्वम्‌ । 
आक्रम्यताबेदपवादभराधिरूढ- 
शुद्धेकबोधसुभग॒ स्वयमन्वभू) स्वम॥ १० ॥ 
अन्वयार्थ--(आक्रम्यतावदपवादभराधिरूढ) निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद समूहके 
ऊपर अधिरूढ--उनपंर विजय प्राप्त करनेवाले हे जिनेन्द्र | (अभीक्ष्णोपेयोगमयमूर्ति ) निरन्तर 


१ हित घृत तुज्भचित्त येन स । 
२ थयावत्तावच्च साकल्येध्वघो मानेज्वधारणे' इत्यमर । 


चतुविशतिस्तव ३७ 


जौनमय उपयोग रखनेवाले (त्वमू) आपने (श्रुतवोधशक्त्या) छद्मस्थ काल्‍मे होनेवाले श्रुतज्ञानकी 
शक्तिसे (द्रव्यपर्ययगत यत्‌) द्रव्य और पैर्यायरूप जिस आत्तद्रव्यको (अतकय ) जाना था, (गुडेक- 


वोबसुभग) शुद्ध क्षायिक ज्ञानसे सुशोभित (तत) उस (स्वम्ु) आत्मद्रव्यका (स्वयं) स्वय अनुभव 
किया । 


भावायं--हे प्रभो ! आपने छलद्मास्थावस्थामे श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मद्रव्यको जैसा जाना था 
अब सर्वज्ञदशामे उसका वेसा ही अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमे परोक्ष 
और प्रत्यक्षका अन्तर है, वस्तुस्वरूपका नही ॥ १० ॥ 


तीत्रेस्तपोमिरभितस्तव॒ देव नित्य॑ 
द्रान्तर रचयतः पुरुपप्रकृत्यो! | 
प्राप्त! क्रमात्‌ कुशलिनः परमग्रकप 
जश्ञानक्रियाव्यतिकरेण.. विवेकपाकः || ११ ॥ 


अन्वयाथथं--(देव) हे भगवन््‌ ! (नित्य) निरन्तर (अभित-) दोनो प्रकारके (तीन्ने) कठिन 
(तपोभि ) तपोंके द्वारा (पुरुपप्रकृत्यो ) आत्मा और कमंमे (दृरान्तर) बहुतभारी अन्तर (रचयत ) 
करनेवाले (तव कुशलिन ) आप कुशल महानुभावका (विवेकपाक ) भेदज्ञानसम्बन्धी परिपाक 
(ज्ञानक्रियाव्यतिकरेण) ज्ञान और चारित्रके व्यतिकरसे (क्रमात्‌) क्रमपूर्वक (परमप्रकर्प' प्राप्त ) 
चरम सीमाको प्राप्त हुआ है। 


भावार्थ--आत्मा और क्रमंका अनादिकाल्‍से दृध और पानीके समान एवक्षेत्रावगाहरूप 
वनन्‍्ध चला आ रहा है। आत्मा चेतन द्रव्य है और कर्म अचेतन--पुद्गल द्रव्य है। इन दोनोमे 
अवनि और अन्तरिक्षके समान महान्‌ अन्तर है, परन्तु अनादिकालीन एक क्षेत्रावगाहरूप वन्ध 
देखकर अज्ञानी जीव दोनोके बीचका अन्तर भूल जाते हैं। १२न्‍्तु हे भगवन्‌ ! आपने अपने ज्ञानके 
हारा सर्वप्रथम उन दोनोकी सत्ताका पृथकू-पृथक्‌ अनुभव किया और फिर अन्तरज्ध वहिरज्भ तप 
तथा ज्ञान और चारित्रके उभय सयोगसे उन दोनोको अलग-अलग किया है। इस प्रकार आपका 
मेद-विज्ञान चरमावस्थाको प्राप्त हुआ है ॥ ११ ॥ 


श्रे णी्रवेशसमये लमथागप्रवृत्तं 
ए करणमिष्टविशिष्ट ३५ 
कुवनू मनाक्‌ शुद्धि! । 
यंचपेटितानि ० 
आरूट एव दूृढवी 
निलोठियन्‌. प्रवल्मोहवलानि विप्वक्‌ | १२ ॥| 
अन्वयाथं--है भगवन्‌ ! (मनाक्‌ इष्टविभिष्टशुद्धि जिन्हें परिणामोकी कुछ विशज्विष्ट 
शुद्धता अभीष्ट है ऐसे (त्व) आप (श्रेणीप्रवेशसमये) श्रेणी प्रवेशके समय (अधाप्रवृत्त करण 
शुर्बनू) अध प्रवृत्तकरणको करते हुए (आहूढ एव) भार्ढ हुए और आरूढ होते ही आपने अपने 


(दृद्वीयंचपेटितानि) प्रवछ पराक्रमसे चपेटे हुए (अवलमोहबल्मनि) मोह राजाके सबर सेनिकोको 
(विष्वकू) चारो ओर (निर्लोठ्यन) भूलण्ठित (दुर्वन) कर दिया । 


३८ लघुतत्त्वस्फोट 


भावार्थ--सातवें अप्रमत्तगुणस्थानके स्वस्थान और सातिशयकी अपेक्षा दो भेद है। 
सातिशय अप्रमत्तवाला जीव अथाप्रवृत्त अथवा अध प्रवृत्तकतरणको करता हुआ श्रेणीपर आरूढ 
होता है ओर परिणामोकी विशुद्धतासे मोहकमंकी प्रकृतियोको छित्न-भिन्‍न करता है। हे भगवन्‌ 
इसी आगमोक्त पद्धतिसे आप भी श्रेणीपर आरूढ हुए और आपने भी अपने प्रवलू पराक्रमसे मोह- 
कमकी प्रकृतियोको छित्न-भिन्‍न किया ॥ १२ ॥ 


कुवन्नपूर्व॑करण परिणामशुद्धथा 
परिवतंमान 

पूर्वांदनन्तयुणया ः। 
उत्तेजयन्नविरत निजवीयसार 


प्राप्तोइ्स देव परम क्षपणोपयोगस्‌ ।। १३ ॥ 
अन्वयार्थ--(देव) हे देव । (पूर्वात्‌) पहलेकी अपेक्षा (अनन्तगुणया) अनन्तगुणी (परिणाम- 
शुद्धया) परिणमोकी शुद्धिसे (परिवर्तमान ) परिवर्तन करते हुए आपने (अपूर्वकरण कुव॑न्‌) अपूर्व- 
करण नामक अष्टम गुणस्थानको प्राप्त किया और (अविरत) निरन्तर (निजवीयंसार) आत्माकी 
श्रेष्ठशक्तिको (उत्तेजयन्‌) उत्तेजित करते हुए आप (परम) उत्कृष्ट (क्षपणोपयोग) क्षपणाविधिको 
(प्राप्तो$सि) प्राप्त हुए । 
भावाथं--हे भगवन्‌ ! अथाप्रवृत्तकरणके बाद, आप अपूर्वकरणको प्राप्त हुए । वहाँ पृ॑ंकी 
अपेक्षा अनन्तगुणी विशुद्धतासे आप कर्मोकी क्षपणाविधिमे अग्नसर हुए ॥ १३ ॥ 
प्राप्यानिवृत्तिकरणं करणालुभावा- 
न्निर्गालयन्‌ झगिति वादरकर्मकिहप्त | 
अन्तर्विशुद्धिविकसत्सहजाच्छ भावों 
जातः क्वचित्‌ क्वचिदपि प्रकट्म्रकाश। ॥ १४ ॥ 
अन्वयार्थ--है भगवत्‌ ! ( अनिवृत्तिकरण प्राप्य) अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानकों 
प्राप्त कर वहाँ आपने (करणानुभावात्‌) अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोके प्रभावसे (गति) शीघ्र 
ही (बादरकमंकिट्टमू) बादरकर्मप कीटको (निर्गालयन्‌) निर्रुप्त किया | त्दनन्तर (क्वचित्‌) कही 
किन्‍्ही भागोमे (अन्तविशुद्धिविकसत्सहजाच्छभाव ) भन्तरज्भकी विशुद्धतासे विकसित होनेवाला 
सहज निर्मल भाव (जात ) प्राप्त हुआ और (क्वचिदपि) कही (प्रकटप्रकाश ) प्रकट प्रकाश-- 
मोह क्षयके अभिमुख विशुद्धिका उत्कर्ष प्रकट हुआ । 
भावार्थ--अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा क्मोकी अनुभागशक्तिको क्षीण करते हुए 


आप सहजस्वभावके प्राप्त करनेमे अग्रसर हुए ॥ १४॥ 
रस्व॑  स्रक्ष्मकिट्टटठघट्डनया5्वशिष्ट- 
लोभाणुकेककणचिक्कणपुत्कयस्त्वम्‌। 
आलम्ब्य किश्विदपि सक्ष्मफपायभाव 
जात; क्षणात्‌ क्षपितकृत्स्नकपायवन्ध! ॥ १७ ॥। 


चतुविशतिस्तव ३९, 


अन्वयार्थे--(सृक्ष्मकिट्टहृठघट्टनया) सूक्ष्म कीटको भी हठात्‌ नष्ट करनेसे (अवशिष्टलो- 
भाणुकेककणचिक्कण) जिसमे मात्र सज्वलन लोभसम्बन्धी एक सूक्ष्म कणकी चिक्कणता शेष 
रह गई थी ऐसे (स्वं) अपने आपको (उत्कयन्‌ त्वम्र) उत्कण्ठित करते हुए आप (सुक्ष्मकषाय- 
भाव किड्न्चिदपि आलूम्ब्य) सुक्ष कषायभावका कुछ आलम्बन लेकर दशम गुणस्थानको प्राप्त 
हुए और वहाँ (क्षणात्‌) क्षणभरमे (क्षपितकृत्स्तकषायबन्ध' जात ) समस्त कषायवन्धको नष्ट 
करनेवाले हो गये । 
भावाथ--नवम गुणस्थानके अन्तमे जो कपायकी सुक्ष्म कीट शेष रह गई थी उसे भी नष्ट 
करनेका प्रयत्न करते हुए जब आपके सज्वलन लोभसम्बन्धी सृक्ष्मतम राग रह गया तब आप 
सुक्ष्ससाम्पराय नामक दशम गुणस्थानको प्राप्त हुए। वहाँ आपने समस्त कषायोके बधका अभाव 
कर दिया ॥१५॥ 
उद्धम्य  मांसलमशेषकपायकिटू- 
मालम्ब्य निर्भरमनन्तगुणा विशुद्धीः । 
जातो5स्यसर्यशुभसयमलब्धिघाम- 
सोपानपड्क्तिशिखरेकशिखामणिस्त्वम॥ १६ ॥ 
अस्वयार्थं--है भगवन्‌ ! (त्वम) आपने (अनन्तगुणा. विशुद्धी ) अनन्तगुणी विज्युद्धताओका 
(निर्भरस) अतिशय (आलम्ब्य) आलम्बन लेकर (मासल) सुदृढ (अशेषकषायकिट्) समस्त कषाय- 
रूपी कीटको (उद्धम्य) वमन किया और उसके फलस्वरूप आप॑ (असख्यशुभसयमलब्धिधाम- 


सोपानपड्क्तिशिखरेकशिखासणि ) असख्यात शुभसयमकी प्राप्तिर्प स्थानको प्राप्त करानेवाली 
सोपानपड्क्तिसम्बन्धी शिखरके अद्वितीय शिखामणि (जात असि) हो गये । 
भावार्थ--समस्त कषायभावको नष्ट कर आप यथाख्यात चारित्रके धारक हुए ॥१६॥ 
शब्दाथसंक्रमवितकमनेकधाव- 
स्पृष्टथा तदास्थितमनास्त्वमसंक्रमोध्यूः । 
एकाग्ररुद्धमनस्तव तत्र चित्त- 
ग्रन्थो स्फूटत्युद्तिमेतदनन्ततेजः |! १७ ॥ 
अन्वयायं--हे भगवन्‌ ! (दब्दार्थशक्रमवितक) शब्द और अथंके सक्रमणसे युक्त श्रुतका 
(अनेकधावस्पृष्टथा) अनेक प्रकार आलम्बन लेनेसे जो पृथक्त्ववीचार नामका शुक्लूध्यान है 
(तदास्थितमना ) उसीमे आपका मन स्थित रहा, परन्तु कषायका निरोध हो जानेसे यहाँ (त्वम॒ 
असक्रम. अभू ) आप सक्रमणसे रहित हो गये । (एकाग्ररुद्धमसनस ) एकाग्न पदार्थमे मनको रोकने- 
वाले (तव) आपकी (चित्तग्रल्थौ स्फुटति सति) मनकी गाँठ खुलते ही (तत्र) उस क्षीणमोहगुण- 
स्थानके अन्तमे (एतत्‌) यह आगे कहा जानेवाला (अनन्ततेज ) अनन्ततेज (उदित) उदित 
हुआ है। 
भवार्थ--शुक्लध्यानके प्रथम पाद--पृथक्त्ववितक॑वीचारसे अर्थ, व्यज्जन और योगकी 
सक्रान्ति होती रहती है, परल्तु द्वितीय पाद-एकत्ववितकमे वह संक्रान्ति समाप्त हो जाती है। 


४० लघुतत्त्वस्फोट 


वारहवें क्षीणमोहगुणस्थानके अन्तमे एकत्ववितर्क नामका द्वितीय शुक्लध्यान प्रकट होता है 
उसके फलस्वरूप यहाँ अनन्त तेज प्रकट होता है ॥१७॥ 


साक्षाद्संसूयगुणनिर्जरणसजस्त्व- 
मन्ते भवन्‌ क्षपितसंहतघातिकर्मा | 
उन्मीलयन्नखिलमात्मकलाकलाप- 
मासीरनन्तमुणशुद्धिविशुद्धतत्च: ॥ १८ ॥ 


अन्वयार्थं--(साक्षात्‌ असख्यगुणनिर्जरणस्नज ) साक्षात्‌ असख्यात गुणश्रेणी निर्जरारूप 
मालाके (अन्ते भवन्‌) अन्तिम स्थानमे रहते हुए जिन्होने (क्षपितसह॒तघातिकर्मा) समस्त घातिया- 
कर्मोका क्षय कर दिया है तथा जो (अखिलम्‌ आत्मकलाकछाप) सम्पूर्ण आत्मकलाओके समूहको 
(उन्‍्मीलयन्‌) प्रकट कर रहे हैं ऐसे (त्व) आप (अनन्तगुणशुद्धिविशुद्धतत्त्व') अनन्तगुणी शुद्धिसे 
आत्मतत्त्वको विशुद्ध करनेवाले (आसी ) हुए हैं। 

भावार्थ--सम्यग्दुष्टि आदि गुणश्रेणी निर्जराके दश स्थानोमें जिनका अन्तिम स्थान है 
अर्थात्‌ जिनके सबसे अधिक निर्जरा होती है उस निजेराके फलस्वरूप उनके घातियाकर्म तो 
नष्ट हो ही जाते है प्रत्येक समय असंख्य कमंस्कन्धोकी भी निर्जरा होती रहती है। उस समय 
उनके समस्त आत्मगुणोका विकास हो जाता है और उनका आत्मतत्त्व अनन्तगुणी विशुद्धिसे 
निर्मल हो जाता है ॥१८॥ 

एतत्ततः प्रभृति शान्तमनन्ततेज 
उत्तेजित सहजवीयगुणोदयेन । 


यस्यान्तरुन्मिपद्नन्तमनन्तरूप- 
सकीर्णपूणमहिम ग्रतिभाति विश्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयाथ--(तत प्रभृति) उसी समय (सहजवीयंगुणोदयेन) सहज-स्वाभाविक वीये॑ गुणके 
प्रकट होनेसे (एतत्‌) यह (शान्त) शान्‍्त (अनन्ततेज ) अनन्त तेज (उत्तेजित) प्रकट होता है 
(यस्य अन्त ) जिसके भीतर (उन्मिषदनन्त) प्रकटित होते हुए अनन्त पदार्थोंसे युक्‍त्त तथा (अनन्त- 
रूपसकीणंपूर्णमहिम) अनन्तरूपोंसे सकी्ण एवं पूर्ण महिमावाला (विश्वम) लोकालोक (प्रतिभाति) 
प्रतिमासित होता है । 

भावायं--इसी गुण स्थानमें अनन्तवीयंक्रे साथ सहज शान्त, केवलज्ञानहप, वह अनन्त 
तेज प्रकट होता है जिसमे अनन्तानन्त पदार्थोत्ति व्याप्त समस्त विश्व प्रतिबिम्बित होता है ॥१%॥ 


योगान्‌ जिघांसुरपि योगफलं जिघृश्लु) 
शेषस्थ कर्मरजस! ग्रसम क्षयाय । 
आस्फोटयन्नतिभरेण निजप्रदेशों- 
स्तव॒लोकपूरमकरो; कऋमजुम्ममाणः ॥ २० ॥ 


चतुविद्यतिस्तव ४१ 


अन्वयार्थ--(योगान्‌ जिघासु' अपि) जो योगोको नष्ट करनेकी इच्छा करते हुए, भी 
(योगफल जिघृक्षु ) योगोका फल ग्रहण करना चाहते थे तथा जो (क्रमजुम्भभाण ) क्रमसे विस्तार- 
को प्राप्त हो रहे थे ऐसे (त्व) आपने (होषस्थ कर्रजस') शेष कर्मरूपी रजका (प्रसभ) हठात्‌ 
(क्षयाय) क्षय करनेके लिये (अतिभरेण) बहुत वेगसे (निजप्रदेशान्‌) आत्म प्रदेशोको (आस्फोटयन) 
फेलाते हुए (लोकपूर) छोकपुरण समुद्घात (अकरो") किया था। 
भावार्थ--जिन केवलियोकी आयु कर्की स्थिति अल्प हो तथा दोष तीन अघातिया 
कर्मोंकी स्थिति अधिक हो वे उन अधातिया कर्मोकी स्थिति घटाकर आयुके बराबर करनेके 
लिये छोकपूरण समुद्घात करते हैं। इस समुद्घातके दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे 
चार भेद है और उसके करनेमे आठ समय छगते हैं। हे प्रभो | दोष अघातिया कर्मोंका क्षय 
करनेके लिये आपने भी यह लोकपूरण समुद्धात किया था ॥ २० ॥ 
पश्चादशेषगुणशीलभरोपपन्‍नः 
शीलेशितां त्वमधिगम्य निरुद्योगः । 
स्तोक॑विदृत्य परिवरत्य॑ झगित्यनादि- 
संसारपर्ययमभूज्जिन.. सादिसिद्ध! ॥ २१ ॥ 
अन्वयाथं--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (पश्चात्‌) उस लोकपूरण समुद्घातके बाद (अशेषगुण- 
दीलभरोपपन्‍न ) जी समस्त अर्थात्‌ चौरासीलाख उत्तर गुण और अठारह हजार शीलके भेदोंसे 
सहित हैं, तथा (शीलेशिताम्र अधिगम्य) शीलोके ऐश्वर्यको प्राप्तकर (निरुद्धयोग ) जिन्होंने 
योगनिरोध किया है ऐसे (त्वघ्र) आप (स्तोक) कुछ कार तक (विवृत्य) चौदहवें गुणस्थानमे 
रहकर (झगिति) शीघ्र ही (अनादि ससारपर्ययस्र) अनादि ससार पर्यायको (परिवत्त्यं) परिवर्तित- 
कर (सादिसिद्ध ) सादिसिद्ध (अभूत्‌) हो गये । 
भावाथं--लोकपुरण समुद्घातके पश्चात्‌ जो अयोगकेवछी नामक चौदहवें गुणस्थानको 
प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ आनेपर जिनके चौरासी छाख उत्तर गुणो और अठारह हजार शीलके 
भेदोकी पूर्णता हुई है, जिन्होंने योगनिरोध कर अयोग अवस्थाको प्राप्त किया है, ऐसे आपने 
अइउ ऋ छः! इन पाँच लघुस्वरोंके उच्चारणमे जितना काल रूगता है उतने कालूतक इस 
अयोगकेवली गुणस्थानमे रहकर अनादि कालीन ससारपर्यायका नाश किया तथा सादि सिद्ध- 
पर्यायको प्राप्त किया ॥ २१॥ 
सम्प्रत्यनन्तसुखदशनबोधवीर्य- 
संभारनि्भरसृतासतसारमूतिं! । 
अत्यन्तमायततम गमयन्नुदक- 
मेको भवान्‌ विजयतेष्स्खलितग्रतापः ॥ २२ ॥ 
अन्वयाथं--(सम्प्रति) इस समय--सिद्धपर्यायमे (अनन्तसुखद्शंनवोधवीयंसभारनिभेर- 
भृतामृतसारमूति ) जिनकी अविनाशी श्रेष्ठ सू्ति अनन्त सुख, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और 


अनन्त वीयके सभारसे अत्यन्त परियूर्ण है गौर (अस्खलितप्रताप') जिनका प्रताप कभी काल- 
ल०-६ 


डरे लघुतत्त्वस्फोट 


नयमे भी स्खलित नही होता ऐसे (एको भवान्र) भावन-द्रव्य कर्म नो कर्मरूप पुएगल द्रव्यके सपर्कंसे 
रहित एक, आप (अत्यन्त आयततम) अनन्त तथा अत्यन्त दीघे (उदक) भविष्यत्कालको 
(गमयन्‌) व्यतीत करते हुए (विजयते) जयवन्त प्रवर्तते हैं । 

भावार्थ--यहाँ भगवान्‌की सिद्धावस्थाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि है भगवन्‌ ! 
आप अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीय॑ इस अनन्त चतुष्टयसे युवत रहते 
हुए अनन्त भविष्यकालमे भी इसी सिद्धप॑र्यायमे अवस्थित रहेंगे। आपकी यह सिद्धपर्याय सादि 
अनन्त है ॥ २२ ॥ 


कालत्रयोपचितविश्वरसातिपान- 
सौहित्यनित्यम्रुदितादूअुतवोधदृष्ठि | 
उत्तेजिताचलितवीयविशालशक्तिः 
शब्वद्‌ भवानलुपमं धुखमेव श्ुढक्ते || २३ ॥ 
अन्वयार्थ--( कालत्रयोपचितविश्वरसातिपानसौहित्यनित्यमुदितादभुतवोधदुष्टि ) त्रिकाल 
सम्बन्धी समस्त प॒दार्थोके रसातिपानसे समुत्पन्न तृप्तिसि जिनकी आश्चर्यकारक ज्ञानरूप दृष्टि 
निरन्तर उदित रहती है तथा (उत्तेजिताचलितवीयंविशालशकिति ) जिनके वीयंकी विज्ञाल शक्ति 
सदा क्रियाशील और स्वकोय कार्यंसे अविचलित रहती है ऐसे (भवान) आप (शश्वत्‌) निरन्तर 
(अनुपम) उपमारहित (सुखमेव) सुख ही (भुड्क्ते) भोगते हैं । 
भावार्थ--सिद्ध भगवानुके आत्मीक अनन्त सुखका वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
हे भगवन्‌ | आप त्रिकाल सम्बन्धी अनन्त पदार्थोको जानते देखते हैं इसलिये अज्ञान और अदशन 
जनित दु खसे रहित हैं तथा आपका अनन्त वल सदा उत्तेजित--क्रियाशीरू ' और स्वकायंसे कभी 
विचलित नही होता, अत अशक्ति सम्बन्धी दु खसे रहित हैं इस तरह आप निरन्तर अनुपम सुख 
ही भोगते हैं। सासारिक जीवोका सुख विषयेच्छाकी पूर्तिसे समुत्पन्न है और आपका सुख 
विषयेच्छाकी निवृत्तिसे समुत्पन्त है, अत. उसे सासारिक जीवोंके सुखकी उपमा नही दी जा 


सकती ।॥। २३ ॥ 
सक्रामसीव लिखसीव विकर्षसीब 
(संरक्षसीव) पिबसीव बलेन विश्वम्‌ । 
उद्दामवीयबलगर्वितदृग्विकाश- 
लीलायितैर्दिशि दिशि स्फुटसीव देव || २४ || 
अन्वया्थे--(देव) हे देव | ऐसा जान पडता है मानो आप (विद्व) समस्त लोकालोकको 
(बलेन) बलपूव॑ंक (सक्रामसि इव) केवलज्ञानमे प्रतिबिम्बित होनेके कारण अपने आपमे सक्रान्त 
कर रहे हो (लिखसि इव) लिखसे रहे हो (विकषंसि इव) आकृष्ट-सा कर रहे हो (सरक्षसि इव) 
सरक्षित-सा कर रहे हो (पिवसि इव) पी-सा रहे हो और (उद्यामवीयंबलगवितदृग्विकाह- 
लीलायिते ) उत्कट--अनन्त वीयं-बलसे गवित, दृष्टिविकासकी जल्रीलाओंसे (दिशि'दिल्लि) प्रत्येक 
विशामे मानो (स्फुटसि इव) स्वय प्रकट हो रहे हो । 


चतुविद्यतिस्तव डरे 


भावाथं--ज्ञानगुणकी स्वच्छताके कारण आप समस्त विश्वके ज्ञायक हैं, इसलिये ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस विश्वको आप हठात्‌ अपने आपमे सक्रान्त कर रहे हो, अपने आपमे 
लिख रहे हो अपनी ओर खीच रहे हो, अपने आपमे सरक्षित कर रहे हो और उसका पान कर रहे 
हो । साथ ही अनन्त बलसे १रिपृर्ण दृष्टिके विकाससे ऐसा जान पडता है कि आप मानो समस्त 
दिशाओमे स्वय ही स्फुटित हो रहे हो ॥ २४॥ 
देव स्फूटं स्वयमिमं मम चित्तकोंश 
प्ररफ्रोतय. स्फुटय विश्वमशेपमेव | 
एप ग्रभो सं (१) असभजृम्भितचिह्विकाश- 
हासेभवामि किक. सर्बमयोष्हमेव || २५ || 
अन्वयार्थ--(देव) है भगवन्‌ | (स्वय स्फुट मम इम चित्तकोशम्) स्वय विकसित मेरे इस 
हृदयरूपी कुड्मलको (प्रस्फोटय) अतिशय विकसित करें तथा (अद्योपमेव विश्व) समस्त विश्वको 
(स्फुटय) विकसित करें। जिससे (प्रभो) हे नाथ ! (किल) निश्चय पूर्वक (एप अहमेव) यह मै 
ही (स(?) प्रसभविजृम्भितचिद्विकाशहासे ) बलपूव॑क वृद्धिको भश्राप्त चैतन्यगुणके विकासरूप हास्यके 
द्वारा (सवंगय ) सवंमय (सवामि) हो जाऊँ। - 
भावार्थ--यहाँ ग्रन्थकर्ता आकाइक्षा प्रकट करते है कि हे भगवन्‌ ! आपके अनुग्रहसे मेरा 
हृदयरूपी कुड्मल खिल जावे /जसके फलस्वरूप ससारके समस्त पदार्थ मुझमें प्रतिभासित होने 
लगें और मैं स्व॑मय--सर्वज्ञ हो जाऊँ॥ २५॥ 


ड 


(४) 
वशस्थवृत्तम्‌ 


सदोदितानन्तविभूतितेजसे स्वरूपगुप्तात्ममहिम्नि दीप्यते । 
विशुद्धदृश्वोघमयेकचिद्सृते नमोः्स्तु तुभ्य जिन विश्वभासिने ॥ १॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (सदोदितानन्तविभूतितेजसे) सदाके लिये प्रकट हुए अनन्त- 
चतुष्टयरूप विभूतिके तेजसे सहित (स्वरूपगुप्तात्ममहिम्नि) स्वरूपसे गृप्त--रक्षित आत्माकी 
महिमामे ('दीप्यते) देदीप्यमान (विशुद्धवृग्वोधमयेकचिद्भुत्ते) विशुद्ध दरदंन और ज्ञानरूप चेतनाको 
धारण करनेवाले तथा (विश्वभासिने) समस्त लोकालोकको जाननेवाले (तुम्य) आपके लिये 
(नमोस्तु) नमस्कार हो । 
भावाथ॑--ज्ञानावरण, दर्शंनावरण, मोह और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोके नष्ट 
हो जानेपर “'जिन' सज्ञा प्राप्त होती है। 'जयति सम कमंझनून्‌ इति जिन ' जो कर्मरूप शत्रुको जीत 
चुकते हैं वे जिन कहलाते हैं। उपयुक्त चार घातिया कर्म नष्ट होनेपर आत्मामे अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीय॑ यह अनन्त चतुष्टयरूप विभूति उत्पन्न होती है। उनकी 
यह विभूति अनन्त रहती है--उसका कभी नाश नही होता है तथा इस विभूतिके कारण ही उनका 
तेज अपरमित हो जाता है। उसी तेजसे आक्ृृष्ट होकर सौ इन्द्र निरन्तर उनकी वन्दना करते हैं। 
वे अपने चेतन्यस्वरूपसे सुरक्षित आत्माक्ती महिमामे देदीप्यमान रहते हैं। मोहजनित विकारी 
भावोसे रहित दर्शंन और ज्ञान चेतनाको धारण करते हैं और केवलज्ञानके प्रकट हो जानेसे लोक 
अलोकको स्पष्ट जानते हैं। ऐसी अद्भुत सामर्थ्यसे युक्त जिनेन्द्र भगवान॒के लिये यहाँ नमस्कार 
किया है ॥ १॥ 
अनादिनष्ट तव धाम य(म)हहिस्तद्द्य दृष्ट त्वयि संग्रसीदति । 
अनेन नृत्याम्यहमेष हृषेतश्चिदज्ददारेः स्फुटयन्‌ महारसम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयायथँ--है भगवन्‌ ! (तव) आपका जो (धाम) तेज (मद बहि , अनाविनष्ट) अनादि- 
कालसे-मेरे अनुभवसे दूर हो रहा था (तद) वह तेज (अद्य) आज (त्वयि सप्रसीदति) आपके 
प्रसन्‍न होनेपर (दृष्ट) दिखाई देने लगा है--मेरे अनुभवमे आने रूगा है। (अनेन) इस कारण 
(एषोष्हस) यह में (चिदद्भहारे ) चैततन्यरूप अद्भविक्षेपके द्वारा (महारस स्फुटयन्‌) महानु-अद्वितीय 
रसको प्रकट करता हुआ (हषंत ) हषंसे (नृत्यामि) नृत्य करता हूँ । 
भावाथं--हे भगवन्‌ | मिथ्यात्व कमंके तीन्नोदयके कारण मेरी दृष्टि अब तक आपके दिव्य- 
शान--तेजपर गई नही । आप बअनन्‍्तन्चतुष्टयरूप तेजसे विभूषित हैं। यह बात आज तक मेरी 


१ आत्मनेपदधातोरपि क्वचित्‌ शततृप्रत्ययों वृढ्यते । 


चतुविद्यतिस्तव ४ 


श्रद्धामे नही आईं, परन्तु आज आपके प्रसादसे मेरा वह मिथ्यात्व कम क्षीण हो गया है, अत' 
आपका वह दिव्य तेज मेरे अनुभवमे आने लगा है इसलिए मैं आनन्‍्दविभोर हर्षसे नृत्य करता हूँ। 
जिस प्रकार कोई मनुष्य चिरकालसे खोयी हुई अपनी वस्तुको प्राप्त कर ह॒षंसे नृत्य करने लगता 
है उसी प्रकार मै भी चिर कालसे भूले हुए आपके दिव्य तेजको प्राप्त कर हर्षसे नृत्य कर रहा 
हूँ। अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मैं अपने जिस आत्मतेजको अनादिकालसे भूला हुआ था वह आज आपके 
प्रसादसे मेरी दृष्टिमि आ गया । मेरी श्रद्धा हो गई कि जो वीतराग स्वरूप आपका है वही मेरा 
स्वरूप है, हमारे और आपके आत्मद्रव्यमे कोई अन्तर नही है । अन्तर मात्र पर्यायमे है, आपकी 
वीतराग पर्याय है और मेरी सराग पर्याय है। मेरी सराग पर्याय मोह जनित है, अत में अपने 
पुरुषार्थसे मोहको नष्ट कर आपके ही समान वीतराग बन सकता हूँ। अपनी इस निधिका बोध 
होनेके कारण मै अपने चिदद्भहार--चेतन्यके विकल्पोंसे महान्‌ रसको प्रकट करता हुआ हष॑से नृत्य 
करता हूँ ॥२॥ 
इृदं॑ तवोदेति दुरासदं महः प्रकाशयह्विश्वविसारि वैभव । 
उदज्च्यमान सरलीकृतास्खलत्स्वभावभावैर्निजतक्तवेदिभि! ॥ ३ ॥ 

अन्वयाथं--हे भगवन्‌ ! (सरलीकृतास्खलत्स्वभावभावे ) जिनका स्वभावभाव सरलीकृत--- 
मायारहित तथा अस्खलित--अविचलित है ऐसे (निजतत्त्ववेदिभि ) आत्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुषोके 
द्वारा जो (उदज्च्यमान) उत्क्ृष्टरूपसे पूजित हो रहा है तथा जो (विध्वविसारि) विश्वव्यापी 
(वेभव) वेभवको (प्रकाशयत्‌) प्रकट कर रहा है ऐसा (इद) यह (तव) आपका (दुरासद) दुरूभ 
(मह ) तेज (उदेति) प्रकट हो रहा है--हमारे अनुभवमें आ रहा है।. *« 

भावार्थ--हे भगवन्‌ | अरहन्त अवस्था प्रकट होते ही आपका वह दिव्य तेज प्रकट हो 
जाता है जो अन्य ससारी जीवोंके लिए दुर्भभ रहता है, जो विश्वव्यापी सामथ्यंको प्रकट करता 


है और सरल एव अस्खलित स्वभावभावसे युक्त आत्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुष जिसकी सदा स्तुति 
करते हैं ॥३॥ 


इमा। स्वतत्तप्रतिबद्धसंहताः समुन्मिपन्त्यश्चिति शक्तयः रफुटाः । 
स्वयं त्वयानन्त्यमुपेत्य घारिता न कस्य विश्वेश दिशन्ति विस्मयस्‌ || ४ ॥ 
अन्वयार्थ--(विश्वेश) हे: विश्वेश्वर--हे त्रिलोकीनाथ ! जो (स्वतत्त्वप्रतिबद्धसहता ) 
आत्मतत्त्वसे सम्बद्ध है तथा आत्मतत्त्वमे ही जिनका समावेश होता है (चिति समुन्मिषन्त्य ) जो 
चेतन--ज्ञानस्वरूप आत्मामे (समुन्मिषन्त्य') प्रकट हो रही हैं, (स्फुटा ) अत्यन्त स्पष्टरूपसे जिनका 
अनुभव हो रहा है और (स्वयं) स्वय (भानन्त्य) अनन्तरूपताकों (उपेत्य) प्राप्त होकर जो (त्वया) 
आपके द्वारा (धारिता ) धारण की गई हैं ऐसी (इमा ) ये (शक्तय ) शक्तियाँ (कस्य) किसे (विस्मय) 
आइचयें (न दिश्वन्ति) उत्पन्त नही करती ? 
॥ भावार्थ--आत्मा चैतन्यस्वरूप हैं। भेदनयसे गुण-गुणीका भेद स्वीकृत करनेपर उस 
आत्मामे अनन्त शक्तियाँ प्रकट होती हैं। वे सब शक्तियाँ आत्मासे ही उत्पन्न होती हैं और 
आत्मामे ही समावेशको प्राप्त होती है जिस प्रकार लहरें समुद्रसे ही उत्पन्न होती है और समुद्रमे 
ही समाविष्ट होती हैं उसी प्रकार ये शक्तियाँ आत्मासे ही उत्पन्त होती है और, आत्मामे ही 
समाविष्ट हो जाती है। यद्यपि आप एक है तथापि अनन्त शक्तियोंके धारक होनेसे अनन्तरूप 


४६ लघुतत्त्वस्फोट 


प्रतीत होते हैं' । है भगवन्‌ ! आपकी ये अनन्त शक्तियाँ किसे आश्चर्य उत्पन्न नही करती ? 
अर्थात्‌ सभीको आदचर्य उत्पन्न 'करती हैं ॥४॥ 
स्ववेभवस्य ह्यनभिज्ञतेजसों य एवं नुः स प्रतिभाससे पशों । 


स॒ एव विज्ञानधनस्थ॑ कस्यचित्‌ प्रकाशमेको४पि वहस्यनन्ततास्‌ ॥| ५ ॥ 
अन्वयार्थ--(हि) निश्चयसे (स्ववेभवस्थ अनभिज्ञतेजस ) आत्मसामथ्यंसे अपरिचित तेज- 
वाले (पशो' नु ) अज्ञानी पुरुषके लिए आप (य' एव) जो ही हैं--एक शक्तिके स्वामी हैं (स॒ एव) 
वही (प्रतिभाससे) प्रतिभासित होते हैं, परन्तु (विज्ञानधनस्य कस्यचित्‌) वीतराग विज्ञानसे परिपूर्ण 
किसी ज्ञानी जीवकी दृष्टिमे आप (प्रकाश) स्पष्ट ही (एको5पि) एक होकर भी (अनन्तता) 
अनन्तपनेको (वहसि) धारण करते हैं। ॥ ' 

“  भावार्थ--पूर्व इछोकमे इस बातपर आईचर्य प्रकट किया गया था कि आप एक होकर भी 
अनन्त शक्तियोको केसे धारण करते हैं ? उसके उत्तरमे वही कहा गया था कि आप शक्तियोकी 
अनन्तताके कारण स्वय अनन्तरूपताको प्राप्त हैं अर्थात्‌ आप अनन्त होकर अनन्त शवक्तियोको 
धारण करते हैं। इस इलोकमे इस बातको स्पष्ट किया जा रहा है कि एक व्यक्ति अनन्तपनेको 
किस प्रकार प्राप्त होता है ? स्ववेभव--आत्माकी अनन्त सामथ्यंसे अपरिचित अज्ञानी पुरुषका तो 
यह एकान्त अभिप्राय रहता है कि जो आत्मा एक शक्तिका स्वामी है वही दूसरी शक्तिका स्वामी 
है, इस प्रकार एक आत्मा अनन्त शक्तियोका धारक होता है। यह आश्चर्यकी बात है, परन्तु जो 
विज्ञानधन होनेसे आत्माके वेभवसे परिचित है उसका अभिप्राय रहता है कि आत्मा प्रत्येक 
दक्तिकी अपेक्षा भिन्‍न-भिन्‍न है, अत वह प्रदेशोकी अपेक्षा एक होकर भी शक्तियोकी अपेक्षा 
अनन्तरूपताको धारण करता है। ह 

बात यह है कि यहाँ आचार्य 'एक और अनेक' इन दो विरोधी धर्मोका समन्वय करते हुए 
जिनेन्द्रकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भगवन्‌! आप एक होकर 'भी अनेक हैं । एक तो 
इसलिये हैं कि आपके प्रदेश भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियोंके प्रति भिन्‍न-भिन्‍न॑ नही हैं और अनेक इसलिये 
हैं कि आपकी वे अनन्त शक्तियाँ भिन्‍न-भिन्‍न कार्य करती हैं तथा भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणोंसे 
उनका विवेचन होता है! जैसे एक तोला मिश्रीमे स्पर्श रस गन्ध और वर्ण ये चार गुण हैं। यहाँ 
कोई पूछता है कि चार गुण कितने-कितने हैं ? क्या चार-चार आने भर हैं ? उत्तर मिलता है कि 
नही, चारो गुण एक-एक तोला हैं। तो क्या मिश्री चार तोला है ? नही, एक वोला ही है। फिर 
इसकी सगति कैसे बेठती है ? स्पर्श रस गन्ध और वर्णके प्रदेश जुदे-जुदे नही हैं इसलिये सब 
मिलकर भी एक ही तोला हैं। तो यह कहना चाहिए कि मिश्री एक अखण्ड पदार्थ 
है उसमे स्पर्श रस गन्ध और वर्णका विकल्प नही है। हाँ, प्रदेशभेद न होनेसे मिश्री स्पर्शादि 
चारखरूप नही है एकरूप है। परन्तु जब स्पर्श रस गन्ध और वर्ण इन चारोंके स्वभाव और उन 
चारोको जाननेके साधन स्पर्शंन, रसना, न्नाण और चक्षु इन्द्रियोको दृष्टिमे रखकर विचार करते 
है तो मिश्री स्पर्शादिके भेदसे चाररूप दिखती है । है 

प्रकृतमे विभिन्‍न शक्तियोंके प्रति आत्माके श्रदेद् जुदे-जुदे नहीं है। इसलिये आत्मा एक 
अखण्ड द्रव्य है और विभिन्‍न शक्तियोंके कार्य जुदे-जुदे हैं, अत आत्मा उन शक्तियोंके कारण 
अनेकरूप है। द्रव्यकी एकता और अनेकताका समन्वय गुण और. पर्यायोकी अपेक्षा किया 


कि 2220 2 ५ 200: 46% अर: 2 >नज 
१ इतो गठमनेकता दधतु--२७३ समयसार करूण । 


चतुविशतिस्तव ४७ 


जाता है। यहाँ आचार्यने शक्तिरूप गुणोकी अपेक्षा आत्माकी एक और अनेकताका वर्णन 
किया है ॥५॥ 


वहन्त्यनन्तत्वममी तवान्यया अमी अनन्ता व्यतिरेककेलयः । 
त्वमेकचित्प्रचमत्कृतेः स्फुरेंस्लथापि देवेक इवावभाससे || ६ ॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे देव ! यद्यपि (तव) आपके (अमी) ये (अन्वया ) गुण (अनन्तत्वम) 
अनन्तपनेको (वहन्ति) धारण करते है और (अमी) ये (व्यतिरेककेलय ) पर्यायोकी सन्ततियाँ 
(अनन्ता ) अनन्त है (तथापि) तो भी (एकचित्पूरचमत्कृतै ) एक चेतन्यके चमत्कारसे (स्फुरन) 
स्फूरित होते हुए (त्वमू) आप (एक इव) एकके समान (अवभाससे) जान पढते हैं । 


भावाथं--प्रत्येक द्रव्य, गुण और पर्यायोका समूह है। जो अन्वयरूपसे समस्त पर्यायोमे 
द्रव्यके साथ रहते हैं उन्हे गुण अथवा अन्वय कहते हैं और जो क्रम-क्रमसे होती हैं उन्हे पर्याय 
अथवा व्यतिरेक कहते है । एक द्रव्यमे एक साथ अनेक गुणोका सद्भाव रहता है परच्तु पर्याय एक- 
कालमे एक ही रहती है । इस प्रकार एक द्रव्यमे रहनेवाले गुण अनन्त हैं तथा कालक्रमसे होनेवाली 
पर्यायें भी अनन्त हैं। हे भगवन्‌ | जब इच अनन्त गुणो और अनन्त पर्यायोकी ओर दृष्टि देकर 
आपका विचार करता हूँ तब आप अनन्तरूप प्रतीत होते है परन्तु जब इस ओर दृष्टि जाती है 
कि आप इन अनन्त गुणो और पर्यायोसे युक्त होकर भी एक चैतन्य चमत्कारसे ही देदीप्यमान 
हो रहे है तब ऐसा जान पडता है कि आप एक हैं, अनन्त नही है ॥६॥ 


असीमसंवद्धि तबो धवल्लरीपिन द्धूविश्वस्य तवोल्लसन्त्यमी | 
प्रकाममन्तम खकल॒प्तपल्लवाः स्वभावभावोच्छलनेककेलयः ॥। ७ ॥ 


अन्वयाथथं--है भगवन्‌ ! (असीमसवर्द्धितबोधवल्लरीपिनद्धविर्वस्य) सीमारहित वृद्धिको 
प्राप्त हुई केवलज्ञानरूपी लताके द्वारा जिन्होने समस्त विश्वको व्याप्त कर खखा है ऐसे (तब) 
आपकी (अमी) यह (अन्तमुंखक्लूप्तपल्लवा ) आत्मस्वभावकी ओर समुद्यत हैं पत्र जिसके (स्वभाव- 
भावोच्छलनेककेलय ) तथा उनमे स्वकीय शुद्ध स्वभावको प्राप्त करनेकी अद्वितीय क्रीडाएँ (प्रकाम) 
अत्यन्त (उल्लसन्ति) सुशोभित हो रही हैं । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! व्यवहार नयसे आप अनन्त ज्ञानके धारक हैँ--आपने अपने इस 
अनन्त ज्ञानका ज्ञेय समस्त विश्व-छोक और अलोकको बनाया है। परन्तु निश्वयनयसे आपका वह 
अनन्त ज्ञान बहिमुंख न होकर अन्तर्मुख है अतएवं आप लोकालोकके ज्ञाता न होकर आततन्ञ हैं-- 
एक जात्माको जानते है। यहाँ लोकालोकके जाननेका निषेध नही है किन्तु उसे आत्मज्ञतामे ही 
गतार्थ किया गया है। ज्ञानगुणका विभाव और स्वभावरूप परिणमन होता है। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये चार ज्ञान, ज्ञानगुणके विभाव परिणमन हैं और केवलज्ञान 
स्वभाव परिणमन है। कारण समयसारकी दशामे बारहवें गुणस्थान तक आपका पूर्ण पुरुपार्थ 
इसी केवलज्ञानरूप स्वभाव परिणमनको प्राप्त करनेमे सहूूग्न रहा और अब कार्यसमयसारकी 
दशासे उसकी प्राप्ति हो चुकनेपर उसीमे छलक रहा है--व्यवहारनयसे अनन्तानन्त ज्ञेगोको और 
निरचयनयसे आत्मस्वभावको ज्ञेय बना रहा है ॥७॥ 


४८ लघुतत्त्वस्फोट 


' अमन्दबोधानिलकेलिदोलितं समूलमुन्मूलयतो£खिलं जगत्‌ | 
तवेदमूजस्वलमात्मखेलितं निकाममान्दोलयतीव में मनः ॥ ८ ॥ 


अन्यवार्थ--है भगवन्‌ !' (अमन्दबोधानिलकेलिदोलित) अनन्त ज्ञानरूपी वायुकी क्रीडासे 
कम्पित, (अखिल जगत्‌) समस्त जगत्‌ु--स्वकीय ससार स्थितिको (समूल “यथा स्यात्तथा” मूल 
सहित (उन्मूछयत ) उन्मूलित करनेवाले--नष्ट करनेवाले (तव) आपकी (इदस्‌) यह (ऊर्जस्वल) 
बज पा आत्मक्रोडा (में मन ) मेरे मनको (निकाम) अत्यन्त (आन्दोल्यतीब) हिला- 
रही है। 
भावाथ--जिस प्रकार कोई मनुष्य वायुके प्रबछ आधघातसे कम्पित समस्त वृक्षावल्लीको 
जड सहित उखाड कर दूर फेंक रहा हो तो उसकी उस प्रबल शक्ति सम्पन्न क्रीडाको देख, दर्शंक- 
का मन आदइचर्यान्वित जेसा हो जाता है उसी प्रकार हे भगवन्‌ | आप अनन्त ज्ञानरूप प्रबल वायुके 
द्वारा कम्पित समस्त जगत्‌--स्वकीय ससारस्थितिको जड-मूलसे नष्ट कर रहे हैं। अत आपकी यह 
आत्मक्रोडा मेरे मनको आइचर्यसे चकित कर रही है । तात्पय॑ यह है कि मोक्ष प्राप्त करनेके पहले 
आपने केवलज्ञान प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने अतीत अनन्त भवोको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त 
किया ॥८॥ 


अगाधधीरोद्धतदुदूरं भरात्तरज्यन्‌ वल्गसि बोधसागरस्‌ | 
यदेककल्लोलमहाप्लवप्लुतं त्रिकालमालार्पितमीए्यते जगत्‌ | ९ || 
अन्वयारथ--हे भगवन्‌ | (त्रिकालमालापित) तीनो कालसम्बन्धी अनन्त पर्यायोंसे सहित 
यह (जगत) लोक, (यदेककल्लोलमहाप्लवप्लुत) जिसकी एक तरज् सम्बन्धी महापूरमे डूबा हुआ 
(ईक्ष्यते) दिखाई देता है उस (अगाधधीरोद्धतदुद्ध॑र्स) अगाघ, धीर, उद्धत और दुधेर (बोधसागरस) 
सम्यग्जानरूपी सागरको (भरात्‌) बडे जोरसे (तरज़्यन) तरज़्ित करते हुए आप [वल्गसि) 
चलते हैं । । ह 
भावाथं--हे प्रभो ! आपका केवलज्ञानरूपी सागर अगाधघ है--उसकी सीमाको कोई प्राप्त 
नही कर सकता है, क्योकि उसके अविभागप्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्रमाण हैं। रागादि- 
जनित चज्चलतासे रहित होनेके कारण वह धीर है--क्षोभ रहित है। उद्धत--एक साथ लोक- 
अलोकको जाननेमे समर्थ है तथा दुद्धंर है--मेघपटल तथा पव॑त आदि उसके प्रकाशको रोकनेमे 
असमर्थ हैं। यही नही, - त्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायोंसे सहित यह जगत्‌ उस केवलज्ञानरूपी 
सागरकी एक तरज़ूसम्बन्धी महाप्रवाहमे निमग्न है। तात्पयं यह है कि वह केवलज्ञान ज्ञेयके 
प्रमाणसे बहुत बडा है। समस्त लछोकालोकरूप ज्ञेय उसके एक कोणमे बबूलेके समान जान 
पडते हैं ॥०॥ 
विशिष्ठवस्तुत्वविविक्तसम्पदोी मिथः स्खलन्तो४पि परात्मसीमनि । 
अमी पदार्था। श्रविश्वन्ति घाम ते चिदग्निनीराजनपावनीकृताः || १० ॥| 


अन्वयार्थ--(परात्मसीमनि) उत्कृष्ट आत्माकी सीमामे (मिथ ) परस्पर (स्खलस्तो5पि) 
स्खलित होते हुए भी (विशिष्टवस्तुत्वविविक्तसम्पद ) जिनकी सम्पदा-सामथ्यं अपने-अपने विशिष्ट 


चतुविशतिस्तव ९, 


वस्तुलसे विविक्त है--पृथक्‌-पृथक्‌ है जो (चिदाग्निनीराजनपावनीकृता') चेतत्यरूप अग्निकी 
आरतीसे पवित्र हैं ऐसे (अमी) ये (पदार्था ) चेतन-अचेतन पदार्थ (ते) आपके (धाम) केवलज्ञानरूप 
तैजमे (प्रविशन्ति) प्रवेश कर रहे हैं । 

भावाथे--है भगवन्‌ ! ससारके समस्त पदार्थ यद्यपि आपके ज्ञानमे एकसाथ प्रतिबिम्बित्त 
होनेसे परस्पर व्याघातको प्राप्त हो रहे हैं तथापि वे अपने-अपने पृथक्‌-पुथक्‌ विशिष्ट वस्तुत्वसे 
सहित हैं--सब अपने-अपने गुण पर्यायोंसे भिन्‍न-भिन्‍त है। सराग जीवके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ 
उसकी राग परिणतिसे दृषित जान पडते है, परन्तु आप पूर्ण वीतराग है अत आपके ज्ञानमे आये 
हुए पदार्थ मात्र चेतन्यरूपी अग्निकी आरतीसे पवित्र है। तात्पयं यह है कि आप उन्त पदार्थोको 
जानते भर हैं उनमे इष्ट-अनिष्टकी कल्पना नहीं करते। इष्ट-अनिष्टकी कल्पना मोहके विकारसे 
होती है और यतर्च आपका मोह॒विकार नष्ट हो चुका है अत जाननामात्र रह गया है। इस 
तरह ये पदार्थ आपके केवलज्ञानरूपी तेजमे उस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार कि किसी 
दपंणमे घट-पटादि पद्दार्थ ॥१०॥ 


परस्पर सवलितिेन दीप्यता समुन्मिषन्‌ भूतिभरेण भूयसा । 
त्वमेकधर्मावहिताचलेक्षणेरनेकघर्मा कथमीक्ष्यसेउक्षरः | ११ ॥ 


अन्वयार्थ--जो (परस्पर) परस्पर (सवल्ितिन) मिले हुए (दीप्यता) देदीप्यमान तथा 
(भूयसा) बहुत भारी (भूतिभरेण) अनन्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिके समूहसे (समुन्मिषन्‌) प्रकाशमान 
हो रहे है (अनेकधर्मा) नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि अनेक धर्मोसे सहित है और (अक्षर ) 
अविनाशी है, ऐसे (त्वस) आप (एकधर्मावहिताचल्लेक्षण ) एक धर्मंमे स्थिर दुप्टि रखनेवाले 
पुरुषोंके द्वारा (कथम्नु) किस प्रकार (ईक्ष्यसे) देखे जा सकते हैं ? 
भावाथथ--है भगवन्‌ | आप जिस अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे प्रकाशमान हो रहे हैं वह 
लक्ष्मी परस्पर मिली हुई है अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, सुख और वीय॑के प्रदेश पृथक्‌-पृथक्‌ न होनेसे सब 
एक दूसरेमे मिल रहे हैं। आप परस्पर विरोधी अनेक धर्मोासि सहित हैं और अक्षर--अविनाशी हैं । 
आपके इस स्वरूपको देखनेके लिए द्रष्टाकी दृष्टि भी अनेक धर्ममय होना चाहिए, इसके विपरीत 
जिनकी दृष्टि एक ही धमंमे स्थिर हो रही है ऐसे द्रष्टा आपको केसे देख सकते हैं ? ॥११॥ 
अनन्तभावावलिका स्वतोड्न्यतः समस्तवस्तुश्रियमम्युदीयते । 
जडास्मनस्तत्र न जातु वेदना भवान्‌ पुनस्‍्तां विचिनोति कार्त्स्न्यतः || १२ ।। 
अन्वयार्थ--(स्वतोञन्यत ) अन्तरदड्भ और बहिरज्ज कारणोसे (समस्नवस्तुश्रियस् अभि) 
समस्त वस्तुओमे (अनन्तभावावलिका) अनन्त पर्यायोकी सन्तत्ति (उदीयते) उदित होती है। 
(जडात्मन ) अज्ञानी जीवको (तत्र) उनमे (जातु) कभी भी (वेदना) ज्ञान (न) नही होता है (पुन ) 
किन्तु हम आप (ता) उन पर्यायोकी सनन्‍्ततिको (कात्स्न्यंत) सम्पूर्णरूपसे (विचिनोति) 
जानते हैं । 
भावार्थ--ससारके समस्त पदार्थोामे निज और पर कारणोसे अर्थात्‌ उपादान और निमित्त- 
कारणोंसे अनन्त पर्यायोकी सन्‍्तति उत्पन्न होती है। अज्ञानी जीव उन्हे जानता नही है पर 
स्वज्ञ होनेसे आप उन अनन्त पर्यायोकी सन्‍्ततिकों सपूर्णझूपसे जानते हैँ। केवलश्ञानका विषय 
ल्०-७ 


५० लघुतत्त्वस्फोट 


सब द्वव्यो और उनकी सब पर्यायोमे है, अत आप उन सबको जानते हैं जबकि अज्ञानी जीवको 
उनका ज्ञान नही होता है ।।१२॥ 


न ते विभक्ति विद्धाति भूयसी मिथो विभक्ताध्प्यवादसहतिः । 


सुसहितद्गव्यमहिम्नि पुष्कले महोर्मिमालेव निलीयते>म्बुधी || १३ ॥ 

अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (भूयसी) बहुत भारी (अपवादंसह॒ति ) अपकृष्ट--हीन शब्दोकी 
सन्तति (मिथो) परस्पर (विभक्तापि) विभकत होनेपर भी (ते) आपके (विभक्ति) पृथक्करणको 
(न विदधाति) नही करती है। वह (पुष्कले) परिपूर्ण (सुसहितद्रव्यमहिम्नि) गुण-पर्यायोसे सगत 
द्रव्यकी महिमामे उस प्रकार (निलीयते) निछीन हो जाती है जिस प्रकार (अम्बुधौ) समुद्रमे , 
(महोमिमालेव) महाद्‌ तरज्भोकी माला । 

भावार्थ--है भगवन्‌ | असख्य शब्दावी भी आपकी महिमाका पूर्ण वर्णन करनेके लिए 
समर्थ नही है। जिस प्रकार समुद्रमे बडी-बडी तरद्धोकी माला उठती है और उसीमे विलीन हो 
जाती है उसी प्रकार कवि लोग आपकी गुणवर्णनाके लिए शब्दयोजना करतें हैं पर उनकी वह 
शब्दयोजना आपकी महिमामे विलीन हो जाती है ॥११॥ 


विभी विधानग्रतिषेधनिर्मितां स्वभावसीमानमभूमलद्वयन्‌ । 
त्वमे वमेकी5यमशुक्लशुक्लवन्न जात्वपि इचात्मकवामपोहसि ॥ १४ ॥ 


' अन्वयार्थ--(विभो) हे स्वामिन्‌ ! (विधानप्रतिषेघनिर्मिता) विधि और निषेघसे रची हुई 
(अभूम) इस (स्वभावसीमानस्‌) स्वभावकी मर्यादाका (अलद्भयन्‌) उल्लड्भून न करते हुए (अयम्र्‌ 
एक त्वमेव) यह एक आप ही (अशुक्लशुक्लवतु) कृष्ण और शुक्लके समान (जात्वपि) कभी भी 
(दयात्मकताम) हिरूपताको (न अपोह्सि) नही छोड़ते हैं । 

भावार्थ--जिस प्रकार कृष्ण ओर शुक्ल ये दोनों गुण, परस्पर विरोधी हैं उसी प्रकार 
विधि और निषेध ये दोनो पक्ष परस्पर विरोधी हैं, परन्तु जिस प्रकार एक ही पदार्थ अपनेसे अधिक 
इवेत पदार्थंकी अपेक्षा कृष्ण और अपनेसे अधिक कृष्ण पदार्थंकी अपेक्षा शुक्ल कहा जाता है उसी 
प्रकार हे भगवन्‌ ! आपकी स्वभाव सीमा भी विधि--अस्ति और निषेघ--नास्ति पक्षसे सहित है 
अर्थात्‌ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वह विधि--अस्तिरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा निषेघ--नास्तिरूप 
है । द्रव्यकी अपेक्षा एक है और गुण तथा पर्यायकी अपेक्षा अनेक है । इन विरोधी धर्मोकी सगति 
स्थाद्मादसे ही हो सकती है एकान्तवादसे नहीं। यह विशेषता एक आपमे ही है अन्य देवोमे 
नही है ॥१४॥ 

भवत्सु भावेषु विभाव्यते$स्तिता वथाध्मवत्सु प्रतिमाति नास्तिता । 


त्वमस्तिनास्तित्वसम्ुच्चयेन न! प्रकाशमानों न तनोषि विस्मयम्‌ || १५ || 
अन्वयार्थ--(भवत्सु भावेषु) हो रहे पदार्थोंमे (अस्तिता) अस्तिपना (विभाव्यते) भ्रतीत 
होता है (तथा) तथा (अभवत्सु) नही हो रहे पदार्थोमे (नास्तिता) नास्तिपना (प्रतिभाति) प्रतीत 
होता है, परन्तु (त्वसू) आप (अस्तिनास्तित्वसमुच्चयेन) अस्तिपता और नास्तिपनाके समुच्चय-- 
युगपत्प्रवृत्तिसे (प्रकाशमान ) प्रकाशित होते हुए (न) हम स्याह्मादियोको (विस्मयस्र) आाश्चये 
(न तनोषि) नही करते हैं । 


| 


चतुविशतिस्तव ५१ 


भावार्थ--अस्ति और नास्ति ये दो धर्म परस्पर विरोधी हैं। जो पदार्थ वतंमानमे हो रहे 
हैं उनमे अस्तिधर्म रहता है और जो वंमानमे नही हो रहे हैं किन्तु पहले हो चुके हैं या आगे 
होनेवाले हैं उनमे नास्तिधम रहता है। परन्तु हे भगवत्‌ ! आप अस्ति और नास्ति दोनो रूप है । 
आपकी इस द्विरूपतासे हमे कोई आशचय नही हो रहा है क्योकि हम जानते है कि ससारका 
प्रत्येक पदार्थ द्वव्यदुष्टिसि सदा नित्य रहता है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य । जब हम आपके ज्ञायक- 
स्वभाव चेतनद्रव्यकी अपेक्षा विचार करते है तव आप नित्य प्रतीत होते है क्योकि आपका यह 
ज्ञायकस्वभाववाला चेतन द्रव्य अनादि अनन्त है--कभी नष्ट नहीं होनेवाला है और जब नर 
नारकादि स्थूल पर्यायो अथवा समय-समयवर्ती सूक्ष्म पर्यायोकी अपेक्षा विचार करते है तब आप 
अनित्य प्रतीत होते है, क्योकि आपकी वह पर्याय सादिसान्त है। वर्तमान पर्यायके सख्भावकालमे 
आप अस्तिरूप हैं और अतीत एवं अनागत पर्यायके कालमे नास्तिरूप है ॥१५॥ 


उपेषि भाव त्वमिहात्मना भवन्नभावतां यासि परात्मनाःभवन्‌ । 
अभावभावोपचितोध्यमस्ति ते स्वभाव एवं ग्रतिपत्तिदारुणः || १६ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवत्‌ ! (इह) इस जगत्‌मे (त्वस) आप (आत्मना भवन्‌) स्वकीय द्रव्य क्षेत्र 
काल भावसे होते हुए (भाव) सद्भाव--अस्तिरूपताको (उपे्ि) प्राप्त हो रहे हैं और (परात्मना) 
परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावसे (अभवन) न होते हुए (अभावता) असजझ्भाव नास्तिरुपताको (यासि) 
प्राप्त हो रहे हैं। सो (अभावभावोपचित ) अभाव--नास्तिधर्म और भाव--अस्तिधमंसे सहित 
(अयस) यह (ले) आपका (स्वभाव एवं) स्वभाव ही है। आपका यह स्वभाव (प्रतिपत्तिदारुण ) 
प्रतीतिकी अपेक्षा कठिन है--स्याद्वादविज्ञानसे अपरिचित लोगोकी वुद्धिके बाह्य है । 


भावार्थ--ससा रके प्रत्येक पदार्थंका अस्तित्व स्वचतुष्टयकी अपेक्षा होता है परचतुष्टयकी 
अपेक्षा नही, इसलिये स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वह भावरूप होता है और परचतुष्टयकी अपेक्षा 
अभावरूप । इन दोनो विवक्षाओके कारण आप भी भाव और अभाव--भस्तिनास्तिख्पताको प्राप्त 
हो रहे हैं। हे भगवन्‌ | इन दो विरोधी धर्मोका एकत्र समन्वय स्थाधदसे ही सभव है, एकान्तवाद- 
से नही । एकान्तवादियोके लिए तो इसकी प्रतीति करना भयावह ही है ॥१६॥ 


सद्क एवायमनेक एवं वा त्वमप्यगच्छन्नवधघारणामिति | 
अवाधितं घारयसि स्वमज्जसा विचारणाहा न हि वस्तुश्ृत्तयः || १७ ॥ 
अन्वयार्थ-- (अथम) यह पदार्थ (सदा) स्वंदा (एक एवं) एक हीं है (वा) अथवा (अतेक 
एव) अनेक ही है (इृति) इस प्रकारकी (अवधारणाम्‌) एकान्त प्रतीतिको (अगच्छन) प्राप्त ने होते 
हुए (त्वमपि) आप भी (अवाधित) वाघधारहित (स्वम) अपने आपको (धारप्रसि) धारण ऊर्ने है 
यह ठोक ही है (हि) क्योकि (अज्जसा) वास्तवम (वस्तुवृत्तय ) पदार्थकी परिणतिर्या--स्वमाव 
(विचारणाहा ) विचार करनेके योग्य--तकक्‍्के विषपयभूत (न) नहीं हैं । 
भावायें--यहाँ एक और अनेक इन दो विरोधी धर्मोग्षा समन्वय करते हुए भगयावत्रग 
स्तवन किया गया है। है भगवन्‌ ! द्रव्याविकनयणी सपेक्षा आप एवं के दौर पर्गायाविकनपरी 
अपेक्षा अनेक है। वस्तुका ऐसा स्वभाव ही है । ऐसा वयो है २? यह तकका दिपय बेटी ॥$ <॥ 


प्र लघुतत्त्वस्फोर्ट 


त्वमेकनित्यत्वनिखतचेतसा  क्षणक्षयक्षोमितचक्षुपापि च। 
न वीक्ष्से सकलितक्रमाक्रमप्रवत्तमावोभयभारिवैमव! || १८ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन््‌ !' (सकलितक्रमाक्रमप्रवृत्तमावोभयभारिवेभव ) क्रमप्रवृत्त-पर्याय 
और अक्रमप्रवृत्त--गुण, इन दोनो भावोकों धारण करनेवाले वेभवसे युक्त (त्वग्) आप, (एक- 
नित्यत्वनिखातचेतसा) मात्र नित्यत्वमे जिसका चित्त सलूग्न है ऐसे पुरुषके द्वारा (च) ओर 
(क्षणक्षयक्षोभितचक्षुषापि) क्षणक्षयसे जिसका चित्त क्षोभित हो रहा है ऐसे पुरुषके द्वारा भी 
(न वीक्ष्यसे) नही देखे जाते है । 

भावार्थ--जिनागममे द्वव्यका लक्षण “गुणपर्ययवद्‌द्रव्यम” कहा गया है--जो गुण और 
पर्यायोंसे सहित हो वह द्रव्य है। इनमे गुण अक्रमवर्ती हैं--एक साथ सब पर्यायोमे द्रव्यके साथ 
रहते हैं और पर्याय क्रमवर्ती हैं--एकके अनन्तर दूसरी पर्याय आती है। ऐसा कोई समय नही है 
जब कि द्रव्य पर्यायसे रहित और पर्याय द्रव्यसे रहित होता हो । हैं भगवन्‌ | आप ज्ञायकस्वभावसे 
युक्त, परसे भिन्‍न और स्वकीय गुणपर्यायोसे अभिन्‍न एक स्वतन्त्र द्रव्य हैं अत आप भी गुण- 
पर्यायात्मक दोनों भावोसे सहित है। सब पर्यायोमे व्यापक रहनेसे गुण नित्य माने जाते हैं और 
पर्याय क्रमवर्ती होनेसे अनित्य माने जाते हैं। जो द्रष्ठा, मात्र नित्यपक्षको ग्रहण करता है वह 
केवछ आपके गुणोकी ओर दृष्टि देता है ओर जो क्षणक्षयीपक्ष--अनित्यपक्षको ग्रहण करता है वह 
केवल पर्यायकी ओर दृष्टि देता है । इन दोनो एकान्तवादियोके द्वारा आपका पूर्ण स्वरूप नही 
जाना जा सकता, उसे तो वही जान सकता है जो नित्य और अनित्य इन दोनो पक्षोको स्वीकृत 
करता हो । यह नित्य और अनित्यधमंको लिए हुए भगवानुका स्तवन है ।१८॥ 


अपेलवः केवलबोधसम्पदा सदोदितज्योतिरजय्यविक्रमः | 
असौ स्वतत्त्वप्रतिपत्त्यवस्थितस्त्वमेकसाक्षी क्षणभद्गसज्ञिनाम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयाथथ--जो (केवलबोधसम्पदा) केवलज्ञानरूप सम्पदाके द्वारा (अपेलब ) परिपर्ण हैं 
(सदोदितज्योति ) वह केवलज्ञान ज्योति सदा उदित रहती है जिनकी (अजय्थविक्रम ) जिनका 
अनन्त वीये अजय्य है--जीता नही जा सकता है तथा जो (स्वत्तत्त्वप्रतिपत्त्यवस्थित ) आत्मतत्त्वकी 
उपलब्धिमे सम्यक्‌ प्रकारसे अवस्थित हैं ऐसे (असो त्वम) वह आप ही (क्षणभद्भसड्िनाम्‌) एकान्त 
क्षणिकवादियोके लिए (एकसाक्षी) अद्वितीय साक्षी हैं। अर्थात्‌ आपके सन्मुख रहते हुए उनका 
क्षणभद्भवाद ध्वस्त हो जाता है। 
भावा्थ--हे भगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञान और अनन्त बलसे युक्त हैं तथा निश्चयसे आत्म- 
तत्त्वमे अवस्थित है अर्थात्‌ आत्मतत्त्वको जानते हैं। आपकी इस नित्यरूपतासे एकान्त क्षणिकवादियो- 
की मान्यता खण्डित हो जाती है । अर्थात्‌ आप उनकी मान्यताके विरुद्ध उदाहरण स्वरूप हैं ॥१९॥ 


प्रकाशयन्नप्यतिशायिधाममिजंगत्‌ समग्र निजविद्धवलदूऊ॒तेः । 
विविच्यमानः प्रतिभासते भवान्‌ ग्रभो परस्पशपराद्मुख/ सदा ॥ २० ॥ 


अन्वयार्थ--(प्रभो) हे नाथ | (निजविद्धयलड्कृते ) आत्मज्ञानसे सुशोभित (अतिशयधामभि ) 
लोकोत्तर तेजसे (समग्न) सम्पूर्ण (जगत) जगत्‌॒को (प्रकाशयन्‌ अपि) प्रकाशित करते हुए भी 


चतुविशतिस्तव ५३ 


(भवानत्) आप (सदा) सर्वंदा (परस्परशंपराड्मुख ) परके स्पशंसे पराड्मुख रहते है तथा (विविच्य- 
मान ) परसे पृथक्‌ (प्रतिभासते) प्रतिभासित होते है। 
भावाथ--यहाँ भगवानके वीतराग विज्ञानको हृदयमे रख आचार्य स्तुति करते हुए कहते 

हैं कि हे प्रभो | यद्यपि आप अपने वीतरागविज्ञान--कैवलज्ञानके द्वारा समस्त जगत्‌॒को जानते हैं 
तथापि परपदार्थोके स्पर्शंसे रहित हैं। जिस प्रकार दर्षण बाह्य पदार्थोको प्रतिबिम्बित करता 
हुआ भी उनसे दूर रहता है उसी प्रकार आप भी लोकाछोकको जानते हुए भी उनके स्पर्शसे सदा 
दूर रहते हैं। वीतराग विज्ञानकी कैसी अद्भुत महिमा है कि वह यद्यपि समस्त पदार्थोको जानता 
है तो भी उनके स्पशंसे दुर रहता है--कभी भी उनमे आत्मबुद्धि नही करता है। उस केवलज्ञान- 
के द्वारा आप ससारके समस्त पदार्थोसि पृथक्‌ अनुभवमे आते हैं । हे भगवन्‌ ! आपका वह केवल- 
ज्ञान जहाँ परपदार्थोके बोधसे सहित है वहाँ निजबोध--आत्मतत्त्वके बोधसे भी अलूकृत 
रहता है ॥२०णा 

परात्परावृत्तचिदात्मनो5पि ते स्पृशन्ति भावा महिसानमद्भुतम्‌ । 

न तावता दुष्यति तावकी चितियंतश्चितिर्या चितिरेव सा सदा ॥ २१ ॥ 


अन्वयार्थ--(भावा ) पदार्थ (परात्‌) परपदार्थेसि (परावृत्तचिदात्मन अपि ते) पराड्मुख 
है चिदात्मा जिनकी, ऐसे होनेपर भी आपकी (अद्भुतस्‌) आरचर्यकारी (महिमानस) महिमाको 
(स्पुशन्ति) स्पर्श करते हैं अर्थात्‌ आपके ज्ञानमे प्रतिबिम्बित होते है परन्तु (तावता) उतने मात्रसे--- 
परपदार्थोको जानने मात्रसे (तावकी) आपकी (चिति ) चेतना--ज्ञातृत्वशक्ति (न दुष्यति) दोष- 
युक्त नही होती है। (यत ) क्योकि (या चिति ) जो चेतना है (सा) वह (सदा) सदा (चिति एव) 
चेतना ही रहती है । 

भावा्ं--स्व-परपदार्थोको जाननेवाली आत्माकी जो शक्ति है उसे चिति या चेतना कहते 
है। अध्यात्मभाषामे यही आत्माका ज्ञायक स्वभाव कहलाता है। रागी जीव इच्छापूर्वक पदार्थों- 
को जानता है इसलिये उसका ज्ञायकस्वभाव पराभिमुख होता है, परन्तु वीतराग जीव इच्छापूर्वक 
पदार्थोकी नही जानता, इसलिये उसका क्लायकस्वभाव परसे पराड्मुख होता है। हे भगवन्‌ ! 
यत आप वीतराग है अत आपका ज्ञायकस्वभाव परसे पराड्मुख है। परन्तु पराड्मुख होनेपर 
भी उसमे परपदार्थोका प्रतिफलन होता ही है। जिस प्रकार दर्पणमे यह इच्छा नही है कि मुझमे 
घट-पटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित होवें परन्तु उसकी स्वच्छताके कारण वे उसमे प्रतिबिम्बित होते 
ही है इसी प्रकार आपकी ऐसी इच्छा नही है कि हम पदार्थोकी जाने, फिर भी ज्ञानगुणकी 
निर्मलताके कारण उसमे पदार्थ प्रतिबिम्बित होते ही हैं । आचाय कहते है कि इतने मात्रसे आपके 
ज्ञायकस्वभावमे कोई दोष उत्पन्न नही होता क्योकि जो ज्ञायकस्वभाव है वह सदा ज्ञायकस्वभाव 
ही रहता है, पदार्थरूप नही होता है। यहाँ शेयसे ज्ञायकस्वभावकी भिन्‍नता बतलाते हुए जिनेन्द्र- 
का स्तवन किया गया है ॥२१॥ 


अमी वहन्तो बहिरथरूपतां वहन्ति भावास्त्वयि बोधरूपताम्‌ । 
अनन्तविज्ञानघनस्ततो भवान्न मुश्यति ह्ेष्टि न रज्यते च न || २२॥ 


अन्वयार्थ--यत जिस कारण (बहिरथ्थरूपताम्‌) घट-पटादिके भेदसे बाह्य पदार्थोकी आकृति- 
को (वहन्त ) धारण करनेवाले (अमी भावा ) ये पदां्थ (त्वयि) आपमे (बोधरूपताम) ज्ञानरूपताको 


५४ लेघुतत्त्वस्फोट 


(वहन्ति) धारण करते है (तत) उस कारण (भवान्र) आप (अनन्तविज्ञानघन ) अनन्तविज्ञानं-- 
केवलज्ञानसे घन--परिपूर्ण रहते हैं और (न मुह्मति) न मोह करते हैं (न द्वेष्टि) न द्वेष करते हैं (च) 
और (न रज्यते) न राग करते हैं । 

भावार्थ--जिस प्रकार पदार्थंके निमित्तसे दर्पणका पदार्थाकार परिणमन वास्तवमे दपंणकी 
ही अवस्था है उसी प्रकार आपके ज्ञानमे प्रतिविम्बित--शेयाकार होकर आये हुए घट-पदादि पदार्थ 
वास्तवमे ज्ञानकी पर्याय होनेसे ज्ञान ही है। इस प्रकार यद्यपि आपमे ज्ञेय आते है पर वे परमार्थसे 
ज्ञेय नही किन्तु ज्ञानके ही परिणमन हैं, अत आप अनन्त ज्ञानसे घन--सान्द्र-परिपुर्ण है । जिस 
प्रकार दर्पणमे, इष्ट-अनिष्ट पदार्थ प्रतिविम्बित होनेपर भी उसमे मोह राग और द्वेष नही होता 
उसी प्रकार इष्ट-अनिष्ट पदार्थ, ज्ञाममे आनेपर भी आपमे मोह राग और द्वेप उत्पन्न नही होते। 
यहाँ अमेदनयसे ज्ञेय और ज्ञानमे अभेदरूपताका वर्णन करते हुए वीतराग विज्ञानके माध्यमसे 
भगवान्‌का स्तवन किया गया है ॥ २२॥ 


यदेव वाह्मार्थथनावघन॑ तवेदस॒त्तेजननमीश तेजसः । 
तदेव. निःपीडननिर्भरस्फुटन्निजेकचित्कुड्मलद्ासशालिनः ॥ १३ ॥ 
अन्वयाथं--(ईदा) हे स्वामिन्‌ ! (यदेव इदस) जो यह (वाह्याथंघनावघट्टन) बाह्य पदार्थों- 
का अत्यधिक अवधट्टन--सस्पश्श है (तदेव) वही (नि पीडननिभेरस्फुटन्निजचित्कुड्मलहास- 


शालिन ) तीत्र आघातसे अत्यधिक विकसित होनेवाले अपने अद्वितीय चेतन्यरूप कलीके विकाससे 
सुशोभित (तव) आपके (तेजस ) तेज--ज्ञानज्योतिका (उत्तेजेनस) उत्तेजन--सवर्धन है । 


भावायं--हे भगवन्‌ | जिंस प्रकार अज्भुली आदिके सस्पदांसे फूलकी कछी खिल उठती 
है उसी प्रकार घट-पटादि बाह्य पदार्थोंके सस्पशसे आपकी चेतनारूप कलो खिल उठती है। इस 
तरह जो बाह्य पदार्थोका अत्यधिक आघात है वह आपके ज्ञानरूप तेजको उत्तेजित करनेवाला है। 
ज्ञान ज्योतिका यह उत्तेजन उसे केवलज्ञानहपमे परिवर्धित करना है। केवलज्ञान सदा उपयोग- 
रूप रहता है तथा उसमे समस्त पदार्थ निरन्तर प्रस्फुरित होते रहते हैं । यहाँ ज्ञे यके निमित्तसे 
ज्ञान विकसित होता है यह बतलाते हुए भगवानुका स्तवन किया गया है॥ २३॥। 


प्रमेयवेशद्यमुदेति __ यद्हिः प्रमाठवेशद्यमिदं तदन्तरे । 
९ 
तथापि वाह्याथरतेन दृश्यते स्फुटः प्रकाशो जिनदेव तावक! ॥ २४ ॥ 


अन्वयार्थ--यद्यपि (बहि ) बाहर (यव्‌) जो (प्रमेयवेशद्य) पदार्थोकी विद्वदता (उदेति) 
प्रकट होती है (तत्‌ इदस) वही यह (अन्तरे) भीतर (प्रमातृवेशद्यम्) ज्ञाताकी विद्वदता है (तथापि) 
तथापि (बाह्यार्थरतै ) बाह्य पदा्थमि लीन पुरुषोके द्वारा (जिनदेव) हे जिनेन्द्र भगवन्‌ | (तावक ) 
आपका (स्फुट ) स्पष्ट (प्रकाश ) प्रकाश (न दृश्यते) नही देखा जाता है। >- 

भावार--बाहरमे जो पदार्थंगत स्पष्टताकी प्रतीति होती हैं वह प्रमाताके अन्तर्गत वेशच- 
से होती है अर्थात्‌ प्रमाताका अन्तर्गत वेशच्य ही पदार्थंकी स्पष्टताका कारण है। है भगवन्‌ | इस 
प्रकार आपके अन्तरज़ूकी ज्ञान गरिमा यद्यपि स्पष्ट है तथापि बाह्य पदार्थोमि लीन रहनेवाले मनुष्य 
उसे देख नही पाते हैं यह आश्चर्यंकी बात है। तात्पय॑ यह है कि अन्तरज़ुकी निर्मेछताकी अनु- 


जि 


चतुविशतिस्तव ५५ 


भूति अन्तरड्भमे लीन रहनेवाले मनुष्योको ही हो सकती है बाह्य पदार्थोमे लीन रहनेवाले मनुष्यो- 
को नही ॥ २४॥ 
तथा सदोःन्‍्ते जित(जिन)वीयसम्पदा प्रपश्चयन्‌ वेभवमस्मि तावकस्‌ | 
यथा विचित्राः परिकर्मकौशलात्‌ प्रपद्यसे स्वादपरम्परा स्वयम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वयाथं--(जिन) है जिनेन्द्र | (यथा) जिस प्रकार आप ( परिकर्मकौशलात्‌ ) आत्म- 
पुरुषार्थथी कुशलतासे (स्वयंम्) अपने आप (विचित्रा ) नाना प्रकारके (स्वादपरम्परा ) सुख 
समूहको (प्रपच्यसे) प्राप्त हो रहे है (तथा) उस प्रकार (सदो&नन्‍्ते) समवसरण सभामे (तावक) आपका 
जो (वेभवस्त) वेभव है उसे (प्रपञ्न्चयन्‌ अस्मि) विस्तुत कर रहा हूँ। 
भावार्थ--यत' आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं अत अपनी सामथ्यंके अनुसार समवसरणमे 
स्थित आपके वेभवका विस्तार कर रहा हूँ ॥ २५॥ 


3७ 
(५) 
वंशस्थबृत्तम्‌ 


न वर्से यासि च सर्वतुद्गतामसीमनिम्नो5सि विभोष्नमन्नपि । 
अवस्थितोष्प्यात्ममहोभिरद्ुुतेः समन्तविस्तारततोश्वभाससे || १ || 
अन्वयार्थ--(विभो) हे भगवन्‌ | आप (न वद्धसे) वृद्धिको प्राप्त नही हो रहे हैं (व) फिर 
भी (सव॑तुद्भता) सवसे अधिक उन्नतिको (यास्ि) प्राप्त हो रहे हैं। (अनमनु अपि) नम्नीभूत न 
होते हुए भी (असीमनिम्न असि) अत्यन्त नम्न हैं और (अवस्थितोईप) अवस्थित--एकरूप होते 
हुए भी (अद्भुते आत्ममहोभि ) आश्चर्यकारक आत्मतेजके द्वारा (समन्तविस्तारतत ) सव आ 
विस्तारसे व्याप्त (अवभाससे) सुशोभित हो रहे हैं। 
भावार्थ--यहाँ विरोधाभास अलकारके द्वारा भगवानुका स्तवन करते हुए कहा गया है कि 
है भगवन्‌ ! आप यद्यपि वृद्धिको प्राप्त नही हो रहे हैं फिर भी सबसे अधिक उन्नत हैं, लोकमे 
उन्नत वही होता है जो वृद्धिको प्राप्त होता है, परन्तु आप वृद्धिके विना ही सबसे अधिक उनतत 
हैं। यह विरुद्ध वात है, इसका परिहार यह है कि केवलज्ञान होते ही शरीरकी वृद्धि रुक जाती है, 
इसलिए कहा गया है कि आप वृद्धिको प्राप्त नही होते फिर भी सबसे अधिक उन्नत हैं अर्थात्‌ सबसे 
अधिक श्रेष्ठ हैँ । तुद्भका अर्थ उन्नत और श्रेष्ठ दोनो होते हैं, अत परिहार पक्षमे श्रेष्ठ अर्थ छेना 
चाहिए। दूसरा विरोध यह है कि आप किसीको नमन नही करते फिर भी अत्यन्त निम्त--नीचे 
हैं। नमन किये विना निम्न--नीचे कैसे हुआ जा सकता है ? पर आप नमन किये बिना ही नीचे 
हैं। परिहार इस प्रकार है कि आप उस उच्चतम भूमिकामे पहुँच गये हैं जहाँ आराध्य और 
आराधकका विकल्प समाप्त हो जाता है, अत आप किसीको नमस्कार नही करते हैं। निम्नका 
अर्थ गम्भीर होता है अत आप अनन्त ग्राम्भीयंगुणसे सहित हैं अर्थात्‌ अनेक बाधक कारण 
उपस्थित होनेपर भी मोक्षको भ्राप्त नही होते। तीसरा विरोध यह है कि आप अवस्थित हैं-- 
अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीसे एकरूप हैं न घटते हैं न बढते हैं फिर भी आप आइ्चय॑कारक तेजके 
हारा सब ओर विस्तारसे व्याप्त है, जो अवस्थित होता है उसका विस्तार रुक जाता है, परन्तु 
आप अवस्थित होनेपर भी अत्यधिक विस्तारसे व्याप्त हैं। विरोधका परिहार यह है कि आप 
अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीकी अपेक्षा अवस्थित हैं फिर भी आपका तेज--प्रभाव समस्त लोकमे 
फेल रहा है | उसी तेजके कारण आप शत इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय है ॥ १ ॥ 
अनाइनस्तक्रमचुम्बिवैभवप्न सावरुद्धाखिलकालविस्तरः ( 
अय निजद्गव्यगरिम्णि पुष्कले सुनिश्चलो भासि सनातनोदयः ॥ २॥ 
अन्वयाथं--(अनाइनन्तक्रमचुम्बिवेभवप्रभावरुद्धाखिलकालविस्तर ) अनादि अनन्त कऋमसे 
युक्त वेभवके प्रभावसे जिन्होंने समस्त कालके विस्तारको रोक . रक्खा है, जो (पुष्कले) परिपूर्ण 
(निजद्रव्यगरिम्णि) आत्मद्वव्यकी गरिमामे (सुनिश्चल ) अच्छी तरह निश्चल है और (सनातनो- 


चतुविदतिस्तव ५७ 


दय ) जितका अभ्युदय सनातन--नित्य है--कभी नष्ट होनेवाला नहीं है अथवा अनादिकालीन 
है, ऐसे (अय) यह आप (भासि) सुझ्ोभित हो रहे है । 

भावाथं--अपने-अपने उपादान और कालद्रव्यरूप सामान्य प्रत्ययके कारण प्रत्येक द्वव्यमे 
अनादि अनन्त पर्यायोका चक्र ऋमसे परिवर्तित होता रहता है। द्वव्यका ऐसा स्वभाव है उसी 
स्वभावक्रे कारण आपका वैभव भी क्रमसे ही विकसित हुआ है। वर्तमानमे जो वीतरागता और 
सर्वज्ञतासे युक्त आपकी अरहत पर्याय है यह अनादि नही है। आप क्रम-क्रमसे ही इस पर्यायको 
प्राप्त हुए है। तात्पयें यह कि जिस प्रकार अन्य दर्शनकार ईश्वरको अनादि-अनन्त शुद्ध मानते 
है उस प्रकार जैन दर्शन स्वीकृत नही करता । उसकी मान्यता है कि ससारका अशुद्ध प्राणी ही 
अपनी साधनाके बलसे विकारोको नष्ट कर छुद्ध अवस्थाको प्राप्त होता हुआ ईश्वर बनता है। 
इस प्रकार पर्यायाथिकनयसे विचार करनेपर आपका यह परमाहंन्त्यरूप वेभव कमसे प्रकट हुआ 
है, परन्तु द्रव्यकी त्रैकालिक योग्यताको विषय करनेवाले निर्चयनयसे विचार करनेपर आपका 
यह परमाहंन्त्यरूप परम वेभव सनातन है--सदासे आपमे विद्यमान है। तथा आप परिपृर्णताको 
प्राप्य ओत्मद्रव्यकी गरिमामे अत्यन्त निरंचल है। वस्तुत स्वभाव दृष्टिसे ससारका प्रत्येक द्रव्य 
अपने आपकमे परिपूर्ण होता है, उसका कोई भी गुण कही बाहरसे--अन्य द्रव्यसे आकर उसमे नही 
मिलता है। हे भगवन्‌ ! आप अपने इस स्वभावमे सुनिश्चल है, अत सुशोभित हो रहे है ॥२॥ 


इृदं_ तब ॒प्रत्ययमात्रसत्तया समन्ततः स्यृतमपास्तविक्रियस्‌ । 
अनादिमध्यान्तविभक्तवैभवं॑ समग्रमेव श्रयते चिदच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयाथ--है भगवन्‌ ! जो (समन्तत ) सब ओरसे (प्रत्ययमात्रसत्तया) ज्ञानमात्रसत्ताके 
द्वारा (स्यूतस्‌) युक्त है तथा (अपास्तविक्रियम) जिसका समस्त विकार नष्ट हो गया है ऐसा 
(इंद) यह (तव) आपका (अनादिमध्यान्तविभक्तवेभव) आदि मध्य और अन्तके भेदसे रहित वेभव 
(समग्रमेव) सम्पूर्णझूपसे (चिदच्छताम) चेतन-आत्माकी स्वच्छताको (श्रयते) प्राप्त हो रहा है। 

भावार्थ--आत्माका ज्ञायकस्वभाव त्रेकालिक होनेके कारण आदि मध्य और अन्तसे 
रहित है। सब ओरसे एक ज्ञानकी सत्तासे ओतप्रोत है--तन्‍्मय है। रागादिक विकारी भावोके 
नष्ट हो जानेके कारण वीतराग विज्ञानताको प्राप्त है। हे भगवन््‌ ! यही ज्ञायकस्वभाव आपका 
निज वेभव है। अष्ट प्रातिहायरूप वेभव, परसापेक्ष होनेके कारण निज वैभव नहीं कहा जा 
सकता । यह ज्ञायकस्वभावरूप वेभव आत्माकी स्वच्छतासे सम्बद्ध है ।। ३ ॥ 


भवन्तमप्यात्ममहिस्नि कुबेती किलाथसत्ता भवतो गरीयसी। 
तथापि साल विदि तज्जतीह ते यतो5स्ति बोधाविषयों न किश्वन ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ--यद्यपि (किल) निरचयसे (भवन्तमपि) आपको भी (आत्ममहिम्नि) अपनी 
महिमामे (कुवंती) गर्भित करती हुई (अरथंसत्ता) पदार्थोकी सत्ता--महासत्ता (भवत ) आपसे 
(गरीयसी) गुरुतर है--बहुत भारी है (तथापि) तो भी (सा) वह सत्ता (इह) इस जगत्‌मे (ते) 
आपके (विदि) ज्ञानमे (अल) अच्छी तरह समाई हुई ('तज्जति) उस ज्ञानसे ही उत्पन्न हुईके 





९ तसस्‍्माज्जाता तज्जा, तज्जा इव आच्रति तज्जति, भाचारार्थे क्विप्‌ 
लु०-८ ह 


५८ लघुतत्त्वस्फोट 


समान जान पडती है। (यत ) क्योकि (ते) आपके (बोधाविषय ) ज्ञानका अविषय (किज्न्चन न) 
कुछ भी नही है। 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! महासत्ताका विस्तार इतना अधिक है कि उसने आपको भी अपनी 
महिमा में गताथं कर लिया, इस प्रकार वह महासत्ता आपसे भी बडी है, परन्तु वह महासत्ता 
आपके अनन्त ज्ञानके एक कोणमे ही विलीन है और इस प्रकार विछीन है कि जिससे ऐसी जान 
पडती है मानो उसी ज्ञानसे उत्पन्न हुई हो | तात्पयं यह है कि आपके ज्ञानका विस्तार महा- 
सत्तासे भी अधिक है, क्योकि जो महासत्ता ससारके समस्त पदार्थोमे व्याप्त है वह आपके ज्ञान- 
सागरके एक कोनेमे ही स्थित है । लोकाछोकके भीतर ऐसा कोई पदा्थ नही है जी आपके ज्ञान- 
का विषय न हो अथवा यहाँ एकभाव यह भी हो सकता है कि संसारमे अर्थ, शब्द और प्रत्ययके 
भेदसे तीन सत्ताएँ हैं। अथंसत्ता पदार्थव्री विषय करती है जैसे जलूधारणादि कार्यसे युक्त 
कम्बुग्रीवादिमानू--घटपदार्थ | शब्दसत्ता उस पदार्थकों घट, कुम्भ, कलश आदि ढइब्दोंके द्वारा 
प्रतिपादित करती है और प्रत्ययसत्ता, उन घटपदार्थ और घटादि छब्दोंसे होनेवाले ज्ञानको 
विषय करती है। इस पद्यमे तथा आगेके पाँचवें और छठे पद्यमे ऋ्रमसे इन तीन सत्ताओंके द्वारा 
जिनेन्द्रदेवका स्तवन किया गया है ॥ ४ ॥ 
समग्रशब्दानुगमाद्गभीरया जगदग्रसित्वाध्प्पभिधानसत्तया । 
त्वदच्छबोधस्थितया विडम्ब्यते नभस्तलग्रस्फुरितेकतारका ॥ ५ ॥ 
अन्वयार्थ-है विभो ! जो (समग्रशब्दानुगमात्‌ गभीरया) समस्त शब्दोका अनुगम-- 
विषय करनेसे गम्भीर है तथा (ज़गद्‌ ग्रसित्वापि) समस्त ससारको ग्रस कर भी--व्याप्त करके भी 
(त्वदच्छबोधस्थितया) आपके निर्मल ज्ञानमे स्थित है ऐसी (अभिधानसत्तया) शब्दसत्ताके ढ्वारा 
(नभस्तलप्रस्फुरिता एकतारका) आकाशतलमे चमकती हुईं एक तारा (विडम्ब्यते) विडम्बित 
होती है--तिरस्कृत होती है । 
भावाथं--हे भगवन्‌ ! जैगत॒के समस्त पदार्थोको ग्रहण करनेवाली शब्दसत्ता यद्यपि बहुत 
भारी है तथापि वह आपके ज्ञानसागरके एक कोनेमे स्थित है। अनन्त ज्ञानके एक कोनेमे प्रति- 
भासित शब्दसत्ता ऐसी जान पडतो है जैसे अनन्त आकाशमे एक तारा चमक रही हो । तात्पय 
यह है कि आपके ज्ञानके सामने शब्दसत्ताकी स्थिति अतितुच्छ है ॥ ५॥ 
बिनेव विश्व निजवस्तुगौरवाहिभो भवन्सात्रतया प्रवृत्तया | 
न जात॒चित्‌ प्रत्ययसत्तया परः करम्ब्यते भाति तथापि चिन्मयः ॥ ६ ॥ 
अस्वयाथथ--(विभो) हे स्वामिन्‌ ! जी (निजैवस्तुगौरवात्‌) आत्मवस्तुके गौरवसे (विश्व 
विनेव) विश्वके बिना ही--समस्त पदार्थोकी अपेक्षाके बिना ही (भवन्मात्रतया श्रवृत्तया) आपके 
बराबर प्रवृत्त है अर्थात्‌ आपके ऐसी (प्रत्ययसत्तया) ज्ञानसत्ताके द्वारा यद्यपि (पर ) परपदार्थ 
(जातुचित्‌) कभी भी (न करभम्ब्यते) व्याप्त नही किया जाता (तथापि) तो भी वह परपदार्थ 
(चिन्मय ) चेतन्यरूप (भाति) सुशोभित होता है । 
भावारथ--है नाथ ! ससारके अनन्तानन्त पदार्थोके विषय करनेवाली--जाननेवाली जो 
आपकी ज्ञानसत्ता है वह किसी पदार्थद्र कारण विकसित हुई हो यह वात नही है, क्योकि वह 


चतुविशतिस्तव ५९, 


अपनी ज्ञायकशक्तिसे स्वय ही उत्पन्न हुई है। तात्पय यह है कि जिस प्रकार अन्य दर्शनकार 
अर्थ और आलोक--पदार्थ और प्रकाश आदिके कारण ज्ञानकी उत्पत्ति मानते हैं उस प्रकार 
जैन दर्शन नही मानता है। उसकी मान्यता है कि आत्माका वह ज्ञान स्वत स्वभावमे सिद्ध है 
यह वात जुदी है कि वह पदार्थ और आलोक आदिसे विकसित होता है। है भगवन्‌ ! आपकी 
यह ज्ञानसत्ता आपके ही वरावर है अर्थात्‌ आपके असख्यात प्रदेणोमेसे प्रत्येक प्रदेणमे व्याप्त है । 
ऐसा नही है कि वह अणुके वरावर हो और अलातचक्रके समान शीघ्रतासे भ्रमण करती हुई 
सब प्रदेशोमे व्याप्तके समान दिखती हो । आप अपनी इस ज्ञानसत्ताके द्वारा परपदार्थोकी जानते 
तो हैं परन्तु वह उनरूप कदापि नहीं होती अर्थात्‌ अपने गुण-पर्यायको छोडकर परपदार्थेके 
गुणपर्यायको कभ्नी भी ग्रहण नहीं करती। उसके ज्ञायक स्वभावके कारण यद्यपि परपदार्थ 
जैय होकर उसमे प्रतिभासित होने अवश्य है, परन्तु वे त्रिकालमे पर ही रहते हैं। ज्ञान और 
ज्ञेयका ऐसा ही विचित्र सम्बन्ध है कि वे परस्पर एक-दूसरेके सपर्कम रहकर भी एक-दूसरेस्प 
परिणमन नही करते । जिस प्रकार दर्पणमे घट-पटादि पदार्थोका प्रतिविम्ब पडता है उसी प्रकार 
ज्ञानमे पदार्थोका प्रतिविम्व (विकल्प) आता है, परन्तु जिस प्रकार घटनपटादिका प्रतिविम्ब 
परमार्थसे , दपेणका ही परिणमन है उसी प्रकार ज्ञानमे प्रतिविम्बित होनेवाले परनेयोका प्रति- 
विम्ब परमार्थंसे ज्ञानका ही परिणमन है, ज्ञेयोका नही । इस स्थितिमे ज्ञानममे जो ज्ञेयोका आकार 
झलकता है वह एक चैतन्यरूप आत्माका ही परिणमन है इसी दृष्टिसे यहाँ कहा गया है कि 
हे भगवन्‌ ! जो परपदाथे आपको ज्ञानसत्तामे आता है वह चिन्मयरूप ही है ॥ ६॥ 


न वार्थसत्ता पृथगर्थमण्ड्लीं विलद्नथ विस्फू्जति कापि केवढा । 
भवान्‌ स्वय सन्नखिलाथमालिकां सदैव साक्षात्कुरुते चिदात्मना ॥ ७ ॥ 


अन्वया्थ--(वा) अथवा (कापि) कोई (केवला) मात्र (अथेसत्ता) पदार्थोकी सत्ता (अर्थ- 
मण्डली) अर्थसमूहको (विलद्धुय) उलघनकर (पृथक्‌) जुदी (न विस्फूर्जति) प्रकट नही है। (भवान) 
आप (स्वयं) अपने आप (अखिलार्थमालिका) समस्त पदार्थोके समूहकों (सन) तद्गप होते हुए 
(चिदात्मना) चैतन्यस्वभावसे (सदेव) सदा ही (साक्षात्कुरुते) प्रत्यक्ष करते हे--प्रत्यक्ष देखते हूँ । 

भणायें--पदार्थमि जो सत्ता नामका गुण है वह उससे पृथक नहीं है, क्योकि गुण और 
गुणीमे प्रदेशभेद न होनेसे अभेद माना जाता है। भेद विवक्षामें सत्ताको लक्षण जीर त्तत्व-पदार्थ- 
को लक्ष्य कहा जाता है, परन्तु अमेदविवक्षामे सत्ताकों ही पदार्य कहा जाता है ।* इसी अभिप्राय- 
से यहां कहा गया है कि अथेसत्ता, पदार्थसे पृथक्‌ नही है। 'भेयकों जानते समग्र ज्ञानका ज्ञेगाफार 
परिणमन होता है! इस सिद्धान्तकों हृदयमे रखकर कहा गया ह कि है भयवन्‌ । आप समस्य 
पदार्थरुप होते हुए अर्थात्‌ उन्हे अपना नेय बनाते हुए चैतन्यस्वहपसे उनका सदा साक्षा्वार 
करते है। परमार्थसे ज्ञानमे प्रतिविम्बित शेय, ज्ञान ही है, इसलिये उन्हे चित्त्वर्प बहनेगें भापत्ति 
नही है ॥ ७॥। 


न अब्दसत्ता सह सववाचकैविलइघयेत्‌ पुदूगलतां कदाचन । 
तथापि तद्गाचकशक्तिरब्जसा चिदेकऊडणे तद देव चल्गति ॥ ८ ॥॥ 





२. तत्तत्सह्जुपणक सरपाव था यत स्वत मिद्धम पशयाध्यायी । 


६० लघुतत्वस्फोट 


अन्वयार्थ--यद्यपि (दाब्दसत्ता) श्ब्दोकी सत्ता (सर्ववाचर्क सह) समस्त वाचकोके साथ 
(कदाचन) कभी भी (पुद्गछूता) पुदुगलपनेका (न विलड्डयेत्‌) उल्छघन नहीं करती है भर्थात्‌ 
समस्त शब्द सदा पुद्गलद्रव्यकी ही पर्यायरूप है (तथापि) तो भी (देव) है देव ! (तद्गाचकशक्ति ) 
उन शब्दोकी वाचकशक्ति (अञ्जसा) परमाथ्थंसे (तव) आपके (चिदेकक्रोणे) चैतन्धके एक कोनेंमे 
(वल्गति) सचार करती है। 


भावार्थ--शब्द पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है अत उनकी सत्ता और उनकी वाचकशक्ति भी पुद- 
गलद्रव्य ही है। इस प्रकार आपके चेतन्यस्वरूपसे सर्वथा विजातीय द्रव्य होनेपर भी वे शब्द 
आपके ज्ञानमे शेय बनकर आते हैं और आपके अनन्त ज्ञानके एक कोणमें ही विलीन हो जाते 
हैं। परमार्थसे केवलश्ञानके अविभागप्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनन्तानन्त है, अत उनमें समारके समस्त 
पदार्थ एक कोणमे ही प्रतिबिम्बित हुए से जान पढते हैं ॥ ८ ॥ 


कुतोषन्तरथों बहिरथथनिहबे विनान्तर्ग्थाद्वव्स्थि एवं न। 
प्रमेयशून्यस्य न हि प्रभाणता प्रमाणशुन्यस्य न हि प्रमेयता ॥ ९॥ 


अन्वयार्थ--(वहिरथंनिक्॒वे) वाह्म पदार्थोका अभाव माननेपर (अन्तरथ ) अन्त्व॑र्ती पदार्थ 
(कुत ) कैसे हो सकता है भौर (अन्तरर्थात्‌ विना) अन्तर्जेयके बिना (वहिरर्थ ) बाह्य अर्थ (न एव) 
नही हो सकता है। (हि) निश्चयसे (प्रमेयशून्यस्य) प्रमेय--बाह्य पदार्थसे रहित ज्ञानमे (प्रमाणता 
न) प्रमाणता नही हो सकती और (प्रमाणशून्यस्य) प्रमाणसे रहित वस्तुमे (प्रमेयता न हिं) प्रमेयता 
नही रह सकती | 

भावार्थ--शून्याह्वेतवादी जैसे कुछ दर्शनकार बाह्य पदार्थोका सर्वथा अभाव मान कर एक 
ज्ञानका ही अद्वेत सिद्ध करते है और चार्वाक्‌ जेसे कुछ दर्शनकार ज्ञानदर्शनके आधारभूत आत्म- 
तत्त्वके अस्तित्वको अस्वीकृत कर ज्ञानदर्शनका भी अस्तित्व नही मानते हैं। उन दर्शंनकारोकी 
मान्यताका प्रतिपेध करते हुए आचार्यने कहा है कि यदि बाह्य पदार्थोका निहक्नव किया जाता 
है--उनके अस्तित्वको अस्वीकृत किया जाता है तो अन्तज्ञेयका अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है ? 
इसी प्रकार अन्तर्शेयके बिना बाह्य अर्थथा अस्तित्व कैसे माना जा सकता है ? क्योकि प्रमाण 
और प्रमेयका व्यवहार परस्पर सापेक्ष है। प्रमाणके विना पदार्थमे प्रमेयका व्यवहार नही हो 
सकता है और प्रमेयके विना प्रमाणमे प्रमाणका व्यवहार नही हो सकता | इस इलोकमे आचार्यने 
अन्तज्ञेय और बहिज्ञेयकी चर्चा की है। बाह्य पदार्थोका ज्ञाममे जो विकल्प आता है वह अन्तज्ञ य 
कहलाता है और उस विकल्पमे कारणभूत जो पदार्थ है वह बहिज्ञेय कहलाता है । जैन सिद्धान्त 
दोनो ज्ञेयोको स्वीकृत करता है क्योकि वहिल्नेयके बिना अन्तज्ञेयकी और अन्तज्ञ यके बिना 
बहिशेयकी सत्ता सिद्ध नही होती है । दोनो ही परस्पर सापेक्ष हैं ॥ ९॥ 


4३ ७ 


न मानमेयस्थितिरात्मचुम्बिनी प्रसह्य वाह्यार्थनिषेधनक्षमा । 
बदन्ति बोधाकृतयः परिस्फुर्ट विनेव वाचा वहिरथमल्ञसां | १० ॥ 


अन्वयार्थ--(आत्मचुम्बिनी) आत्मामे स्थित (मानमेयस्थिति ) प्रमाण और प्रमेय अथवा 
ज्ञान और शेयकी स्थिति (प्रसह्म) हठात्‌ (बाह्याथंनिषेधनक्षमा) बाह्य पदार्थोका निषेध करनेमे 


चतुविशतिस्तव ६१ 


समथथे नही है, क्योकि (बोधाकृतय ) ज्ञानमे जो पदार्थोकी आकृतियाँ अकित हो रही है वे (वाचा 
विना एव) वचनोके बिना ही (परिस्फुट) स्पष्टरूपसे (अञ्जसा) वास्तविक (बहिरथँम) बाह्य अर्थ- 
को (ब्दन्ति) कहती है--सूचित करती है । 

भावाथ--जो एकान्तवादी अन्तज्ञ यको हो स्वीकृत कर बाह्य ज्ञेयका सवंथा निषेध करते है 
उनकी उस मान्यताका निराकरण करते हुए आचार्य कहते है कि आत्मामे जो ज्ञानज्ञे यकी स्थिति 
है वह ह॒ठपूर्वक बाह्य पदार्थोका निषेध नही कर सकती, क्योकि ज्ञानमे जो ज्ञेयकी आकृतियाँ पड़ 
रही हैं वे बाह्य ज्ञयके अस्तित्वको स्पप्टरूपसे सूचित करती है। जिसप्रकार दर्षणमे पडनेवाली 
पदार्थोकी प्रतिकृतियाँ सामने स्थित पदार्थेके अस्तित्वको सूचित करती है उसीप्रकार ज्ञानमे 
पडनेवाली प्रतिकृतियाँ बाह्य पदोर्थोके अस्तित्वको सूचित करती है। तात्पर्य यह है कि हे भगवत्तु 
आप अभनेकान्तदृष्टिसे अन्तज्ञ य और बहिज्ञ य दोनोके अस्तित्वको स्वीकृत करते है ॥ १० ॥ 


विनोपयोगस्फुरितं सुखादिभिः स्ववस्तुनिर्मग्न गुणेविभावितः । 
त्वमेकतामेषि समग्रवाचक यथा विना वाचकवाच्यमावतः ॥ ११ ॥ 


अन्वयार्थ--(उपेयोगस्फुरित बिना) इच्छाजन्य उपयोगके बिना, (सुखादिभि स्ववस्तुनिमंग्न- 
गुणे ) आत्मत्तत्त्वमे निमग्न सुखादि गुणोके द्वारा (विभावित ) प्रसिद्धिको प्राप्त हुए (त्वम्ू) आप 
(वाचकवाच्यभावत विना) वाचकवाच्यभावके बिना (समग्रवाचक यथा) समस्त अर्थोके वाचक 
सत॒के समान (एकताम्र्‌ एषि) एकताको प्राप्त हो रहे हैं। 


भावाथे--है भगवत्‌ | मोहकर्मका सर्वेथा क्षय हो जानेसे आपको किसी प्रकारकी इच्छा 
नही होती, अत आपको सुख आदि गुणोका कोई बाह्यरूप दृष्टिमे नही आता, इससे सिद्ध होता है 
कि आपके समस्त गुण स्वकीय वस्तुतत्त्वमे निर्मंग्न है। उन्ही गुणोके साथ आप एकत्वको प्राप्त हो 
रहे हैँ, क्योकि निश्चयनय गुृण-गुणीमे भेदको स्वीकृत न कर उन्हे एक अखण्ड द्रव्य मानता है । 
जिस प्रकार समस्त पदार्थोंका वाचक 'सतु” शब्द एकरूपताको प्राप्त है, क्योकि उसमे वाचक- 
वाच्यका भेद नही है और अखण्डरूपसे वह समस्त पदार्थोका सम्रह करता है उसी प्रकार आप 
भी एकरूपताको प्राप्त है॥ ११॥ 


क्रमापतद्भूरिविभूतिभारिणि स्वभाव एव स्फुरतस्तवानिशस्‌ । 
सम समग्र सहभाविवैभवं विवतमान परितः ग्रकाशते || १२ ॥ 


अन्वयार्थ--(क्रमापतद्भूरिविभूतिभारिणि) क्रससे आनेवाली बहुत भारी विभूत्तिके धारक 
(स्वभावे एव) स्वभावमे ही (अनिश) निरन्तर (स्फुरत ) सलीन रहनेवाले (तव) आपका यह 
(विवरतमान) परिवर्ततशील--षड्गुणी हानिवृद्धिरूप परिणमनसे युक्त (समग्र) सम्पूर्ण (सहभावि- 
चेभव) गुणोका वेभव (परित ) सब ओर (सम) एक साथ (प्रकाशते) प्रकाशित हो रहा है। 

भावाथ--हे भगवन्‌ ! आपका जो स्वभाव, क्रमसे प्रकट होनेवाली अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीय॑रूप उत्कृष्ट विभूतिसे सम्पन्त है, उसो स्वभावमे आप निरन्तर 
लीन हैं। हे प्रभो ! आपके समस्त गुणोका वेभव एक साथ सभी ओररसे प्रकाशित है तथा वह 
गुणोका वेभव अगुरुलघु गुणके कारण निरन्तर परिणमन करता है॥ १२॥ 


६२ लघुतत्त्वस्फोट 


क्रमाक्रमाक्रान्तविश्रेषनिन्वादनंशमेक॑ सहज सनातनम्‌ | 
सदैव सन्मात्रमिद निरदकुश समन्‍्ततस्त्व स्फुटमीश पश्यसि | १३ ॥ 


अन्वयार्थ--(ईदा) हे स्वामिन्‌ ! (त्वग्) आप (क्रमाक्रमाक्रान्तविशेपनिक्तवात्‌) क्रम और 
अक्रमसे प्राप्त होनेवाले पर्याय और गुणरूप विशेपोंके गौण करनेसे (अनश) अखण्ड (एक) एक 
(सहज) सहज (सनातन) अनाञनन्त (निरद्भुश) निर्वाध (इदं) इस (सन्मात्र) सत्‌मान्न तत्त्वको 
(स्फुटम्‌) स्पष्टरूपसे (समन्तत ) सब ओरसे (सेव) सदा ही (पश्यसि) देखते हैं । 

भावायँ--पर्याय ऋ्रमवर्ती और गुण अक्रमवर्ती है। सत्‌मे जब इनकी विवक्षा रहती है तब 
वह अनेक तथा खण्डरूप अनुभवमे आता है, परन्तु जब इनकी विवक्षाको गौण कर देते हैं तव वह 
एक अखण्ड, सहज और अनाचवनन्त अनुभवमे आता है। है भगवन्‌ ! आप इसी एक, अखण्ड, 
सहज तथा सनातन सन्मात्र तत्त्वको स्पष्टरूपसे देखते-जानते हैं॥ १३ ॥ 


प्रदेशभेदक्षणभेद्खण्डितं समग्रमन्तरच॒ वहिश्च पश्यतः । 
समन्ततः केबलप्ुच्छलन्त्यमी अमूतमूर्ताः क्षणिकास्तवाणवः ॥ १४ ॥ 

अन्वयार्थ--(प्रदेशभेदक्षणमेदखण्डित) प्रदेशभेद और क्षणमेदसे विभक्त--तिर्यक्प्रचय और 
ऊध्वंताप्रचयको लिए हुए (समग्र) समस्त (अन्तरच वहिशुच) अन्तरद्भ और बहिरज्भ पदार्थोको 
(समन्तत ) सव ओरसे (पद्यत ) देखनेवाले (तव) आपके ज्ञानमे (अमी) ये (अमूर्तमूर्ता ) अमूर्तिक, 
भूतिक तथा (क्षणिका ) क्षण-क्षणमे परिवर्तित होनेवाले (अणब ) प्रदेश (केवल) मात्र (उच्छलन्ति) 
छलकते भर हैं अर्थात्‌ उनके प्रति ममत्वभाव नही है । 

भावार्थ--ससारमे जीव, पुद्गल, धर्मअधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य माने गये है । 
इनमे पुदुगलद्रव्य मू्त है और शेष पाँच द्रव्य अमूर्त हैं। इन द्रव्योमे एक जीव तथा धर्मं और अधर्म॑- 
द्रव्यके असख्यात असख्यात प्रदेश है। पुद्गल सख्यात, असख्यात और अनन्त प्रदेश हैं, आकाशके 
अनन्त प्रदेश हैं तथा कालद्रव्यका एकप्रदेश है । इन प्रदेशोका जो विस्तार है वह तिर्यक्‌ प्रचय है और 
कालक्रमसे जो उनकी समयव्यापी पर्यायें प्रकट होती हैं उनका समूह ऊध्वेताप्रचय है। ये सब 
द्रव्य जब ज्ञानमे प्रतिविम्बित होते हैं--इनका विकल्प ज्ञानमे आता है तब अन्तज्ञेय कहलाते हैं 
और वाह्ममे स्थित हैं, अत बहिज्ञेय या वाह्मप्रमेष कहलाते हैं। आप इन दोनो ज्ञयोको सम्पूर्ण 
रूपसे जानते हैं । जानते समय इन द्रव्योंके मूत्िक और अमूरत्तिक प्रदेश तथा उनकी क्षण-क्षणवर्ती 
पर्याय आपके ज्ञाममे सब ओरसे छलकते हैं--प्र तिभासित होते हैं। इनका छलकना भी दर्पंणमें 
पडनेवाले प्रतिबिम्बके समान है आर्थात्‌ जिसप्रकार दपपंणमे अपने भीतर प्रतिविम्वित पदार्थोके 
प्रति किसी प्रकारका ममताभाव नही होता है उसीप्रकार आपके ज्ञानमे छलकनेवाले इन अं योंके 
प्रति आपका कोई ममताभाव नही रहता । इसी अभिप्रायको यहाँ 'केवल' शब्दसे प्रकट किया 
गया है॥ १४ ॥ ५ 
सतो निरशात्‌ क्रमशोः्शकल्पनाद्विपश्चिमांशावधिवद्धविस्तरा। । 

यथोत्तर सौह््म्यग्नपागताः सदा स्फुरन्त्यनन्तास्तव तच्चभक्तय। ॥ १५ ॥ 

अन्वयार्थ--(निरशात्‌) स्वय निरश--अखण्ड होनेपर भी जिसमे (क्रमश ) क्रमसे (अश- 


चतुविश्वतिस्तव घ्३ 


कल्पनात्‌) अशोकी कल्पना की जाती है ऐसे (सत) सत्‌से (विपश्चिमाशावधिबद्धविस्तरा ) 
पिनका अन्तिम अशकी अवधितक विस्तार है तथा जो (यथोत्तर) आगे-आगे (सौद्ष्म्यम्‌ उपागता ) 
सुक्ष्मताको प्राप्त है ऐसे (अनन्ता ) अनन्त (तत्त्वभक्तय ) तत्त्वविभाग (सदा) सर्वदा (तव) आपके 
जश्ञानमे (स्फुरन्ति) प्रकाशमान होते है । 


भावार्थ--सम्रहनयके द्वारा प्रतिपादित सामान्य दृष्टिसे सत्‌ निरश है उसमे किसी अशका 
विभाग नही है, परन्तु जब उसमे व्यवहारनय प्रतिपादित दृष्टिसे क्रश अद्यकी कल्पना की जाती है 
तब उसके द्रव्य गुण पर्याय आदि अनेक अश्ञ होते जाते हैं और यह अश तबतक होते रहते हैं जब- 
तक कि हो सकते है। ये सभी तत्त्व उत्तरोत्तर सुक्ष्मताको प्राप्त होते जाते है। जैसे सत॒की अपेक्षा 
द्रव्य सुक्ष्म है और द्रव्यकी अपेक्षा जीवद्रव्प सुक्ष्म है। सुक्ष्मताको प्राप्त होनेका कारण यह है कि 
वे उत्तरोत्तर महासत्तासे निवृत्त होकर अवान्तर सत्ताको प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार सग्रह- 
नयने जिसे एक कहा था व्यवहारनयने उसे अनन्त भेदोमे विभकत कर दिया। तत्त्वोके ऐसे अनन्त 
विभाग आपके ज्ञानमे सदा प्रतिभासित होते रहते हैं ॥१५॥ 


अखण्डसत्ताप्रभृतीनिं कात्स्न्यंतो बहुन्यपि द्रव्यविखण्डितोनि ते । 
(० िक «] ८७ अं ४५ # 
विशन्ति तान्येव रतानि तर्विना ग्रदेशशून्यानि पुथक्‌ चकासति || १६ ॥ 


अन्वयार्थ--(अखण्डसत्ताप्रभुतीनि) अखण्ड सत्ताको आदि लेकर जो (बहुन्यपि) बहुतसे 
(द्रव्यविखण्डितानि) द्रव्यवण्ड--द्रव्याश है (तानि कात्स्न्येंत एव) वे सब सम्पूर्णरूपसे ही (ते) आपके 
ज्ञानमे (विशन्ति) प्रवेश करते है और वही (रतानि) रत हो जाते है। ज्ञानमे प्रतिभासित वे द्रव्य- 
खण्ड (तै विना) ज्ञानकी परिणति होनेके कारण यद्यपि उन द्र॒व्योके बिना (प्रदेशशून्यानि) प्रदेशो- 
से शून्य है तथापि (पृथक) पृथक्‌ू-पृथक्‌ (चकासति) सुशोभित होते है--प्रतिफलित रहते हैं। 

भावार्थ--अखण्ड महासत्ता एक है, परन्तु जब उसमे अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा खण्ड- 
कल्पना की जाती है तब उसके द्रव्य-गुण आदि अनेक भेद हो जाते हैं। भगवाच्‌के केवलज्ञानमे उन 
सब अनेक भेदोका प्रतिबिम्ब पडता है और केवलज्ञानके क्षायिक होनेसे वह प्रतिबिम्ब उसमे सदा 
पडता रहता है, इसलिये ऐसा जान पडता है मानो वे द्रव्यके अनेक भेद उसीमे रत हो गये हो-- 
लीन हो गये हो । क्षायोपशमिकज्ञान ऋ्रमवर्ती होता है, अत उसमे प्रतिविम्बित पदार्थे सदाके लिए 
लीन नही होता, परन्तु क्षायिकज्ञान अक्रमवर्ती है--एक साथ समस्त पदार्थोको ग्रहण करता है 
इसलिए जो भी पदार्थ उसमे प्रतिबिम्बित होते है वे उसीमे लीन हो जाते है। केवलज्ञानमे जो 
पदार्थ आये हैं वे अन्तज्ञेय बनकर आये हैं, अत परमार्थंसे वे प्रदेशोसे शून्य है, क्योकि प्रदेशोका 
विभाग बहिज्ञ यमे ही रहता है अन्तज्ञ यमे नही । एतावता वे अन्तज्ञज्ञ य यद्यपि बहिज्ञ यके प्रदेशोसे 
शून्य हैं तो भी भगवानके ज्ञानमे पृथक्‌-पृथक्‌ ही प्रतिभासित होते है ॥१६॥ 


कृतावतारानितरेतर सदा सतरच सत्तां च चकाशतः समग्र | 
विचिन्वतस्ते परितः सनातन विभाति सामान्यविशेषसोहृदस || १७ ॥ 


१ भावे क्‍त प्रत्यय ब्रव्यस्य विखण्डितानि द्रव्यविखण्डितानि द्रव्याशा इंति यावत्‌ । 


श्र लघुतत्त्वफोट 


अन्चपार्थ--(इतरेतर) परस्पर सापेक्षरूपसे (कृतावतारान) जिन्होने ज्ञाममे अवतरण 
किया है (च) और जो (सदा) निरन्तर (सत्ता चकाशत ) अपनी-अपनी पृथक सत्ताको प्रकाशित 
करते है ऐसे (सत ) पदार्थोको (सम) एकसाथ (परित ) सब ओरसे (विचिन्चत ) सचित करने- 
वाले-जाननेवाले (ते) आपका (सनातन) शाइवत (सामान्यविदशेषसौहृदस) सामान्य और विशेष- 
का मेत्रीभाव (विभाति) सुशोभित होता है । 
भावार्थे--हे भगवन्‌ ! आपके केवलज्ञान और केवलदर्त्षन गुण अपनी-अपनी पृथक सत्ता 
रखनेवाले समस्त पदार्थाकों सामान्य तथा विशेषरूपसे एक साथ ग्रहण करते हैं इसलिये आपका 
यह सामान्य और विशेष सम्बन्धका मेत्रीभाव सदा सुशोभित रहता है। सामान्य विश्येषकी 
अपेक्षा रखता है और विशेष सामान्यकी अपेक्षा रखता है, इस प्रकार दोनोको आप सापेक्षरूपसे 
विषय करते हैं ॥ १७ ॥ 
मुहुर्मिथ: कारणकार्यभावतो विचित्ररूप परिणाममिश्रतः । 
समग्रभावास्तव देव पद्॒यतो व्रजत्यनन्ताः पुनरप्यनन्तताम्‌ || १८॥ 
अन्वयार्थ--(देव) है नाथ ! (मिथ) परस्पर (कारणकार्यभावत ) कारणकायंभावसे 
(मुहु ) वार-बार (विचित्ररूप) नाना प्रकारके (परिणाम) परिणमनको (इश्नत ) प्राप्त करनेवाले 
(समग्रभावा ) समग्र पदार्थ (त्तव पश्यत ) आप द्रष्टाके ज्ञानमे (अनन्ता अपि) अनन्त होकर भी 
(पुन अनन्तता) फिरसे अनन्तपनेको (ब्रजन्ति) प्राप्त होते हैं । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आपके ज्ञानमे प्रतिविम्बित होनेवाले पदार्थ यद्यपि स्वय अनन्त हैं 
तथापि वे प्रतिसमय होनेवाले परिणमनोकी अपेक्षा और भी अधिक अनन्त हो जाते हैं। यह 
परिणमन कार्यकारणभावसे होता है। उत्तरपर्यायकी उत्पत्तिमे पूव॑पर्याय कारण है और उत्तर- 
पर्याय कार्य । कार्यकारणकी यह श्वद्धूला सदा चलती रहती है। 'अनन्त पदार्थ फिर भी अनन्तता- 
को प्राप्त होते है” इसकी एक विवक्षा यह भी जान पडती है कि आपके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ 
कालकी अपेक्षा अनन्तताको प्राप्त हैं, क्योकि आपके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ अनन्त काल तक 
यथावत्‌ प्रतिभासित होते रहते है। तात्पय॑ यह हैं कि आप अनन्त पदर्थोकी अनन्त पर्यायोको एक 
साथ जानते हैं ॥ १८ ॥ 
अनन्तशो द्वव्यमिहार्थपययेविंदारित व्यज्जनपर्ययेरपि । 
स्वरूपसचाभरगाढयन्त्रित सम सम्रग्र॑ स्फुटतामपेति ते || १९ ॥ 
अन्चयार्थ--हे भगवन्‌ ! (इह) इस लोकमे जो (अर्थ॑पर्यये ) अथंपर्यायो (अपि) और 
(व्यञ्जनपर्यये ) व्यञ्जनपर्यायोके द्वारा (अनन्तश ) अनन्तवार (विदारित) भेदको प्राप्त है 
तथा (स्वरूपसत्ताभरगाढ्यन्त्रित) स्वरूपकी सत्ताके समूहसे अत्यन्त युक्त है अर्थात्‌ अथपर्याय और 
व्यञ्जनपर्यायोंसे अनन्तबार विदी्ण होनेपर भी जो अपने अस्तित्वको नही छोडता है ऐसा (समग्र 
द्रव्य) सम्पूर्ण द्रव्य (ते) आपके ज्ञानमे (सम) एक साथ ( स्फुटता ) स्पष्टताको (उर्पति) प्राप्त 
होता है । 
भावार्थ--द्वव्यके गुणाशोमे जो परिणमन होता है उसे अर्थपर्याय कहते हैं और द्रव्यके 
प्रदेशोमे जो पेरिणमन होता है उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। ससारका प्रत्येक द्वव्य, इन अनन्त 


चतुविशतिस्तव ६५ 


अर्थ॑पर्यायो तथा व्यञ्जनपर्यायोका पुञ्ज है। हे भगवन्‌ ! इन दोनो प्रकारकी पर्यायोसे युक्त द्रव्य 
आपके ज्ञानमे स्पष्ट झलक रहा है। यद्यपि द्वव्यमे उक्त पर्यायोकी अपेक्षा प्रतिसमय भेद होता 
रहता है तथापि वह अपने स्वरूपकी सत्तासे कभी च्युत नही होता है ॥ १५ ॥ 


व्यपोहितुं द्रव्यमल॑ न पर्यया न पर्ययान्द्रव्यमपि व्यपोहते । 
त्यजेदू भिदां स्कन्धगतो न पुह्ठलो न सत्पुथर्द्रव्यगमेक्ता त्यजेत्‌ू ॥ २० ॥ 
अन्वयार्थ---(पर्यया ) पर्यायें (द्रव्य) द्रव्यकों (व्यपोहितु) छोडनेके लिए (अल न) समर्थ नही 
हैं और (द्रव्यमपि) द्रव्य भी (पर्ययान्‌) पर्यायोको (न व्यपोहते) नहीं छोडता है। (स्कन्धगत ) 
स्कन्धरूपताको प्राप्त हुआ पुद्गल (भिदा) भेदको (न त्वजेत) नही छोडता है और (पृथकृद्गव्यग 
सत्‌) पृथक्‌-पुथक द्वव्योमे रहनेवाला सत्‌ (एकता) एकरूपताको (न त्यजेत्‌) नही छोडता है।' 
भावाथे--यह सिद्धान्त है कि द्रव्य, पर्यायसे रहित और पर्याय, द्रव्यसे रहित नही होता 
है। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय किसी न किसी पर्यायसे युक्त रहता है और उस समय उस पर्यायसे 
तन्‍्मय रहता है। पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं--अणु और स्कन्ध । इनमे अणु द्रव्य है और स्कनन्‍्ध 
उसकी पर्याय है । दो या दोसे अधिक मिले हुए अणुओको स्कन्ध कहते है । यतश्च स्कन्ध पर्याय है 
अत वह अणुरूप द्वव्यको छोडनेमे असमर्थ है। यही कारण है कि पुद्गल स्कन्धरूप होता हुआ 
भी अणुरूप होनेसे भेदको नही छोडता है और सत्‌ स्वभावसे अभेदको विषय करनेवाला होनेसे 
एक है। वह यद्यपि पृथक्‌-पुथक्‌ द्रव्योमे व्याप्त होनेसे अनेकरूप प्रतीत होता है, परन्तु स्वकीय 
सामान्यग्राही स्वभावसे एकरूप है। यहाँ एक और अनेक इन दो विरोधी धर्मोका अनेकान्तकी 
पद्धतिसे समन्वय किया गया है ॥ २० ॥ 


अभेदमेदप्तिपत्तिद॒ग्मे... महत्यगाधादूश्वुततच्वत्म॑ नि । 
समग्रसीमास्खलनादनाकुलास्तवैव विष्वगू विचरन्ति दृष्दय/ || २१ ॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (अभेदमेदप्रतिपत्तिदुगम) अभेद और  भेदज्ञानसे दुर्गंम (महृत्ि) 
बहुत भारी (अगाधाद्भूततत्त्ववत्मंनि) अगाध तथा आश्चरयंकारी तत्त्वके मार्गमे (समग्रसीमास्खल- 
नातू) समस्त सीमामे स्ख॒लित न होनेसे (अनाकुछा ) आकुलतारहित--निर्बाध (तव एवं) आपकी 
ही (दृष्टय ) दृष्टियाँ (विष्वग) सब ओर (विचरन्ति) विचरण करती हैं। 
भावाथ--सामान्यकी अपेक्षा तत्त्व अभेदरूप है और विशेषकी अपेक्षा भेदरूप है। अथवा 
गुण और गुणीमे प्रदेशमेद न होनेसे अमेदरूप है और सज्ञा सख्या लक्षण आदिकी अपेक्षा भेदरूप 
है। भेद और अमभेद इन दो विरोधी धर्मोके कारण तत्त्वका मार्ग अन्य लोगोके लिए दुर्गंम हो गया 
है, परन्तु हे भगवन्‌ ! आपको अनेकांन्तदृष्टियाँ वस्तुतत्वकी समस्त सीमाओमे निर्वाध होकर 
विचरती है ॥ २१ ॥ 


अभिन्नभिन्नस्थितमथमण्ड्ल समक्षमालोकयतः सदाष्खिलस्‌ । 
स्फूटस्तवात्मायममित्नसन्मयोः्प्यनन्तपर्यायविभिन्‍नवैभवः || २२ ॥ 
१ पज्जयविजुद दव्व दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्वि 


दोण्ह अणण्णभूद भाव समया परूविति॥ १२ ॥--पचास्तिकाय 
ल०-० 


घ्द्‌ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(अभिन्‍नभिन्‍नस्थित) अभिन्न और भिन्‍्नरूपसे स्थित (अखिल) समस्त (अर्थ- 
मण्डल) पदार्थ समूहका (सदा) सर्वंदा (समक्षम) प्रत्यक्षरूपसे (आलोकयत ) अवछोकन करनेवाले 
(तव) आपका (अयम आत्मा) यह आत्मा (स्फुट ) स्पष्ट अनुभवमे आनेवाला (अभिन्‍तसन्मय ) 
अपि) हे सद्रूप होता हुआ भी (अनन्तपर्यायविभिन्‍नवेभव ) अनन्त पर्यायोंके भेदरूप वेभवसे 
सम्पन्न है । 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! ससारके समस्त पदार्थ लोकाकाझमे एकक्षेत्रावगाहरूपसे स्थित 
होनेके कारण अथवा गुण गुणीमे अभेद होनेसे यद्यपि अभिन्‍न स्थित कहे जाते हैं तथापि अपनी- 
अपनी पृथकसत्तासे युक्त होनेके कारण अथवा गुण गुणीमे भेद होनेसे सब भिन्न-भिन्न स्थित भी हैं । 
इन सब पदार्थोको आप सदा प्रत्यक्ष देखते हैं। अन्य पदार्थ ही चही, आपकी आत्मा भी अभिन्‍न 
और भिन्‍नरूपसे स्थित है। अभिन्‍न तो इसलिए है कि वह अपनेसे अभिन्‍न रहनेवाले सत्ता गुणसे 
तनन्‍्मय है और भिन्‍न इसलिए है कि वह काल ऋससे होनेवाली अनन्त पर्यायोंके वेभवसे सहित है। 
तात्पयं यह है कि सत्तासामान्यकी अपेक्षा अभिन्‍न है और पर्यायदृष्टिसि भिन्‍न है। यहाँ भिन्‍न 
और अभिन्‍न इन दो परस्पर विरोधी दृष्टियोका समन्वय किया गया है ॥ २२ ॥ 
अनाकुलत्वादिभिरात्मलक्षणः सुखादिरूपा निजवस्तुहदेतवः । 
तवैककालं विलसन्ति पुष्कलाः पगल्मवोधज्वलिता विभूतयः ॥ २३ ॥ 


अन्वयाथे--जो (अनाकुलत्वादिभि ) अनाकुछता आदि (आत्मलक्षणे ) अपने लक्षणोंसे 
(सुखादिरूपा ) सुखादिरूप हैं, (निजवस्तुह्देतव ) आत्मोपलब्धिके कारण हैं, (पुष्कल ) अपने आपमे 
परिपूर्ण हैं तथा (प्रगल्भबोधज्वलिता ) पूर्णज्ञान--केवलज्ञानसे प्रकाशमान हैं ऐसी (तब) आपकी 
(विभूतय ) अनन्त चतुष्टयरूप विभूतियाँ (एककाल) एक कालमे--एकसाथ (विलसन्ति) सुशो- 
भित हो रही हैं । 

भावाथ--अनाकुलता सुखका लक्षण है, स्वपरावभासनता--निजपरको प्रकाशित करना 
ज्ञानका लक्षण है, आत्माका अवलोकन होना दर्शनका लक्षण है और समस्त गुणोको स्वस्वरूपमे 
स्थिर रखना वीयंका लक्षण है। इस प्रकार अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त 
वीय॑ आपकी प्रमुख विभूतियाँ है । ये सब विभूतियाँ आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे कारण हैं अर्थात्‌ इनके 
माध्यमसे ही अन्य जीव आत्माका अस्तित्व स्वीकृत करते हैं । इन उपयुंक्त विभूतियोमे अनन्त 
ज्ञान ही एक ऐसी विभूति है जो दीपकके समान स्वपरप्रकाशी होनेसे अपने साथ अन्य विभूतियोंके 
अस्तित्वको भी प्रकाशित करती है ॥ २३ ॥ 

समस्तमन्तरच बहिश्च वैभवं निमग्नमुन्मग्नमिद॑ं विभासयन्‌ । 
त्वमुच्छलन्नेव पिधीयसे . पर रनन्तविज्ञानघनीघघस्मर || २४ | 

अन्वयाथै--(निमग्त) आत्माश्रित होनेसे स्वरूपमे निमग्न और (उन्मग्न) पराश्चित होनेसे 
समवसरणमे स्थित (इृद) इस (समस्तम) सम्पूर्ण (अन्तश्च बंहिश्व वेभव) अनन्त चतुष्टयरूप 
अन्तरज्भू और अष्ट प्रातिहायंखप बहिरज् वभवको (विभासयन्‌) प्रकाशित करनेवाले तथा 
(अनन्तविज्ञानधनौघघस्मर ) अनन्त विज्ञानके द्वारा मेघसमूहरूप आवरकको नष्ट करनेवाले 
(त्वस्) आप (उच्छलन्‌) उदित होते हुए (परे) अन्य पदार्थोके द्वारा (नेव पिधीयसे) आच्छादित 
नही होते हैं । ५ 


ना 


चतुविश्वतिस्तव ६७ 


भावाथं--जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य चन्द्रमा आदिको मेघ आदि आच्छादित कर 
लेते है उस तरह आपको कोई भी परपदार्थ आच्छादित नहीं कर सकता है। उसका कारण भी 
यह है कि आपने अपेने अनन्त ज्ञानके द्वारा समस्त आवरण करनेवाले पदार्थोको प्रभावहीन कर 
दिया हैँ। परपदार्थोका प्रभाव क्षायोपश्षमिक ज्ञानपर ही पडता है क्षायिक अनन्त ज्ञानपर नही । 
आप अनन्त चतुष्टयरूप जिस अन्तरज्भू वेभवको प्रकट कर रहे है वह एक आत्माश्नित होनेसे 
निमरन कहा जाता है और अष्ट प्रातिहार्यरूप जिस बहिरज्भ वैभवको प्रकट कर रहे है वह समव- 
सरणमे स्थित होने तथा सबकी दृष्टिमे आनेसे उन्‍्मग्न कहलाता है ॥ २४ ॥ 
नितान्तमिद्धेन तपोविशोषितं तथा प्रभों माँ ज्वलयस्व तेजसा। 
यथेष मां त्वां सकल चराचर' प्रधष्य॑ विष्वगू ज्वलयन्‌ ज्वलाम्यहम्‌ |२५॥ , 
अन्वघार्थ--( प्रभो ) हे स्वामिन्‌ ! (त्पोविशोषित) तपके द्वारा सुखाये हुए (मा) मुझे 
(नितान्तम) अत्यन्त (इद्धेन) देदीप्पमान (त्तेजसा) तेजके द्वारा (तथा) उस प्रकार (ज्वलूयस्व) 
प्रज्बलित करो (यथा) जिस प्रकार (एषो5ह) यह मैं (मा) अपने आपको (त्वा) आपको और (सकल) 
समस्त (चराचर) चराचर विश्वको (प्रधष्यं) रगडकर (ज्वलूयन्‌) प्रज्वलित करता हुआ (विष्वग) 
सब ओरसे (ज्वलामि) प्रज्वलित होने लगू। 
भावा्थ--हे भगवन्‌ | तपश्चरणके द्वारा मैने अपने आपको खूब सुखाया है, राग-द्ेषादिकी 
आद्रताको नष्टकर उसे एकदम शुष्क कर दिया है अत इसे आप केवलज्ञानरूप देदीप्यमान तेजके 
द्वारा प्रज्वलित कर दीजिये जिससे मै स्वय प्रज्वलित हो जाऊँ और अपनी ज्वालासे सकल विश्वको 
प्रज्जलित कर सकू ॥ २५॥ 


। 


रे 


(६) 
बंशस्थवृत्तम्‌ 


क्रियेकमूल भवमूलसुल्वर्ण क्रियामय्रेन क्रिययेव निघ्नता | 
क्रियाकलाप! सकल!) किल त्वया सम्नुच्छलच्छीलमरेण शीलितः || १ ॥ 


अन्चयार्थ--(क्रियेकमूल) जो सिध्याप्रवृत्तिरूप क्रियाका प्रधान--मूल कारण है ऐसे (उल्वण) 
बहुत भारी (भवमूल) ससारके मूलकारणरूप मिथ्याभावकों (क्रिययेव) सम्यकत्वपूवंक होनेवाली 
चारिन्ररूप क्रियाके द्वारा ही (निध्नता) नष्ट करनेवाले, (क्रियामयेन) सम्यक्चारिश्ररूप क्रियासे 
तन्‍्मय तथा (समुच्छलच्छीरूभरेण) बढते हुए शीलसमूहसे युक्त (त्वया) आपके द्वारा (किल) 
नि३चयसे (सकल ) सम्पूर्ण (क्रियाकलाप ) क्रियाओका समूह (शीलित ) उत्तम शीरू--सत्स्वभावसे 
युक्त किया गया है। 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! ससारका मूलकारण मिथ्याभाव्‌ है क्योकि नवीन कमंबन्ध होनेके 
जितने प्रत्यय कारण आगममे बतलाये गये है उनमे मिथ्यात्वकी ही प्रधानता है, सबसे प्रथम कारण 
वही है तथा यह मिथ्याभाव ही मिथ्याक्रियाओका--हिंसादिरूप पापपरिणतियं,का कारण है। 
मिथ्यात्वके कालमे इस जीवकी रुचि शुद्ध आत्मतत्त्वते हटकर विषयोकी ओरे प्रवृत्त होती है । 
ऐसे इस मिथ्याभावको आपने तपश्चरणरूप क्रियाके ढ्वारा ही नष्ठ किया है । तपर्चरणरूप क्रियासे 
आप तन्मय हैं तथा आपका शुद्धात्मस्वरूप शीलका समूह निरन्तर छलकता रहता है। निदचयसे 
आपने समस्त क्रियाओंके समूहको शीलसे युक्त किया है आर्थात्‌ आपकी जितनी क्रियाएँ हैं उन 
सबको आपने शुद्धात्मस्वरूपकी रमणतारूप शीलसे युक्त किया है ॥१॥ 


अमन्दनिर्वेदपरेण चेतसा समग्रभोगान्‌ प्रविद्याय निःस्पृह। | 
तपोध्नले जुछ॒दिह स्वजीवित बभौ भवश्रशकुतूहली भवान्‌ ॥ २॥ 


अन्चयार्थ-- (अमन्दनिर्वेदभरेण) उत्कट वेराग्यमे तत्पर (चेतसा) चित्तके द्वारा (समग्रभोगान्‌) 
समस्त भोगोको (प्रविहाय) अच्छी तरह छोडकर जो (नि स्पृह ) नि स्पृह--निदानकी आकाक्षासे 
रहित थे, जो (इह) इस जगत्‌मे (स्वजीवित) अपने जीवनको (तपोथ्नले) तपरूपी अग्निमे (जुद्भत) 
होम रहे थे तथा जो (भवश्नशकुतूहली) श्सारको नष्ट करनेकी उत्सुकतासे युक्त थे ऐसे (मवान्‌) 
आप (बभौ) अत्यन्त सुशोभित हुए थे । 

भावार्थ--संवेग--ससारसे भय और निर्वेद--वेराग्यसे युक्त होकर आपने समस्त भोगोका 
पूर्ण त्याग किया और उस त्यागके फलस्वरूप किसी सासारिक पदार्थकी इच्छा नही की । आपने 
अपना समस्त जीवन तपकी आगमे होम दिया क्योकि आप ससारको नष्ट करनेके लिए उत्सुक 
थे । परमाथ्थसे ससारका नाश नही कर सकता है जो नि स्पृह होकर तपदचरण करता है। ससारके 
अन्य तपस्वी, सतान, घन तथा परछोककी साधनाके लिए तपश्चरण करते है परल्तु हे जिनेद्ध | 
आपका तपश्चरण जन्मजरारूपी रोगोको छोडनेकी भावनासे हुआ ॥ २॥ 


चतुविशतिस्तव ६९, 


भवस्य पन्थानमनादिवाहितं विहाय सद्यः शिववर्त्म वाहयन्‌ । 
विभो परावृत्य विद्रमन्तर कथंचनाध्वानमवाप्तवानसि || ३ ॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) है नाथ ! (अनादिवाहित) जिसपर अनादिकालसे चलते आये ऐसे 
(भवस्य पन्‍्थान) ससारके मार्गको (सद्य ) शीघ्र ही (विहाय) छोडकर जो (शिववर्त्मं वाहयन) 
मोक्षमार्गको चलाने छगे ऐसे आप (विदूर अन्तर) बहुत भारी दूरीको पारकर (कथचन) किसी 
तरह (अध्वान) मार्गको (अवाप्तवान्‌ अस्ति) प्राप्त हुए है । 
भावार्थ--मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये संसारके मार्ग हैं इस मार्गपर यह 
जीव अनादिकालसे चला आ रहा है। जब ससार सागरका तट अत्यन्त निकट रह जाता है तब 
यह जीव रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गंको प्राप्त होता है। है भगवन्‌ ! आपने अपने अनन्त पुष्षार्थसे 
ससारभ्रमणका हरुम्बा मार्ग पार कर किसी तरह मोक्षमार्गको प्राप्त किया है और मोक्षमार्गके 
प्राप्त होते ही आप परीतससार हो गये हैं ॥३॥ 
अधृष्यधैयं विरहन्तमेकक महीयसि बह्मपथे निराकुलम्‌। 
अधयन्नेव (न्नैव) भवन्तमुद्धता मनागपि क्ररकषायदस्यवः || ४ ॥ 
अन्वयार्थ--(अधुष्यधैय) जिनका धैर्य अधृष्य था--तिरस्कारके अयोग्य था, जो (महीयसि) 
अत्यन्त श्रेष्ठ (ब्रह्मपथे) मोक्षमार्गम (एकक) अकेले ही (विहरन्त) विहार कर रहे थे तथा जो 
(निराकुलस) आकुलतासे रहित थे ऐसे (भवन्तम) आपको (उद्धता ) अत्यन्त उद्ृण्ड (क्ररकषाय- 
दस्यव ) दुष्ट कषायरूपी चोर (मनागपि) किचिद्‌ भी (नेब अधर्षयन्‌) तिरस्कृत नही कर सके थे 
धोौस नही दिखा सके थे । 
भावार्थ--मार्गमे एकाकी चलनेवाले व्यक्तिको दुष्ट चोर पीडित करते हैं परन्तु श्रेष्ठतम 
मोक्षमागगंमे आप निराकुलतासे सहित एकाकी ही चले, कषायरूपी उदहृण्ड चोर आपका कुछ भी 
विधात करनेमे समर्थ नही हुए ॥४॥ 


“तपोभिरध्यात्मविशुद्धिवद्धने! प्रसह्य कर्माणि भरेण पाचयन्‌ | 
0 कप रेचितान्त 
मुहुमहुः पूरितरेचितान्तरा भवानकर्षीत्‌ प्रबकोदयाचल्री! || ५ ॥ 


अन्वयार्थ-- (भवान्‌) आपने (अध्यात्मविशुद्धिवद्धंने ) अन्तरद्भकी विशुद्धिको बढानेवाले 
(तपोभि ) तपोंके द्वारा (प्रसह्य) हठ्यूवंक (भरेण) अधिकमात्रामे (कर्माणि) अशुभ कर्मोको 
(पाचयन्‌) निर्जीर्ण करते हुए (प्रबल्लोदयावलली ) कर्मोकी प्रबल उदयावलियोको (मुहुर्महु ) बार-बार 
उदयावलीसे बाह्य कर्मनिषेकोसे पूरित करके निर्जीण (अकार्षीत्‌) किया । 

भावार्थ--जिनागममे तपके बाह्य और अन्तरज्ज इस प्रकार दो भेद कहे है। अनशन- 
ऊनोदर आदि बाह्य तप कहलाते हैं और प्रायश्चित्त विनय आदि अन्तरज्भ तप कहलाते हैं। 
बाह्य तपका प्रयोजन अन्तरज्भकी शुद्धिको बढाना है। तपश्चरणके कालमे जबतक शुभ रागका 


तन तीन -नननननननननननननन-न-+++3 नीता 3+“-+-मपमनननम-ऊ-नन-मी-«-मन+नननमनकाननन ानन-म-म-म-म-म मम न-न-+ 3 «न 
१ अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विन केचन कर्म क्ुर्वते । 
भवान्‌ पुनर्जन्मजराजिहासया त्रयी प्रवृत्ति समधीरवारुणत्‌ ॥--स्वयश्रस्तोत्र 
२ बाह्य तपो दुश्चरमाचरेस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपस परिवृहणार्थम्‌ । 
व्यान निरस्य कलुपद्दयमुत्तरस्मिन्‌ ध्यानह्ये ववृतिपेन्‍तिशयोपपन्ने ॥--स्वयमभृस्तोत्र 


७० लघुतत्त्वस्फोट 


जोर रहता है तबतक उससे दुभासत्रव और शुभ वन्ध होता है। परन्तु विशुद्धिका वेग बढते हुए 
जब शुभ रागका अश्ञ समाप्त होकर शुद्धोपयोगकी दक्षामे वृद्धि होने लगती है तब वह तप सवर 
और निजराका कारण हो जाता है | कु तपद्चरण अविपाक निज॑राका प्रमुख कारण है। 
हे भगवन्‌ | मुनि अवस्थामे आपने यह सब वार वार किया था। अविपाक निर्जराके समय 
आपने उदयावलीसे बाह्य निषेकोको उदयमे छाकर निर्जीर्ण किया था। 


त्वमुच्छिखाग्रस्खलितेकधारया रजः क्षयश्रेणिकृताधिरोहणः । 
अखण्डितोत्साइहठावघइने! कपायवर्ष्माक्षपयः ग्रतिक्षणम्‌ | ६ | 


अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ । (क्षयश्रेणिकृताधिरोहण ) क्षपकश्नेणीपर आरोहण करनेवाले (त्वमृ) 
आपने (उच्छिखाप्रस्वलितैकधारया) अत्यन्त तीक्ण तथा कभी स्खलित न होनेवाली धारासे 
(अखण्डितोत्साहहठावघट्ूने ) अखण्ड उत्साहसे युक्‍त सुदृढ प्रहारोंके द्वारा (कपायवर्ष्म रज ) 
कपषायरूप कर्मरजको (प्रतिक्षणम॒) प्रत्येक क्षण--प्रति समय (अक्षपय ) नष्ट किया था। 


भावाय--है नाथ ! मुनि अवस्थामे आपने क्षपकश्रेणी माढकर शुक्लध्यानरूपी खज्भकी 
तीचरणधाराके प्रवल प्रहारोसे कषायरूप कमंरजका प्रतिसमय क्षय किया था। सप्तम गुणस्थानके 
बाद दो श्रेणियाँ होती हैं, एक उपशमश्रेणी और दूसरी क्षपकरश्नेणी । उपदाम श्रेणीवाला जीव 
शुबलूध्यानके प्रभावसे चारित्र मोहनीयकर्के भेदस्वरूप सज्वलन क्रोध मान माया ओर लोभ 
कषायका उपशम करता है और क्षपकश्न णीवाला उपयुक्त कपायोका क्षय करता है। उपशम- 
श्रेणीवाछा दशम गुणस्थानके अन्तमे सपूर्ण चारित्र मोहका उपशम कर ग्यारहवें गुणस्थानमे जाता 
है और अन्‍्तर्महृतंके अनन्तर वहाँसे गिरकर पुत्र नीचे आता है, परन्तु क्षपकर्नेणीवाला जीव, 
दह्षम गुणस्थानके अन्तमे समस्त मोह कर्मका क्षय कर बारहवें गुणस्थानको प्राप्त होता है तथा वहाँ 
शुक्लध्यानके द्वितीय भेदसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय तथा नामकर्मकी तेरह प्रकृतियोका 
क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करता है । भब वह पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशाको प्राप्त होता है ॥६॥। 


उपयसूपरयध्यवसायमालया विशुध्य. चैराग्यविभूतिसम्पुख! । 
कषायसघटइननिष्ठुरों भवानपातयद्वादरसक्ष्मकिट्टिका! || ७ ॥ 


अन्वयार्थ--(उपयुंपरि) ऊपर-ऊपर बढती हुई (अध्यवसायमालया) ध्यानकी सन्ततिसे 
(बिशुध्य) निर्मल होकर जो (वैराग्यविभूतिसम्मुख ) वेराग्यरूपी विभूतिके सम्मुख हैं तथा (कषाय- 
सघट्टननिष्ठुर ) कषायके नष्ट करनेमे अत्यन्त निर्दय हैं ऐसे (भवान्‌) आपने (बादरसुक्ष्मकिट्टिका ) 
बादर क्ुष्टि और सूक्ष्म कृष्टियोको (अपातयत्‌) नष्ट किया था। 


भावार्थ--सज्वलनलोभके जो स्पर्धक अपेक्षाकंत तीन्न अनुभागशक्तिको रखते है वे बादर 
क्ृष्टि कहलाते हैं और जो उत्तरोत्तर सुक्ष्महपताको प्राप्त हो चुकते हैं वे सक्षम कृष्टि कहे जाते 
हैं। नवम गुणस्थान तक इनकी बादर अवस्था रहती हैं और दम गुणस्थानमे सूक्ष्म अवस्था रहती 
है ।हे भगवन्‌ ! आपने इन दोनो कृष्टियोको नष्ट किया था और नप्ट करनेका कारण यह था कि 
आप पूर्ण वीतरागदशारूप विभूत्तिको प्राप्त करनेके लिए उत्सुक थे ॥७॥ 


चतुरविशतिस्तव ७१ 


समन्ततो$नन्तगुणामिरद्श्ुतः प्रकाशशाली परिणम्य शुद्धिमिः । 
नितान्तसश्मीकृतरागरज्जनो जिन क्षणात्‌ क्षीणकपायतां गत! || ८ ॥ 
अन्वयार्थं--(जिन) हे जिनेन्द्र | (समन्‍्तत ) सब ओरसे (अनन्तगुणानि ) अनन्त गुणी 
(शुद्धिभि ) शुद्धियोसे (परिणम्थ) परिणमन कर जो (अद्भुत ) श्तिशय पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुए 
है (प्रकाशशालो) अन्त प्रकाश--बीतराग ज्ञानसे सुशोभित है तथा (नितान्‍्तसुक्ष्मीकृत रागरञ्जन ) 
जिन्होंने सज्वलनसम्बन्धी रागको अत्यन्त सूक्ष्म कर दिया है ऐसे आप (क्षणात्‌) क्षण भरमे 
(क्षीणकषायता गत ) क्षीणकषाय अवस्थाको प्राप्त हुए थे । 


भावाथ--हे भगवन्‌ ! आप दम गुणस्थानसे सृक्ष्मसाम्पराय अवस्थाको प्राप्त हो बारहवें 
गुणस्थानमे आकर क्षीणकषाय अवस्थाको प्राप्त हुए। उस समय आप छलद्मस्थ वीतराग दशासे 
सुशोभित थे और आपका ज्ञान रागकी लालिमासे रहित हो गया था ॥८॥। 


कषायनिष्पीडनलब्धसौष्ठवों व्यतीत (व्यतीत्य) काष्ठां जिन साम्परायिकीस | 
स्पृशन्नपीर्या पथमन्तमुज्ज्वलस्त्वमस्खलः स्थित्यनुभागबन्धन! ॥ ९ । 


अन्वयाथथ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (कषायनिष्पीडनलब्धसौष्ठव ) कषायके सर्वथा नष्ट हो 
जानेसे जिन्हे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हुई है, (साम्परायिकीस) साम्परायिक आखव सम्बन्धी (काष्ठा) 
सीमाको (व्यतीत्य) व्यतीत कर जो (अन्त ईर्यापथम्‌) अन्तिम ईर्यापथ आख्रवको (स्पृशन्‌) प्राप्त 
हुए हैं तथा जो कषाय सम्बन्धी कलुषताके नष्ट हो जानेसे (उज्वल ) निर्मल हुए है ऐसे (त्वम) 
आप (स्थित्यनुभागबन्धत ) स्थिति और अनुभाग बन्धसे (अस्खल ) रहित हुए थे । 

भावाथें--आख्रवके दो भेद है--एक साम्परायिक और दूसरा ईर्यापथ । जिस आख़वसे 
प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ये चारो बन्ध होते हैं उसे साम्परायिक आज्रव कहते 
हैं और जिस आख़वसे स्थिति और अनुभागबन्ध छूटकर मात्र प्रकृति तथा प्रदेशबन्ध 
होते हैं उसे ईर्यापथ आज्रव कहते हैं। योगके निमित्तसे प्रकृति और प्रदेशवन्ध होते है तथा 
कषायके निर्मित्तसे स्थिति और अनुभागबन्ध होते हैं । दशम गुणस्थान तक योग और कषाय दोनो 
रहते हैं इसलिये वहाँ तक साम्परायिक आख्रव होता है तथा ग्यारह॒वेंसे तेरहवें गुणस्थान तक 
मात्र योग रहता है इसलिए इन गुणस्थानोमे ईर्यापथ भासत्रव होता है। है भगवन्‌ ! क्षीणकषाय 
गुणस्थानमे आनेपर आपका साम्परायिक आज्रव तो छूट गया मात्र सातावेदनीयका ईर्यापथ 
आस्रव शेष रह गया ॥%।॥ 


शने। सम्ृद्धव्यवसायसम्पदा क्रमात्‌ समासन्‍्नशिवस्य ते सतः । 
बमवुरुन्मृष्टकलड्टकश्मलाः ग्रफुल्लहषोत्कलिका मनोश्रुव/ || १० ॥ 


अन्वयार्ण--(शर्ने ) धीरे-धीरे (क्रमात्‌) ऋ्रमसे (समृद्धव्यवसायसम्पदा) पूर्ण उद्योगरूप 
सम्पत्तिके द्वारा (समासन्‍्नशिवस्य) जिन्‍्होने मुक्तिको निकट कर लिया है तथा जो (सत ) अतिदशय 
प्रशस्त है ऐसे (तै) आपकी (मनोभुव ) चित्तरूपी भूमियों (उन्मृष्टकलड्ूकश्मछा ) जिनकी पाप- 
रूपी कालिमा नष्ट हो गई थी और (प्रफुल्लहर्षोत्कलिका ) जिनमे ह॒परूप उत्कृष्ट कलियाँ खिल 
रही थी ऐसी (बभूवु ) हो गई थी । 


७२ लघुतत्त्वस्फोट 


शावरार्थ--है भगवन्‌ | क्षीणकषाय गुणस्थानमे पहुँचनेपर आपने एकत्ववितर्क शुवल- 
ध्यानरूप पुरुषार्थसे मोक्षपर्यायको अत्यन्त निकट कर लिया। क्योकि क्षीणकषाय गुणस्थानके 
बाद जीवन्मुक् अवस्था--अरहन्त अवस्था प्राप्त करनेमे अन्तमुंहुतंस अधिक विलम्ब नही लगता 
और पूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त करनेमे देशोनकोटिवर्षपुरवंसी अधिक समय नही छूगता | उस समय 
आप अन्तरात्माकी उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो चुकते हैं तथा अन्तर्मुहुतके अनन्तर नियमसे 
परमात्मा पदको प्राप्त करते हैं। आपके हृदयकी समस्त कालिमा--राग-देपजनित मलिनता 
नष्ट हो ' जाती है और वह वीतराग परमानन्दकी प्रफुल्ल कलियोसे सुवासित हो जाता है। 
तात्पये यह है कि क्षणभरमे अनन्त सुखका पात्र हो जाता है ॥ १० ॥ 
समाम्रतानन्दभरेण पीडिते भवन्मनःकुडमलके स्फुटत्यति | 
विगाह्य लीलामुदियाय केवल स्फुटेकविश्वोदरदीपकाचिपः || ११ ॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ | (भवन्मन कुड्मलके) आपके मनरूत कलीके (समामृतानन्दभरेंण) 
समतासुधारूप आनन्‍्दके भारसे (पीडिते) पीडित होकर (अतिस्फुटति) अत्यन्त विकसित होनेपर 
(स्फुटेकविश्वोदरदीपर्काचिप ) लोकालोकरूप समस्त विश्वके मध्यमे प्रज्वलित दीपक सम्बन्धी 
ज्वालाकी (लीलास) लीला--शोभाको (विगाह्म) प्राप्त कर (केवरूम) केवलज्ञान (जदियाय) 
उत्पन्न हुआ । 
भावार्थ--जिस प्रकार पराग या केसर आदिके भारसे पीडित होनेपर कमलकी कली खिल 
उठती है उसी प्रकार समतामृतरूप आनन्दके भारसे आपके हृदयकमछकी कली खिल उठी तथा 
उसी समय आपके वह केवलज्ञान उत्पन्त हुआ जो कि समस्त लछोकालोकरूप घरके मध्यमे 
प्रज्वलित होनेवाले दीपककी ज्वालाके समान जान पडता था॥ ११ ॥ 


स्वयं प्रचुद्धाखिलवास्तवस्थिति! समस्तकतृत्वनिरुत्सुको मवन्‌ | 
चिदेकधातुपचयप्रपश्चितः समस्तविज्ञानधघनो भवानभूत्‌ ॥ १२॥ 


अस्वयार्थ--उस समय (भवान्‌) आप (स्वयं) अपने आप (प्रवुद्धाखिलवास्तवस्थिति ) 
जिन्होने समस्त पदार्थोकी वास्तविक स्थितिको जान लिया है तथा जो (समस्तकर्तुत्वनिरुत्सुक ) 
समस्त पदार्थोके कतुंत्वसे निरुत्सुक-उदासीन हैं ऐसे (भवन) होते हुए (चिदेकष्णतृपचय पप्रपश्चित ) 
एक चेतन्यरूप धातुकी वृद्धिसे विस्तृत और (समस्तविज्ञानघन ) सब ओरसे विज्ञानघन--कैवल- 
ज्ञानसे परिपूर्ण (अभूत्‌) थे | 

भावार्थ --हे भगवन्‌ | केवलज्ञान होनेप र आप स्वय किसी अन्य पदार्थकी सहायताके बिना 
ही समस्त पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको जानने लगे थे। मोहके निकल जानेके कारण आप किन्‍्ही 
अन्य पदार्थोके कतुंत्वके प्रति निरुत्सुक हो गये थे अर्थात्‌ 'में किसी पदार्थंको करूँ” इस प्रकारके 
कतृत्वमावसे छूट गये थे | राग-ढेषादि विकारोसे रहित एक चेतन्य--ज्ञानदर्नस्वभावसे परिपूर्ण 
और अनन्तानन्त अविभागअतिच्छेदोसे सहित केवलज्ञानसे तन्‍्मय थे। तात्पर्य यह है कि आप 
कर्म और कर्मफलचेतनासे रहित होकर एक जश्ञान-चेतनारूप ही हुए थे ॥ १२॥ 


ततो गलत्पायुषि कर्म पेलवं स्खलद्गहिःशेषमशेषयन्‌ भवान्‌ | , 
अवाप सिद्धत्वमनन्तमदूभ्॒तं विशुद्धबोधोद्धतधाम्नि निश्चल/ ॥ १३ ॥ 


चतुविशतिस्तव ७३ 


अन्वया्थं--(तत ) तदन्तर (आयुषि गरूति) आयु कर्मके क्षीण होनेपर (स्खलद्गहि.- 
दोष) निर्जीण होनेसे बाकी बचे हुए (पेलव) शक्तिहीन (कर्म) कर्मोको (अद्येषयन्‌) समाप्त करते 
हुए (भवान्‌) आप (अनन्तो कभी नष्ट न होनेवाले तथा (अद्भुत) आश्चयेकारक (सिद्धत्वस) 
सिद्धपदको (अवाप) प्राप्त हुए और (विजुद्धबोधोद्धतधास्ति) विशुद्ध ज्ञानर्पी उत्तुड्भ भवनमे 
(निरचल ) स्थिर (अभूत्‌) हो गये । 

भावार्थ--अनादि कालसे यद्यपि आत्माके साथ कर्मोका सम्बन्ध हो रहा है तथापि आत्मा- 
का एक भी प्रदेश, न कमरूप हुआ है और न कम, आत्मारूप हुआ है। तात्पर्य यह है कि अनादि 
सयोग होनेपर भी दोनो द्रव्य पृथक-पृथक्‌ है। तेरहवें गुणस्थानमे पहुँचनेके बाद आपने केवल- 
ज्ञानको प्राप्त किया, उस केवलज्ञानके ढ्वारा लोकालोकको जाना। पश्चात्‌ जब आये समाप्त 
होनेको हुई तब अयोग केवलीनामक चौदह॒वें गुणस्थानमे प्रवेश कर आपने व्युपरत क्रियानिवर्ति 
नामक चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा उपान्त समयमे बहत्तर और अन्त समयमे तेरह इस प्रकार 
पचासी कर्म प्रकृतियोका क्षय कर आइचर्यकारक सिद्धपद प्राप्त किया और अनन्तानन्त काल- 
के लिये निर्मल ज्ञानरूपी उतुद्भ भवनमे स्थित हो गये ॥ १३॥ 


चिदेकधातोरपि ते समग्रतामनन्तवीर्यादिशुणा: प्रचक्रिरे । 
न जातुचिदृद्॒व्यमिहैकपय यं विभत्ति वस्तुत्वसतेडन्यपययं। ॥ १४ ॥ 


अन्वयार्थ--(चिदेकधातो अपि ते) एक चेतन्य धातुरूप होनेपर भी आपकी (समग्रता) 
पूर्णताको (अनन्तवीर्यादिगुणा ) अनन्त वीर्य आदि गुणोने किया था, क्योकि (इह) इस जगत्‌मे 
(द्रव्य) द्रव्य (वस्तुत्व ऋते) अपने वस्तुत्वको छोडकर (अन्यपर्यये ) अन्य द्रव्यकी पर्यायोंके साथ 
(जातुचित्‌) कभी भी (एकपर्य॑यं) एकरूपताको (न बिभति) नही धारण करता है। 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! यद्यपि आप एक चैतन्य धातुमात्र है, उसके साथ लगे हुए द्रव्यकृमं, 
भावकम और नोकमंरूप अन्य पदार्थ सदाके लिए नष्ट हो गये है तथापि अनन्तवीय आदि गुणोसे 
आप परिपूर्ण हैं। क्योकि अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्यकी पर्यायोंके साथ कभी एकरूपताको धारण नही 
करता । वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि ससारमे सब पदार्थ एक दूसरेसे मिले रहनेपर भी अपने- 
अपने गुण और पर्याथोको धारण करते हैं, अन्य द्रव्यसम्बन्धी गुण ओर पर्यायोके साथ एकरूपता- 
को कभी प्राप्त नही होते ॥१७४॥ ' 


स्ववीयंसाचिव्यवलादू गरीयसीं स्वधर्ममालामखिलां विलोकयन्‌ । 
अनन्तधमोंड्रतमाल(ल्य)घारिणीं जगल्रयीमेव भमवानलोकयत्‌ ॥ १५ ॥। 


.अन्चयार्थ--(स्ववीयँंसाचिव्यबलात्‌) अपने वीयंकी सहायत्ताके बलसे (गरीयसीम) अत्यन्त 
श्रेष्ठ तथा (अखिला) सम्पूर्ण (स्वधर्ममाला) स्वकीय धर्मोकी सन्‍्ततिको (विलोकयन्‌) देखते हुए 
(सवान) आपने (अनन्तधर्मोद्धतमाल(ल्य)धारिणी) अनन्त धर्मोकी उत्कृष्ट मालाको धारण करने- 
वाले (जगत्तवयी) तीनो लोकोको ही (अलोकयत्‌) देख लिया । 

भावाथथ--सिद्ध भगवानमे जो अनन्त वीय॑ नामका गुण है उसकी सहायतासे वे ज्ञान दर्शन 


आदि अनन्तगुणोकी सनन्‍्ततिको धारण करते है तथा केवुलज्ञानके द्वारा अपने अनन्त गुणोको्‌ 
ल०-१ ० 


एड लघुततत्त्वस्फोट 


जानते हुए वे अनन्त धर्मो्ते युक्त तीनो छोकोको ही जानते हैं, यहाँ आपकी आत्मज्ञत्तामे ही सर्व॑- 
ज्ञताका समावेश किया गया है ॥ १५ ॥ / ' 


त्रिकालविस्फूर्जदनन्तपर्ययग्रपश्चसंकीर्णसमस्तवस्तुभिः । '.' 
[| किलेक ५ 
स्वयं समव्यक्ति किलेककेवल भवन्ननन्तत्वप्॒पागतो भवान्‌॥ १६ ॥ 


अन्वयारथ--(त्रिकालबिस्फूज॑दनन्तपर्ययप्रपठ्चसकी्णसमस्तवस्तुभि ) कालत्रयमे उत्पत्न 
होनेवाली अनन्त पर्थायोंके समूहसे युक्त समस्त वस्तुओंके साथ (समव्यक्ति) एक साथ व्यक्त हुए 
(एककेवल) एक केवलज्ञानरूप (भवन) होते हुए (भवान्‌) आप (किल) निशचयसे (अनन्तत्वम्र) 
अनन्तरूपताको (स्वय उपागत ) स्वय प्राप्त हुए हैं । 
भावार्थ--ससा रके प्रत्येक पदार्थ अपनी तीन काल सम्बन्धी अनन्त पर्यायोंके समूहसे व्याप्त 
हैं। वही पदार्थ केवलज्ञानमे उसकी स्वच्छता गुणके कारण एक साथ प्रतिबिम्बित होते हैं । अत' 
जिस प्रकार एक ही दपंण, अपने उदरमे प्रतिविम्बित नाना पदार्थेंके कारण अनेकरूपताको प्राप्त 
होता है उसी प्रकार आपका केवलज्ञान भी अपने भीतर प्रत्तिविस्बित ,अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा 
, अनन्तरूपताको प्राप्त हुआ है। हे भगवनत्‌ ! यत आप अनन्तरूपताको प्राप्त हुए केवलज्ञानसे 
ततन्‍्मय हैं अत आप भी अनन्तरूपताको प्राप्त हुए है। यहाँ अनन्त जेयोकी अपेक्षा एक केवलज्ञान- 
की अनन्तरूपता और उससे तन्‍्मय होनेके कारण भगवान्‌की अनन्तरूपताका वर्णन किया 
गया है ॥१६॥ ह हे 
यदत्र किश्वित्सकलेड्थमण्डले विवर्तते चत्स्यंति इत्तमेंव वा | 
समग्रमप्येकपदे तदुद्गर्त त्वयि स्वय ज्योतिषि देव भासते ॥ १७ ॥ 
अन्वयार्थ--(देव) है भगवन्‌ ! (अज्न) इस (सकले) समस्त (अथंमण्डले) पदा्थंसमूहमे 
(यत्‌ किड्चित्‌) जो कुछ (विवर्तते) हो रहा है (वरत्स्यंत्ति) आगे होगा (वा) अथवा (वृत्तमेव) पहले 
हो चुका है (तत्समग्र अपि) वह सभी (ज्योतिषि) ज्योति --केवलज्ञान ' स्वरूप (त्वयि) आपमे 
(स्वयं) अपने आप (एकपदे) एक साथ (उद्गत) प्रतिबिम्बित होता हुआ (भासते) सुझ्योभित हो 
रहा हैं । 
भावार्थ--हे देव | गुण गुणीमे अभेद विवक्षाके कारण आप स्वय केवलज्ञानरूप हैं। केवल- 
ज्ञानका ऐसा स्वभाव है कि उसमे त्तीन लोक और तीन कालसम्बन्धी पदार्थोका परिणमन दर्पंणके 
समान एक साथ प्रतिबिम्बित होता है। यह भगवानके सर्वज्ञस्वभावका वर्णन है ॥१७॥ 
निवत्तृष्णस्य जगच्चराचरं व्यवस्यतस्तेः्स्खलदात्मविक्रमम्‌ । 
परात्पराबृत्य चिद्शवस्त्वयि स्वभावसोहित्यमरादू झडन्त्यमी ॥ १८ ॥ 
अन्वयार्थ--(अस्खलदात्मविक्रमम) जिस प्रकार स्वय निजका पराक्रम स्खलित' नही हो 
उस प्रकार (चराचर) चर अचररूप समस्त (जगत) जगव॒ुको (निवृत्ततृष्णस्य) तृष्णा रहित होकर 
(व्यवस्यत्त ) जाननेवाले (ते) आपकी (अमी) ये (चिदशव ) चेतन्यकी किरणें (स्वभावसौहित्यभरात्‌) 
स्वाभाविक तृप्तिके समूहसे (परात्‌) पर पदार्थोसे (परावृत्य) दुर हुटकर (त्वयि) आपमे (झडन्ति) 
झलझला रही हैं--पुशोभित हो रही हैं । ; 


चतुविशतिस्तव ७५ 


भावार्थ--है भगवन्‌ ! यद्यपि आप निवृत्ततृष्ण है--किसी अन्य पदार्थों जाननेकी आपकी 
इच्छा नही है चथापि ज्ञानगुणको निर्मलताके कारण आप चराचर विश्वको जानते हैं। समस्त 
विश्वको जानते समय आप अपने अनन्तवीयंसे सम्पन्न रहते है--उसे किसी प्रकार छोडते नही 
हैं। आपकी ये चैतन्य स्वभावकी किरणें पर पदार्थोसे हटकर अन्तरात्मामे ही सुशोभित हो रही 
है और उसका कारण यह है कि उन ज्ञानरश्मियोको बाहरकी ओर छे जानेवाला आपका 
मोहजन्य विकार नष्ट हो चुका है अत वे स्वभावमे ही स्थिर हो रही है। यहाँ 'बहिर्जेयके 
ज्ञानलको गौण कर' अन्तज्ञेपके ज्ञातृत्वको प्रकट किया गया है ॥१८॥ 


अनन्तसामान्यगभीरसारणीमरेण सिश्चन्‌ स्वविशेषवीरुषः । 
त्वमात्मनात्मानमनन्यगोचरं समग्रमेवान्वमवस्त्रिकालगम्‌ ॥ १९ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (अनन्तसामान्यगभी रसारणीभरेण) अनन्त सामान्य केवलददनरूपी 
गहरी नहरके समूहसे (स्वविशेषवीरुध ) अपने विशेषरूप--कैवलज्ञानहप लताओको (सिज्चन्‌) 
सीचनेवाले (त्वम्र) आपने (अनन्यगोचर) जो दूसरेके द्वारा न जाना जा सके ऐसे (त्रिकालग) 
तीन कालसम्बन्धी (समग्रमेव) सम्पूर्ण ही (आत्मान) आत्माको (आत्मना) अपने आपके द्वारा 
(अन्वभव.) अनुभूत किया है। 


भावार्थ--है भगवन्‌ ! अरहन्त अवस्थामे आप, अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञानके स्वामी हो 
गये। यद्यपि चेतना गुणका दर्शन और ज्ञानरूप परिणमन अनादिसे चला आ रहा था पर वह 
क्षायोपशमिक दर्शन और क्षायोपशमिक ज्ञानरूप रहता था। अरहन्त अवस्थाके प्रकट होते ही 
उसका क्षायिक दर्शन और क्षायिक ज्ञानरूप परिणमन हो जाता है। क्षायिक दर्शनको केवलदर्शंन 
और क्षायिक ज्ञानको केवलज्ञान कहते है । क्षायोपशमिक दर्शंव और क्षायोपशमिक ज्ञानकी प्रवृत्ति 
क्रमसे होती थी पर क्षायिक दशंन और क्षायिक ज्ञानकी प्रवृत्ति युगपत्‌ होती है। आप इन दोनो 
परिणतियोंके* द्वारा त्रिकाल सम्बन्धी अनल्तानन्त पर्यायोंसे सहित अपनी आत्माको स्वयं जानने 
देखने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं तथा उनका 
जशेय आपने अपनी आत्माको ही बनाया है। आपकी इस आत्मज्ञतामे ही व्यवहारनयकी विषयभूत 
सर्वज्ञता अन्तनिहित है ॥१९॥ 


अनन्तशञः) खण्डितमात्मनों महः अ्रपिण्डयन्नात्ममहिम्नि निर्भरस । 
त्वमात्मनि व्यापृतशक्तिरुन्मिपन्‍ननेकधात्मानमिम विपश्यसि | २० ॥ 


अन्वया्थें--जो अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा (अनन्तश ) अनन्त भेदोसे (खण्डित) विभक्त 
(आत्मनो मह ) आत्मज्योतिरूप केवलज्ञानको (निर्भरस) पूर्णरूपसे (आत्ममहिम्नि) आत्माकी 
महिमामे (प्रपिण्डबन्‌) सकोचित कर रहे है तथा, (आत्मनि) अपने आपमे (व्यापृतशक्ति ) जिनका 
अनन्तबल व्यापार कर रहा है ऐसे (त्वस्) आप (इस) इस (उन्मिषन्ननेकधात्मान) अनेकरूपताको 
प्राप्त आत्माको (विपद्यसि) विशिष्टरूपसे देखते हँ--जानते हैं । 

भावायें---व्यवहारनयसे अनन्त ज्ञेयोको जाननेकी अपेक्षा जो केवलज्ञान अनन्तरूपताको 
भाष्त हो रहा था निदपचयनयसे वही केवलज्ञान एक आत्माको जाननेके कारण एकरूण्ताको प्राप्त 


७६ लघुतत्त्वस्फोट 


हो जाता है। इसी प्रकार व्यवहा रनयसे जो अनन्त वीये॑ अनन्त गुणोका धारक होनेसे अनन्तरूपता- 
को प्राप्त हो रहा था वही एक अखण्ड आत्माके आश्रित होनेसे एकरूपताको प्राप्त हो जाता है, 
इस प्रकार व्यवहारनयसे यह आत्मा यद्यपि अनेकरूप है तथापि निश्चयनयसे एक अखण्ड द्रव्य है। 
हे भगवन्‌ ! आपने अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनका लक्ष्य इसी एक अखण्ड आत्माकों बचाया 
॥२०॥ 
प्रमावमेयाद्यविभिन्‍नवेभवं प्रमेकमात्र जिन. भावमाश्रितः | 
अगाघगम्मीरनिजांशुमालिनीं मनागपि स्‍्वां न जहासि तीकए्षणताम्‌ ॥ २१ ॥ 

अन्वयार्थ--(जिन) हे कमंशत्रुओंके विजेता (अगाधगम्भीर) हे अगाघ गाम्भीर्यसे युक्त ! 
(प्रमातृमेयाद्यविभिन्‍नवेभव) प्रमाता और प्रमेय आदिके भेदसे जिसका वैभव अखण्डित है ऐसे 
(प्रमेकमात्र) प्रमितिमात्र (भाव) भावको (आश्रित) प्राप्त हुए (त्वम्र) आप (निजाशुमालिनीं) 
आत्मकिरणोसे युक्त (सवा) स्वकीय (तीक्ष्णताम) तीदणताको पदार्थ ग्रहणकी पहुताको (मनागपि) 
रज्चमात्र भी (न जहासि) नही छोडठते है। 

भावार्थ--जाननेवालेको प्रमाता, जानने योग्य पदार्थकों मेय अथवा प्रमेय और जाननेरूप 
क्रियाको प्रमा या प्रमिति कहते हैं । प्रारम्भिक अवस्थामे इन तीनोका विकल्प रहता है, परन्तु 
निविकल्प दशासे पहुँचनेपर यह सब विकल्प समाप्त होकर एक प्रमा या प्रमिति ही शेष रह जाती 
है। हे जिनेन्द्र ' आप इसी निविकल्प अवस्थाको भ्राप्त हुए हैं। आपका ज्ञान अगाघ है तथा 
कषायज॑न्य चञ्चलतताका अभाव हो जानेसे आप अत्यन्त गम्भीर है अर्थात्‌ आपको यह इच्छा 
नही है कि हम अमुक पदार्थंको जानें, परन्तु फिर भी पदार्थोको ग्रहण करनेमे जो आपकी 
तीक्ष्णता--पटुता है उसका आप रखच्चमात्र भी त्याग नही करते हैं पूर्ण तत्परताके साथ 
समस्त प॒दार्थोकों ग्रहण करते हैं--जानते हैं ॥ आपकी इस पटुताका कारण यह है कि वह स्वय 
आत्मज्ञानरूप किरणोंसे सुयुक्त है ॥२१॥ 


अनन्तरूपस्पृशि शान्ततेजसि स्फुटौजसि अस्फुटतस्तवात्मनि | 
चिदेकतासइूलिताः स्फुरन्त्यमू$ समन्ततीक्ष्णानुभवाः स्वशक्तयः ॥ २२ ॥ 
अन्वयाय--(अनन्तरूपस्पुशि) अनन्त पदार्थोको स्पर्श करनेवाले-जाननेवाले, (दान्ततेजसि) 
दान्त तेजसे मुक्त और (स्फुटौजसि) प्रकट प्रभावसे सहित (आत्मनि) शुद्ध आत्मतत्त्वके विषयमे 
(प्रस्फुटत तब) अत्यन्त स्पष्टताको प्राप्त होनेवाले आपकी (चिदेकतासद्धुलिता ) चेतन्यकी 
एकतासे सहित तथा (समन्तत्तीक्षणानुभवा ) सब ओरसे तीक्ष्ण अनुभवसे युक्त (अमू ) ये (स्वशक्तय ) 
अपनी शक्तियाँ (स्फुरन्ति) प्रकट हो रही हैं। | 
भावायं--हे भगवन्‌ ! लोकाछोकावभासी केवलज्ञानके हो जानेसे आपकी आत्मा अनन्त- 
पदार्थोके स्वरूपको जाननेवाली है, कधायजनित कलुषता और चज्चलताके नष्ट हो जानेसे 
उसका तेज अत्यन्त शान्त है तथा उसका प्रताप इतना लोकोत्तर है कि शत इन्द्रोका समूह उसकी 
वन्दना करता है | इस उपयुक्त आत्मा विषयमे ज्यो ही आप प्रकटताको प्राप्त हुए अर्थात्‌ आपकी 
ऐसी परिणति हुई त्यो ही आपमे ऐसी अनन्त शक्तियाँ प्रकट हो गईं जो चेतन्यतत्त्वकी एकतासे 
सड्डूलिता हँ--एक चेतन्यरूप हूँ तथा जिनका सब ओर स्पष्ट अनुभव होता रहता है ॥२२॥ 


चतुविशतिस्तव ७७ 


अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवाननन्तमात्मानमिमं विघइयन । 
प्रचण्डसंघटठहटरफुटत्स्फुटरवशक्तिचक्रः स्ववमीश॒ भासते ॥ २३ ॥ 


अन्वयार्थ--(ईव) हे स्वामिन्‌ | जो (इह) इस जगत्‌मे (अनन्तविज्ञान) अनन्त-केवलज्ञानसे 
सहित (इमम्) इस (अनन्त) अन्तातीत--अविनाशी (आत्मान) आत्माको (आत्मना) अपने आपके 
द्वारा (विघट्टयन) विघट्टित कर रहे हँ--पुन-पुन. उसी एकका अवलूम्बन ले रहे हें तथा इसके 
फलस्वरूप (प्रचण्डसघट्टहठस्फुटत्स्वशक्तिचक्र ) उस तीत्र सघट्टन-स्वरूपावलम्बनके कारण 
जिनकी आत्म शक्तियोका समूह हठपूर्वक प्रकट हो रहा है ऐसे आप (स्वयं) अपने आप (भासते) 
सुश्योभित हो रहे हैं । 

भावायं--परमार्थसे आत्मा अनन्त शक्तियोका पुज्ज है, परन्तु कर्माच्छादित होनेके कारण 
उसकी वे अनन्त शक्तियाँ अनुभवमे नही आती है । जब उसमे आत्म पुरुषार्थस अनन्त-केवलज्ञान 
प्रकट होता है तब उसकी वे शक्तियाँ हुठ पूर्वक स्वय प्रकट हो जाती हैं । हे स्वामिन्‌ ! आपकी 
ये सब शक्तियाँ हठात्‌ प्रकट हो गई है अत आप अतिशयरूपसे सुशोभित हो रहे हैं ॥ २३।। 


स्वरुपगुप्तस्य निराकुलात्मनः परानपेक्षस्थ तवोल्लसन्त्यमृः । 
सुनिर्भरम्वालुभवेकगो चरा निरन्तरानन्दपरम्पराख्॒जः ॥ २४ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (स्वरूपगुप्तस्य) आत्मस्वरूपसे सुरक्षित, (निराकुलात्मन ) 
आकुलतासे रहित तथा (परानपेक्षस्थ) परकी अपेक्षासे शून्य (तव) आपकी (अमू ) ये (सुनिर्भर- 
स्वानुभवेकगोचरा ) अत्यन्त उत्कट आत्मानुभवके अद्वितीय विषयभूत (निरन्तरानन्दपरम्परास्रज ) 
निरन्तर सुख सनन्‍्ततिकी मालाएँ (उल्लसन्ति) उल्लसित होती हैं--सुशोभित होती हैं । 

भावार्थ--ससारदशामे यह जीव आत्माकी अनन्त सामथ्यंसे अपरिचित होनेके कारण 
आत्मरक्षाके "लिए बाह्य पदार्थोका सयोग मिलानेका उद्यम करता है और उसके न मिलमेपर 
आकुल रहता है--द खी होता है कि मेरे पास रक्षाके कुछ भी साधन नही हैं ।इस प्रकार निरन्तर 
पर सापेक्ष रहता है--अन्य पदार्थोकी आकाइक्षा करता रहता है परन्तु है भगवन्‌ ! आप आत्माकी 
अनन्त सामथ्यंसे सुपरिचित हैं अत स्वरूपगुप्त हैं अपने ज्ञानदर्शन स्वरूपको ही अपनी सुरक्षाका 
साधन मानते है इसीलिए आपकी सब आकुलताएँ नष्ट हो गई हैं तथा आप पूर्णलूपसे पर निरपेक्ष 
हो चुके है। ससारी जीवका इन्द्रियजन्य आनन्द, पर सापेक्ष होनेके कारण पराधोन, बाधासहित 
और बीच-बीचसे व्युच्छिन्‍्न--भष्ट होता रहता है,' परन्तु आपका आत्मोत्य आनन्द निरन्तर 
है--व्यवधानसे रहित है, एक बार प्रकट होनेपर उसमे कभी अन्तर--व्यवधान नही पड़ता है 
तथा उसका आपको निरन्तर अनुभव होता रहता है। यहाँ अनन्त सुखको लक्ष्य कर भगवानुका 
स्तवन किया गया है ॥२४॥ 

प्रसह्य मां भावनयाउनया भवान्‌ विशननय३पिण्डमिवाग्निरुत्कटः । 

कैरोति नाधापि यदेकचिन्मय गुणो निजोइ्य जडिमा ममेव सः ॥ २५ || 

अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (अय पिण्ड विद्यन) छोहपिण्डके भीतर प्रवेश करनेवाली (उत्कट 


१ 'सपर वाघासहिय विच्छिण्ण इदियेहि ज छद्धं--प्रवचनसार । 


७८ लघुतत्त्वस्फोट 


अग्निरिव) प्रचण्ड अग्निके समान (भवात) आप (अनया भावनया) इस भावनाके द्वारा (प्रसह्य) 
हठात्‌-वलपूर्वक (मा विद्वन्‌) मेरे भीतर प्रविष्ट होते हुए मुझे (अद्यापि) आज भो (यत्‌) जो 
(एकचिन्मय) एक चेतन्यरूप (न करोति) नही कर रहे है (अयं) यह (मर्मव) मेरा ही (स.) वह 
(निज जडिमागुण ) निजी जडता--अज्ञानतारूप गुण है। 

भावायं--जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि लोहपिण्डके भीतर प्रवेश कर उसे अग्निरूप कर लेती 
है उसी प्रकार इस भावना--स्तुतिके माध्यमसे आपको भी मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपनेर्प एक- 
चिन्मय--ज्ञाता द्रष्टा स्वभावसे तन्‍्मय कर लेना चाहिए था पर आपने आज तक मुझे अपनेरूप 
नही किया है इसमे आपकी उपेक्षा नही किन्तु मेरी जडता ही कारण है | आपकी स्तुतिका निमित्त 
मिलनेपर भी मैं आपके समान वीतराग--सर्वज्ञ नही बन सका, इसमे मेरे उपादानकी अनुकूलताका 
न होना ही प्रमुख कारण है ॥२५॥ 

७ 


चतुविशतिस्तव ८१ 


अय भवद्बोधसुधेकसीकरों ममाद्य मात्रा परिणामकादूक्षिणः | 
क्रमेण सधुक्षितवोधतेजसा ममेव पेयरय (पेयस्स-) कछो भवानषि ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थं--है भगवन्‌ ! (अय) यह (भवदुबोधसुधेकसीकर ) आपके ज्ञानामृतका एक 
कण (परिणामकाडिक्षण ) किसी अच्छे परिपाककी इच्छा करनेवाले (मम) सेरे लिए (अद्य) 
आज (मात्रा) औषधिकी मात्राके समान है। इस मात्राके हारा (क्रमेण) क्रमसे (सधुक्षितबोध- 
तेजसा) जिसका ज्ञानरूप तेज वृद्धिको प्राप्त हुआ है ऐसे (मर्मव) मेरे ही ढ्वारा (सकलो“पि 
भवान्‌) आप सपूर्णझूपसे (पेय*) पान करने योग्य हो रहे है। 

भावाथें--जिस प्रकार कोई निर्बल मनुष्य उत्कृष्ट औषधिकी मात्नाका से वनकर क्रम-क्रम 
से अपनी शक्तिको बढाता हुआ बहुत अधिक पदार्थोंका सेवन करनेमे समर्थ हो जाता है उसी 
प्रकार मैं भी ससार भ्रमणरूपी रोगसे अत्यन्त निबंछ होकर उसकी निवृत्तिरूपी परिणामकी 
इच्छा करता था। निरन्तर मेरी इच्छा रहती थी कि इस रोगसे किसी प्रकार निवृत्त हो सक्‌। 
अन्तिम अवस्थामे मुझे आपके ज्ञानामृतका एक कण मिल गया अर्थात्‌ श्रुतज्ञानके द्वारा मुझे 
यह बोध हो गया कि वातराग जिनेन्द्रदेवकी शरण ग्रहण करनेसे यह भवश्रमणरूपी रोग नष्ट 
हो सकता है। इस ज्ञानामृतक्रे एक कणने मेरे लिए वही कार्य किया जो मरणोन्सुख मनुष्यके 
लिये किसी उत्तम औषधकी मात्रा करती है। इस मात्राके प्रभावसे मेरे ज्ञानकी सामथ्यं क्रमश 
बढने लगी और आज इस स्थितिमे हु कि आप सपुर्णछयसे मेरे अनुभवके विषय हो रहे है-- 
आपका स्वरूप जाननेकी सामथ्ये मुझमे आ गई है॥ ५ ॥ 


अनारतं॑ बोधरसायन पिबन्नखण्डितान्तब हिरड्ससयमः | 


ध्रुव भविष्यामि समः स्वय त्वया न साध्यते किं हि ग्रहीतसयमेः || ६ ॥ 
अन्वयार्थ--है प्रभो | जो (अनारत) निरन्तर (बोधरसायन) सम्यग्ज्ञानरूपी रसायनका 
(पिबन्‌) पान करता है तथा जिसका (अखण्डितान्तबंहिरज्भसयम ) अन्तरज्ध और बहिरज्भ सयम 
खण्डित नही हुआ है ऐसा मै (ध्रुव) निश्चित ही (स्वयं) अपने आप (त्वया सम ) आपके समान 
(भविष्यामि) हो जाऊगा । सो ठीक ही है (हि) क्योकि (यृहीतसयमे ) सयमको धारण करनेवाले 
भनुष्योके द्वारा (कि न साध्यते) क्या नहीं सिद्ध कर लिया जाता ? अर्थात्‌ सभी कुछ सिद्ध कर 
लिया जाता है । 
भावार्थ--जिस प्रकार उत्तम रसायनका सेवन करनेवाला और कुपथ्य सेवनसे दूरवर्ती 
मनुष्य निश्चय ही नीरोग हो जाता है उसी प्रकार निरन्तर ज्ञानहपी रसायतका सेवन करने- 
वाला तथा अन्तरज्ध और बहिरज्ञ सयमकी निर्दोष साधनासे वियय कपायरूप कुपथ्यसे दूरवर्ती 
मै निश्चित ही नीरोग हो जाऊगा। हे भगवन्‌ ! मैं आपके ही समान भवश्रमणरूपी रोगसे 
निमुंक्त हो जाऊगा । वास्तवमे सयमकी महिमा अदुभुत है ॥ ६॥ 
व्यतीतसख्येष्दपि शक्त्यरक्षया स्थितर्थ मे सयमलूव्धिधामसु । 
सदा गुणश्रेणिशिखामणिश्रित विभो कियदृदूरमिंद॑ं पद तब ॥ ७ ॥ 
अन्वयाथथं--(विभो) हे भगवान्‌ ! (शक्त्यरक्षया) अपनी शक्तिकी न्यूनतासे (व्यतीतसस्येषु 
सयमलब्धिधामसु) असख्यात सयमलब्धिके स्थानोमे (स्थितस्य मे) स्थित रहनेवाले मेरे लिये 
लकृ०-११ 


८० लघुतत्त्वस्फोट 


कियत्स्फुटं किश्विदनादिसंचुत कियज्ज्वलत्‌ किख्विद्तीव निईंतस्‌ । 
क्रियत्‌ स्पृशत्‌ किश्िदसंस्पशन्मम त्वयीश तेज! करुणं विषीदति || ३ ॥ 


अन्वयार्थं--(ईर) हे स्वामिन््‌ ! (कियत्‌ स्फुट) जो कितना ही प्रकट है (किड्न्चित्‌ अनावि- 
सवृतम्‌) कितना ही अनादिकालसे आच्छादित है (कियज्ज्वलत) कितना ही प्रकाशमान है 
(किज्चित्‌ अतीवनिवृत्म) कितना ही अत्यन्त बुझा हुआ है--अप्रकाशमान है (कियत्‌ स्पृशत्‌) 
कितना ही स्पर्श कर रहा है--पदार्थोंको जान रहा है और (किड्चित्‌ असस्पृशत्) कितना ही 
नही स्पश कर रहा है--पदार्थोंको नही जान रहा है ऐसा (मम) भेरा (तेज) तेज-ज्ञान (त्वयि) 
आपके विषयमे (करुण “यथा स्यात्‌ तथा”) करुणरूपसे (विषीदति) विषाद युक्त हो रहा है । 


भावाथं--है नाथ ! आपका स्तवन करनेके लिये उद्यत अपने ज्ञानकी सामथ्यंका जब 
- विचार करता हूँ तब मुझे बहुत विषाद होता है, क्योकि मेरा यह ज्ञान ससारवर्धक विषयकषायके 
कार्योंमे कुछ प्रकट है. परन्तु ससारसागरसे पार करानेवाले वीतरागतावर्धक कार्योंमे अनादिसे 
आच्छादित हो रहा है--उनकी ओर उसका लक्ष्य भी नही जाता है, भोगोपभोगकी सामग्रीके 
सचित करनेमे कुछ देदीप्यमान है परल्तु -त्यागमार्गमें अत्यन्त बुझा हुआ है--निरवेष्ट है, पूर्ववद्ध 
कर्मोका मन्दोदग्र होनेपर कुछ पदार्थोका आख्रव और बन्धमागंका स्पर्श करता है--उन्हें जानता 
है, परन्तु आत्मकल्याणकारी सवर और निरणराके मार्गको स्पर्श नहीं करता--उन्हे जानता भी 
नही है। इस प्रकार मेरा यह ज्ञान बहुत करुणापूर्ण स्थितिमे है--आपकी करुणाका पात्र है अत 
आप मेरे ज्ञानको केवलज्ञानरूपमें परिणत कीजिये, जिससे उस अनन्त ज्ञानके माध्यमसे मैं आपके 
अनन्त गुणोका स्तवन कर सकू ॥ ३॥ 


प्रल्ाप(प्रहाय)विश्व सकल बलादू भवान्मम स्वयं ग्रक्षरितोइतिवत्सलः | 
पिपासितोःत्यन्तमबोधदुर्बहः. क्षमेत पातुं कियदीश मादृश! ॥ ४ ॥ 


अन्वयारथें--(ईश) हे नाथ ! (अतिवत्सलू ) अत्यन्त स्नेहसे परिपूर्ण (भंवान्‌),आप (बलात) 
बलपूर्वक (सकल विद्व प्रलाप [प्रहाय]) सकल विश्वको छोडकर (स्वयं) अपने आप (मम) मेरे 
ऊपर (प्रक्षरित ) अमृत वर्षा कर रहे हैं परन्तु (अबोधदुबंल ) अज्ञानसे दुबंलताको प्राप्त हुआ 
(मादृश ) मेरे समान प्राणी (अत्यन्त पिपासितो४पि सन्‌) अत्यन्त प्यासा होनेपर भी (कियत) 
कितना (पातु) पीनेके लिए (क्षमेत) समर्थ हो सकता है । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप स्वय--किसीकी प्रेरणाके बिना ही अत्यन्त वत्सल होनेके कारण 
मुझ पामरपर अमृत वर्षा कर रहे हैं परन्तु में अनादि अज्ञानसे इतना दुबंल हो रहा हूँ कि पिपा- 
सातुर होनेपर भी उस अमृतको ग्रहण करनेमे समर्थ नही हो सक रहा हूँ। जिस प्रकार ,स्वच्छ 
जलसे भरी हुई नदी वह रही हो, परन्तु कोई अज्ञानी प्याससे पीडित होनेपर भी अज्ञानवद्य नदीके 
जलको ग्रहण न कर रहा हो तो इसमे नदीका अपराध नही है किन्तु उसी अज्ञानीका ,अपराध 
है। इसी प्रकार आपके उपदेशामृतकी धारा प्रवाहित हो रही है, परन्तु मैं अज्ञानवश उस धारामे 
अवगाहन नही कर पा रहा हूँ यह विषादका विषय है ॥४॥ 


चतुविशतिस्तव ८१ 


अय॑ भवदूबोधसुधेकसीकरों ममाद्य मात्रा परिणामकाडूक्षिणः | 
क्रमेण सधुक्षितवोधतेजसा ममेव पेयर्य (पेयस्स-) कछो भवानषि ॥ ५ ॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ | (अय) यह (भवदुबोधसुधेकसीकर ) आपके ज्ञानामृतका एक 
कण (परिणामकाडिक्षण ) किसी अच्छे परिपाककी इच्छा करनेवाले (मम) मेरे लिए (अद्य) 
आज (मात्रा) औषधिकी मात्राके समान है। इस मात्राके द्वारा (क्रमेण) क्रमसे (सधुक्षितबोध- 
तेजसा) जिसका ज्ञानरूप तेज वृद्धिको प्राप्त हुआ है ऐसे (मर्मव) मेरे ही द्वारा (सकलोडपि 
भवान्‌) आप सपूर्णझूपसे (पेय ) पान करने योग्य हो रहे हैं। 

भावाथें--जिस प्रकार कोई निरबंल मनुष्य उत्कृष्ट औषधिकी मात्राका से वनकर क्रम-क्रम 
से अपनी शक्तिको बढाता हुआ बहुत अधिक पदार्थोका सेवन करनेमे सम हो जाता है उसी 
प्रकार मैं भी ससार भ्रमणरूपी रोगसे अत्यन्त निबंछ होकर उसकी निवृत्तिरूपी परिणामकी 
इच्छा करता था। निरन्तर मेरी इच्छा रहती थी कि इस रोगसे किसी प्रकार निवृत्त हो सक्‌। 
अन्तिम अवस्थामे मुझे आपके ज्ञानामृतका एक कण मिल गया अर्थात्‌ श्रुतज्ञानके द्वारा मुझे 
यह बोध हो गया कि बीतराग जिनेन्द्रदेवकी शरण ग्रहण करनेसे यह भवश्रमणरूपी रोग नष्ट 
हो सकता है। इस ज्ञानामृतक्रे एक कणने मेरे लिए वही कार्य किया जो मरणोन्मुख मनुष्यके 
लिये किसी उत्तम औषधकोी मात्रा करती है । इस मात्राके प्रभावसे मेरे ज्ञानकी सामर्थ्य क्रमश 
बढने लगी और भाज इस स्थितिमे हु कि आप सपूणंख्पसे मेरे अनुभवके विषय हो रहे हैं-- 
आपका स्वरूप जाननेकी सामथ्य॑ मुझमे आ गई है ॥ ५ ॥ 


अनारत बोघरसायनं पिबन्नखण्डितान्तब दिरज्गसयमः | 


ध्रुव मविष्यामि समः स्वय त्वया न साध्यते किं द्वि गृहीतसयमे; ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ--हे प्रभो ! जो (अनारत) निरन्तर (बोधरसायन) सम्यग्ज्ञानरूपी रसायनका 
(पिबन्‌ु) पान करता है तथा जिसका (अखण्डितान्तबंहिरज्भूमयम ) अन्तरज्भ और बहिरज् सयम 
खण्डित नही हुआ है ऐसा मैं (प्रुव) निश्चित ही (स्वयं) अपने आप (त्वया सम ) आपके समान 
(भविष्यामि) हो जाऊगा । सो ठीक ही है (हि) क्योकि (गृहीतसयमे ) सयमको धारण करनेवाले 
मनुष्योके द्वारा (कि न साध्यते) क्या नही सिद्ध कर लिया जाता ? अर्थात्‌ सभी कुछ सिद्ध कर 
लिया जाता है । 
भावार्थ--जिस प्रकार उत्तम रसायनका सेवन करनेवाला और कुपथ्य सेवनसे दूरवर्ती 
मनुष्य निर्चय ही नीरोग हो जाता है उसी प्रकार निरन्तर ज्ञानहूपी रसायनका सेवन करने- 
वाला तथा अन्तरद्भ और बहिरज्भू सयमकी निर्दोष साधनासे विषय क्पायरूप कुपथ्यसे दूरवर्ती 
में निश्चित ही नीरोग हो जाऊगा। हे भगवन्‌ ! मैं आपके ही समान भवश्नमणरूपी रोगसे 
निमुक्त हो जाऊगा | वास्तवमे सयमकी महिमा अद्भुत है ॥ ६॥ हि 
व्यतीतसंख्येष्दपि शक्त्यरक्षया स्थितस्य मे सयमलब्धिधामसु | 
सदा गुणश्रेणिशिखामणिश्रित विभो कियदृदूरमिंदं पद तव ॥ ७ ॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे भगवान्‌ | (दक्त्यरक्षया) अपनी शक्तिकी न्‍्यूनतासे (व्यतीतसस्येषु 
सयमलब्धिधामसु) असख्यात सयमलब्धिके स्थानोमे (स्पितस्य मे) स्थित रहनेवाले मेरे लिये 
ल०-६१९ 


८रे लघुतत्त्वस्फोट 


(सदा) सवंदा' (गुणश्र णिशिखामणिश्रित) गुणस्थानोकी श्रेणीके श्रेष्ठ स्थान-त्रयोदश गुणस्थान- 
सम्बन्धी (तव) आपका (इद पदस्‌) यह स्थान (कियद्‌ दूरस्‌) कितना दूर है । 

भावार्थ--यह भावनापरक स्तवन है। स्तवनकर्ता आत्माकी अनन्त शक्तिकी ओर लक्ष्य 
कर रहा है कि हे भगवन्‌ ! मैं अभी अपनी शक्तिकी न्यूनतासे सयमके असख्य लूब्धिस्थानोमे 
ही स्थित हूँ उनके द्वारा साध्य पदमे स्थित नही हो सका हूँ, परन्तु आपकी शरण प्राप्त होनेसे 
मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरे लिये भी आपका पद प्राप्त हो सकता है। अब वह मेरे 
लिये दूर नही है ॥ ७ ॥ 


उपयुपर्यूजितवीयंसम्पदा विभो विभिन्‍्दस्तव तत्त्वमस्म्यहम्‌ । 
अलब्धविज्ञानधनस्य योगिनो न बोधसौहित्यम्रपैति मानसम्‌ ॥ ८ || 
अन्वयार्थ--(विभो) है नाथ ! (अहम) मै (उपयुंपर्यूजितवीयंसम्पदा) ऊपर ऊपर वृद्धि 
को प्राप्त हुईं शक्तिरूप सम्पदाके द्वारा (त्तव) आपके (तत्व) यथार्थ स्वरूपका (विभिन्‍दन) 
विदलेषण करनेवाला (अस्मि) हूँ, सो ठीक ही है क्योकि (अलब्धविज्ञानधनस्य) जिसे विज्ञानघन 
आत्माकी उपलब्धि नही हुई है ऐसे (योगिन ) साधुका (मानसम्) मन (बोधसौहित्य) ज्ञान विषयक 
तृप्तिको (न उपेति) प्राप्त नही होता है । 
भावारथ--है भगवन्‌ | मैं अबतक अज्ञानके कारण क्षीण शक्ति होनेसे आपके परमार्थ 
स्वरूपको नही समझ सका था, परन्तु जेंसे जैसे मेरी आत्मशक्ति बढती जाती हूं वेसे वेसे हो 
आपके परमार्थ स्वरूपको समझता जाता हूँ । परमार्थसे जिसने विज्ञान घन-आत्मा प्राप्त नही 
किया हे उसका मन ज्ञानके आश्रयसे होनेवाली तृप्तिको प्राप्त नही होता ॥ ८ ॥ 
अजस्रमशभ्रान्तविवेकधारया सुदारुणं देव मम व्यवस्यतः 
स्वयजयन्त्युल्लसिताडुतोदयाः क्षणप्रहीणावरणा मनोश्ुवः || ९॥ 
अन्वयार्थ--(देव) है देव (अजस्न) निरन्तर (अश्वान्तविवेकधारया) अविराम विवेककी 
धारासे (सुदारुण) अत्यन्त कठिन (व्यवस्यत ) उद्योग करनेवाले (मम) मेरी (मनोभुव ) मनरूपी 
भूमियाँ (स्वयं) अपने आप (क्षणप्रहीणावरणा ) जिनके आवरण क्षणभरमे नष्ट हो गये हैं तथा 
(उल्लसितादभुतोदया ) जिनमे आश्चर्यकारक अभ्युदय प्रकट हुए हैं ऐसी होती हुईं (जयन्ति) 
जयवन्त प्रवतंती हैं--उत्कृष्टताको प्राप्त होती हैं । 





१ असख्येयानि सयमस्थानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तन्न सर्वजधन्यानि लव्धिस्थानानि पुलाक- 
कषायकुशीलयो , तौ युगप्रदसख्येयानि स्थानानि गच्छत , तत पछाको व्युब्छियते । कपायकुशील- 
स्ततोह्सख्येयानीष्टस्थानानि गच्छति एकाकी | तत कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशी लवकुशा युगपद- 
सख्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततों वकुशो व्युच्छियते । ततोष्ण्यसख्येयानि स्थानानि गत्वा कपाय- 
कुशीलो व्युच्छियते । अत ऊर््बमक्पागस्थानानि निर्मन्थ प्रतिपद्यते । सोध्प्यसख्येयानि स्थानानि 
गत्वा व्युच्छियते । अत ऊर्ध्वमेक स्थान गत्वा निर्ग्नन्थस्नातको निर्वाण प्राप्नोत्येतेषा सयमलब्धि- 
रचना गुणा भवतीति” ! राजवालिक ९।४७ । 


चतुविद्वतिस्तव ८ 


भौवार्थ--हे भगवन्‌ ! औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यस्दर्शनके कालमे जो विवेक 
धारा--भेंद विज्ञानकी सन्तति उत्पन्न होती है वह्‌ तो अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर न 
हो जाती है, परन्तु अब मुझे जो क्षायिक सम्यग्दशंन हुआ है वह कभी नष्ट होनेवाला नही है 
भत उसके कालमे जो भेद विज्ञानकी धारा प्रकट हुई है वह निरन्तर विद्यमान रहनेवाली है 
उस विज्ञानकी धारासे मैंने मिश्वयकर लिया है कि मै एक ज्ञाता द्रष्ठा स्वभाववारा स्वतन्क 
आात्तद्वव्य हूँ, नोकरगं, द्रव्यकर्म और भावकर्म॑ मेरी आत्मासे पृथक हैं। अनादि कालसे इनक 
मेरी आत्माके साथ संयोग अथवा भावकर्मकी अपेक्षा क्षणिक तादात्य सम्बन्ध बन रहा है पर यह 
निश्चित है कि वह सदा रहनेवाला नही है । इस भेद विज्ञानसे मै श्रीरादि पर पदार्थोको छोडनेवे 
लिये पूर्ण कटिबद्ध हुआ हँ--घोर तपरचरणके द्वारा इस कार्यके लिये उद्यम कर रहा हूँ। तथा 
क्षपकश्रेणीमे आरूढ होकर कर्मोके सेनानी मोहकमको जड-मूलसे नष्ट कर चुका हूँ । मोहकर्मने 
नष्ट होते हो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कम भी क्षणभरमे प्रक्षीण--सदाके लिये नष्ट 
हो चुके है। इनके नष्ट होते ही मेरी मनोभूमि--मेरी आत्मामे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्दान, अनन्त 
पु ओर अनन्तवीर्य ये आइचयंकारक आत्माश्वित अतिशय प्रकट हुए है। तात्पर्य यह है कि 
आपकी स्तुति करनेवाला भक्त आपके सदृश हो जाता है। आहत दर्शनकी ही यह विशेषता है 
कि वह भक्तको भी भगवान्‌ बननेका अवसर देता है ॥९॥ 


समासृतक्षाऊनगाठकर्मणा कपायकालुष्यमपास्थ तत्समम । 
समाद्य सद्रः स्फुटनोधमण्डल प्रसह्य साक्षाद्‌ भवतीश ते मह। ॥ १० ॥ 


अन्वयाथथ--(ईश) है स्वामित्‌ ! (समामृतक्षालतगाढकर्मणा) समताभावरूप अमृतके द्वारा 
अच्छी तरह प्रक्षाक्तति करनेसे (कषायकालुष्य) कषायसम्बन्धी कलृषताको (अपास्य) नष्ट कर 
(तत्समम) उसके नष्ट होनेके साथ ही (मम) मेरे (अद्य) आज (सद्य ) क्षीज ही (स्फुटबोघमण्डल) 
स्पष्ट केबलज्ञानका समूह प्रकट हुआ है और उसके फलस्वरूप (प्रसह्य) बलपुर्वंक (ते मह 
साक्षात्‌ भवति) आपके तेजका साक्षात्‌कार हो रहा है । 


भावषणं--हे भगवन््‌ | यद्यपि क्षायिक सम्यर्दर्शनके होनेसे मेरा ज्ञान सम्यज्ञान हो गया 
था तथापि चारित्रमोहके उद्ययमे होनेवाली कपषायरूप कलुषतासे वह मलित हो रहा था--उसमे 
इष्ट-अनिष्टका भाव उत्पन्त हो रहा था। परन्तु अब मै समताभावरूपी जलूसे उस कलुषताको 
बिलकुल दुर कर चुका हूँ और उसके दूर करते ही अन्तमुँहुतंके भीतर मेरा वह ज्ञान केवल 
ज्ञानरूपमे परिणत हो गया है, केवलज्ञानरूप परिणत होते ही मुझे आपके तेजका अनुभव होने 
ल्गाहै। 


त्वमात्मसात्म्यश्ञ चिदेकबत्तितामशिश्रियः शोपितरागदुर्गदः । 
परे तु रागज्वरसात्म्यछारुसा विशन्ति वाह विषयान्विषोषमान्‌ ॥ ११॥ 


अन्वयार्थ--(आत्मसात्ययज्ञ) है आत्मस्वभावके ज्ञाता भगवतु ! (शोषितरागदुर्गद ) जिन्होने 
रागरूपी दुष्ट रोगोका शोषण कर दिया है ऐसे (त्वगू) आपने (चिदेकवृत्तिताम्न) एक ज्ञानस्वभाव 
में लीनताको (अशिश्षिय ) प्राप्त किया है (तु) किन्तु (रागज्वरसात्यकालसा ) रागरूपी ज्वरके 


८४ लघुतत्त्वस्फीट 


साथ तादात्म्यकी इच्छा रखनेवाले (बाला ) अज्ञानी (परे) अन्य देव (विषोपमान्‌) विपतुल्य (विष- 
यान्‌ विद्वन्ति) विपयोमे प्रवेश करते हैं । 


भावार्थ--राग, आत्माका विकारी भाव हैं' ऐसी दुढ श्रद्धा कर उसे नष्ट करनेका आपने 
प्रबल पुरुषाथ किया और उस पुरुषा्थंक फलस्वरूप उस रागरूपी ढु खदायक रोगको नप्ट कर 
आप पूर्ण वीतराग अवस्थाको प्राप्त हुए है। रागके सद्भावमे कदाचित्‌ आपका उपयोग आत्मा 
के अतिरिक्त अन्य पदार्थोमे भी जाता था पर अब रागके नष्ट हो जानेपर वह एक चेतन्यपुञ्ज 
आत्मामे ही छीन हो रहा है । यह तो आप वीत॑रागकी बात रही, परन्तु जो रागरूपी ज्वरके साथ 
तादात्म्यका अनुभव कर रहे है, जिनको यह श्रद्धा नही हुई है कि राग आत्माका विकारी भाव 
होनेसे हेय है वे अज्ञानी हरिहरादिक देव, विषतुल्य पल्चेन्द्रियोके विषयोमे छीन हो रहे हैं । 
यहाँ सराग और वोतराग दशाके फलका वर्णन करते हुए आचार्योने जिनेन्द्रदेवका स्तवन 
किया है ॥११॥ 


कियत्कियत्‌ सयमसीमवरत्म॑नि क्रियारतेनाप्यपरा क्रिया ध्नता | 
त्वयेदमुच्चण्डचिदेकविक्रमें: समस्तकतेत्वमपाकृत हठात्‌ ॥ १२ ॥ 


अच्चयार्थ--(सयमसीमवत्मंनि) सयमसम्बन्धी सीमाके मार्ग मे (कियत्‌ कियत्‌) कुछ कुछ 
(क्रियारतेनापि) शुभ क्रियाओमे रत होनेपर (अपरा क्रिया घ्तता) पापास्रवसम्बन्धी अन्य 
क्रियाओको (घ्नता) नष्ट करनेवाले (त्वया) आपने (उच्चण्डचिदेकविक्रमे ) अत्यधिक एक 
चैतन्यमात्र आत्माके आलम्बनसे (हठात्‌) हठपुवंक (इद समस्तकतृंत्व) इस समस्त कतृत्वभावको 
(अपाकृतस्) दूर किया है--नष्ट किया है। 
भावार्थ--सयम घारण करनेपर यद्यपि आप चरणानुयोगमें प्रतिपादित सामायिक, 
स्वाध्याय, समिति आदि शुभ क्रियाओको करते थे तथापि पापवर्धक क्रियाओंसे सदा विमुख रहते 
थे । और शुभ क्रियाओको करते हुए भी आपका उपयोग एक आत्मस्वरूपमे ही स्थिर होता था | 
जैसे सामायिककी क्रिया करते समय आपका उपयोग अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावमे ही स्थिर होता था। 
है भगवनु | इस आत्माश्रयी प्रवृत्तिक कारण आपने सब प्रकारका कतुंत्व छोड दिया था । 
अर्थात्‌ छठवें गुणस्थानमे प्रतिपादित शुभ क्रियाओके कदाचित्‌ कर्ता होनेपर भी आप परमार्थंसे 
उनके कर्ता नही थे, क्योकि आपकी प्रवृत्ति अन्य क्रियाओसे हटकर एक चैतन्यस्वर्पमे ही छीन 
रहतो थी ॥१२॥ 
अऊवेसवेदनधाम्नि सुस्थितः ग्रसह्य पीख्मा सकक चराचरम्‌ । 
त्वमेष्ट(त्वमेव )पश्यस्यनिश निरुत्सुकः स्वधातुपोषोपचितं निज बधुः ॥ १३ ॥ 
अन्वयार्थ--जो (सकल चरांचर) समस्त चर-अचर विश्वकों (्रसह्य) बलपूव॑क (पीत्वा) 
पीकर--अपने ज्ञानमे निमग्न कर (अकतुंसवेदनधाम्नि) कर्तृत्वके विकल्पसे रहित ज्ञानहूप धाममे 


(सुस्थित ) अच्छी तरह स्थित है ऐसे (त्वमेव) आप ही (स्वधातुपोषोपचित) अनन्त शुभ सूक्ष्म 
आहारवर्गंणाओके द्वारा पोषणको प्राप्त हुए (निज वपु) अपने परमौदारिक शरीरको (अनिषण) 


निरन्तर (निरुत्सुक ) उत्सुकतारहिंत होते हुए (पद्यसि) देखते है । 


चतुविशवतिस्तव ८ 


भावाथं--यह जीवन्मुक्त सकल परमात्माकी स्तुति है। सकल परमात्मा केवलज्ञानसे 
विभूषित होते हैं और उनके उस केवलज्ञानमे समस्त चराचर विदव दपंणकी तरह झलकता है। 
राग-हेषके नष्ट हो जानेसे जिसका कतुंत्व भाव नष्ठ हो जाता है ऐसे ज्ञानमे वे लीन होते हैं । 
यद्यपि उनके कवलाहार नष्ट हो जाता है तथापि लाभान्तरायका क्षय हो जानेसे प्रत्येक समय 
आहारबगंणाके शुभ सूक्ष्म पुद्गल परमाणु उनके शरीरके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते रहते है जिससे 
उनका परमौदारिक शरीर देशोन कोटि वर्षतक स्थिर रहता है। उस परमौदारिक दरीरके प्रति 
उनकी रज्न्चमात्र भी उत्सुकता नहीं रहती है--वे उसे सदा निरुत्सुक भावसे देखते है। आयुकर्म॑ 
का उदय उन्हे उस शरीरसे रोके हुए है, परन्तु उसके प्रति ममताभाव नही है ॥१३॥ 


तवाहतो5त्यन्तमहिम्नि सस्थिति स्वसीमरूग्नाखिलविश्वसम्पदः । 
सदा निरुच्छवासध्तास्स्वशक्तयः स्वभावसीमानमिमा न भिन्दते ॥ १४७ ॥ 


अन्वयार्थ--(अत्यन्तमहिम्नि सस्थितिस्‌ बहुत ) जो अनन्त महिमामे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थितिको प्राप्त है तथा (स्वसीमलग्नाखिलविश्वसम्पद ) ससारकी समस्त सम्पदाए जिनकी स्वकीय 
सीमामे सलग्त हैं ऐसे (तव) आपकी (निरुछवासधुता ) सघटितरूपसे धारण की हुई (इमा 
बह ) ये निजकी शक्तिया (स्वभावसीमानम्)) स्वभावकी सीमाकों (न भिदन्ते) नहीं 
दती है। 


भावार्थ--है भगवन्‌ ! आपकी महिमा अनन्त है तथा लोककी समस्त विभूतिया आपके 
सन्निहित है । आपकी आत्मामे इतनी अनन्त शक्तिया विद्यमान है कि वे मानो बडी सकीर्णतासे 
रह रही हो, परन्तु फिर भी वे अपनी स्वाभाविक सीमाको छोडती नही है--जिस श्ञक्तिका जो 
स्वभाव है वह उसी स्वभावमे स्थिर रहती है ॥१४॥ 


तथेदसुचचावचमीश मज्जयज्जयत्यनन्तारूतसत्यवैभवम््‌ । 
स्वतत्व एवं स्कुरदात्मयन्त्रितं चिदुदूगभोद्गारतरद्षितं मह। ॥ १७ ॥| 


अन्वयाथँ--(ईश) हे स्वामित्‌ | जो (उच्चावचम) छोटे बडे-समस्त पदार्थोंको (मज्जैयत) 
अपने आपमे निमग्न कर रहा है, (अनन्तादुभुतसत्यवेभवस्) जिसका वेभव अनन्त, आइचयंकारी 
और परमाथ्थभूत है, जो (स्वतत््व एवं स्फुरत) जो आत्मतत्त्वमे ही स्फुरायमान हे, (आत्मयन्त्रित) 
जो आत्मासे नियन्त्रित हें--आत्माके अतिरिक्त अन्य द्वव्योमे अविद्यमान है तथा (चिदुद्गमोंदगार- 
तराज्ित) जो चैतन्यानुविधायी उपयोगके प्रादुर्भावसे तराज्धित है--लूब्धि रूप न रहकर सदा उप- 
योगरूप रहता है ऐसा (इदस्‌) यह (तव) आपका (मह.) केवलज्ञानरूप तेज (जयति) जयवन्त हे-- 
सबसे उत्कृष्ट है। 

भावाथ--यहा भगवान्‌के केवलज्ञानरूप तेजकी महिमा कहते हुए उसका जयकार किया 
गया हूँ । केवलज्ञान इतना विशद ज्ञान हे कि उममें छोटेसे छोटा और बडेसे बड़ा पदार्थ स्वयमेव 
प्रतिबिम्बित हो जाता है। उसका वेभव अन्तरहित, आश्चयंकारी और सत्यरूप होता हें भर्थात्‌ 
वह होकर कभी नष्ट नही होता है। वह यद्यपि लोक-अलोकवर्ती शैयोको जाननेके कारण समस्त 
लोक-अलोकमें व्याप्त है तथापि उसका नियन्त्रण आत्मासे ही होता है, अथवा वह ज्ञान भात्माको 


८६ लघुतत्त्वस्फोट 


छोडकर अन्य द्वव्योमें नही पाया जाता है। क्षायोपशमिक ज्ञान लब्धि और उपयोगके भैदसे दो 
प्रकारका होता हैँ, परन्तु केवरज्ञान क्षायिक होनेसे सदा उपयोगरूप ही रहता हे, इसीलिये उसे 
चेतन्यानुविधायी उपयोगसे तरज्ित कहा गया है ॥१५॥ 


स्पृशन्नपि स्वांशुभरेण भूयसा समुच्छवसद्विश्वमिद स्वसीमनि | 
परेण सर्वत्र सदाप्यलब्धितस्वभावसीमा जिन नाभिभूयसे ॥ १६ ॥ 


अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! यद्यपि आप (स्वसीमनि) अपनी सीमाके भीतर (समु: 
च्छवसद्‌) विद्यमान रहनेवाले (इंद विश्व) इस समस्त विश्वका (भूयसा) बहुत भारी (स्वाशुभरेण) 
स्वकीय ज्ञानरूप किरणोके समूहसे (स्पुशन्तपि) स्पर्श कर रहे है तथापि (सदापि) सबंदा (अल- 
द्वितस्वभावसीमा) जिनकी स्वाभाविक सीमाका उलद्धून नही किया जा सकता ऐसे आप (सर्वत्र) 
सब जगह (परेण) दूसरे द्रव्यके द्वारा (नाभिभूयसे) अभिभूत नही होते हैं। 


भावार्थ--हे जिनेन्द्र | ससारके समस्त पदार्थ अपनी अपनी स्वाभाविक सीमामे स्थिर हैं 
अर्थात्‌ किसी पदार्ंका द्रव्य गुण पर्याय, अन्य पदार्थके द्रव्य गुण पर्यायरूप परिणमन नही करता है । 
ऐसे पदार्थोको आप अपने ज्ञानरूप किरणोके समूहसे जानते है अर्थात्‌ वे पदार्थ ज्ञेयरूप होकर 
दर्पणमे मयूरादिके प्रतिबिम्बके समान आपके ज्ञानमे यद्यपि झलकते हैं तथापि आपका ज्ञान अपनी 
स्वाभाविक सीमाका कभी उलद्भधून नही करता अर्थात्‌ परमाथ्थंसे आपका ज्ञान ज्ञान ही रहता हैं 
और ज्ञेय ज्ञेय ही रहता है, झलकनेमात्रसे ज्ञान ज्ेयरूप नहीं होता हे। यही कारण हे कि आप 
कभी भी परके द्वारा अभिभूत नही होते हैं ॥१६॥ 


स्वभावसीमानमनन्यवाधितां स्पृशन्ति भावा स्वयमेंव शाश्वतीम | 
परः परम्यास्ति कृतोषपि तेन न क्रियेति शान्ता त्वयि शुद्धबोद्धरि ॥ १७ ॥ 


अन्वया्थ--(भावा ) ससारके समस्त पदार्थ, (अनन्यवाधिता) दूसरेके द्वारा अवाधित तथा 
(शाइवती) निरन्तर स्थिर रहनेवाली (स्वभावसीमानस) स्वभावसम्बन्धी सीमाका (स्वयमेव) 
अपने आप (स्पुशन्ति) स्पर्श करते हैं अर्थात्‌ सब पदार्थ अपने अपने स्वभावमे स्थिर रहते हैं (तेन) 
इसलिये (कृत , अपि परस्य पर नअस्ति) यद्यपि ब्यवहारनयये पर पदार्थ, परका कर्ता भले ही हो 
परन्तु परमार्थंसे पर, पर पदार्थका कर्म नही है अर्थात्‌ एक पदार्थ दूसरेका कर्म नही है। (इति) 
इस प्रकार (शुद्धबोद्धरि) मात्र ज्ञाता रहनेवाले (त्वयि) आपमे (क्रिया) कतृत्वकी भावना (शान्ता) 
शान्त है अर्थात्‌ आप मात्र ज्ञाता हैं 

भावायं--'जिस पदार्थका जो स्वभाव होता है वह दूसरेंके द्वारा अवाधित और 
शाइवतिक--नित्य होता है' इस सिद्धान्तके अनुसार ससारके सभी पदार्थ अपने अपने स्वभावमें 
स्थिर रहते हैं। कोई किसीका कर्ता बनकर उसे उसके स्वभात्रसे च्युत नही कर सकता । यही 
कारण हे कि अन्य द्रव्य, अन्य द्वव्यका कर्ता नही हे। निश्चयनयसे कतुंकमंभाव एक ही द्रन्यमे 
बनता हे दो द्रव्योमे नही, क्योकि व्याप्यव्यापकभाव एक ही द्रव्यमें हो सकता हे, इसलिये 


१ करोतीति छृत्‌ कठुं तस्य इत्यथ । 


चतुविशतिस्तव ८७ 


व्यवहारनयकी अपेक्षा कोई किसीका कर्ता भले ही कहा जाय परन्तु जब परमार्थ--निश्चयसे 
विचार किया जाता हें तब अन्य, अन्यका कर्ता नही होता है। यद्यपि जीव परमार्थसे परका 
कर्ता नही हे तथापि मोहजन्य अज्ञानभावसे वह अपनेको परका कर्ता मानता हे और कतृंत्व- 
जन्य इष्ट अनिष्ट बुद्धिका पात्र होता हुआ व्यथं ही अहकार तथा ममकार करता है, परन्तु आप 
शुद्धबोद्धा हो-मात्र ज्ञाता द्रष्टा हो अत आपकमे क्रिया स्वयमेव शान्‍्त हो गई है । मोहके निकल 
जानेसे आप कतृंत्वकी भावनासे निवृत्त हो गये ॥१७॥ 


अकते विज्ञातु वबेद्मद्भुतस्फुटम्काशं सततोदितं महः । 
न जात्वपि अस्खलति स्वशक्तिभिभरेण सधारितमात्मनात्मनि ॥ १८ ॥ 


अन्वयार्थ--(अकतृ विज्ञातृ) जो कर्ता नही है मात्र ज्ञाता है (अद्भुतस्फुटप्रकाश) जिसका 
प्रकाश आइचयेकारक तथा स्पष्टरूपसे प्रकट है, जो (सततोदित) निरन्तर उदित रहता है तथा 
जो (स्वशक्तिभि ) अपनो शक्तियोके द्वारा (भरेण) अत्यन्तरूपसे (आत्मना) अपने आपके हारा 
(आत्मनि) अपने आपमे (सधारित) धारण किया गया है ऐसा (तव) आपका (इदस) यह (मह ) 
केवलज्ञानरूप तेज (जात्वपि) कभी भी (न प्रस्खलति) स्खलित नही होता है--नष्ट नही 


होता है । 


भावार्थ--हे भगवन््‌ ! आपका केवलज्ञान ससारके किसी पदार्थंका कर्ता नही है मात्र 
विज्ञाता हे--उसे विशिष्टरूपसे जानता है। उसका प्रकाश त्रिभुवनकों आइचर्यमे डालनेवाला 
है तथा छोकालोकको अन्धकार रहित करनेके कारण अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट है। केवलज्ञान 
सदा उदित रहता है, क्षायोपशमिक ज्ञानके समान बीच-बीचमे तिरोहित नही होना हे तथा वह्‌ 
कैवलज्ञान अपनी शक्तियोके समूहसे अपने आपमे अपने आपके द्वारा धारण किया गया है । ऐसा 
कैवलज्ञान कभी भी स्खलित नही होता है भर्थात्‌ किसी पंदार्थकों जाननेंसे विमुख नहीं 
रहता ॥१८॥ 


तवेति विस्पष्टविकाशमुल्लसद्िलीनदिक्कालपिभागमेककरस्‌ | 
त्रुड(2)त्क्रियाकारकचक्रमक्रमात्‌ स्वभावमात्र परितो४पि वल्गति || १९ ॥ 


अन्वयार्थ--(विस्पष्टविकाशमस्‌) जिसका विकाश अन्यन्त स्पष्ट है, (उल्लसद्‌) जो भत्यन्त 
सुशोभित हैं (विलीनदिक्कालविभागम्‌) जिसके दिशा और कालूका विभाग विलीन हो चुका है 
(एककंस) जो अकेला रहता है (त्रुटत्क्रिपाकारकचक्रस) जिसमे क्रिया और कारकोका समूह टूट 
चुका है और जो (स्वभावमात्र/ स्वभावमात्र है (इति) इस प्रकार ऐसा (तव) आपका कैवलज्ञान- 
र्प हम एक साथ (परितोअपि) सभी ओर (वल्गति) चलता है सब ओरके पदार्थोको 
जानता है। 


सावार्थं--यहाँ केवलज्ञानके माध्यमसे भगवान्‌का स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे 
भगवन्‌ ! आपका केवलज्ञान अत्यन्त स्पष्ट है, सदा उल्लसित रहता हैं, क्षायोपशमिक ज्ञानके 
समान बीच-बीचमें होनाधिक नही होता है, दिशाओ और कालोके विभागसे रहित है--वह सब 
दिशाओ ओर सब कालोकी वातको जानता है, अकेला है, क्षायोपशमिक ज्ञान तौ एक साथ दो से 


<८ लघुतत्त्वस्फोट 


लेकर चार तक स्थित रह सकते है, परन्तु केवलज्ञान सदा अकेला ही रहता है, क्षायोपश्षमिक ज्ञान 
क्रिया तथा कर्ता-कर्म आदि कारकोके चक्रमें उलझा रहता है, परन्तु गेवलज्ञान, वीतराग-विन्ञान 
होनेके कारण इस चक्रसे वहिर्भूत रहता है । क्षायोपशमिक ज्ञान विभावरूप होता है, परन्तु कैवल- 
ज्ञान स्वभावरूप होता है, क्षायोपशमिक ज्ञान क्रमवर्ती होता है, परन्तु केवछन्नान अक्रमवर्ती है-- 
एक साथ पदार्थोक़ों जानता है तथा क्षायोपदश्मिक ज्ञान अपने विपथक्षेत्रमें स्थित पदार्थकों ही जानता 
है परन्तु केवलज्ञान सब ओरकी वातोको जानता है ॥१०॥ 


प्रवतेते नैंव न चातिवर्तते स्वभाव एवोदयते निराहुरुम्‌ | 
अपेलबोल्लासबिलात्म (स)मांसलस्वशक्तिसम्भारभृतं भवन्‍्मह। || २० ॥ 


अन्वयार्थे-- (अपेलवोल्लासविलासमासलस्वशाक्तिसम्भा रभूत) भविरक्त उल्लास--अनन्त 
सुखके विलछाससे परिपुष्ठ स्वकीय शक्तियोके समूहसे अथवा भत्मवीयंके समूहसें घारण किया हुआ 
(भवन्मह ) आपका तेज--केवलज्ञानरूप प्रताप (नव प्रवर्तते) न प्रवृत्त होता है (च) और (न अति- 
वर्तते) न अनिवर्तन करता है, किन्तु (निराकुल 'यथा स्यात्तथा ) निराकुछ रूपसे (स्वभाव एव) 
स्वभावमे ही (उदयते) उदित होता है--प्रकट होता हे--वह्‌ आपका स्वभाव ही है । 

भावायथें--हे भगवन्‌ |! आपका जो केवलज्ञानरूप तेज है वह क्रम क्रमसे पदार्थोको न जानने- 
के कारण प्रवतंन नही करता और एक साथ सबको जान लेनेसे उससे अतिरिक्त पदार्थोको जानने- 
का विकल्प ही नही रहता । यह अकेला ही प्रकट नही होता किन्तु अनन्त सुखसे परिपुष्ट अनन्त 
शक्तियोके समूहके साथ प्रकट होता है । अथवा आत्मक्षक्ति-आत्मवीर्यके साथ प्रकट होता है। 
केवलदर्न, केवलज्ञानका सहभावी है ही । इस प्रकार आपका अनन्त चतुष्टयरूप तेज स्वभाव- 
रूपमे ही उदित होता है तथा मोहका क्षय हो जानेसे वह निराकुलूरूपमें उदित होता है ॥२०॥ 


भ्रतोअपि भूयों भ्रियसे स्वधामभि) स्वतः गतृप्तो४पि पुनः प्रतृष्यसि । 
असीमबृद्धोडपि पुनर्विवद्धसे महिम्नि सीमेव न वा भवादृशाम ॥ २१॥। 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! आप (स्वजामभि ) आत्मतेजसे (भृततोषपि सन्‌) परिपूर्ण होकर भी 
(भूय ) पुन (भ्ियसे) परिपूर्ण हो रहे हैं, (स्वत्त ) स्वय (प्रतृप्तोषपि 'सन्‌ ) अत्यन्त तृप्त होकर भी 
(पुन ) फिरसे प्रतृष्पसि) अत्यन्त तृप्त हो रहे हैं और (असीमवृद्धोईपि 'सन्‌”) अत्यन्त वृद्धिको 
प्राप्त होकर भी (पुन ) फिरसे (विवर््धंसे) अत्यन्त दृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं (वा) अथवा ठीक ही 
हैं क्योकि (भवादुशाम्) आप जेसे महानुभावोकी (महिम्नि) महिमामें (सीमा एवं न) सीमा ही 
नही रहती । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ | आप जिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणोसे परिपूर्ण हो 
रहे हैं उनसे आप सदासे ही परिपूर्ण हैं, क्योकि कोई गुण न नवीन उत्पन्न होता है और न विनाश- 
को प्राप्त है, परन्तु जिस प्रकार द्रव्यकी पर्याय उपजती और विनशती है उसो प्रकार गुणकी भी 
पर्याय उपजती और विनशती है । एतावता आपके जो ज्ञान दर्शन आदि गुण पहले क्षात्रोपद् मिक 
पर्यायमें थे अब उनकी क्षायिक पर्याय प्रकट हुई है। क्षायोपशमिक पर्यायमें वे गुण अल्प-रूपमें विकसित 


१ 'पेलव विरलू तनु' इत्यमर त पेलव अपेलब अविरल दूत्यर्थ, । 


चतुविद्यांतस्तव ८९ 


थे अब क्षायिक पर्यायमे परिपुर्णरूपसे प्रकट हुए है। इसी अभिप्रायको लेकर यहाँ कहा गया है कि 
आप अपने तेजसे यद्यपि परिपूर्ण थे फिर भी इस समय अधिक परिपूर्ण हो रहे हैं, स्वय ही सुखी 
थे फिर भी इस समय अधिक सुखी हो रहे है और पहलेसे ही असीम वुद्धिसे सहित थे फिर भी 
इस समय विशेषरूपसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे है। परमार यह है कि आपकी महिमाकी कोई सीमा 
ही नही है, वह स्वथा सीमासे रहित है ॥२१॥ 

त्वमात्ममाहात्म्यनिराकुलोईपि सन्‍न तीक्ष्णतां मुज्चसि देव जातुचित । 

सदैव यक्तेश्ण्यमुदेति दारुणं॑ तदेव माहात्म्यमुशन्ति सविद ॥२२॥ 

अन्वयार्थ--(देव) हे भगवन्‌ ! (त्वस) आप (आत्ममाहात्म्यनिराकुल अपि सन्‌) आत्माकी 
महिमासे निराकुल होते हुए भी (जातुचित्‌) कभी (तीक्ष्णता) तीक्षणता भर्थात्‌ सब पदार्थोंको 
जाननेकी शक्तिको (न मुञ्चसि) नही छोडते हैं । सो ठीक ही है, क्योकि (यत्‌) जो (सदेव) सदा ही 
(दारुण) कठिन (तैक्ष्यस) तीक्ष्णता (उदेति) उदित होती है--प्रकट रहती है (तदेव) उसीको 
ज्ञानी जन (सविद ) सम्यग्ज्ञानका (माहात्म्य) माहात्म्य (उश्वन्ति) चाहते हैं या कहते हैं । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! ससारी जीवका क्षायोपशमिक्‌ ज्ञान मोहसे युक्त होनेके कारण 
अकुलतासे परिपूर्ण रहता है, क्योकि मोहके उदयमे अज्ञात वस्तुको जाननेकी इच्छा रहती है और 
विस्मृत वस्तुके भूल जानेका दु ख रहता है। कऋमवर्ती होनेसे क्षायोपशमिक ज्ञान एक साथ समस्त 
पदार्थोको जाननेकी क्षमता नही रखता है ।इस प्रकार उसका आकुलताके साथ सदा सम्बन्ध रहता 
है। साथ ही मोहसहित्त अवस्थामे ज्ञान गृुणका चरम विकास होता भी नही है। ज्ञान गुणमे जो 
तीक्ष्णता है--समस्त पदार्थोको एक साथ जाननेकी जो शक्ति है वह मोह रहित केवलज्ञानमे ही 
विकसित होती है, अन्य ज्ञानोमे नहीं। इस समय आपका ज्ञान गुण केवलज्ञानरूपमे चरम 
विकासको प्राप्त हुआ है, अत उसमे अत्यधिक तीक्ष्णता सर्वग्राहिता स्वय प्रकट हुई है। यह सब 
ग्राहिता ही केवलज्ञानकी अपूर्व महिमा है। यत आप इस केवलज्ञानसे युक्त है अत. निराकुल 
है ॥२२॥ 

अनारतोत्तेजितशान्ततेजसि त्वयि स्वयं स्फूर्जति पुष्कलौजसि। 


समक्षसंवेदनपूतचेतसां.. कुंतस्तमःकाण्डकथेव मादुशाम्‌ ॥२३॥ 

अन्वयार्थ--(अना रतोत्तेजितशान्ततेजसि ) जिनका शान्त तेज निरन्तर उत्तेजित है-- 
प्रकाशित है तथा ( पुष्कक्षेजसि ) जिनका ओज पुष्कल--परिपूर्ण है ऐसे ( त्वयि ) आपके (स्वय) 
अपने आप (स्फूर्जेति सति) प्रकाशमान रहते हुए ( समक्षसवेदनपुृतचेतसाम्र) प्रत्यक्ष स्वसवेदन- 
ज्ञानसे पवित्र चित्तवाले ( मादुशास्र ) मुझ जैसे लोगोके ( त्तम काण्डकथा एवं ) अन्धकार-अज्ञान- 
तिमिररूप परदाकी कथा ही (कुत ) कैसे हो सकती है ? 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | आपका तेज अत्यन्त शान्त है, आपके सान्निध्यमे जन्मविरोधी 
जीव भी अपना वेरभाव छोडकर शान्तिसे रहते हैं, आपका यह शान्‍्त तेज निरल्तर वृद्धिको 
प्राप्त होता रहता है। साथ ही आपका प्रताप भी लोकोत्तर है जिससे शत इन्द्र निरन्तर आपको 
वन्दना करते हैं। आपकी यह प्रभुता आपमे स्वय प्रगट हुई है-आत्मपुरुषार्थसे ही आप इस उत्कृष्ट 
अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। अत आपके विद्यमान रहते हुए मुझ जैसे छोगोको हृदयमे अज्ञानरूपी 
परदाकी कथा ही समाप्त हो गयी है, क्योकि हमारा हृदय स्वसवेदन प्रत्यक्षसे प्रवित्र हो चुका है- 
छ०-१२ 


९० लघुतत्त्वस्फोट 


आत्मानुभूतिसे समलकृत हो चुका है, उसपर अब अज्ञानरूप परदा नहीं पड सकता है। जिस 
प्रकार तेज पुज्जसे समुझ्भासित सुर्यके रहते हुए अन्धकारकी सभावना नही रहती उसी प्रकार 
प्रशान्त तेजसे सुक्ञोभित और लोकोत्तर प्रभावसे परिपूर्ण आपके विद्यमान रहते हुए अज्ञानरूप 
अन्धकारकी सभावना नही है । 
हठस्फुटच्चित्कलिफोच्छलन्महोमहिम्नि विश्वस्पुशि साम्प्रतं मम । 
अखण्डदिडूमण्डलूपिण्डितत्विपस्तमों दिगन्तेप्वपि नावतिष्ठतें ॥२४॥ 

अन्वयाये--( अखण्डदिड्मण्डरूपिण्डितत्विप ) जिनकी कान्ति समस्त दिश्ञाओंके समूहमे 
व्याप्त हो रही है ऐसे आपकी ( हठस्फुटब्चित्कलिकोच्छलन्महोमहिम्नि ) हठपूर्वक प्रकट होनेवाली 
चैतन्यरूप कालिकाओंसे युक्त तेजकी महिमा जब ( साम्प्रत ) इस समय (विश्वस्पुणि) समस्त 
विश्वका स्पर्श कर रही है-समस्त लछोकालोकको जान रही है तव (मम) मेरी आत्माकी बात तो 
दूर रही (दिगन्तेष्वपि) दिशाओंके अन्तमें भी ( तम ) अन्धकार (न अवतिष्ठते) अवस्थित नही 
है-शेष नही रहा है । 

भावाथ--जिसका प्रचण्ड तेज समस्त दिद्याओंमें व्याप्त हो रहा है ऐसे सूर्यके विद्यमान 
रहते हुए जिसप्रकार दिगूदिगन्तमे अन्चकार शेप नही रहता उसी प्रकार जिनके केवलज्ञानकी 
ज्योति समस्त दिश्याआमे व्याप्त हो रही है ऐसे चेतन्‍्य तेजकी महिमासे सुशोभित आप विश्वदर्शी 
के विद्यमान रहते हुए न मेरी आत्मामे अज्ञानान्वकार शेप रहा है और न समस्त दिल्ञाओमे भी 
बाकी रहा है। तात्पयं यह है कि आपके सान्निध्यमे जिस प्रकार मेरा स्वविषयक अज्ञान दूर 
हो गया है उत्ती प्रकार पर विषयक अज्ञान भी दूर हो गया है। प्रभो | आपके प्रतापसे मुझे 
स्वपरका यथार्थ ज्ञान हो गया है २४॥ 

समन्‍्ततदिचिज्भरनिर्भरों मवान्‌ जगद्दराक स्खलदेकचित्कणम्‌ | 

तवालुभूतिभवतैव. योध्यवा. भवेत्तवालुग्रहवृहितोदयः ॥२५॥ 

अन्वयार्थं--है भगवन्‌ ! (भवात्) आप (समन्तत ) सब ओरसे (चिद्भरनिभैर ) चेतन्यके 
भारसे परिपूर्ण है और ( वराक जगत) वेचारा ससार अर्थात्‌ ससारका शक्तिहीन प्राणी (स्खल- 
देकचित्कणम्) स्खलित होनेवाले एक चेतन्यके कणसे युक्त है--अत्यन्त भज्ञानी है, अत (तव 
अनुभूति ) आपका अनुभव आपकी महिमाका आकलन (भवतेव) आपके द्वारा ही किया जा सकता 
है (अथवा) अथवा (य ) जो (तव) आपके (अनुग्रहबुहितोदय भवेत्‌) अनुअहसे बृहितोदय हो-- 
बढे हुए अभ्युदयसे सहित हो (तेन) उसके द्वारा किया जा सकता है । 

भावाथे--हे भगवन्‌ ! आप विश्वदर्शी हैं, स्वंज्ञ हैं ओर ससारके प्राणी अत्यन्त बल्प 
क्षायोपशमिक ज्ञानके धारक हैं, उनमे इतनी क्षमता कहा है कि वे आपको अनुभूति कर सकें-- 
आपके सर्वज्ञ स्वभावको अपनी बुद्धिमे अकित कर सकें, अत आपकी पूर्ण प्रभुताका अनुभव आपके 
ही द्वारा किया जा सकता है, दूसरेके द्वारा नही। अथवा आपके अनुग्रहसे--आपकी ध्याना- 
राधनासे जिसका अभ्युदय वृद्धिको प्राप्त हुआ है जिससे स्वय सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर छी है उसके 
द्वारा किया जा सकता है। तात्पये यह है कि हे प्रभो ! मुझ्ष अल्पज्ञानीके द्वारा आपकी स्तुतिका 
होना सभव नही है ॥२५॥ द 


5 


उपजातिवृत्तम्‌ 
(८) 


अनादिरक्तस्थ तवायमासीत्‌ य. एवं सकीर्णरसः स्वभावः । 
मार्गावतारे हठमार्जितश्रीस्वया कृत) शान्तरसः स एवं ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(अनादिरक्तस्य) अनादि कालसे रागी अवस्थाको प्राप्त हुए (तव) आपका 
(य एवं अयम) जो यह (सकीर्णरस ) नानारसोसे सकीणं (स्वभाव ) स्वभाव (आसीत्‌) था (स एव) 
वही (मार्गावतारे 'सत्ति) मोक्षमागमे उतरनेपर त्वया) आपके हारा (हठम्‌) हठपुर्वक (आरजितश्री ) 
आमभ्यन्तर लक्ष्मीसे युक्त (शान्तरस क्ृत ) शान्तरस कर दिया गया । 


भावायं--जैन सिद्धान्त, अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताको स्वीकृत नही करता है। उसकी 
मान्यता है कि जो अनादि कालसे कर्ममलके द्वारा आच्छादित चला आ रहा है वही पत्ती साधना- 
से कर्ममलको दूर कर वीतराग अवस्थाको प्राप्त करता हैं। जब वह बीतराग बन जाता है तब 
अन्तमुंह॒र्तके भीतर नियमसे सर्वश्ञ बन जाता है। है भगवन्‌ ! जब आप सराग अवस्थामे थे तब 
आपका स्वभाव श्गार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत इन आठ रसोसे 
सकीर्ण था। जब कभी कषायोमे मन्‍्दता होती थी तब कुछ समयके लिये शान्तरससे भी युक्त हो 
जाता था। परन्तु जबसे आपने मोक्षमार्गम अवतरण किया तबसे उस स्वभावकों एक शान्त रस- 
रूप कर लिया। पहलेकी तरह अब यह शान्तरस क्षणस्थायी और हीन नही है, किन्तु त्रिकाल- 
स्थायी और सव ओरसे श्रीसम्पन्त है ॥१॥ 


अवाधितस्तल्वविंदा विमुक्तेरेक! कपायक्षय एव हेतु) । 
अय॑ कपायोपचयस्य बन्धहेतोर्षिपयस्तत्तया त्वयेष्टः ॥२॥ 


अन्वया्थे--(तत््वविदा त्वया) आप तत्त्वज्ञके हारा (बन्धहेतो. कषायोपचयस्य) वन्धके 
कारण कषायसमूहके (विपयंस्ततया) विपरीत होनेसे (अयस्‌ एक कपायक्षय एवं) यह एक कपाय- 
का क्षय ही (विमुक्ते ) मुक्तिका (अवाधित ) निर्वाध (हेतु) कारण (इृष्ट ) स्वीकृत किया 
गया है| 


भावार्स--हे भगवन्‌ | आप वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञाता हैं, अत आपने कपायक्षयकों ही 
मोक्षका कारण माना है और कषाय सचयको बन्धका कारण स्वीकृत किया है। 


एक; कपायानभिपेणयस्त्ं नित्योपयुक्‍्तर्चतुग्द्धकर्पी । 
सर्वासियोगेन सम॑ व्यवस्यन्नेफोंप्प्यनेकः कलितः कषाये। ॥३॥ 


९२ लघुतत्त्वस्फोट 


अस्वयार्थे--(कषायान्‌ अभिषेणयत्र त्वस्‌ एक ) कषायो पर विद्युद्ध परिणामरूप सेना द्वारा 
आक्रमण करते हुए आप यद्यपि एक थे तथापि (नित्योपयुक्त ) आप उनसे निरन्तर जूझते रहे, 
(चतुरज्भकर्षी) चारो ओरसे उन्हे खीचते रहे और (सर्वाभियोगेन) पूर्णशक्तिके (सम) साथ 
(व्यवस्यन्‌) उन्हे नष्ट करनेका उद्यम करते रहें अत (एको&४पि) एक होनेपर भी (कषाये ) 
कषायोने आपको (अनेकः) अनेक (कलछित ) समझा । 


भावार्थ--जिस प्रकार चारो ओर प्रबल प्रहार करनेवाला सुभट एक होनेपर भी शत्रुओ- 
के द्वारा अनेक समझा जाता है उसी प्रकार चारो ओरसे कषाय शन्नुओपर प्रहार करनेवाले 
आपको कषायोने समझा था कि यह एक नही, किन्तु अनेक हैं। कषायके चार भेद हैं--अनन्तानु 

बन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वकृत क्रोध मान साया छोभ। इनमेसे 

मिथ्यात्वके साथ अनस्तानुबन्धीको नष्टकर आपने चतुर्थ गुणस्थानमे प्रवेश किया था। पद्चात्‌ 
अप्रत्याल्यानावरण और प्रत्याख्यानावरणको नष्ठकर सयम धारण करते हुए सातवें और छठवें 
गुणस्थानमे पदापंण किया । तदनन्तर सज्वलनकी चौकडीको नष्ट करनेके लिये उसपर क्षपकश्रेणी 
हारा एक साथ आक्रमण कर दिया जिससे नवम गुणस्थानमे आपने सज्वलन क्रोध, मान और 
मायाको नष्ट किया । पश्चात्‌ शेष रहे संज्वलनसम्बन्धी लोभको दश्षम गुण॑स्थानमे नष्ट कर 
बारहवें गुणस्थानमे पदा्पंण किया। आपने कषायोको नष्ट करनेके लिये जो अभियान 
किया था उसमे अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी थी। निरन्तर उसी ओर आपका उपयोग रहता था। 
इस क्रियामे यद्यपि आप एक थे तथापि मानो कषायें समझती थी कि एक व्यक्ति इतनी क्षमता नही 
रख सकता, अत यह अनेक है ॥३॥ 


मुहुर्मुहुब॑श्वितचित्महारे:. पलायितव्याघुटितैमिल्लिः । 
्े 
तवाप्रकम्प्योषपि दृढ़े! कपाये। स्वशक्तिसारस्तुलितः ग्रघृष्य |।४॥ 


अन्वयार्थ--(मुहुमुंह्‌ वब्व्चितचित्परहारे ) जिन्होने बार-बार चेतन्यके प्रहारको वब्चित 
किया है-व्यर्थ सिद्ध किया है, तथा जो (पलायितव्याघुटिते मिलितै) भागकर पुन वापिस 
लौटकर मिले हैं--एकत्रित हुए हैं ऐसे (दृढ़े कषाये ) अत्यन्त बलिष्ठ कषायोंने (तब) आपके 
(अप्रकम्यो5पि) कम्पन रहित--सुदृढ (स्वशक्तिसार ) स्वकीय शक्तिके सारको (प्रघुष्य) घिसि 
घिस कर (तुलित ) तोला है ॥४॥ 
भावाय--हे भगवन्‌ ! उपछाम श्रेणिमे प्रवेशकर आपने अपने चेतन्यदास्त्रसे कषायरूपी 
दात्ुओ पर प्रहार किया तो नही, परल्तु वे अन्तमुंहतंवाद फिरसे सचेत हो गये। इस प्रकार 
कितनी ही बार वे भागे और लौटकर पुन वापिस मिल्ले। उन कषायोने आपकी अकम्प्य दक्तिको 
जीतनेका पुरजोर प्रयत्न किया । 
प्रतिक्षण सस्पृशता स्ववीय लब्ध्वान्तरं सम्यगविक्‍लवेन | 
त्वयाथ तेषां बिद्वितः प्रहार। प्रसह्य सवकंष एक एवं ॥५॥ 


अस्वयार्थं--(अथ) इसके बाद (प्रतिक्षण स्ववीर्य सस्पृश्ञता) जो भ्रत्येक क्षण अपने बलका 
स्पर्श कर रहें थे--आत्मशक्तिकी ओर जिनकी दृष्टि थी तथा जो (अविक्लबेन) अत्यन्त निर्भीक 


९४ लघुतत्त्वस्फौट 


परवश होकर इसी मनुष्य पर्यायमें रहना पडता है। इस समय वे ससारस्थ जीवोंके हितके लिये 

मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग--मेदाभेद रत्नत्रय दिखलाते हुए धर्मंतीर्थंकी प्रवृत्ति करते हैं। इसी कारण 

तीर्थंकर कहलाते है ॥»॥ । 
तीर्थाद्भवन्तः किल तदू भवद्भ्यो मिथो इथेषामिति हेतुभावः । 
अनादिसन्तानकृतावतारइ्चकास्ति बीजादकुरवत्किलायम्‌ ॥८॥ 


अन्वयारें---(किल) निशचयसे (भवन्त ) आप (तीर्थात्‌) तीर्थंसें और (तत्‌) वह तीर्थ 
(भवद्भथ ) आपसे उत्पन्‍्त होता है। (इसी) इस प्रकार (हृथेषा) दोनोका (मिथ ) परस्परमें (हेतु- 
भाव ) कारणकार्य-भाव है और (किल) वास्तवमे (अयम) यह (बीजाडकुरवत्‌) वीज और जकुरके 
8५, परम ) अनादि सन्ततिसे अवतरण करता हुआ (चकास्ति) सुशोभित 

रहा है। 

भावाथं---तरति ससारसागर भव्यों येन तत्ती्थ/ जिसके द्वारा भव्य जीव ससार सागरकों 
पार कर छे उसे तीर्थ कहते हैं। यह तीर्थ मेदामेद रत्नत्रयरूप है, क्योकि उसोके द्वारा भव्य जीव 
ससार सागरसे पार होते है। इस भेदाभेद रत्नन्नयरूप तीर्थंके प्रभावसे ही यह जीव तीर्थंकर 
बनता है और तीर्थंकरसे ही तीर्थंकी प्रवृत्ति होती है इस प्रकार दोनोमे बीज और अकुरके समान 
अनादिकालसे परस्पर कार्य-कारणभाव चला आ रहा है ॥4॥ 


समस्तमन्तः स्पृशतापि विश्व॑ं चक्तु समस्त वचसामशक्‍तेः । 


प्रत्यक्षद्रष्ट्राएखिलभावपुल्लादनन्तभागो गदितस्त्वयेकः ॥९॥ 
अन्वयार्थ--(समस्त विश्व अन्त स्पृशतापि) जो समस्त विश्वका अन्तरात्मामे स्पर्श कर 
रहे हैं अर्थात्‌ जिनकी अन्तरात्मामे समस्त विश्व प्रतिभासित हो रहा है और जो (प्रत्यक्षद्रष्द्रा) 
समस्त विद्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले हैं ऐसे होनेपर भी (त्वया) आपके द्वारा (समस्त विश्व वक्‍्तु 
वचसामशक्ते ) समस्त विश्वको कहनेके लिये वचनोकी शक्ति न होनेके कारण (अखिलभावपुण्जातू) 
समस्त पदार्थोके समूहमेसे (एक अनन्तभाग ) एक अनन्तवा भाग (गदित ) कहा गया है। 
भावा्थ--ससारमे पदार्थ अनन्त हैं, परन्तु शब्द सख्यात ही हैं। फेवलज्ञानमे अनन्त 
पदार्थ प्रतिभासित तो होते हैं, परन्तु शब्दोकी सख्या सीमित होनेसे वे शब्दोंके द्वारा कहे नही 
जा सकते । यही कारण है कि हे भगवन््‌ |! आप समस्त पदार्थोके प्रत्यक्ष द्रष्टा होकर भी दब्दोकी 
अदक्तिके कारण वे कहें नही जा सकते, इसलिये आपने समस्त पदार्थोका अनन्तवा भाग ही 
कहा है ॥९॥ न 
मिन्दंस्तमोः्नादिदृप्ररूढं महादू्वतस्तम्भिवतुद्न चित्त | 
५ रे 
तबेव बक्‍्त्रादवधारितोध्य सुरासुरहर्थात्मकवस्तुवाद। ॥१०॥ 
अन्वयार्थ--(महादभुतस्तम्भिततुज्भचित्ते ) महान्‌ु आश्चयैकारक अतिशयोंसे जिनके उन्नत 
चित्त चकित हो गये हैं ऐसे (सुरासुरे) देव और दानवोने (अनादिदृढप्ररूढ) अनादि कालसे 
मजबूत जमे हुए (तमो भिन्दन) अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाला (अय) यह (दथात्मकवस्तुवाद') 
विधि-निषेघात्मक वस्तुवाद--पदार्थंके अस्ति-नास्ति धर्मको निरूपण करनेवाला स्याद्वाद (तवब) 
आपके ही (वक्‍्त्रात) मुखसे (अवधारित ) निद्चित किया है। 


जी 


चतुविशतिस्तव ९५ 


भावार्थ--ससा रका प्रत्येक पदार्थ विधि और निषेध इन दो धर्मोसे सहित है इसीलिये 
उसमे नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, भेद अभेद, ततु अततु आदि अनेक धर्मोका समा 
वेश है। इन परस्पर विरोधी धर्मोका समावेद् स्थाह्गादसे ही होता है। यह स्याह्वाद, इस जीवके 
अनादिकालसे जमे हुए अज्ञानतिमिरको नष्ट कर देता है। हे भगवन्‌ ! इस स्याह्वादका उपदेश 
आपके ही मुखारबिन्दसे हुआ है | और मनुष्योकी तो बात ही क्या है देव दानवोने भी उसे निर्णीत 
कर हृदयमे धारण किया है ॥१०॥ 


वाग्विश्रुषस्त कृतचित्रमार्गाः श्रत्येकतीथग्रतिपत्तिकत्री! । 
श्रुव्वापि कैश्चित्‌ सम्ुदायवोधणुद्धाशयरेव धतस्तदर्थः ॥११॥ 


अन्वयाथं--(कृतचित्रमार्गा ) नाना नयोकी अपेक्षा जिन्होंने वस्तुनिरूपणकी विविध 
पद्धतियोको प्रकट किया है और जो (प्रत्येकतीर्थ॑प्रतिपत्तिकर्त्री ) प्रत्येक तीर्थ--एक एक धर्मका 
ज्ञान करानेवाली है ऐसी (ते) आपको (वाग्‌विप्रुष ) वाणीरूप बूदो--अशोको (श्रुत्वापि) सुनकर 
भी सब लोग उसके अर्थंकों धारण नही कर पाते, किन्तु (समुदायबोधशुद्धाशये ) परस्पर_विरोधी 
धरंसमूहके ज्ञानसे जिनका आशय शुद्ध हो गया है ऐसे (केश्चिद एवं) कुछ छोगोके द्वारा ही 
(तदर्थ') उसका अर्थ (घुत ) धारण किया गया है। 

भावाथं--ऊपर कहा गया था कि हे भगवन्‌ | आपने जितने पदार्थोको जाना है उन्तका 
अनन्तवा भाग ही शब्दोके द्वारा कहा जाता है, क्योकि शब्दोमे समस्त पदार्थेके कहनेकी सामर्थ्य 
नही है। यहाँ यह कहा जा रहा है, कि हे भगवन्‌ | आपने जितना कुछ कहा था उसकी धारणा 
सब लोग नही कर सके, किन्तु परस्पर विरोधी धर्मसमूहके ज्ञानसे जिनका हृदय शुद्ध है--एकान्त- 
वादके विषसे दूषित नही है ऐसे कुछ ही लोग उसे ग्रहण कर सके हैं ॥११॥॥। 


विपक्षसापेक्षतयेव शब्दाः स्पृशन्ति ते वस्तु विरुद्धधर्म । 
तदेकदेशेडपि विशी्णसारा स्याह्वादम॒ुद्राविकलाः स्खलन्ति ॥१२॥ 
अन्वयार्थ--(विपक्षसापेक्षतया) विरोधी धर्मसे सापेक्ष होनेके कारण ही (ते शब्दा ) आपके 
शब्द ( विरुद्धधमं) विरुद्ध धर्मोसे युक्त (वस्तु) वस्तुका (स्पुशन्ति) स्पर्श करते है, क्योकि (स्याद्वाद- 


मुद्राविकला ) स्याद्वादकी मुद्रासे रहित (शब्दा ) छान्‍द (तदेकदेशेंडपि) बस्तुके एक देशमे ही 
(विशीणंसारा सन्त !, शक्तिके विखर जानेसे (स्खलन्ति) स्खलित हो जाते हैं। 


भावाथ--है भगवन्‌। ससारके प्रत्येक पदार्थ परस्परविरोधी सत्‌ असत्‌, तत्‌ अतत्‌ आदि धर्मों 
से युक्त हैं। उन्हे वे ही शब्द कह सकते है जो कि परस्पर विरोधी धर्मंसे सापेक्ष होते हैं अर्थात्‌ 
द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा वस्तुके सत्‌ और पर्यायाथिकनयको अपेक्षा असत्‌ कहते है। यह विशेषता 
आपके ही शब्दोमे है, क्योकि वे ही स्याह्वाद मुद्रासे चिह्नित है। इसके विपरीत जो एकान्तवादसे 
दुषित हैं वे वस्तुके एक देशका निरूपण करनेमे ही अपनी सारी शक्ति समाप्त कर देते हैं, अत 
वस्तुके द्वितीय देश--अन्य धर्मको कहनेके लिये स्खलित हो जाते है--समर्थ नही हो पाते है ॥१२॥ 


इ्यं सदित्युक्तिरपेक्षते सद्व्यावृत्तिसीमन्तितसतइत्ती! | 
जगत्समक्षां सहसेव जहु। स्वभावसीमानमथान्यथार्थाः ॥११॥ 


९६ लघुत्तत््वस्फोट हे 


अन्वयार्थ--(सत्‌” इति इय उक्त ) 'सत्‌' इस प्रकारका जो यह कथन है वह (सद्व्या- 
वृत्तिसीमन्तितसत्यवृत्ती ) असत्से युक्त सतृप्रवृत्तियोकी (अपेक्षते) अपेक्षा रखता है अर्थात्‌ किसी 
पदार्थंकों सत्रूप कहना उसके असत्रूप कहनेकी अपेक्षा रखता है। (अथ) यदि (अन्यथा) इसके 
विपरीत माना जावे तो (आअर्था ) ससारके पदार्थ (जगत्समक्षा) समस्त ससार जिसका प्रत्यक्ष अनुभव 
बह हा है ऐसी (स्वभावसीमानस्) अपने स्वभावकी सीमाकों (सहसेव) शीघ्र ही (जह, ) 
ड्दें। 
भावार्ण--'पदार्थ सत्‌ है! यह कथन 'पदार्थ असतु है” इस विरोधी कथनकी अपेक्षा रखता 
है अर्थात्‌ एक ही पदार्थ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सतुरूप है और पर चतुष्टयकी अपेक्षा असत्रूप 
है। ससारके पदार्थोका ऐसा ही स्वभाव जगतुके प्रत्यक्ष हो रहा है--सबके अनुभवमे भा रहा है । 
यदि इसके विपरीत पदार्थों सतु अथवा असत्‌मेसे एकरूप ही माना जावे तो सब पदार्थ अपने 
स्वभावकी सीमाको छोड देंगे और स्वभावसीमाके छूटनेसे स्वभाववान्र पदार्थका नाश भी स्वय 
सिद्ध हो जावेगा ॥११॥ 
सर्व॑ सदित्येक्यमुदाहरन्ती कृत्वापि सद्‌ भेदमसंहरन्ती । 
न सत्तया पीयत एवं विश्व पीयेत सत्तेव यदीश तेन ॥१४॥ 
अन्वयार्थ--(सर्व सद) समस्त पदार्थ सत्‌रूप है' इस प्रकार सबको (सत्‌ कृत्वापि) सत्रूप 
करके भी (ऐक्य उदाहरन्ती) एकत्वका निरूपण करनेवाली उक्ति (भेद असहरन्ती) भेदका निराकरैण 
नही करती है। अर्थात्‌ जो उक्ति 'सत्‌ है' इस प्रकार कह कर समस्त पदार्थोमे एकता स्थापित 
करती है, वह भेदका निराकरण नही करती है। किसी अपेक्षा मेदको भी स्वीकृत करती है। (यव्‌) 
क्योकि (ईश) हे स्वामित्र्‌ | (विदव नेव पीयते) समस्त विश्व नही पिया जाता, किन्तु (तेन) विश्व 
के द्वारा (सत्तेव) सत्ता ही (पीयेत) पियी जाती है। 
भावार्थ--सत्ता गुण है और विश्व गुणी है। सत्ता एक गुणरूप है, परन्तु विश्व अनेक गुणों 
का समूह है, अत जब सत्ता गुणकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब एकरूपताका अनुभव होता 
है, परन्तु जब विष्वकी अपेक्षा विचार होता है तब अनेक रूपताका बोध होता है। तात्पर्य यह है 
कि एकत्व और अनेकत्व--दोनो ही परस्पर सापेक्ष है ॥१४॥ 
सत्प्रत्ययः सस्पुशतीश विश्व॑ तथापि तत्रेकतमः स आत्मा । 
असन्‌ स सन्नन्यतयामिधत्तें दैतस्य नित्यप्रविजुम्मितत्वम्‌ ॥१५॥ 
अन्वयार्थ--(ईश) हे भगवन्‌ ! (सत्थ्यय ) 'यह सत्‌ है' इस प्रकारका प्रत्यय यद्यपि (विषव) 
विश्वका (सस्पृद्गति) सम्यक्‌ प्रकारसे स्पर्श करता है--उसका बोध कराता है (तथापि) तो भी 
(तत्र) उस विश्वमे (स आत्मा) वह आत्मा (एकतम ) एक ही है अर्थात्‌ आत्मा समस्त विश्वका 
एक अ श ही है । इस प्रकार (असन्त) असद्रूप और (सत्र) सद्रप बह आत्मा (अन्यतया) अन्यरूपताके 
कारण (ह्वेतस्य) ह्वेतके (नित्यविजृम्भितत्व) नित्यविस्तारको (अभिधत्ते) कहता है। 
भावार्थ--सत्‌सामान्यकी अपेक्षा यद्यपि विश्वको एक कहा जाता है, तथापि जो विद्दवव है 
वही आत्मा नही कहा जा सकता, क्योकि लोक अलछोकके समुदायरूप विश्वमे आत्मा एक अश 
रूप ही है अर्थात्‌ आत्मा है पर वह विद्व नही है। यदि आत्माको ही विश्व मान लिया जाता है 


चतुविशतिस्तव ९७ 


तो उसमे रहनेवाले पुदूगल धर्म अधर्म आकाश और कालका अभाव सिद्ध होता है जो कि प्रत्यक्ष 
विरुद्ध होनेके कारण ग्राह्म नही हो सकता । फलस्परूप आत्मा स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌*--सदरूप 
है और विश्वकी अपेक्षा 'असत्‌' असदुरूप है। इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ इन दो विरोधी धर्मसि 
युक्त होनेके कारण आत्मा, यह सूचित करता है कि विश्वमे एकरूपता ही नही है साथमे अनेक- 
रूपता भी है ॥१५॥ 


पिवन्नपि व्याप्य हठेन विश्व स्खलन किलायं स्वपरात्मसीस्नि । 
विश्वस्य नानात्वमनादिसिद्ध कथ्थ शुवि ज्ञानघनः प्रमाष्ठि ॥१६॥ 


अन्वयार्थ--(किल) निश्चयसे (हठेन) ह॒ठपूर्वक (विश्व पिवन्‍नपि) समस्त विद्वको जानता 
हुआ भी (स्वपरात्मसीम्नि) निज और परकी सीमामे (स्खलन) सरखलित विभकत होनेवाला (अय) 
यह (ज्ञानधन ) ज्ञानसे परिपूर्ण आत्मा (विश्वस्य) विश्वके (अनादिसिद्ध) अनादिसिद्ध (नानात्व) 
तानापनको (कथ) किस प्रकार (प्रमाष्टि) साफ कर सकता है--नष्ट कर सकता है । 
भावार्थ--ज्ञानधन आत्मा, अपनी स्वच्छतासे जिस विश्वको जानता है वह उसके लिये 
पर ज्ञेय है। स्वपरावभासी ज्ञानसे युक्त होनेके कारण आत्मा जिस प्रकार परज्ञेयरूप विश्वको 
जानता है उसी प्रकार परसे भिन्‍न स्वकों भी जानता है। इस तरह आत्मा विश्वको स्व और 
परके मेदसे नानारूप सिद्ध करता है । विश्वकी यह नानारूपता आज ही हो गई हो सो बात नही 
है, किन्तु अनादिसे सिद्ध है। तात्पयं यह है कि एक और अनेक ये दो विरोधी घम॑ परस्परकी 
सापेक्षतासे ही सिद्ध होते है, निरपेक्षतासे नही ॥१६॥ 
सबवे विदित्वेक्थमपि ग्रमाष्ड न चेतनाचेतनतां क्षमेत | 
न सस्क्ृतस्यापि चिताजडस्थ चिक्त्वं प्रतीयेत कथश्वनापि ॥१७ 
अन्वयार्थ--(सर्वम्‌ ऐक्े विदित्वापि) सवको एकरूप जानकर भी (चेतनाचेतनता) चेतन 
तथा अचेतनरूपताको (प्रमाष्ठ) नष्ट करनेके लिये कोई (न क्षमेत) समर्थ नही हो सकता है, 
क्योकि (सस्कृत्तस्थापि) अच्छी तरह सस्कार--साज सजावट किये जाने पर भी (चिताजडस्य) - 
चितापर पडे हुए अचेतन शवमे (कथचन) किसी भी प्रकार (चित्त्व) चेतन्य (न प्रतीयेत) प्रतीतिमें 
नही भा सकता । 
भावायं--माना कि एकत्वधर्मं सबको विषय करता है पर इतने मात्रसे समारमे जो चेतन 
और अचेतनकी नानारूपता चली आ रहो है वह क्‍या नष्ट हो जावेगी ? यदि ससारके सब 
पदार्थ, ऐक्यके विषय होनेमात्रसे चेतन हो जाते हैं तो चितापर पडे हुए सुसस्कृत शवमे चेतन्य 
सिद्ध किया जाना चाहिये । तात्परयं यह है कि यद्यपि सामान्यरूपसे सब पदार्थोको एकरूप कहा 
जाता है तथापि उनमे चेतन ओर अचेतनके मेदसे अनेकरूपता भी रहती है। एक और अनेक ये 
दोनो विरुद्ध धर्म परस्पर सापेक्ष ही है, निरपेक्ष नही ॥१७॥ 
प्रत्यक्षमृत्तिप्ठति निष्ठुरेय स्याह्ादमुद्रा हठकारतस्ते। 
अनेकरा। शब्दपथोपनीतं संस्कृत्य विश्व॑ सममम्खलन्ती ॥१८॥ 
अन्वयाथं--जो (अनेकण ) अनेकों वार (विश्व) विव्वको (शब्दपथोपनीत नम्कृत्य) अच्छी 
तरह क्षदद सार्गका दिपय बनाकर (समम) एक साथ कथन करनेमे (अस्परून्ती) नहीं चूकनी है 
रू०-६ ३ 


९८ लघुतत्त्वस्फोट 


ऐसी (ते) आपकी (इयस्‌) यह (निष्ठुरा) कठोर (स्याद्वादमुद्रा) स्याह्मादरूप मुद्रा (हठकारत ) 
हपूवेक (प्रत्यक्ष) सामने (उत्तिष्ठति) उठकर खडी होती है। 
भावार्थ --हे भगवनत्‌ | आपकी स्याद्वादमुद्रा यद्यपि कठोर है तथापि प्रत्येक विचारकके 

सामने वह आकर खडी होती है ओर प्रत्येक विचारक उसे नतमस्तक होकर स्वीकृत करता है। 
ससारके समस्त पदार्थ परस्पर विरोधी दो धर्मोसे युक्त हैं, इनमेंसे निरपेक्ष होकर एक धर्मको 
ग्रहण करनेसे दूसरे. धर्मका अभाव सिद्ध होता है। परन्तु जो धर्म उस पदार्थमे विद्यमान है उसका 
अभाव केसे स्वीकृत किया जा सकता है? ऊपर एकरूपता और अनेकरूपताके कई दृष्टान्त * 
देकर पदार्थमे दोनो विरोधी धर्मोको सिद्ध किया गया है। स्याद्वादकी पद्धति सापेक्षवादके सिद्धान्त 
से एक ही पदार्थमे उन विरोधी धर्मोको सिद्ध करती चलती है, इस दिद्यामे वह कही स्खलित 
नही होती है ॥॥१८॥ 

अवस्थिति! सा तब देव दुष्टेविरुद्धधर्मेष्वनवस्थितियाँ । 

स्खलन्ति यद्यत्र गिरः स्खलन्तु जात हि तावन्महदन्तरालम्‌ ॥१९॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे प्रभो ! (विरुद्धधर्मेषु) विरुद्ध धर्मोमे (या) जो (अनवस्थिति ) एकके 
होकर नही रहना है (सा) वह (तव) आपकी (दृष्टे ) दृष्टिकी (अवस्थिति ) स्थिरता है--भापके 
सिद्धान्तकी स्थिरता है (यदि अन्न) यदि इस विषयमे (गिर स्खलन्ति) वचन स्खलित होते हैं तो 
(स्खलच्तु) स्खलित हो, (है) क्योकि दोनो--आप तथा अन्यकी दृष्टिमे (महाच्‌ अन्तराल) बहुत 
भारी अन्तर--भेद (तावत्‌) सम्पूर्णरूपसे (जात्त) सिद्ध हो गया । 

भावा्थ--हे भगवन्‌ ! वस्तुमे रहनेवाले नित्य अनित्य, एक अनेक आदि विरोधी धर्ममिसे 
एक पर स्थिर हो जाना--एकान्तरूपसे एक ही धमंकों स्वीकृत करता और दूसरे धर्मका निषेध 
करना यह आपको दइष्ट नही है, क्योकि विवक्षावश आप दोनो धर्मोको स्वीकृत करते हैं। यही 
आपके स्यथाह्गाद सिद्धान्तकी विशेषता है। एक ही वस्तुमे दो विरोधी धर्मोको कहनेके लिये यदि 
दब्दोकी सामथ्ये नही है तो न रहे पर इतने मात्रसे वस्तुका वस्तुत्व नष्ट नही हो सकता, क्योकि 
वस्तु अवक्तव्य भी है। तात्पयं यह है कि आपके स्याह्वाद और अन्य लोगोके एकान्तवादमे महान 
अन्तर है ॥१९॥ 


गिरां बलाधानविधानद्देतोः स्याह्वादस॒द्रामसुजस्त्वमेव । 
तदड्लितास्ते तदतत्स्वभाव वदन्ति वस्तु स्वयमस्खलन्तः |२०॥ 


अन्वयाथं--है भगवन्‌ | (गिरा बलाधानविधानहेतो ) शब्दोमे दृढ़ता स्थापित करनेके 
लिये (त्वमेव) आपने ही (स्याह्वादमुद्राम्) स्याद्वादमुद्राकों (असृज ) रचा है--इस सिद्धात्तका 
आविर्भाव किया है। इसलिये (तदद्धिता ) उस स्याद्वादमुद्रासे चिह्नित (ते) वे शब्द (अस्खलन्त ) 
स्खलित न होते हुए (स्वयं) अपने आप (वस्तु) वस्तुको (तदतत्स्वभाव) तत्‌ अतत्‌ स्वभावसे युक्त 
(वदन्ति) कहते हैं । 

हें भगवन्‌ ! हुण्डावसर्पिणीके दोषसे इस समय जो अनेक दर्शन--मत-मतान्तर प्रचलित हैं 
उनमे स्याद्वाद सिद्धान्तको आपने हो आविष्कृत किया है। स्याह्मद सिद्धान्तको स्वीकृत कर वक्‍ताके 


चतुविद्वतिस्तव ९, 


जो वचन निकलते हैं वे अत्यन्त सबल--युक्तियुक्त होते हैं तथा अजेय रहते है। उस स्याद्वाद- 
सिद्धान्तसे युक्त वचन ही वस्तुको तत्‌ अततु, विधि निषेधरूप निरूपित करते है ॥२०॥ 


परात्मनोस्तुल्यमनादिदुःखग्रवन्धनिर्भेदफलग्रयासः । 
आयासयन्नप्यपरान्‌ परेषामुपासनीय स्त्वमिहेक आसी! ॥२१॥। 


अन्वयापष--(तुल्यस्) समानरूपसे (परात्मनो ) निज और परके (अनादिदु खप्रबन्धनिर्भेद- 
फलप्रयास ) अनादिकालीन दु खकी सन्ततिका भेदन करना ही जिनके प्रयासका फल था ऐसे 
(एक त्वस्र) एक आप ही (इह) जगत्‌मे (अपरान्‌) अन्य दार्शनिकोको (आयासयन्र्‌ अपि) आयास- 
खेद युक्त करते हुए भी (परेषा) दूसरोके (उपासनीय ) उपासना करनेके योग्य (आसी") रहे है। 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आपका जितना भी प्रयास रहा है वह समानरूपसे स्वपरके दु खको 
दूर करनेके लिये रहा है। आपका निरन्तर यही अभिप्राय रहा है कि ससारके भीतर छोग 
अज्ञानान्धकारसे भाच्छादित होकर दु खनिवृत्तिके मार्गको नही पा रहे है मैं इन्हे किस प्रकार 
भागंदर्शन करूँ। इसी अभिप्रायसे प्रेरित हो आपने अपायविचय नामक धर्मध्यानमे छीन हो 
तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया था और उसीके उदय कालमे आपने दिव्यध्वनिके द्वारा अज्ञानी 
जनोको दू खनिवृत्ति--दु खसे दूर होनेका मार्ग बतलाया है। इस प्रयासमे आपको अन्य एकान्त- 
वादियोकी मान्यताका निरसन करना पडता है और इससे उन्हे दुख भी हो सकता है, पर्तु 
आपका अभिप्राय उन्हे सन्‍्मार्ग दिखानेका ही रहा है। आप समानरूप स्वपरका दुख दूर करनेके 
लिये सदा प्रयत्नशील रहे है। इस कारण एक आपही ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरोंके द्वारा उपास- 
नीय है ॥२१॥ 


व्यापारयद्‌ दुःखविनोदनाथंमारोपयद्‌ दुःखभर प्रसक्ष । 
पररधृष्य जिन शासन ते दुःखस्य मूलान्यपि कृन्ततीह ||२२॥ 


अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र | जो (दु खबिनोदनार्थ) दु खको दूर करनेके लिये (व्यापार- 
यत्‌) चेष्टा करता है और (प्रसह्मय) हठपूर्वक (दु खभर) दु खके भारको (आरोपयतु) प्राप्त कराता 
है अर्थात्‌ तपरचरणादि कष्ट सहन करनेका उपदेश देता है ऐसा (परे अधुष्य) दूसरोके द्वारा 
(अघृष्य) अधर्षणीय--अजेय (ते) आपका (शासन) शासन--धम (इह) इस जगतृमे (दु खस्य) 
दु खके हा अपि) मूल कारणोकों भी अथवा जडोको भी (कन्तति) छेदता है--नप्ट 
करता है। 


भावाये--हे भगवन्‌ ! आपके शासनमे तपश्चरण तथा पेरीपह सहन करने आदिका उप- 
देश दिया गया है और इस सबके करनेसे तत्काल दु खका अनुभव भी देखनेमे आता है, परन्तु 
परमार्थसे आपका शासन दुख दूर करनेके लिये ही निरन्तर प्रयत्न करता है, वह ससारके 
क्षणिक सुखोंसे दृरकर जीवोको स्थायी आत्मसुख प्राप्त करनेका उपदेश देता है। दार्शनिक दृष्टिसे 
भी आपका शासन, दुसरे दर्शनकारोके द्वारा अधषंणीय है--अखण्डनीय है । इस प्रकार आपका 
शासन ढु खकी जडोपर प्रहार करता है । दु खकी जडें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र 
है। आपके दर्शनमे सवंप्रथम इन्हे ही नष्ट करनेका उपदेज्ञ दिया गया है ॥२२॥ 


६०० लघुतत्त्वस्फोट 


समाझ्तस्वादविदां मुनीनामुदयन्महादु!खमरोभप सौख्यम्र्‌ । 
पयोरसज्षस्थ यथा घृषारेहंठाग्नितप्त॑ पिचतः पयोध्च ॥२३॥ 
अन्वयार्ण--(उद्यन) प्रकट होता हुआ (महादु खभरो5पि) बहुत भारी दु खका समूह भी 
(समामृतस्वादविदा) समतारूप अमृतके स्वादको जाननेवाले (मुनीना) मुनियोके लिये (सौख्यम्र) 
सुखरूप होता है। (यथा) जिस प्रकार (अन्न) इस छोकमे (हठाग्नितप्त) हठपूवंक अग्निसे सतप्त 
(पय ) दूधको (पिवत ) पीनेवा् (पयोरसज्ञस्य) दूधके रसके ज्ञाता (वुपारे ) मार्जारकों महादु खका 
भार भी सुखरूप मालूम होता है । 
भावाथ--जिस प्रकार इस जगतुमे दुग्धरसके ज्ञाता बिलावको अग्निसे सतप्त दूघको पीते 
समय उष्णताजनित दुख होता है, परन्तु वह दुग्धरसके स्वादके सामने उस दु खको नगण्य सम- 
झता है। इसी प्रकार बाह्य तपश्चरण करते हुए मुनियोको जो झारीरिक कष्ट होता है उसे वे 
समतासुधाके स्वादके सामने नगण्य समझते हैं ॥२३॥ 
अमन्दसवेदनसान्द्रमूतिं: सम्ग्रवीर्यातिशयोपपन्नः 
निःशेषिताशेषकलड्टूपछ्ूं: कोष्न्यो भवेदाप्ततरो भवत्तः ॥२४॥ 
अन्वयार्थ--(अमन्दसवेदनसान्द्रमूति ) जिनकी मूरति--आत्मा विशाल केवलज्ञानसे सघन- 
परिपूर्ण है, जो (समग्रवीर्यातिशयोपपन्‍्न ) सम्पूर्ण वीय॑ंके अतिशयसे सहित हैं तथा जिन्होंने 
(नि शेषिताशेषकलड्ूपद्धू ) समस्त कलद्भूरूपी कर्दमको नष्ट कर दिया है ऐसा (भवत्त ) आपसे 
(अन्य ) भिन्‍न-दूसरा (आप्ततर ) श्रेष्ठ आप्त (को भवेत्‌) कौन हो सकता है ? 
भावाथं--हे भगवन्‌ ! आप॑ अनन्त ज्ञानसे परिपूर्ण हैं, अनन्त वीयंसे सम्पन्न हैं और द्रव्य- 
कर्म तथा भावकर्मरूप समस्त कलद्धूुको आपने बिलकुल समाप्त कर दिया है, अत आप ही 
सबसे श्रेष्ठ आप्त हैं, आपसे बढकर दूसरा कौन आप्त हो सकता है ? ॥२४॥ 
यतस्तवेद॑ प्रतिभाति शब्दब्रह्ञेकचिन्मण्डपकोणचुम्बि । 
ततः पर ब्रह्म भवानिहैकी यस्मात्पर नापरमस्ति किख्वित्‌ ।२५॥ 
अन्चयाथे--(यत ) जिस कारण (इद) यह (छब्दब्रह्म) शब्दरूप ब्रह्म (तव) आपके (एक- 
चिन्मण्डपकोणचुम्बि) अद्वितीय केवलज्ञानहूप मण्डपके एक कोनेका चुम्बन करता हुआ (प्रति- 
भाति) जान पडता है (तत) उस कारण (इह) इस लोकमे (एक"”) एक (भवान्‌) आप ही वह 
(पर॑त्रह्म) परम ब्रह्म हैं, (यस्मात्‌) जिससे बडा बढकर (अपर किब्नचित्‌) दूसरा कोई (पर) बडा 
(न अस्ति) नही है। 
भवार्थ--हे भगवन्‌ | छोकमे जिस दाब्द ब्रह्मको सर्वत्र व्यापक कहा जाता है वह शब्द 
ब्रह्म आपके केवलज्ञानरूपी मण्डपके एक कोनेसे निलीन है भर्थात्‌ अनन्त केवलज्ञानकी अपेक्षा 
दाब्दब्रह्मका विषय अत्यन्त अल्प है। इससे यह सिद्ध होता है कि ससारमे एक आप ही पर ब्रह्म हैं, 
क्योकि ज्ञानकी अपेक्षा आप हो छोक अलोकमे व्याप्त हैं। आपसे बढकर कोई दूसरा बडा 
नही ॥२५॥ बा 
__(_ बुषस्थ मूषकस्यारिवृषारि मार्जार इत्यर्थ 'वृषो मृषकघर्मयो ” इति विदवलोचन । 


3+ 


(९) 
उपजातवृत्तस्‌ 


मार्गावतारे शमसभ्ृतात्मा रवयं प्रकाशं स्वमितः परेस्त्वमू | 
सुनिष्ठुरष्ठयूतकुतकचाक्ये: क्षिप्तोडपि नोसीः गप्रतिपत्तिमन्द। ॥१॥ 
अन्वयार्थ--(मार्गावतारे) मोक्षमा्गम अवती्ण होते ही (शमसभृतात्मा) जिनकी आत्मा 
शम-शान्तिभावसे परिपूर्ण थी तथा जो (स्वयं) अपने आप (स्व प्रकाश) आत्मप्रकाशको (इत ) 
प्राप्त थे ऐसे (त्वमू) आप (सुनिष्ठुरष्ठ्यूतकुतकंवाक्य ) अत्यन्त ककंगभावसे कुतकंपूर्ण वाक्योको 
प्रकट करनेवाले (परे ) अन्यमतावलूम्बियोके द्वारा (क्षिप्तोषपि) निन्दित होनेपर भी (प्रतिपत्तिमन्द.) 
स्वरूपसाधना अथवा यथार्थ बोधमे शिथिल (न आसी ) नही हुए थे । 


भावार्थं--हे भगवन्‌ ! मोक्षमार्गमे प्रवेश करते ही आपकी आत्मा शान्तिभावसे परिपूर्ण 
हो गई थी तथा परकी प्रेरणाके बिना आप स्वत स्वभावसे आत्मप्रकाशको प्राप्त हो गये थे । 
उसीका यह फल था कि कुतकंपूर्णं ककंश वचन बोलनेवाले अन्य प्रवादी यद्यपि आपकी निनन्‍्दा 
भी करते थे तथापि आप स्वरूप साधना जथवा यथार्थ बोधमे शिथिल नही हुए थे ॥१॥ 


अवाप्तभूतार्थविचारसारो निष्कम्पमेकत्वकृतप्रतिज्ञः ) 
निःशेषितान्तवंहिरझ्सक्ी दीनानुकम्पाविषयस्त्वमाशीः(सी:) ॥ २॥ 
अन्वयाथं--(अवाप्तभूताथंविचारसार ) जिन्होने परमार्थंका श्रेष्ठ विचार प्राप्त किया 
था (निष्कम्पस्त एकत्वकृतप्रतिज्ञ ) जिन्होने निर्भगरूपसे एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा 
(नि शेषितान्तबंहिरड्गसड्भ.) समस्त अन्तरज्भ और बहिरज्भ परिग्रहका जिन्होने त्याग किया था 
ऐसे (त्यस) आप (दीनावुकस्पाविषय ) दीतजनो पर दया करनेवाले (आसी ) हुए थे । 
भावा्॑--है भगवन्‌ | आपके दीक्षा ग्रहण करनेका विचार करते ही समस्त अन्तरड्भ और 
बहिरज्भ परिग्रहका त्याग कर दिया, आप अपने विचारोमे निष्कम्प रहे तथा दीन दुखी जीवोके 
ऊपर आपके हृदयमे करुणाका भाव उमड़ पडा | अर्थात्‌ उन्मागंगामी छोगोकों सद्धमंका उपदेश 
देकर सन्मा्भ पर लगाया ॥२॥ 
सरक्षतस्तेष्स्खलितार्थदुष्टेः सूत्रेण पदूजीवनिकां निकामम्‌। 
अपक्षपातस्थ बलादिवासीत्‌ समस्तमृतेष्वपि पक्षपातः ॥३॥ 
अन्वयार्थ--(सूत्रे)) आगमके अनुसार (अस्खलिताथ॑दुष्ठे ) जिनकी अर्थदुष्टि--पदार्थोका 
स्वरूप विचार करनेकी बुद्धि स्खलित नही हुई थी, जो (षड्जीवनिका) छहकायके जीवोकी 
(निकार्म) अत्यन्त (सरक्षत ) सुरक्षा करते थे तथा (अपक्षपातस्य) जो रागद्वेषके वशीभूत होकर 


१०२ लघुतत्त्वस्फोट 


किसी प्रकारका पक्षपात नही करते थे ऐसे (ते) आपंका (बलादिव) बलपूर्वक ही मानो (समस्ते- 
भूतेष्वपि) समस्त प्राणियों पर (पक्षपात ) पक्षपात (आसीत) हुआ था। 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! सनातन आगममे पदार्थस्वरूपका विचार करनेकी जो दृष्टि निरू- 
पित की गई है उसपर आप सदा आरूढ रहते थे--उससे रज्न्चमात्र भी विचलित नही होते थे | 
पृथिवी जल तेज वायु वनस्पति ये पाँच स्थावर तथा त्रस इन छह कायकी जीवोंके आप सदा 
रक्षा करते थे । रागद्वेषके नष्ट हो जानेसे आप यद्यपि किसीका पक्षपात नही करते थे तो भी 
सभी जीवोपर आपका जो करुणाभाव था उससे ऐसा जान पडता था मानो आप उनपर पक्षपात्त 
करते थे । तात्पर्य यह है कि आपकी करुणावृत्ति नेसगिक थी, रागजन्य नही ॥श॥। 
सूर्याशुजाः पावकविग्रुषस्ते विनिर्देहन्त्यः परितो४पि गात्रम्‌ । 
अभीप्सतः कर्मफलेकपाकमासन्‌ सुधासीकरनिविशेषाः ||४॥ 
अन्वयार्थ--(सूर्याशुजा ) सूयंको किरणोसे उत्पन्न होनेवाले जो (पावकविध्रुष ) अग्निकण 
(परितोषपि) सभी ओरसे (ते) आपके (गात्र) दरीरको (विनिदंहन्त्य ) जलाया करते थे वे (कर्म- 
फलेकपाक) कमंफलके परिपाककी (अभीष्सत ) इच्छा करनेवाले (ते) आपके लिये (सुधाशीक र- 
निविदेषा ) अमृतकणोके समान (आसन) हुए थे । 
भाषार्थ--आतापन योगके समय सुर्य रश्मियोका सम्पर्क पाकर सुर्यंकान्त शिलाओंसे जो 
अग्निके तिछंगे निकल कर सब ओरसे आपके शरीरको जछाते थे उनसे आपको कोई कष्ट नही 
होता था, उन्हे आप अमृतकणोके समान सुखदायक मानते थे। इसका कारण यह था कि आप 
पूबंबद्ध कर्मोकी निर्जरा चाहते थे। सदा आपका यही अभिप्राय रहता था कि किसी प्रकार कर्म' 
अपना फल देकर निर्जीणं हो जावें ॥४॥ 


मन्द! समस्वादभरेण नक्त गृहीतयोगः शववद्विचेष्टः । 
परेतभूमौ परिशुष्कमूर्तिविंघटिटितस्त्व दशनें! शिवामिः ॥५॥ 
अन्वयार्थ--जो (समस्वादभरेण) समतारसके स्वादके भारसे (मन्द ) शिथिल हो रहे थे, 
(नक्त) रात्रिके समय (गृहीतयोग ) योग धारण कर जो (परेतभूमो) इमशानमे (छाववत्‌) मृतक- 
समान (विचेष्ट ) निरचेष्ट पडे थे तथा (परिशुष्कमूरति) जिनका शरीर अच्छी तरह सूख गया 
था ऐसे (त्वम) आप (जिवाभि ) श्गालियोके द्वारा (ददाने ) दाँतोंसे (विघट्टित) विघट्टित 
हुए थे । 
भावार्थ--हें भगवन्‌ | रातिके समय इमशानमे जब आप प्रतिमायोग धारण करते थे तब 
मृतकके समान निःचेष्ट हो जाते थे और शश्वगालियाँ आपके शरीरको दाँतोंसे विधट्टित करती थी 
फिर भी आप अपने योगसे विचलित नही होते थे ॥५॥ ४ 
विदग्धरोगीव बलाविरोधान्मासाडंमासक्षपणानि इुर्वन्‌। 
अनादिरागज्वरवेगमुग्र॒ क्रेण.. निःशेषितवानलोल! ॥॥६॥ 
अन्वयार्थ--हें भगवन्‌ (विदग्धरोगीव) विवेकशील रोगीके समान (वलाविरोधात) शक्त्यनु- 
सार (मासाधंमासक्षपणानि कुवेन) एक माह तथा अधंमाहके उपवास करते हुए (अलोल ) तृष्णा- 


चतुविशतिस्तव १०३ 


रहित आपने (क्रमेण) क्रमसे (उग्न) तीन्र (अनादिरागज्वरवेग) अनादिकालीत रागरूपी ज्वरके 
बेंगको (नि शेषितवान्‌) नष्ट किया था | 

भावार्थ--जिस प्रकार विवेकी रोगी अपथ्य सेंवनकी तृष्णासे रहित हो शक्त्यनुसार एक 
माह तथा अर्धभासका उपवास करता हुआ अपने पुराने ज्वरके वेगको नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार आपने विषय तृष्णासे निवृत्त हो शक्त्यनुसार एक मास तथा अरधधभासका उपवास करते हुए 
क्रम-क्रमसें अनादि कालीन रागरूपी ज्वरके त्ीन्र वेगको नप्ट किया था। तात्पर्य यह है कि आपने 
अनद्नादि तपोके द्वारा रागरूपी शत्रुओपर विजय प्राप्त की थी ॥६॥ 


ततः कथब्चितू. सकलात्मवीय॑व्यापारपर्यागतसयमस्त्वम्‌ । 
जातः कपायक्षयतोःक्षरात्मा ज्ञानेकपुज्जः स्वयमेव साक्षात्‌ ॥७॥ 


अन्वयार्थ--(त्तत ) रागरूपी ज्वरका वेग नष्ट होनेके अनन्तर (कथड्चित्‌) किसी प्रकार 
(सकलात्मवीय॑व्याणरपर्यागतस यम ) सम्पूर्ण आत्मबलके प्रयाससे जिन्हे सयम प्राप्त हुआ है ऐसे 
(त्वसू) आप (कषायक्षयत ) कषायोका क्षय होनेसे (स्वयमेव) अपने आप (अक्षरात्मा) अविनाशी 
और (साक्षात्‌) प्रत्यक्ष (ज्ञानेकपुञ्ज ) ज्ञानके अद्वितीय पुज्ज (जात ) हो गये । 

भावायं--हे प्रभो ! प्रत्या्यानावरणके उदयमे होनेवाले रागकों दृरकर आपने सक्रल 
सयम धारण किया और क्रम क्रमसें समस्त कषायोका क्षय कर आंप अविनाशी सर्वज्ञ हो गये । 
आपकी यह सर्वज्ञता आत्माकी योग्यतासे स्वयमेव प्रकट हुईं, किसी अन्य पुरुपके द्वारा प्रदत्त 
नही है ॥७॥ 

ततस्त्वया व्याप्तपरापरेण स्वायुःस्थितिप्राप्तिनियन्त्रितेन । 


स्वकर्मशेपस्थ तथा विपाकसुत्पश्यतादेशि शिवस्य पन्‍्थाः ॥<॥॥ 

अन्वयार्थ--(ततः) सर्वज्ञदक्षा प्राप्त करनेके बाद (व्याप्त परापरेण) जिन्होंने स्व और परको 
व्याप्त-ज्ञात किया है (स्वायु स्थितिप्राप्तिनियन्त्रतिन) अपनी आयुकी स्थितिकी प्राप्तिसे जो 
नियन्त्रित हैं--मनुष्यायु कर्मका उदय रहनेसे जो अपनी आयु पयंन्‍्त इसी मनुष्य घरीरमे स्थित 
रहते हैं जो (स्वकर्मशेषस्य) अपने शेष कर्मोके (विपाक) उदयका (तदा उत्पण्यता) अनुभव कर रहे 
थे ऐसे (त्वया) आपके द्वारा (शिवस्य) मोक्षका (पन्या ) मार्ग (आदेशि) बनाया गया । 

भावारथें--हे भगवन्‌ ! केवर ज्ञान उत्पन्न होनेपर जिन्होंने ज्ञानकी दृष्टिसे समस्त स्वपर 
पदार्थोकोी व्याप्तककर रवखा था, जो यद्यपि घरीररूपी कारावाससे मुक्त होना चाहते थे तो भी 
आयुकी स्थिति पर्यन्त उसीमे नियन्त्रित थे ओर अपने शेप कर्मोके विपाकका अनुभव कर रहे थे 
ऐसे आपने सबके लिये मोक्षका मार्ग दिखछाया। हे भगवन्‌ ! आपने अरहन्त अवस्थाम 
सर्वहितकारी मोक्ष पथका उपदेश दिया ।4॥ 


अन्तःकपायक्षपण; प्रसह्य वहिय॑थागक्तिचाग्त्रिपाक; | 
( किक प्रदर्शितो 
चत्राथसकप्षेपतया त्वयाय प्रदर्शितो नाथ शिवस्थ पनन्‍धा ॥९॥ 


अन्वयायथ--(नाथ) हे स्वामित्र्‌ ! जहाँ (प्रसह्य) प्रुस्पा्थपुर्वक (अन्त कपायक्षपण) 
भन्तरझूमे तो कपायोका क्षय किया जाता है भौर (वहि ) बहिरद्स्‍मे (प्याशक्तिचारिश्रपाक ) 


१०४ लघुतत्त्वस्फोट 


शक्ति अनुसार चारित्र घारण किया जाता' है (अय) यह (द्विवस्य) मोक्षका (पन्‍्था ) मार्ग (सुत्रार्थ- 
गा आगमके अर्थका सक्षेप करते हुए (त्वया) आपके द्वारा (प्रदर्षित) दिखलाया 
गया है। 


भावाये--यहाँ मोक्षमा्गंके अन्तरज्भ ओर बहिरज्भ कारणोका निर्देश करते हुए भगवानु- 
का स्तवन किया गया है। अन्तरजझ्भ कारण कपायोका क्षय करना है तथा बहिरड्भ कारण 
शक्तिके अनुसार चारित्रका पालन करना है। कषायक्षयरूप अन्तरज्भध कारणके विना यथार्थ- 
चारित्रका पालन नही हो सकता और पूर्ण शक्तिसे चारित्रका पालन किये बिना मोक्ष प्राप्त नही 
हो सकता । जिस" प्रकार बन्धनमे पडा व्यक्ति बन्धनका चिन्तन करता रहता है परल्तु छेती 
और हथोडा लेकर उसे काटनेका प्रयत्न नही करता हैं तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता 
इसी प्रकार जो कर्मबन्धनका चिन्तन तो करता है परन्तु चारित्र धारण कर उस क्मबन्धनको 
नष्ट करनेका पुरुषार्थ नही करता है तो वह कमंबन्धनसे मुक्त नही हो सकता है। मात्र सम्यर्दर्शन 
ओर सम्यज्ञानको प्राप्त कर तो यह जीव सागरो पर्यन्त इसी ससारमे पडा रहता है, परन्तु 
सम्यग्द र्शन और सम्यणज्ञान पूर्वक चारित्र घारण कर अन्तमुंहर्तके भीत्तर भी ससार सागरसे पार 
हो जाता है। हे भगवन्‌ |! आगमका सार बतलाते हुए आपने सक्षेपमे यही मोक्षमार्ग दिखाया 
है क्रि अन्तरड्भमे कषायोका क्षय करो और वहिरज्भमे यथाशक्ति चारित्र धारण करो ॥०॥ 


बॉधप्रधानः किले सयमस्ते ततः कषायक्षयजा शिवाप्ति; | 
शिवाप्तिहेतोरपि_ हेतुहेतुरहेतुवन्निश्चरणस्यथ बोध) ॥१०॥ 


अस्वायर्थं--(किल) निरचयसे (ते) आपका (सयम ) चारित्र (बोधप्रधान) ज्ञानप्रधान है 
अर्थात्‌ ज्ञानके होने पर चारित्र होता है और (तत ) चारित्रसे (कषायक्षयजा) कषायक्षयपूर्वक 
होनेवाली (शिवाप्ति ) मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार (बोध ) ज्ञान यद्यपि (श्षिवाप्तिहेतो 
हेतुहेतु अपि ) मोक्ष प्राप्तिके हेतु कषायक्षयके हेतु सयमका हेतु है तथापि वह (निश्चरणस्यथ) 
चारित्ररहित जीवके (अहेतुव॒त्‌) अहेंतुके समान है । 

भावाथे--सम्यरदर्शन सम्यगज्ञान और सम्यकचारिश्र इन तीनोका प्राप्त होना मोक्षमा्ग 
है । इन तीनोमे सम्यस्ज्ञानको वीचमे रखनेका प्रयोजन यह है कि वह सम्यग्द्ंनका काय॑ है 
और सम्यकचारित्रका कारण है। तात्पर्य यह है कि सम्यक्चारित्रकी साधनामे सम्यग्ज्ञानका भी 
महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि आपने सयम धारण करते समय सम्यग्ज्ञानका भी ध्यान 
रक्‍्खा है, क्योकि सम्यग्ज्ञानसे सयम-सम्यक्चारित्र होता है, सम्यक्चारित्रसे कषायोका क्षय 
होता है और कषायोका क्षय होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसभप्रकार मोक्षप्राप्तिका कारण 
कषायक्षय, कषायक्षयकरा कारण सयम ओर सयमका कारण सम्यग्ज्ञान है। एतावता यद्यपि 
सम्यणज्ञान मोक्षप्राप्तेकि कारणके कारणका कारण है तो भी चारित्रहीन मनुष्यका ज्ञान अहेतु- 
अकारणके समान है | इसी उद्देश्यसे नीतिकारोने कहा है 'ज्ञान भार क्रिया विना' क्रियाके विना 
ज्ञान भारल्प है ॥१०णा 


लि ा+े 


१ समयसार गाथा--+२९%१, २%२ | ) 


चतुविशतिस्तव १०५ 


समस्तनिस्तीर्णचरित्रभाःः स्वायुःस्थितिज्ञ/ स विशीर्णवन्धः । 
शिखेव वहे! सहजोद्ध्वंगत्या तत्सिद्धिधामाइथ्यगमस्त्वमन्ते ॥११॥ 


अन्वयार्थ--(समस्तनिस्तीर्णचरित्रभार ) जिन्होने परम यथाख्यातचारित्ररूप सयमके 
पूर्ण भारको वहन किया है, (स्वायु स्थितिज्ञ') जो अपने आयुकर्मकी स्थितिको जानते हैं अर्थात्‌ 
जिनकी मनुष्यायुका अन्तिम क्षण बीत रहा है और (विशीणंबन्ध ) जिनका बन्ध विखर चुका है-- 
कषाय और योगोका अभाव होनेके कारण जिनका नवीन बन्ध छूट गया है और सातिशय निजेरा 
होनेके कारण जिनका पू्वंबन्ध निजीर्ण हो गया है ऐसे (स त्वम्ू) उन आपने (अन्ते) अन्त समयमे 
(वह्लें' शिखेव) अग्निकी शिखाके समान (सहजोद्ध॑गत्या) स्वाभाविक ऊध्वंगतिके द्वारा (तत्‌) उस 
प्रसिद्ध (सिद्धिधाम) मोक्षस्थानको (अध्यगम ) प्राप्त किया । 


भावार्थ--शीलके चौरासी हजार भेद तथा चौरासी लाख उत्तर गुर्णोकी पृर्णता चौदहर्वे 
गुणस्थानमे होती है । इनकी पुर्णता होने पर ही परम याथाखरुयात चारित्र होता है, इस प्रकार 
परम यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति होने पर इस जीवका कर्म बन्धन खुल जाता है उसी समय 
मनुष्यायुकी समाप्ति होती है और अग्निकी शिखाके समान स्वाभाविक ऊध्वंगतिके द्वारा यह जीव 
लोकान्तमे १५७५ धनुषप्रमाण तनुवातवलूयके अन्तिम ५२५ धनुषप्रमाण क्षेत्रमे जो सिद्धिधाम 
है वहा पहुँच जाता है। मध्यलोकसे वहा तक पहुँचनेमे इस जीवको मात्र एक समय लगता है ॥११॥ 


तस्मिन्‌ू_ भवानग्रचलप्रदेश! पिबन्‌ दशा विश्वमशेषमेव । 
समक्षसंवेदनमूर्तिरास्ते स्वगुप्तवीर्यातिशयः... सुखेन !॥१२॥ 


अन्वयाथ---(अप्रचलप्रदेश ) जिनके प्रदेश अत्यन्त निश्चल है, (दृशा) अनन्त दर्शनके 
हारा (अशेषमेव विश्व पिबन्‌) जो समस्त विश्वको ग्रहण कर रहे है, (समक्षसवेदनमूर्ति ) जो 
प्रत्यक्षज्ञान-केवलज्ञानकी मूर्तिस्वरूप हैं तथा (स्वगुप्तवीर्यातिशय ) जिनका अनन्त बल अपने आपसे 
सुरक्षित है ऐसे (भवाच) आप (तस्मिन्‌) उस सिद्धिधाममे (सुखेन आस्ते) सुखसे विराजमान है। 
भावाथं--सिद्धालयमे पहुँचने पर आत्माके प्रदेश सदाके लिये निए्चल हो जाते है। वे 
अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीयं॑ और अनन्त सुखसे सम्पन्न होते हैं। हे भगवन्‌ ! आप भी 
सिद्धालयमे पहुँच कर अनन्त चतुष्टयसे सुशोभित हैं ॥१२॥ 
दृग्बोधयोस्तेंशण्यविधायि बीये दृग्वोधतेह्षण्येषु निराकुरुत्वम्‌ । 
निराकुलुत्व तव देव सौरूय गाढोपयुक्तो5सि सुखं(सुखे)त्वमेव ॥१३॥ 
अन्वयाथं--(वीर्य) वीर्य-आत्मबल (हृग्बोधयो ) दर्शन और ज्ञानकी (तेक्ष्ण्यविधायि) 
प्रखरता--अनन्तताको करनेवाला है, (दृग्बोधतेक्ष्ण्येष) दर्शन और ज्ञानकी तीक्ष्णताके होने पर 
(निराकुलत्व) निराकुलता होती है और (निराकुलत्व) निराकुलता ही (तव) आपका (सौख्य) 
सुख है। (देव) हे देव (सुख) उस निराकुलतारूप सुखमे (त्वमेव) आपही (गाढोपयुक्त असि) 
प्रगाढरूपसे तन्मयताको प्राप्ति है। 
भावाथं--आत्मामे जो वीर्य नामका गुण है वह दर्शन और ज्ञान गुणके चरम विकासमे 


कारण है। जब दरंन और ज्ञान अपनी चरम सीमाको पहुँच जाते हैं तब निराकुलता होती है और 
ल०-१४ 


१०६ लघुतत्त्वस्फोट 


जो निराकुलता है वही सुख कहलाता है। हे भगवन्‌ | इस निराकुलतारूप सुखमे एक आप ही 
निरन्तर निमग्न रहते हैं। ससारके भीतर जन्म मरण करनेवाले अन्य जीवोको इसकी उपलब्धि 
केसे हो सकती है ? ॥११॥ 


वितृष्णता ज्ञानमनन्तराय दृग्वीयंसारोडस्खलितः समन्तात्‌ । 
अय समस्तः सुखहेतुपु»जस्तवाभवन्नित्यनिराकुलस्य |१४॥ 


अन्वयार्थ--(वितृष्णता) तृष्णाका अभाव, (अनन्तराय) बाधारहित (ज्ञान) ज्ञान और 
(समन्तात्‌) सब ओर (अस्खलित ) स्खलित नही होनेवाला (दृग्वीयंसार ) श्रेष्ठ दर्शन और वीय॑ 
(अय समस्त.) यह सब (नित्यनिराकुलस्य) निरन्तर निराकुल रहनेवाले (त्व) आपके (सुखहेतु- 
पुज्ज ) सुखके कारणका समूह (अभवत्‌) हुआ । 


भावाथं--ससारका प्राणी तृष्णाके कारण दुखी होता है, ज्ञानकी अल्पता होनेसे अज्ञात 
वस्तुको न जान सकने और ज्ञात वस्तुके विस्मृत हो जानेके कारण दु खी रहता है तथा इृष्ट 
पदार्थोमे स्खलित हो जानेवाले अल्प दर्शन और तुन्छ बलके कारण भी दुखी होता है, परन्तु हे 
भगवन्तु ! आपको किसी प्रकारकी तृष्णा नही है, केवलज्ञानके द्वारा आप चराचर विदवको एक 
साथ जानते है तथा आपमे ऐसा अनन्त दर्शन और अनन्त बल प्रकट हुआ है जो कही भी स्खलित 
नही होता । इस प्रकार सुखके समस्त साधन आपमे स्वयमेव सघटित हुए है और उनके सघटित 
होनेके कारण आप निराकुल हैं ॥१४॥ 
अनादिसंसारपथादपेतमनन्तसिद्धत्वकृतव्यवस्थम्‌ | 
त्रिकालमालायतमात्मतत्त्य साक्षात््‌॒ सम॑ पहयसि वुध्यसे च ॥१५॥ 
अन्यवार्थ--(अनादिससारपथात्‌ अपेत) जो अनादि ससारके मार्गंसे रहित है, तथा (अनन्त 
सिद्धात्वकृतव्यवस्थ) अनन्त सिद्धत्वके पदमे स्थित है तथा (त्रिकालमालायत) तीनो कालकी माला- 
मे विस्तीर्ण है ऐसे (आत्मतत्व) आत्मातत्वको आप (सम) एक साथ (साक्षात्‌) प्रत्यक्ष (पश्यसि) 
देखते (च) और (बुध्यसे) जानते हैं । 
भावार्थ--है भगवन्‌ | आपकी जो आत्मा अनादिकालीन ससारके मागंसे दूर होकर 
अनन्त-कभी नष्ट नही होनेवाली सिद्ध पर्यायको श्राप्त हुई है उसे आप अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव- 
के कारण सदा प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं ॥१५॥ 
दुग्बोधवीयोंपचितात्मशक्तिः समन्‍्ततो नित्यमखण्ड्यमानः । 
अत्यन्ततैकषण्यादविभागखण्डेरनन्तश! . खण्डयसीश विश्वम्‌ ॥१६॥ 
अन्वयार्थ--(ईछ) हे स्वामित्‌ | (समन्‍्तत ) सब ओरसे (नित्य) निरन्तर (दुग्बोधवीरयोप- 
चितात्मश्क्ति ) जिनकी आत्मशवित दर्शन ज्ञान और वीर्यसे 'वृद्धितत है, इसलिए जो (अखण्डय- 
मान ) अविभाज्य हैं--जिनके आत्म प्रदेशोमे पुद्गलग्रदेशोंके समान खण्डपना नही है ऐसे आप 
(अत्यन्ततैदण्यात्‌) ज्ञान दर्शन गुणकी तीक्ष्णताके कारण (विरुव) समस्त लोक-अलोकको 
(अनन्तद्य ) अनन्तो बार, (अविभागखण्डे)) प्रदेशोके द्वारा तथा अविभागी प्रतिच्छेदोसे (खण्डयसि) 
खैंड-खड करते हैं अर्थातु समस्त विश्वके अविभागी प्रतिच्छेदो तकको जानते हैं । 


चतुविशतिस्तव १०७ 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आपके ज्ञान दशंनकी इतनी तीक्ष्णता--सूक्ष्मग्राहिता है कि उसके 
द्वारा स्थूल पदार्थोकों जानना तो दूर रहा, आप समस्त विश्वके अर्थात्‌ एक एक अविभाग- 
प्रतिच्छेदो तकको जानते हैं ॥१६॥ 


दृढोपयुक्तस्थ तब स्फुटन्त्यः स्वशक्तयों विश्वसभावभासाः | 
विभी न भिन्दन्ति सदा स्वभाव चिदेकसामान्यक्ृतावतारा; ॥१७॥॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे प्रभो ! (दृढोपयुक्तस्य) स्वरू |मे दृढ़तासे उपयुक्त रहनेवाले (तव) 
आपकी (स्फुटन्त्य ) जो प्रकट अनुभवमे आ रही हैं (विश्वसभावभासा ) समस्त विश्वके समान 
जिनका प्रकाश है तथा (चिदेकसामान्यक्ृतावतारा ) आपके एक चेतन्व स्वभावमे जिन्होंने अव- 
तरण किया है ऐसी (स्वशक्तय ) आत्मदक्तिया (सदा) सर्वेदा-कभी भी (स्वभाव) आपके स्वभाव 
को (न भिन्दन्ति) भेदती नही हैं । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप अपने स्वरूपमे सदा दृढ है तथा आपकी समस्त शक्तिया भी, 
ऐसी शक्तिया जो अत्यन्त प्रकट अनुभवमे आ रही है, तथा सामान्यरूपसे एक चैतन्य स्वभावमे 
ग्भित हैं, सदा स्वरूपस्थ रहती है, कभी अपने स्वभावको नही छोड़ती है ॥१७छ॥। 


प्रमावरपेण तव॒ स्थितस्थ प्रमेयरूपेण विवतमानाः 
दिलष्टावभासा अपि नेकभाव त्वया सम यान्ति पदार्थमालाः ॥१८॥ 


अस्वयार्थ--(प्रमातृरूपेण स्थितस्थ) प्रमाता-ज्ञाधकके रूपमे स्थित (तव) आपके (प्रमेय- 
रूपेण) प्रमेय-ज्ेयरूपसे (विव्तमाना ) विद्यमान (पदार्थमाला ) पदार्थोके समूह (हिलप्टावभासा 
अपि) अत्यन्त तनन्‍्मयभावको प्राप्त होकर भी (त्वया सम) आपके साथ (एकभाव) एकत्वको 
(न यान्ति) नही प्राप्त होते है । 

भावाथं--है भगवन््‌ ! आप ज्ञायकमात्र हँ--पदार्थोको जाननेवाले है और ससारके 
समस्त पदार्थ आपके ज्ञेय है । अन्तज्ञेयकी अपेक्षा वे सब पदार्थ आपके ज्ञानमे जब प्रतिविम्बित 
होते हैं तव॒ ऐसे जान पडते है मानो आपके ज्ञानके साथ उनका तादात्म्य हो, परन्तु वास्तवमे वे 
आपके ज्ञानसे पृथक्‌ हैं। इस तरह आपके साथ उनका एकीभाव नही है। तात्पयं यह है कि ज्ञाता 
सदा ज्ञाता रहता है और ज्ञेय रादा ज्ञेय रहता है। ज्ञाता, भेय नही और जय, ज्ञान नही होता । 
दोनोमे ज्ञातृ-शेयसम्वन्ध ही है, तादात्म्य सम्बन्ध नही ॥१८॥ 


प्रप्रदेशने परः प्रदेशी श्रदेशशून्य न हि वस्तु किब्चित्‌ । 
आलानयन्‌ दशनवोधवीय जिन प्रदेशेप सदेव मासि ॥१९॥ 
अन्वयायं--(जिन) है जिनेन्द्र ! (परप्रदेश ) अन्य द्रव्यके प्रदेशोमि (पर ) अन्य द्रव्य 
(प्रदेशों) प्रदेशवान्‌ (न) नही होता है और (हि) निः्चयसे (किब्न्चित्‌) कोई (वस्न) द्रव्य (प्रदेश- 
शुन्‍्य) प्रदेश्षोंसे शून्य (न) नद्दी हैं । आप (दर्शनवोधवीर्य) दर्शन ज्ञान बोर वीय॑को (ए्रदेशेप) अपने 
प्रदेशोमे (आलानयन्‌) वद्ध करते हुए (सर्देव) सदा ही (भासि) सुशोभित होते है। 
भाषयं--आत्मा गुणी है और दर्शन ज्ञान तथा वीर्य उसके गुण हैं। गुणोंके प्रदेश गणीमे 
पुथक्‌ नही होते है, ऐसा सिद्धान्त हैँ परन्तु न्याय दर्शन गण आर गणीदो प्‌ ** पथ» स्थीृहृत्त 


१०८ रघुतत्त्वस्फोट 


करता हुआ गुणके समवायसे किसी अन्य पदार्थंको गुणी मानता है। इस न्याय दर्शनका निरसन 
करते हुए यहा कहा गया है कि है जिनेन्द्र | आपमे जो दर्शन ज्ञान और वीर्य गुण हैं उन्हे आप 
अपने प्रदेशोमे ही बद्ध किये हुए सुशोभित होते हैं, क्योकि ऐसा नियम है कि सव पदार्थोंके प्रदेश 
अपने अपनेमे ही रहते है किसी अन्यके प्रदेशोसे कोई अन्य प्रदेशवान्‌ नही होता है। तथा ऐसा 
भी कोई पदार्थ नही है जो प्रदेश रहित हो और उसे प्रदेशवान्‌ बननेके लिये दूसरे पदार्थके प्रदेशो- 
का आश्रय लेना पडे ॥१०॥। 
आलम्ब्य विश्व किल पुष्कलेय दुः्बोधवैचित्यमयी विभूतिः । 
तब स्वसावाद्‌. दुशिवोधमूततेरेतावदेवोपकृत॑ परेम्यः ॥२०॥ 
अन्वयार्थ--(स्वभावात्‌) स्वभावसे ही जो (दृणिवोधमूतते ) दर्शन और ज्ञानकी मूर्तिस्वरूप 
है ऐसे (त्व) भापकी (इय) यह (पुष्कका) समस्त (दुग्बोधवेचित््यमयी) दर्शन और ज्ञानकी 
विचित्रतासे युक्त (विभूति ) सपदा (किल) निश्चयसे (विश्व) समस्त छोक-अलोकका (आलम्ब्य) 
आलम्बन लेकर प्रकट हुई है (एतावतु एवं) इतना ही आपका (परेश्य ) अन्य पदार्थोस्ते (उपकृत) 
उपकार हुआ है। 
भांवार्थ--हे भगवन्‌ | दर्शन ज्ञानकी मूर्ति आप स्वभावसे ही हैं, किन्‍्ही पदार्थोने आपमे 
दर्शन ज्ञानको उत्पन्न कर दिया हो, ऐसी बात नही है। इतना अवश्य है कि यह विश्व आपके 
दर्शन ज्ञानका आल्म्बन है अर्थात्‌ दर्शन और ज्ञान इन्हे अपना दृश्य और शेय बनाते हैं। इतना: 
ही परद्रव्योसे आपका उपकार हुआ है ॥२०॥ 
अनन्तधमंत्रचितेः प्रदेशेद ग्वोधयोराश्र यमात्रभूतः | 
दुग्योधवेचित्रयम्ुखेन साक्षाद्विमो विभास्येव हि विश्वरूपः ॥२१॥ 
अल्गयाथथ--(विभो) है भगवन्‌ ! (अनन्तधर्मप्रचितै ) अनन्त धर्मेसे व्याप्त (प्रदेश) प्रदेशो- 
के द्वारा आप (दुग्बोधयों ) दर्शन और ज्ञानके (आश्रयमात्रभूत ) आधारमात्र हैं। (हि) निशनयसे 
आप (दृग्बोघवेचित्यमुखेन) दर्शन और ज्ञानकी विचित्रताके माध्यमसे (साक्षात्‌) भ्रत्यक्षमे (विश्व- 
रूप ) विद्वरूप (एवं) ही (विभासि) सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं । 
भावाथे--हे प्रभो | ऐसा नही है कि आपमे मात्र दर्शन और ज्ञान ही हो किन्तु आपके 
प्रदेश अनन्त धर्मोसे व्याप्त हैं । उन अनन्त धर्मोसि व्याप्त प्रदेशोंके द्वारा आप दर्शन और ज्ञानको 
धारण कर रहें हैं। आपके दर्शन और ज्ञान भी साधारण नही है। उन्तकी अपनी एक विद्योषता 
है--वह यह ॒ कि उनमे समस्त ज्ञेय प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, अत आप ज्ञेयाकीर्ण ज्ञानकी अपेक्षा 
विश्वरूप है ॥२१॥ 


अभावभावोभयरूपमेक स्ववस्तु साक्षात्‌ स्वयमेव पश्यन्‌ | 
न सज्जसे क्वापि सदाअग्रकम्पः स्वभावसीमाष्टिततत्तमग्न! ॥२२॥ 


अन्चयार्थ--(अभावभावोभयरूप) अभाव, भाव और उभयरूप (एक) एक (स्ववस्तु) 
मात्मवस्तुकी (स्वयमेव) अपने आप (साक्षात्‌) प्रत्यक्ष (पश्यन) देखते हुए आप (क्वापि) 
किसी अन्य पदार्थमे (न सज्जसे) सलूग्न नही होते है, किन्तु (सदा) सवंदा (अकम्प॑ ) निवचल 


चतुविगतिस्तव १०९, 
हो (स्वभावसीमाद्िततत्त्वमग्व ) स्वयके स्वभावकी सीमासे युक्त आत्म तत्त्वमे ही मग्न 


रहते है। 

भावाथे--ससा रका प्रत्येक पदार्थ क्रमापित दृष्टिमे परचतुष्टयकी अपेक्षा अभावरूप, स्व- 
चतुष्टयकी अपेक्षा भावरूप और क्रमापित उभय दृष्टिमे उभयरूप होता है | आपका आत्मद्रव्य 
भी अभाव, भाव और उभयरूप है। यद्यपि स्वभावसे एकरूप ही है, परन्तु उपयुक्त विवक्षासे तीन- 
रूप प्रतीत होता है। सबको जानते हुए भी आप अपने स्वरूपमे ही निमग्न रहते है ॥२शा। 


भूत भवद्भावि समस्तविश्वमालम्बभान। सममेव साक्षात्‌ । 
अनन्तविश्वात्मकदिव्यदीप्तिस्तवोपयोगो जिन नास्तमेति ॥२३॥ 


अन्वयायथें--(जिन) हे जिनेन्द्र ! जो (भूत भवतु भावि समस्तविश्व) भूत वर्तमान और 
भावी--समस्त विश्वका (सममेव) एक ही साथ (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (आलम्बमान ) आलम्बन कर 
रहा है--उसे जान रहा है तथा (अनन्तविश्वात्मकदिव्यदीप्ति ) जिसकी दिव्य दीप्ति.-- 
अलौकिक प्रकाश अनन्त विश्वात्मक है--ऐसे ऐसे अनन्त लोकोको जाननेकी क्षमता रखता है 
ऐसा (तव) आपका (उपयोग ) केवलज्ञानरूपी उपयोग (अस्त न एति) अस्तको प्राप्त नही 
होता है। 

भावार्थ--जो भूत भविष्यत्‌ और वतंमानसम्बन्धी विश्वको एक साथ प्रत्यक्ष देखता है 
तथा ऐसे ऐसे अनन्त विश्वोको जाननेकी क्षमता रखता है ऐसा आपेका केवलज्ञानरूप उपयोग 
कभी नष्ट नही होता है ॥२३॥ 


समन्ततो दुष्टिरवारितेयं सर्वत्र बोधोध्यमवरुद्धशक्तिः | 
अनन्तवीर्यातिशयेन गाढं सुदुद्धरं धारयसि स्वमीश ॥२४॥। 


अन्वयार्थ--(ईश) हे स्वामित््‌! आपकी (इय) यह (दृष्टि) दर्शन (समनन्‍्तत) सब ओर 
(अवारिता) अप्रतिहत है--इसकी गतिको कोई रोक नही सकता है और (अय) यह (बोध ) ज्ञान 
(सर्वत्र) सब स्थानोपर (अवरुद्धशाक्ति ) अप्रतिहत शक्तिवाला है--इसकी सामर्थ्यको कोई कही 
रोकनेवाला नही है। इस प्रकार आप (अनन्तवीर्यातिशयेन) अनन्त वीके अतिशयसे (गाढ 
सुदुद्ध॑ र) अत्यन्त परिपूर्ण (स्व) अपने आपको (घारयसि) धारण करते हैं। 

भावारथ--है भगवन्‌ ! आपकी आत्मा अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान और अनन्त बलसे 
परिपूर्ण है | छद्मस्थ जीवके ज्ञान दर्शन और वीय॑ इन्द्रियाधीन होते हैं। इन्द्रिया प्रकाश आदि 
वाह्य निमित्तोकी अपेक्षा रखती हैं, इसलिये वे सवंत्र निर्बाध नही होते हैं। परन्तु वीतराग जिनेन्द्रके 
ज्ञान दर्दान और वीय॑ तत्‌ तत्‌ आवरण क्मोके क्षयसे प्रकट होते हैं, अत उन्हे इन्द्रिय तथा बाह्य 
“08 आवश्यकता नही होती । निमित्त निरपेक्ष होनेके कारण वे सर्वत्र अप्रतिहत रहते 

॥रड। 


आरत्वा समग्र जगदेव दीनं खिन्‍्नात्मना ग्राणपृर्ण विधाय | 
वन्दीक्ृ तो5स्यद्य मयातिलोभात्‌ सर्च॑स्त्वमेवाप्य (च)किं विवादेः ॥२५॥। 


११० लघुतत्त्वस्फोट 


अच्चयाथें--हे भगवत्त ! (दीन यथा स्यात्तथा) दीनतापूर्वक (समग्रमेव जगत्‌ श्रान्त्वा) 
समस्त ससारमे भ्रमण कर (खिन्‍्तात्मना) जिसकी आत्मा खिन्‍न ही चुकी है ऐसे (मया) मैंने 
(प्राणपण विधाय) प्राणपण कर--पूरी शक्ति लगा कर (अतिलोभात्‌) अत्यन्त लोभसे (अद्य) आज 
(त्वमू) आपको (वन्दीकृत असि) अपने आपमे निरुद्ध किया है--मैं आपकी शरणमे आया हू । 
(त्वमेव) आप हो (मे) मेरे (स्व) सब कुछ हो (आप्य च) आपको प्राप्त कर मुझे (विवादे5 
विवादोसे (कि) क्‍या प्रयोजन हे आपकी शरणमे आते ही संब विवाद नष्ट हो चुके हैं । 

भावार्थ--हे नाथ | मिथ्यात्के कारण चतुर्गंतिह़्प ससारमे दीनतापूर्वक भ्रमण करते 
मेरी आत्मा खिन्‍त हो चुकी हे। अब मै पूरी शक्ति लगाकर आपकी शरणमे आया हू । रागी हेषी 
देवोकीो आराधनाका कुफल भोग कर अब मैं वीतराग जिनेन्द्रकी शरणको प्राप्त हुआ हूँ। पूरी 
दृढताके साथ मैने आपको अपने हृदयमे निरुद्ध किया हे आप मेरे सब कुछ हो, आपको पाकर 
अब मुझे विवादोसे क्या प्रयोजन है ॥२५॥ 


85 
(१०) 
उपजातिबृत्तम 


अन्तर्निमग्नान्‍्यनयस्थ भाव स्वभावलीछोच्छलनाथथमेव । 
विशुद्धविज्ञानघनं समन्‍्तात्‌ स्तोष्ये जिन शुद्धनयेकद॒ष्व्या ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(अन्तनिमस्नान्यनयस्वभाव) अन्य नयोका स्वभाव जिनके भीतर निमग्न हो 
गया है (स्वभावलीलोच्छलनाथंभेव) स्वभावकी लछीलाको प्रकट करना ही जिनका एक प्रयोजन 
है और जो (समन्‍्तात्‌) सब ओरसे (विशुद्धविज्ञानधन) वीतराग विज्ञानसे परिपूर्ण है ऐसे (जिन) 
जिनेन्द्रदेवकी मै (शुद्ध नयैकदृष्टथा) एकमात्र शुद्धनयकी दृष्टिसे (स्तोष्ये) स्तुति करूगा । 

भावाथे--पर सयोगसे रहित आत्माके शुद्धतत्त्वको ग्रहण करनेवाला नय शुद्धनयो कहलाता 
है। इसे ही परमार्थनय अथवा निशचयनय कहते हैं। जब इस शुद्धनयकी दृष्टिसे पदा्थंका कथन 
होता है तब उसकी परनिरपेक्ष किन्तु स्वसापेक्ष विशेषताओका वर्णन किया जाता है। और 
जिसमे परकी सापेक्षता रहती है वह अशुद्धनय कहलाता है। इसीको अभूताथ या व्यवहारनय कहते 
है। जैसे आत्मा कर्मोसे अबद्ध अस्पृष्ट और ज्ञान-दर्शनसे पूर्ण है ऐसा कथन करना शुद्धनय है तथा 
आत्मा कर्मसे बद्ध है स्पृष्ट है तथा रूपादिमान्‌ है, यह कथन करना अशुद्धनय है। भगवन्‌ ! अब 
मै छुद्धनयका आश्रय लेकर आपकी स्तुति करूँगा। इस शुद्धनयके स्तवनमे अन्य नयोका निषेध 
तो नही होता परन्तु वे इसी शुद्धनयमे भन्तर्निमग्न हो जाते है तथा शुद्धनयसे स्तवन करनेका 
प्रयोजन यही एक है कि इसके द्वारा स्वभावकी छीछा उभरका सामने आ जाती है और विभाव 
की लीला तिरोहित हो जाती है। स्वमे परकी सहायताके बिना जो प्रकट है तथा अनादि अनन्त- 
रूपसे त्रिकालमे विद्यमान रहता है उसे स्वभाव कहते हैं और स्वमे परके निमित्तसे जो प्रकट 
होता है उसे विभाव कहते है जैसे ज्ञानदर्शन आत्माके स्वभाव हैं, क्योकि ये किसी वाह्य कारणसे 
आत्मामे उत्पन्न नही हुए है, किन्तु रागह्वेषादिक विभाव है, क्योकि ये द्रव्यकमंकी उदयावस्थाका 
निमित्त पाकर आत्मामे उत्पन्न होते हैं। इनका सद्भाव द्रव्यकर्मकी उदयावस्थाके साथ अन्वय 
व्यतिरेक रखता है, अत उसके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते है। स्वभाव दृष्टिसे भगवान्‌ वीत- 
राग विज्ञानसे घन है--सान्द्र है और रागादि विभाव भावोसे रहित है। एक शुद्धनयकी दृष्टिसे 
भगवानुकी स्तुति करनेसे मेरा लक्ष्य अपने स्वभावकी ओर जावेगा और विभावकी ओरसे मेरा 
ममत्वभाव दूर होगा ॥१॥ 


निरगंलोच्छालविशालधाम्नी यदेव चैतन्यचमत्कृतं ते | 
उदारवैशद्यमुदेत्यमेद॑ तदेव रूप तव॒ मार्जितश्रि ॥शा। 


१, जो पस्सदि अप्पाण अवद्धपुटुठ अणण्णय णियद | 
अविसेसमसजुत्त त सुद्धणयं वियाणाहि ॥१४॥--समयप्राभृत 


११२ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्ववा्थं--(निरगंलोच्छालविद्ञालधाम्त ) निर्बाध उन्‍नतिसे विशाल तेजसे युक्त (ति) 
आपका (उदारवेशत्य) अवाधरूपसे महान्‌ वेशद्यको लिये हुए तथा (अभेद) भेदसे रहित (यदेव) जो 
भी (चैतन्यचमत्कृत) चैतन्य चमत्कार (उदेति) प्रकट होता है (तदेव) वही (माजितश्रि) अनन्त- 
चतुष्टयरूप निर्मल लक्ष्मीसे युक्त (तन) आपका स्वच्छ (रूप) स्वरूप है | 
भावाथँ--शुद्धनय गृण और गुणीमे भेदको स्वीकृत नही करता है, उसके सामने गुण और 
गुणी इस प्रकारके दो पदार्थ हैं भी नही। वह मात्र एक ज्ञायकस्वभावको ग्रहण करता है। इसी 
अभिप्रायसे कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! आपका जो सपूर्ण चैतन्य चमत्कार है वही आपका स्वरूप 
है। जिस प्रकार विजलीका स्वरूप उसका कोदना ही है उसी प्रकार आपका स्वरूप चेतन्यचम- 
त्कार ही है। आपका यह चेतन्यचमत्कार अत्यन्त उत्कृष्ट निमेछतासे सहित है अर्थात्‌ वीतराग 
विज्ञानर्प है। आपका यह रूप तब प्रकट होता है जब आपका विश्ञाल तैज निर्बाध रूपसे 
उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त हो जाता है एव यह रूप अनन्त चतुष्टयरूप निर्मल लक्ष्मोसे युक्त होता 
है । है भगवन्‌ ! यद्यपि आप ज्ञान-दर्शन सुख वीय॑ सुक्ष्मत्व अव्याबाधत्व अगुरुलघुत्व और अव- 
गाहतत्व आदि अनेक गुणोसे युक्त है तथापि उनमे एक चेतन्यचमत्कार ही प्रधान है, अता उसी 
पर दृष्टि सहूग्न हो रही है। जिस प्रकार मिश्री मघुर है उसी प्रकार क्या सफेद, कडी और 
सुगन्धित भी नही है? अवश्य है, परन्तु स्वाद छेनेवालेकी दृष्टि उसके मात्र मधुर रसकी ओर 
रहती है । मिश्री केसी है ? ऐसा पुछनेपर उसके मुखसे यही उत्तर निकलता है कि मधुर है। इसी 
प्रकार आत्मामे सुख वोरय आदि अनेक गुण क्या नही है ? अवद्व है, परल्तु शुद्धनयकी दृष्टि उसके 
चैतन्यचमत्कारपर हो सलग्न होती है ॥२॥ 
चिदेकरूपअसरस्तवाय निरुष्यते येन स एवं नास्ति। 
स्वभावगम्भीरमहिन्नि लूग्नी विभो विभास्येकरसग्रवाह। ॥३॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे स्वामित्‌ | (तव) आपका (अय) यह (चिदेकरूपप्रसर ) चेतन्यका 
अद्वितीय प्रसार (येन) जिसके द्वारा (निरुध्यते) रोका जाता है (स नास्ति एव) वह है ही नहीं-- 
ऐसा कोई पदार्थ नही है जो चैत्तन्य ज्योतिके प्रसारको रोक सके। अत (स्वभावगम्भीरमहिम्नि) 
जो स्वभावकी गम्भीर महिमामे (लग्न ) लीन हे (एकरसप्रवाह ) ऐसे चेतन्यरसके एक भ्रवाहस्वर्प 
आप (विभासि) सुणोभित हो रहे हैं । 
भावार्थ--जिस पदार्थका जो स्वभाव होता हे वह किसीके द्वारा न नष्ट किया जा सकता 
है और न परिवर्तित हो सकता है । हे भगवन्‌ | सामान्य चेतन्य--ज्ञान-दर्शन आपका स्वभाव हू । 
वह किसीके द्वारा रोका नही जा सकता। अथवा आपके ज्ञान-दर्शन गुणका जो कैवलज्ञान और 
केवलदर्शनरूपसे प्रसार हो रहा हे उसे रोकनेकी क्षमता ससारके किसी अन्य द्रव्यमे नही है । 
आप अपने स्वभावकी गम्भीर महिमा--राग-हेषसे रहित आत्मीय परिणतिमें सदा लीन रहते हुए 
सुशोभित हो रहे है ॥३॥ 
उपयुपयु चछलदच्छघामा प्रकाशमानस्त्वममभिन्नधारः | 
चिदेकतासड्डलितात्मभासा समग्रमुच्चावचमस्यसीश ।।॥४॥ 
अन्वयार्थ--(ईश) हे भगवन्‌ ! (उपयुंपयुंच्छलदच्छधामा) जिनका निर्मल तैज उत्तरोत्तर 
उछल रहा ह--बृद्धिको प्राप्त हो रहा है तथा (अभिन्‍नघार ) जिनकी ज्ञानकी धारा सदा अखण्ड 


चतुरविगतिस्तव ११३ 


रहती हैं, ऐसे (त्वम्ू) आप (प्रकाशमान ) प्रकाञमान हो रहे हैं । तथा आप (चिदेकतास ड्डूलितात्म- 
भासा) चित्स्वभावके एकत्वसे युवत्र आत्मदीप्तिके द्वारा (समय) सम्पूर्ण (उच्चावच) उत्कृष्ट 
अनुत्कृष्टके भेदको (अस्यसि) दूर कर रहे हैं । 

भावाथें--रागधारा और बानधारा ये दो धाराए हैं। मोहकमके उदयसे जो मोह तथा 
रागह्ेषरूप परिणति होती हूँ वह रागधारा कहलाती हैं। इसीको अध्यात्ममे विभाव परिणति 
कहते हैं और पदार्थका ज्ञाता-द्रष्टा होना यह ज्ञानधारा कहछाती है। इसीको अध्यात्ममे स्वभाव 
परिणति कहते हैं। इस जीवकी अनादिकालसे रागधारामे परिणति हो रही हूँ अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि 
अवस्थामे जीव यह नही समझ पाता है कि मोह तथा राग-हेपसे भिन्‍त भी कोई धारा होती हैं । 
परन्तु जब मिथ्यादृष्टि अवस्थाको पारकर जीव सम्थरदृष्टि अवस्थामे आता हे तब वह यह सम- 
झने लगता हुँ कि रागधारा मेरा स्वभाव नही है, इसके विपरीत ज्ञानधारा ही मेरा स्वभाव है । 
इस प्रकार श्रद्धाकी दृष्टिसे ज्ञानधाराकी ओर इसका लक्ष्य होने तो लगता है, परन्तु चारिच्रमोह्‌ 
का उदय रहनेंके कारण स्थायी रूपसे उसपर आरूढ नही रह पाता। यह अवस्था मिथ्यात्वके 
अनन्तर दगम गुणस्थानतक चछती है। इसके अनन्तर जब मोहका सर्वथा क्षय हो जानेसे आत्मा 
में पूर्ण वीतरागता प्रकट होती हे तब रागको धारा सूख जाती हैँ मात्र एक ज्ञानकी धारा प्रवा- 
हित रहती है। है भगवव्‌ ! इस अरहन्त अवस्थामे आपकी रागधाराका सर्वथा अभाव हो चुका 
है, मात्र एक ज्ञानधारा प्रवाहित हो रही है अर्थात्‌ आप ससारके इष्ट-अनिष्ट पदार्थोको जानते तो 
है, परन्तु उनमे इष्ट अनिष्टकी कल्पना नही करते । उस नानघारामे जब मत्ति श्रुत अवधि मन - 
पर्यय और केवलज्ञानका विकल्प रहता हे तब उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टका भेद आता हैं । केवलनान 
उत्कृष्ट है और उसके पूर्व मतिज्ञानादि अनुत्क्ृष्ट है। परन्तु जब सामान्य चित्स्वस्प--एक सामान्य 
ज्ञानगुणकी ओर दृष्टि जाती है तब ज्ञानके भीतर होनेवाले मतिज्ञानादि भेद स्वय समाप्त हो 
जाते है, एक जान सामान्य ही अनुभवमे आता है । इस दणामे उत्कृप्ट और अनुत्कृप्टका विकल्प 
स्वयमेव समाप्त हो जाता है | शुद्धनय, विशेषको ग्रहण न कर सामान्यको ग्रहण कन्ता है, अत 
उसकी दृष्टिमे उत्कृष्ट अनुत्कृष्टका भेद स्वय ही चला जाना है ॥४॥ 


समुच्छलत्यत्र तदादितीये महीजसश्चिन्महसी महिम्नि | 
जलप्लवप्लावितचित्रनीत्या विभाव्यते विश्वमपि प्रसृष्टम ॥५।। 


अन्ययार्थ--हैं भगवन्‌ ! (अग्र) इस छोकमे (लदा) उस शुद्धनयकी दशाम (महीजस ) अति- 
दाय तेजस्वी (चिन्महस') जान-दर्णनचेतन्य्प तेजकी (द्वितीय) अनुपम (महिम्नि) महिसाफे 
(समुच्छलति 'सति!) वृद्धिगत होनेपर (विग्वमयि) समस्त विध्व भी (ज5प्स्वप्त्गविनचित्रनीत्या) 
जलके प्रवाहमे प्लाचित चिप्रके समान (प्रमुप्ट) परिमाजित (विभाव्यते) जान पहना है। 

भावा्ं--हें भगवन्‌ | इस असरहत अवरथामे व्यय तेज अत्यस्त विश्याल है, गसीरिप्ये तो 
सौ इन्द्र निरन्तर आपको नमस्कार करते है।इस समय आपके चैतन्य जञानदर्धनणी अध्तीय 
सहिमा सर्वत्ष उच्छलित हू। रही है--सवसे अधिक प्रतोतिमे आ रही है, हसरितरे आपना शेर 
ससार जरूफे पूरसे घने हुए चित्र समान पूछ गया है->निष्ण्म हो गण है। पद्धति :प३ छर्भ 
अन्निम सतुएप पर्याय है. तथापि जीवन्मुपद सबस्थाका प्रफ्त द्वो चुसे 7--जीडिन रहये हुए मो 
मुक्तके समान हो गये है। लथवा आपने चेपरस्वशाबर्यी मरिमा इटतेपर स्रापगों सुख थीएं 

छ०-है४ 


११४ लघुतत्त्वस्फोट 


अब्याबाधत्व, अवगाहनत्व और सूक्ष्मत् आदि गुण तिरोहितके समान हो गये हैं, उन सब गुणोमे 
प्रमुखरूपसे एक चेतन्यस्वभावज्ञान-दर्शन गुण ही प्रकट हो रहा है। चेतन्य स्वभावकी महिमा 
ही इस प्रकारकी है कि उनके प्रकट होनेपर अन्य सब गृण उसीके भन्तगंत हौ जाते हैं ॥५॥ 


विशुद्धबोधप्रतिबद्धधाम्न! स्वरूपगुप्तस्थ चकासतस्ते | 
अय॑ स्फुटः स्वानुभवेन काममुदायते भिन्‍नरसः स्वभाव। ॥६॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (विजुद्धवोधप्रतिबद्धधाम्न) जिनका तेज वीतराग विज्ञान-- 
केवलज्ञानसे सम्बद्ध है तथा जो (स्वरूपगुप्तस्य चकासत ) आत्मस्वरूपसे सुरक्षित होकर सुशोभित 
हो रहे हैं ऐसे (तै) आपका (स्वानुभवेन) स्वानुभवसे (स्फुट ) स्पष्ट प्रकट हुआ (भिन्‍नरस ) 
विभावपरिणतिसे भिन्‍न रसवाला (अय) यह (स्वभाव ) स्वभाव (काम “यथा स्यात्तथा”) अच्छी 
तरह (उदीयंते) प्रकट हो रहा है--स्पष्टरूपसे अनुभवमे आ रहा है। 

भावाथं--ज्ञान-दशंन आत्माका स्वभाव है और राग-द्वेषादिक विभाव हैं। ससारी जीवका 
स्वभाव, राग-द्वेषरूप विभावपरिणामोसे सयुक्त होनेके कारण एक वीतराग विज्ञानसे ही सबद्ध नही 
रह पाता है, उसमे राग-द्वेषकी लहर उठनेसे स्वरूप निमग्नता नही रह पाती है । परन्तु अरहन्त 
अवस्थामे राग-हेपकी लहरका स्वंथा अभाव हो जानेसे अपने ज्ञान-दर्शंन स्वभावमे ही लीनता रहती 
है। हे भगवच्‌ ! जिस प्रकार वायु रहित स्थानमे रखें हुए दीपककी ज्योति अपने आपमे स्थिर-- 
निमग्न रहती है उसी प्रकार आप भी अपने स्वरूपमे स्थिर--निमग्न हैं। विभाव परिणतिके नष्ट हो 
जानेसे आपकी यह स्वरूप निमग्नता स्वय सुशोभित हो रही है | इस दशामे आपका यह ज्ञान-दर्शन- 
स्वभाव पूर्ववर्ती विभाव परिणतिसे भिन्‍न स्वादवाला हो गया है, क्योकि सराग ज्ञानकी अपेक्षा 
बीतराग विज्ञानकी अनुभूति भिन्‍न प्रकारकी होती है। सराग ज्ञान, पदार्थभो जानते समय उसमे 
इष्ट-अनिष्टकी अनुभूति भी करता है,£परन्तु वीतराग विज्ञान पदार्थकों जानते समय इष्ट-अनिष्ट- 
की अनुभूतिसे सर्वंथा रहित हो जाता है। आपका यह स्वभाव, स्वानुभवसे अच्छी तरह प्रकट हो 
रहा है ॥६॥ 

अभावभावादिविकल्पजालं समस्तमप्यस्तमय नयन्नः | 


समुच्छलद्बोधसुधाप्लवो5यं स्वभाव एवोल्लसति स्फूटस्ते ॥७॥ 

अन्वयार्थ--(न ) हमारे (समस्तस॒ अपि) सभी प्रकारके (अभावभावादिविकल्पजाल) 
अभाव तथा भाव आदि विकल्पोके समूहको (अस्तमय नयन्‌) अस्तभावको प्राप्त कराता हुआ 
(समुच्छलद्बोधसुधाप्लव ) सब ओर उच्छलित होनेवाले ज्ञानरूप अमृतके प्रवाहसे सहित (ते) 
आपका (अर्य) यह (स्फुट ) स्पष्ट (स्वभाव एवं) स्वभाव ही (उल्लसति) उल्लसित हो रहा है- 
प्रतीतिमे आ रहा है । 

भावार्थ--नयात्मक श्रुतज्ञानकी अपेक्षा विचार करनेपर पदार्थ पर चतुष्टय पर द्रव्य 
क्षेत्र काल भावसे अभावरूप होता है और स्वतुष्टयसे भावरूप रहता है। द्रव्यदृष्टिसे पदार्थ नित्य 
रहता है और पर्यायहष्टिसे अनित्य रहता है। सामान्यसे एक है और विशेषसे अनेक है । इस 
प्रकार नाना प्रकारके विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। परन्तु केवलज्ञान इन सब विकल्पोको समाप्त 
कर देता है। उसके होने पर ये सब विकल्प स्वयमेव विनाझ्षको प्राप्त हो जाते हैं। हें भगवन्र ; 


चतुविगतिस्तव॑ ११५ 


जिसमे वीतरागविज्ञानरूप अमृतका पूर उच्छठित होता रहता है ऐसा आपका स्वभाव ही इस 
अरहन्त अवस्थामे प्रकट हो रहा है, रागादिविभाव समूल नप्ट हो चुका है ॥७॥ 


स्वभावत्रद्धाचलितेक॒दुष्टेः स्फुटप्रकाशम्य तवोज्जिहासा; 
समनन्‍्ततः सम्भृतवोधसार; प्रकाशपृञ्जः परितश्चकास्ति ॥<4॥ 


अन्वयार्थं--(स्वभाववद्धाचलितेदुप्टे) जिनकी दृष्टि स्वभावमे वद्ध होकर अचल-स्थिर 
हो चुकी है (म्फुटप्रकाशस्थ) जिनका ज्ञानरूप प्रकाश अत्यन्त स्पष्ट है तथा (उज्जहायों ) जो 
ऊर्वंगतिस्वभावसे छोकान्तमे विद्यमान सिद्धालयकों प्राप्त करना चाहते है ऐसे (तव) आपका 
(समन्तत सम्भृतवोघसार ) सब ओरसे श्रेष्ठ ज्ञानसे परिपूर्ण (प्रकाशपुञ्ज ) आत्मप्रकाशका 
समूह (परित ) सभी ओर (चकास्ति) सुन्नोभित हो रहा है । 

भावाथं--है भगवन्‌ ! चारित्रमोहजन्य चश्चलताके नष्ट हो जानेसे आपकी दृष्टि, स्वभावमे 
वद्ध और अचल हो गई है। यद्यपि दर्शनमोहके नप्ट हो जानेस वह स्वरूप बद्ध तो पहले ही 
हो चुकी थी, तथापि चारित्रमोहजन्य चजञ्चलृताफे कारण उसमे अचलित नहीं हो पाती थी। 
सतण्च अब वह चश्चलता नष्ट हो चुकी है, इसलिये वह स्वभावम बढ्ध और अचठ हो चकी है । 
आपकी अन्‍्तरात्मा अन्त प्रकाणसे प्रकाणित है तथा आप नियमसे उज्जिहासु-ऊध्यंगमन बारने- 
वाले हैं। चौदह॒वें गुणस्थानके अन्तमे सत्तास्थित पचासी कर्म प्रकृतियोका क्षय कर एक समय 
मात्रमे लोकके शिसर पर विराजमान होनेवाले हैं। लोकालोकाबभासी होनेगे केवलज्ञान 
समस्त ज्ञानोमे सारभूत है । इस केवलज्ञानकों आपने समस्त आत्मप्रदेशोमे धारण किया है। 
इस प्रकार आपका यह आम्यन्तर प्रकाणका समूह सब भोर सुशोभित हो रहा हु तथा शरीरकी 
दीप्तिरूप वाह्म प्रकाश भी चारो ओर विस्तृत हो रहा है ॥८॥। 


अनादिमध्यान्तचिदेकभासि प्रकाशमाने त्वयि सब्तो5पि | 
एकाखिलक्षालितकश्मलेय बिलासमायात्यनु मतिरेव ॥ 


अन्यपायं--(अनादिमध्यान्तचिदेकभासि) जिनके चेततन्यकी अद्वितीव दीप्लि आदि मध्य 
और अन्तरो रहित है ऐसे (त्वथि) आपके (स्वंतो"पि) सभी ओर [प्रकाशमान 'सति') प्रकराणमान 
होनेपर (अखिलक्षाल्तिव ४मला) जिसने सम्पूर्णस्प्स परापोधों नष्ट कर दिया है (एप) यश ऐसी 
(एका) एक (अनभुति एवं) अनुभूति ही (बिलास) शोभावी (क्ायाति। प्राप्ठ होनी है । 


११६ लघुतत्त्वस्फोट 


तवात्र तेजस्यनुभृतिमात्रे चक्रासति व्यापिनि नित्यपूर्े । 
न खण्डन को<5पि विधातुमीशः समन्ततो मे निरुपप्लवस्थ |।१०॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ | (अन्न) इस लोकमे (अनुभूतिमात्रे) एक अनुभूतिरूप (व्यापिनि) 
व्यापक तथा (नित्यपूर्ण) निरन्तर पूर्ण रहनेवाले (तव) आपके (तैजसि) तेजके (चकासति 'सत्ति”) 
सुशोभित होते हुए (समन्तत) सब ओरसे (निरुपप्लवस्य) उपद्रवरहित (मे) मेरा (खण्डन 
विधातु) खण्डन करनेके लिये (कोईपि न ईश ) कोइ भी समर्थ नही है । 

भावाथं--हे प्रभो | केवलज्ञानरूप जो आपका तेज है उसका अनुभव तो किया जा सकता 
हैं, परन्तु शब्दोके द्वारा उसका निरूपण नही किया जा सकता । वह सर्वत्र व्यापक है अर्थात्‌ लोक- 
अलोकके समस्त पदार्थोको जाननेके कारण स्तर व्याप्त कहल्ा ता है और नित्यपूर्ण है--निरन्तर 
पूर्णताको प्राप्त है। क्षायोपशमिक ज्ञान तो चन्द्रमाकी ककाओके समान हीनाधिकरूपसे विद्यमान 
रहता है, परन्तु क्षायिक ज्ञान केवलज्ञान, सूर्य विम्बके समान सदा पूर्ण ही प्रकट होता हैं । इस 
प्रकारका केवलज्ञानर्प अद्वितीय तेज जब प्रकाशमान हो रहा है तब मैं सभी ओरसे निरुपद्रव 
हूँ--आपके सर्वज्ञ स्वभावकी श्रद्धा होनेसे मैं अपने आपमे निर्बाध हो गया हूँ। मेरा विश्वास हो 
गया है कि जेसा सर्वेज्ञस्यभाव आपका है वेसा ही मेरा है। मेरी इस श्रद्धाको अन्यथा करनेकी 
सामथ्यं अब किसीमे नही है। छोकिक दृष्टिसे भी रात्रिके सघन अन्धकारमे ही किसीको अन्य 
शत्रुओसे मारे जानेका भय रहता है, परन्तु जब सूयंका प्रकाश चारो ओर फेल रहा हो तब किसी 
को किसी ओरसे मारे जानेका भय नही रहता । इसके सिवाय केवलज्ञानका यह एक अतिशय 
भी है कि जहा केवली भगवान्‌ विद्यमान रहते हैं वहा अदया और उपसगंका वातावरण स्वय 
नष्ट हो जाता है ॥१०॥ 

चित्तेसतसा साकमनादिमग्नचित्तेजसोन्मज्जसि साकमेव । 
न जातुचिन्मुञ्चसि चण्डरोचिः स्फुरत्तडित्पुओ्ज इवात्मघाम ॥११॥ 

अन्वया्थ--(चित्तेजसा) चेतन्यरूप तेजके (साक) साथ (अनादिमग्न) अनादि कालसे मग्त 
रहनेवाले आप (चित्तेजसा) चेतन्यरूप तेजके (साकमेव) साथ ही (उन्मज्जसि) उन्मग्न-्प्रकट 
होते हैं (चण्डरोचि स्फुरत्तडित्पुज्ज इव) तीक्ष्ण कान्ति देदीप्यमान बिजलियोके समूहके समान 
(जातुचित्‌) कभी भी (आत्मधाम) आत्मतेजको (न मुज्न्बसि) नही छोड़ते हैं । 

भावायं--हे भगवन्‌ ! केवलज्ञानरूप तेज, यद्यपि आपकी आत्माका अद्वितीय गुण है 
तथापि वह कर्माच्छादित होनेके कारण अनादि कालसे अप्रकट रहा है, परन्तु अब कमंपटलके 
विघटित होनेसे वह पूर्णरूपसे प्रकट हुआ है। अब वह सदा देदीप्यमान रहेगा और एक साथ 
कौंदती हुई बिजलियोके समूहके समान प्रकाशसे परिपूर्ण होगा | तात्पय यह है कि केवलज्ञान, 
ज्ञानगुणकी सादि और अनन्त पर्याय है। जिस प्रकार अन्य दर्शन, अपने ईइवरको अनादि सिद्ध 
और. अनादि सर्वज्ञ स्वीकृत करते है उस प्रकार जेन दर्शन उसे अनादि सिद्ध और अनादि सर्वज्ञ 
स्वीकृत नही करता । उसकी मान्यता है जो जीव अनादि कालसे कर्मंपटलसे आच्छादित तथा 
अज्ञानी रहा है वही अपनी साधनाओंसे कर्मपटछठकों विघटित कर बीतराग ओर सर्वज्ञ 
होता है ॥११॥ 


चतुरविद्ञतिस्तव ११७ 


समन्ततः  सौरभमातनोति तवेष चिद्छक्तिविकासहासः । 
कस्याप्यप्रुज्चिन्मकरन्दपानलौल्येन धन्यस्यथ दुशो विशन्ति ॥१२॥ 
अस्वयार्थं--है भगवन््‌ ! (त्तव) आपका (एष) यह (चिच्छक्तिविकासहास ) चैतन्य- 
शक्तिका विकासरूप हास्य (समन्‍्तत ) सब ओर (सौरभ) सुगन्धको (आतनोति) विस्तृत कर रहा 
है । सो (कस्यापि धन्यस्य दृश ) किसी भाग्यशाली मनुष्यकी दृष्टि ही (चिन्मकरन्दपानलौल्येन) 
चेतन्यरूप मकरन्दके पानकी तृष्णासे (अमु) इस सुगन्धको (विशल्ति) प्राप्त होती है--उसका 
उपभोग करती है, सबकी नही । 
भावार्थ--जिस प्रकार सब ओर फैलनेवाली पृष्पसमूहकी सुगन्‍्धका उपभोग कोई भाग्य- 
शाली मनुष्य ही कर सकते है सब नही, उसी प्रकार सब ओर अपना प्रभाव स्थापित करनेवाले 
आपके चेतन्यस्वभावकी महिमाको कोई निकट भव्य जीव ही श्रद्धाका विषय बना सकते है, सब 
नही | तात्पर्य यह है कि वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रकी श्रद्धा उन्ही निकट भव्य जीवोको होती है 
जिनके हृदयमे चेतन्य स्वभावके रसास्वादनको सदा भाकाक्षा रहत्ती है ॥१२॥ 


त्वमेक. एवेकरसस्वभाव; सुनि्भरः स्वानुभवेन कामम्‌ । 
अखण्डचित्पिण्डविपिण्डितश्रीविगाहसे. सेन्धवखिल्यलीलाम ॥१३॥ 


अन्वयार्थ--(एकरसस्वभाव ) जो एक ज्ञायक स्वभावसे सहित है, (स्वानुभवेन काम 
सुनिर्भर ) जो स्वानुभवसे यथेच्छ परिपूर्ण है और (अखण्डचित्तपिण्डविपिण्डितश्री ) जिनकी 
आभ्यन्तर लक्ष्मी अखण्ड चैतन्यके पिण्डके सहित है ऐसे (एक ) एक (त्वमेव) आप ही (सैन्धव- 
खिल्यलीलास) नमककी डलीकी लीलाको (विगाहसे) प्राप्त हो रहे है। 

भावार्थ--जिस प्रकार नमककी डलीका एक एक कण क्षाररससे व्याप्त है उसी प्रकार 
है भगवन्‌ | आपका एक एक प्रदेश ज्ञायक स्वभावसे परिपूर्ण है। जब क्षायोपशमिक ज्ञान, 
चारित्रमोहजनित रागसे सहित होता है तब वह नाना ज्ञेयोमे सलग्न रहता है, परन्तु जब वह 
रागसे सवंथा रहित हो जाता है तब स्वरूपमे स्थिर होने लगता है । क्षायिक ज्ञान रागसे रहित ही 
होता है, क्योकि पूर्ण वीतरागदज्ा होनेपर ही उसकी उत्पत्ति होती है, अत क्षायिक ज्ञान स्वरूपमे 
स्थिर रहता है इसी अभिप्रायसे आपको स्वानुभवसे यथेच्छ परिपुर्ण कहा है ॥१३॥ 


विशुद्धचित्प्रपरिप्लुतस्त्वमारद्द्र एवं... स्वस्सेन. भासि । 
प्रालियपिण्डः परितो विमाति सदादे एवाद्रबतायुतो5पि ॥१४॥ 
अन्वयार्थ--(विशुद्धचित्यू रपरिप्लुत * विशुद्ध चेतन्यके पूरमे सब ओरतसे डूबे हुए (त्वम) 
आप (स्वससेन) आत्मरससे (आर्द्रार्द्र एवं) अत्यन्त आद ही (भासि) सुशोभित हो रहे है, क्योकि 
(आलेयपिण्ड ) बंका पिण्ड (अद्भवतायुतोईपे) धनरूपतासे युक्त होने पर भी (सदा) सर्वदा 
(परित ) सब ओरसे (आद॑ एव) आद ही (विभाति) प्रतीत होता है। 


१ अखण्डितमनाकुल ज्वलूदनन्तमन्तबंहिर्मह परममस्तु न सहजमुद्दचिलास सदा । 
चिदुच्छलननिर्भर सकलकालमाल्म्बते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम्‌ ॥श्था 


“-पमयसारकरूश 


१६८ लघुतत्त्वस्फोट 


भावाथ --जिस प्रकार वर्फका पिंड यद्यपि द्रवता--तरलतासे युक्त नही है, किन्तु जमकर 
दिलाके समान अद्ववरूप हो गया है। तथापि वह सदा आदर ही रहता है, उसमेसे पानी झरता हुआ 
मालूम होता है उसी प्रकार विशुद्ध चैतन्यके पूरसे परिप्लुत रहनेवाले आप स्वस्स--एक ज्ञायक- 
स्वभावसे युक्त ही प्रतीत होते है ॥१४॥ 
अपारबोधासतसागरोईपि स्वपारदर्शी स्वयमेव भासि । 
त्वमन्यथा स्वाजभवेन शुन्यो जहासि चिह्वस्तुमहिम्नि नेच्छाम्‌ ॥१५॥ 
अस्वयार्थ--है भगवन्‌ ! आप (अपारबोधामृतसागरो&पि सत्र”) अपार ज्ञानरूप अमृतके 
सागर होकर भी (स्वयमेव) अपने आप ही (स्वपारदर्शी) एक आत्माके पारदर्शी (भासि) मालूम 
हो रहे हैं। (अन्यथा) यदि ऐसा नही होता तो (त्व) आप (स्वानुभवेन) स्वानुभावसे (शून्य ) रहित 
होते तथा (चिहद्रस्तुमहिम्नि) चेतन्यरूप वस्तुकी महिमामे (इच्छा) इच्छाको (न जहासि) नही 
छोडते । 
भावार्थ--हें भगवन्‌ ! यद्यपि आप अनन्त ज्ञानके सागर हो--लोक-अलोकके ज्ञाता ही 
तथापि निश्चय नयसे मात्र आत्मदर्णी हो। यदि ऐसा न होता तो आप स्वानुभवसे शून्य होते 
और चिद्वस्तुकी महिमाकी इच्छासे रहित नही होते । यत३च आप तद्विषयक इच्छासे रहित हो 
चुके है, अत सिद्ध है कि आप गात्मदर्शी हैं ॥१५॥ 
अखण्डितः स्वाजुभवस्तवाय समग्रपिण्डीकृतवोधसारः । 
ददाति के नेचान्तरमुद्धताया! समन्ततो ज्ञानपरम्पराया। ॥१९॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (समग्रपिडीकृतबोधसार ) जिसमे ज्ञानका सार सम्पुर्णपसे 
एकत्र समाविष्ट किया गया है ऐसा (अय) यह (तब) आपका (अखण्डित ) कभी खण्डित न होने- 
वाला (स्वानुभव ) स्वानुभव (समन्‍्तत ) सब ओरसे (उद्धताया ) बहुत भारी (ज्ञानपरम्पराया ) 
ज्ञानकी परम्पाराको (अन्तर) अवकाश (नैव ददाति) नही देता है । 
भावार्थ--ज्ञानका फल स्वानुभूति है, इसके प्रकट होते ही विकल्पात्मक ज्ञानकी परम्परा 
स्‍्वय समाप्त हो जाती है। हैं भगवन्‌ आपने स्वानुभवकी उस अपूर्वे अवस्थाको प्राप्त कर 
लिया है जहा ज्ञान और ज्ञेयका विकल्प समाप्त हो जाता है ॥१६॥ 


निपीदतस्ते स्वमहिम्न्यनन्ते निरन्तरप्रस्फुरिताइभूतिः । 
स्फूटः सदोदेल्ययमेक एवं विश्रान्तविश्वोमिभरः स्वभाव: ॥१७॥ 


अन्वया्े--(अनन्ते) अन्त रहित (स्वमहिम्नि) स्व॒कीय आत्माकी महिमामे (निषीदत ) 
स्थित रहनेवाले (ते) आपका (अय एके एवं) यह एक ही (स्वभाव ) स्वभाव (सदा) सदा 


(उदेति) उदित रहता है जो (निरन्तरप्रस्फुरितानुभूति ) निरन्तर प्रकट हुई स्वानुभूतिसे सहित 
है, (स्फुट ) स्पष्ट है और (विश्वान्तविश्वोभिभर ) जिसमे समस्त तरज्ञौका समूह--ज्ञानसन्ततियाँ 


जाल विश्रान्त हो जाता है--शान्त हो जाता है । 
भावार्थ--है भगवन्‌ | आप स्वरूपरमणकी उस उत्कृष्ट दक्षाको प्राप्त हो चुके हैं जहाँ 
निरन्तर स्वकी अनुभूति होती हैं ओर परज्ञेयका विकल्प दूर हो जाता हैं ॥१७॥ 


चतुविशतिस्तव ११९, 


सर्वा क्रिया कारककश्मझैव कर्त्नादिमूला कि तत्ाृत्तिः | 
शुद्ध! क्रियाचक्रपराड्मुखरत्वं भामात्रमेव प्रतिभासि भाव! ॥१८॥ 


अन्वयार्थे--(सर्वा क्रिया) जो भी क्रिया होती हैं वह सब (कारककश्मछा एव) कारकोसे 
युक्त ही होती है, क्योकि (किल) निरचयसे (तत्प्रवुत्ति ) उस क्रियाकी प्रवृत्ति (कर्नादिमूला) कर्ता 
आदि कारकोके निमित्तसे होती है। हे भगवन्‌ ! आपका (शुद्ध भाव ) शुद्धभाव (क्रियाचक्रपराड्मुख ) 
क्रियाकलापसे पराड्मुख हो चुका है, अत (त्वम) आप (भामात्रभेव) एक अन्‍्तर्दीष्तिरूप ही 
(भासि) सुशोभित हो रहे हैं। 

भावार्थ--जहाँ क्रियाका विकल्प होता है वहा कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान और 
अधिकरण इन छह कारकोका विकल्प नियमसे आता हैं। प्रारम्भभे भिन्‍त कारकचक्रका विकल्प 
रहता हैं पदरचात्‌ धीरे धीरे परकारक चक्रका विकल्प समाप्त होकर अभिन्‍नकारक चक्रका विकल्प 
आता हैं और अन्तमे वह विकल्प भी समाप्त होता हैं। यह दशा तब प्रकट होती है जब भात्मा 
क्रियाचक्रसे पराड्मुख होता हैं और क्रियाचक्रसे पराडमुख तब होता है जब पूर्ण क्ृतक्ृत्य अवस्था 
को प्राप्त होता है। है भगवन्‌ ! आप पूर्ण क्ृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त हुए हैं अत क्रियाचक्रसे 
पराड्मुख हैं और यत क्रियाचक्रसे पराडमुख है अत कारकचक्रकी प्रक्रियासे भी उत्तीर्ण है। अब 
तो आप ज्ञानमात्र हैं। कौन जाननेवाला है और किसको जानता है यह सब विकल्प स्वत समाप्त 
हो गया हैं ॥१८॥ 


स्वस्मै स्वतः स्व: स्वमिहेकभाव॑ स्वस्मिन्‌ स्वयं परयसि सुप्रसन्‍नः । 
अभिन्‍नदृग्दृश्यतया स्थितो5स्मान्न कारकाणीश दुगेव भासि ॥१९॥ 
अस्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (इह) यहा (सुप्रसन्‍न ) अत्यन्त निर्मेलताको प्राप्त हुए (स्व ) आप 
(स्वस्मिनू) अपने आपमे (स्वस्मे) अपने आपके लिये (स्वत ) अपने आपसे (स्व एकभाव॑) एक अपने 
आपको (स्वयं) अपने आपके द्वारा (पश्यसि) देख रहे है--निविकल्परूपसे जान रहे है। इस प्रकार 
(ईश) है नाथ | आप (अभिन्‍लदृग्दृुश्यतया स्थित ) द्रष्टा और दृश्यके अभेदसे स्थित हैं, (अस्मात) 
इसलिये (न कारकाणि) दृष्टि क्रियाके कारक नही है, आप (दुगेव) द्शनरूप ही (भासि) सुशोभित 
हो रहे है। 
भावाथं---व॑ं इलोकमे जिस प्रकार ज्ञप्तिक्रियासस्बन्धी कारकचक्रसे उत्ती्णं कर भगवान्‌ 
को ज्ञानमात्र कहा था उसी प्रकार यहा दृष्टिक्रियासम्बन्धी कारकचक्रसे उत्तीणं कर दर्शन- 


मात्र सिद्ध किया है। है भगवच्‌ ! आप इस उत्कृष्ट भूमिकामे विद्यमान हैं जहा द्रष्टा-देखनेवाला 
ओर दृश्य-देखने यीग्य पदार्थका विकल्प समाप्त हो जाता हैं ॥१९॥ 


एको5प्यनेकत्वमुपैति काम. पूर्वापरीभावविभक्त भाव । 
नित्योदितैकाग्रद्गेकमावोी न भाससे कालकलड्डितश्री; ॥२०॥ 


अन्वयारथं--(पूर्वापरीभावविभक्तभाव ) जिसमे पूर्व॑ंभाव और परभावका भेद विभक्त रहता 
है ऐसा पदार्थे (एकोर्डप) एक होता हुआ भी (काम) अच्छीत्तरह (अनेकत्व) अनेकपनको (उपेत्ति) 
प्राप्त होता है, परन्तु है भगवन् ! आप (नित्योदितैकाग्रदुगेकभाव ) निरन्तर उदित हुए एकाग्र 


१२० लघुतत्त्वस्फोट 


दर्शन सामान्य दर्शन गुणके कारण एकत्वभावको प्राप्त हैं अत (कालकलद्धितश्री न भाससे) 
कालसे कलद्धित लक्ष्मीसे युक्त प्रतीत नही होते है । 

भावाथं---.एक अखण्ड द्वव्यका जब कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोकी अपेक्षा विचार होता हैं 
तब उसमे 'यह पहले और यह पीछे! इस प्रकारका भेद अनुभवमे आता है और उस अनुभवके 
आधारपर वह एक होनेपर भी अनेकरूप प्रतीत होता हैं । है भगवन्‌ ! आपका सामान्य दर्शन गुण 
सदासे उदित है, अत उसमे कालक्रमसे होनेवाले चक्षुदंदान, अचक्षुदंशन अवधिदर्शन और केवल- 
दर्शनरूप अनेक भेद नही है। इतना ही कहा जाता है कि आप एक दर्शनरूप हैं ॥२०।। 


आद्यन्तमध्यादिविभागकल्प: समुच्छलन्‌ खण्डयति स्वभावस्‌ । 
अखण्डदुग्मण्डरूपिण्डितश्रीरेको भवान्‌ सर्वसर (रस) इचकास्ति ॥२१॥ 


अन्वयार्थ--(समुच्छलन्‌) प्रकट होता हुआ (आद्यन्तमध्यादिविभागकल्प ) आदि अन्त और 
मध्य आदि विभागोका विकल्प (स्वभावस्‌) स्वभावको (खण्डयति) ख़ण्डित कर देता हैं--अनेक 
भेदोमे विभक्‍त कर देता है, परन्तु है भगवन्‌ ! (भवान्) आप (सर्वस्स) अनेकरूप होते हुए भी 
(अखण्डदुर्मण्डलपिण्डितश्री ) अखण्ड-एक सामान्य द्शनगुणसे सयुक्त होनेके कारण (एक चकास्ति) 
एक ही सुशोभित होते हैं । 

भावार्थ--एक ही गुणमे जब आदि मध्य और अच्तका विकल्प होता है तब वह एक होने 
पर अनेकरूप प्रतीत होने रूगता है, परन्तु जब उसमे देश क्रमसे होनेवाले विभागक्रमको गौण कर 
दिया जाता है तब वह एकरूप ही अनुभवमे आता है। यत शुद्धनय, देशक्रमसे होनेवाले विभागक्रम 
को गौण कर एक सामान्य--त्रिकालवर्ती भावकों ग्रहण करता है अत उसकी अपेक्षा आपका 
दर्शनगुण आदि मध्य और अन्तके विकल्पसे रहित होनेसे एक हैं और उससे तन्‍्मय होनेके कारण 
आप भी एक ही हैं ॥२१॥ 

भागात्रमित्युत्कलितप्रवृत्तिमंग्न-क्रिया-कारक:काल-देश; । 

शुद्धस्वमावेकज्वलुज्ज्वल (जलोज्जल) स्त्व पूर्णो भवन्‍नासि निराकुलश्री: ॥२२॥ 

अन्चयार्थ--हे भगवन्‌ (स्व) आप (“भामात्रम” इत्युत्कलितप्रवृत्ति ) जिनके विषयमे ज्ञान- 
मात्र' ऐसा व्यवहार होता है, (मग्नक्रिधाकारककालदेश ) जिनमे क्रिया कारक काल और देशका 
विभाग समाप्त हो गया है, (शुद्धस्वभावेकजलोज्ज्वल ) जो छुद्ध स्वभावरूप एक जलस उज्ज्वल 
हैं, (पूर्ण ) पृर्णताको प्राप्त हैं और (निराकुलश्री ) निराकुल लक्ष्मीसे युक्त हैं ऐसे (ना असि) 
आत्मा हैं। 
अल भगवन्‌ | आप क्रिया कारक देश काल आदिके विकल्पसे रहित, शु द्धस्वभावके 
धारक, पूर्णताको प्राप्त और निराकुछलक्ष्मीसे सहित हैं ॥२२॥ 

एकाग्रपूर्णस्तमिताविभागमभामात्रभावास्खलितैकश त्या । 
चकासतः केवलनिर्भरस्प न सद्डरस्तेईस्ति न तुच्छतापि ॥२३॥ 


अन्वयार्थं--(एकाम्रपूर्णस्तिमिताविभागममात्रभावास्खलितैकवृत्त्यी) जो एकाग्र- एक 
आत्मस्वरूपमे स्थिर, पूर्ण, निश्वल और विभागहीन ज्ञानमान्र भावसे च्युत न होनेवाली वृत्तिसे 
(चकासत ) सुझ्योभित हो रहे हैं तथा (केवलनि्भरस्य) 'मात्र अनेक गुणोसे , परिपुर्ण हैं ऐसे (तै) 


चतुविशतिस्तव १२१ 


आपके (सड्ूरः) सद्भूर--अनेक पदार्थोका मिश्रण (न) नही है और (तुच्छतापि) शून्यता भी नही है। 

भावाथ--हे भगवत्‌ ! आप जिस भामात्र ज्ञानमात्र--भावसे युक्त है वह एकाग्र है--एक 
आत्मस्वरूपमे स्थिर है, पूर्ण है--अपने अनन्तानन्त अविभाग प्रतिक्छेंदोसे पूर्णताको प्राप्त है, 
अविनव्वर हैं और मतिज्ञान-श्रुतज्ञान आदिके विभागसे रहित हैं। उपयुक्त शुद्ध स्वभावमे आप 
सदा स्थिर रहते हैं। आप यद्यपि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है अथवा केवलज्ञानसे युक्त हैं और 
उसके कारण अनन्त ज्ञेय आपके भीतर प्रतिफलित है तो भी आप सद्धूर नही हैं--उन शेयोंके 
साथ तन्मयताको प्राप्त नही है। साथ ही आप तुच्छाभावरूप नही हैं। तात्पर्य यह हैं कि आप 
पर द्रव्य गुण पर्यायोसे रहित होनेके कारण असकीर्ण हैं और स्वद्वव्य गुण पर्यायोसे सहित होनेके 
कारण तुच्छाभावरूप नही है ॥२३२॥ 

भावों भवन्‌ भासि हि भाव एवं चिताभवंश्चिन्मय एवं भासि। 
भावों न वा भासि चिदेव भासि न वा विभो भास्यासि चिच्चिदेक। ।।२४॥। 

अन्वयार्थ--(विभो) हें भगवन्‌ ! (हि) निश्चयसे आप (भावों भवत्‌ भाव एवं भासि) भाव- 
रूप होते हुए भाव ही प्रतिभासित होते है अर्थात्‌ जब आप अन्‍्तज्ञेयकी अपेक्षा पदार्थाकार 
परिणमन करते है तब पदार्थ ही प्रतिभासित होते हैं ओर (चिताभवन्‌ चिन्मय एवं भासि) वेतन- 
रूप होते हुए चेतनमय ही जान पडते है अर्थात्‌ जब आप अन्य पदार्थोंसे निवृत्त हो अन्तज्ञेयकी 
अपेक्षा एक चेतन द्रव्यरूप परिणमन करते हैं तब चेतन द्रव्यसे तन्‍्मय जान पडते हैं । (वा) अथवा 
(भावों न भासि चिदेव जासि) भावरूप--पदार्थरूप प्रतिभासित नही होते है, वेतनद्रव्य--आत्म- 
द्रव्यरूप ही प्रतिभासित होते हैं, अथवा (चित्‌ न भा) चेतन्यसे विशिष्ट चित्‌ प्रतिभासित नही 
होते किन्तु (एक चित असि) मात्र एक चेतन्यरूप प्रतिभासित होते हैं । 

भावाथ--यहा भाव और भगवान्‌ तथा गुण और गुणीमे अभेद और भेद विवक्षाकों दिख- 
लाते हुए भगवान्‌का स्तवन किया गया है। भाव और भगवान्‌ अथवा गुण और गुणीमे प्रदेश- 
भेद नही होता, अत अभेद माना जाता है और सज्ञा सख्या लक्षण आदिकी अपेक्षा भेद स्वीकृत 
किया जाता है। अभेद विवक्षामे कहा गया है कि आप भावरूप होते हुए भासित होते है अत 
भाव ही है अर्थात्‌ आपमे और आपके भावमे कोई प्रदेशभेद नही है। यही अभिप्राय चैतन्य और 
चेतनके विषयमे जानना चाहिये। आगे कहा गया हैं कि आप भावरूप भासित नही 
रहे हैं किन्तु भाववान्‌ ही सुशोभित हो रहें हैं। यहा भाव और भाववान्‌ दोनोमे भेद दिखाया 
गया है ॥२८॥ 

एकस्य शुद्धस्य निराकुरस्य भावस्य भागमारसुनिर्भरस्य । 
सदाध्स्खलूड्रावनयानयाह भवामि योगीश्वर भाव एबं ॥२५॥ 

अन्वयार्थ--(योगीएवर) हे योगीनद्र | (अह) मैं (एकस्य) एक (शुद्धस्य) शुद्धस्य) शुद्ध 
(निराकुलस्य) आकुछतारहित और (भाभारसुनिर्भरस्य) दीप्तिके समूहसे अत्यन्त भरे हुए 
(सावस्य) चिदभावकी (सदा) सवंदा (अनया) इसे (अस्खलज्भावनया) अखण्डभावनाके द्वारा 
(भाव एव) चिद्भावरूप ही (मवामि) होता हूँ । 

भावार्थ--'जो निरन्तर जिसकी भावना करता है वह उसीरूप हो जाता है' इस सिद्धान्त 


के अनुसार शुद्ध भावकी अनवरत भावना करनेसे में भी उसीरूप होता हूँ ॥२५॥ हर 
लछ०-१६ 


35 
(११) 
अनुष्दुप्‌ छन्‍्दः 


इयं द्राधीयसी सम्यकपरिणाममभीप्सता । 
भवतात्मवता देव क्षपिता भोहयामिनी ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे नाथ ! (सम्यक्परिणामस्‌ अभीष्सता) समीचीन परिणामकी इच्छा 
रखनेवाले (आत्मबता भवता) आप आत्मज्ञके द्वारा (इय) यह (द्वाघीयसी) सुदीर्घ (मोहयामिनी) 
मिथ्यात्वरूपी रात्रि (क्षपिता) नष्ट की गई है। 

भावाथे--यहाँ मिथ्यात्वको रात्रिकी उपमा देते हुए आचायंने यह अभिप्राय प्रकट किया 
है कि जिस प्रकार रात्रिके घनघोर अन्धकारमे कुछ दिखाई नही देता उसी प्रकार मिथ्यात्वके 
उदयमे भी जीवको कुछ सूझ नही पडता। जिस प्रकार पित्तज्वरवालेको मीठा दूध भी कडुआ 
लगता है उसी प्रकार मिथ्यात्वके रहते हुए इस जीवको सुगुरुओका सदुपदेश भी अरुचिकर 
लगता है। यह मिथ्यात्वरूपी रात्रि बहुत बडी है अर्थात्‌ अनादिकालसे साथमे लग रही है । है 
भगवन्‌ | किसी अच्छे फलकी इच्छा करते हुए आपने इस मोहरूपी दीघ॑ रान्षिको नष्ट किया है। 
किन्तु कब नष्ट किया ? जब आप आत्मवानु हुए। ज्ञाता द्रष्टा स्वभाववाले आत्माकी ओर जब 
आपका लरुक्ष्य हुआ तभी आप इस मोहरूपी रात्रिको नष्ट कर सके हैं । तात्पर्य यह है कि इस मोह- 
रूपी रात्रिको नष्ट करनेका श्रेष्ठ उपाय यही है कि परसे भिन्‍न और स्वकीय गुण पर्यायोसे 
अभिन्‍न शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्रतीतिकी जाय | इसके बिना मिथ्यात्वका नष्ट होना और सम्यक्त्वका 
प्राप्त होना सभव नही है ॥१॥ 

सुविशुद्धेश्चिदुदृगारेजी ण॑मारू्यासि कश्मलम्‌ । 
अज्ञानादतिरागेण यहिरुद्ध पुराहतम्‌ ॥२॥। 

अन्चयार्थे--(अज्ञानात्‌) अज्ञानवश (अतिरागेण) तीन्न रागके द्वारा इस जीवने (पुरा) पहुले 
(यत्‌) जो (विरुद्ध) विरुद्ध-दु खदायक (कश्मल) पाप (आहत) सचित किया है वह (सुविशुद्ध ) 
अत्यन्त निर्मल (चिदुद्गारे ) चैतन्यके उद्गारोंसे (जी) नष्ट हो जाता है ऐसा आप (आख्यासि) 
उपदेश देते हैं । 

भावार्थ--मिथ्यात्वदक्षामे अज्ञानवश बाघे हुए अशुभ कर्मोंकी अनुभाग शक्ति, सम्यक्त्वके 
होते ही क्षीण हो जाती है, शुभ कर्मोकी अनुभाग शक्ति बढ जाती है और सत्तामे स्थित कर्मोकी 
निर्जरा होने लगती है । ऐसा आपका उपदेश है ॥र॥। 

दीग्रः आ्राथयते बिश्व॑ वोधाग्लिरयमज्जसा । 
त्व॒तु॒भात्राविशेषशस्तावदेव अयच्छसि ॥३॥ 


चतुविद्यतिस्तव॑ १३३ 


अन्वयार्थं--(दीप्र ) अत्यन्त तेज (अय) यह (अज्जसा बोधाग्नि ) सम्यग्ज्ञानहूपी अग्नि 
(विश्व) समस्त विश्वको (प्राथयते) चाहती है--उसे अपना ज्ञय बनाना चाहती है (तु)“परन्तु 
(त्व) आप (मात्राविशेषज्ञ ) मात्रापरिणामके विशेषज्ञ है अत (तावदेव) उतना ही ज्ञय उसे 
(प्रयच्छसि) प्रदान करते है जितनेकों वह निराकुलतासे जान सकती है । 

भावार्थ--जिस प्रकार तीत्र जठराग्निवाला पुरुष बहुत खाना चाहता है, परन्तु कितनी 
मात्रामे भोजन देना चाहिये” इस बातकों समझनेवाला वेद्य उसे उसकी शक्तिके अनुसार ही 
भोजन देता है । इसी प्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ जीव अपने ज्ञानके द्वारा यद्यपि समस्त विश्व- 
को जाननेकी अभिलाषा रखना है, परन्तु आप उसकी ज्ञानशक्तिके पारखी है अत उसे उतना ही 
जाननेका उपदेश देते है जितना कि वह निराकुलतासे जान सकता है। जिनागममे बहुज्ञानकी 
नही, किन्तु सम्यग्ज्ञानकी प्रतिष्ठा की गई है। ग्यारह अद्भ और नौ पूर्वीका पाठी मिथ्यादृष्टि जीव, 
कबतक ससारमे भ्रमण करेगा, इसका निर्णय नही, परन्तु अष्टप्रवचनमातृकाके जघन्य सम्यक्‌ 
श्रुतज्ञानको धारण करनेवाला क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे अन्तमुंह॒तके भीतर केवल- 
ज्ञानी बन जाता है और आयुके निषेक क्षीण हो चुके हैं तो उसी अन्तमुह॒तंमे मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है। हि 


बोधाग्निरिन्धनीकुर्वनू विश्व विश्वमयं तब | 
स्वधात॒पोषमेक हि तनुते न तु विक्रियाम्र ॥४॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (विश्व विश्व) समस्त लोकको (इन्धनीकुवंन) अपना ईंधन 
बनाती हुई--जानती हुई (तव) आपकी (अय) यह (बोधाग्नि ) ज्ञानरूपी अग्नि (हि) निश्चयसे 
(एक स्वधातुपोष) एकमात्र आत्मगुणोका पोषण, (तनुते) करती है (न तु विक्रिया) किन्तु विकारको 
नही करती । 
भावाथे--जिस प्रकार जठराग्नि उचित भोजन ग्रहणकर उसके द्वारा रकत-मास आदि 
धातुओका पोषण करती हुईं शरीरकी वृद्धि करती है उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! आपकी यह ज्ञान- 
रूपी अग्नि समस्त ससारको जानकर उसके द्वारा आत्मगुणोका पोषण करती है | रागादि दोपोकी 
वृद्धि नही करती है ॥४॥ 


३ तिपुष्टेन 2] 
विश्वग्रास शुद्धचंतन्यघातुना । 


रसमाणस्य ते नित्य बलमालोक्यतेश्तुलम ।५॥ 
अन्वयार्थ--(विश्वग्नासातिपुष्टेन) समस्त वस्तुओंके ग्रहण करनेसे अत्यन्त पुष्ट (शुद्ध 
चैतन्यधातुना) वीतराग विज्ञानके साथ (नित्य) निरन्तर (रममाणस्य) रमण करनेवाले (ते) 
आपका (अतुरूम) उपमा रहित (बलम) वीय॑ (आलोक्यते) दिखाई देता है--अनुभवमे आता है। 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञानके धारक है, अत उससे आपके अनन्त वरुका 
अनुमान होता है, क्योकि अनन्त बलके बिना अनन्त ज्ञानकी उत्पत्ति नही होती ॥५॥ 


अनन्तबलसन्नड्ध स्वभाव भावयन्‌ विश्ठु। । 
मेवे विलो 
अन्तर्जीण जगद्ग्ासस्त्वमेवे को क्यसे ॥६॥ 


१२४ लघुतत्त्वस्फीट 


अन्ययायें--(अनन्तबलूसन्तद्ध स्वभाव भावयन्‌) जो अनन्त वलसे युक्त स्वभावकी भावना 
करता है (विभु ) सामर्थ्ययुकत है तथा (अन्तर्जीणंजगद्म्रास ) जिसने जगत्‌रूपी ग्रासको भीतर ही 
भीतर जीण कर दिया है--उसे अन्तज्ञेय बनाकर अपने आपमे विलीन कर लिया है ऐसे (त्वमेव 
एक ) आप ही एक (विलोक्यसे) दिखाई देते हैं । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप अनन्त बलसे युक्त आत्मस्वभावको साक्षात्‌ प्राप्त कर चुके हैं 
तथा समस्त विश्वको अपने ज्ञानका विषय बनाकर अपने आपमे विलीन कर चुके हैं ऐसी भद्भुत 
साम्थ्यंसे युक्त आप ही है ॥६॥ 


विश्वग्रासादनाकाडक्ष। प्रयातस्तृप्तिमक्षयाम्‌ | 


अय निरुत्सुकी भाति स्वमावभर निर्भर! ॥७॥ 
अन्वयार्थ--जो (विश्वग्रासातू) समस्त पदार्थोकों ग्रहण करनेसे--उनके ज्ञाता होनेसे 
(अनाकाक्ष ) अज्ञात पदार्थके न रहनेके कारण उसे जाननेकी आकाक्षासे रहित हैं, (अक्षयाम्र) 
अविनाशी (तृप्ति) तृप्तिको प्राप्त है, (निरुत्सुक ) किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये उत्कण्ठित नही है 
तथा (स्वभावभरनिर्भर ) स्वभावभूत ज्ञान दर्शानादि गुणोंके समूहसे परिपूर्ण है ऐसे (अय) यह 
आप (भाति) सुशोभित हो रहे है । 
भावाथं--छद्मस्थ जीवका ज्ञान क्रमवर्ती है, अत वह जब एक पदाथर्थमे प्रवृत्त होता है 
तब उसके दूसरे पदार्थंके जाननेकी आकाक्षा विद्यमान रहती है। लोभ कषायसे पीडित ससारी 
जीव, अनेक वस्तुओके प्राप्त होनेपर भी तृष्तिका अनुभव नही करता है उसे निरन्तर भलब्ध 
वस्तुको प्राप्त करनेका लोभ सताता रहता है। लोभी मनुष्य किसी वस्तुको देख तत्कारू उसे 
प्राप्त करनेके लिये उत्सुक हो उठता है और स्वभावकी ओर लक्ष्य न देकर वह सदा विभावभावो- 
मे ही उलझा रहता है, परन्तु हे भगवत््‌ ! आपकी परिणति, उपयुक्त परिणतिसे विपरीत है, अत 
क्षाप स्तुतिके पात्र है ॥७॥ 
अनन्तरूपेरुबद्धिरुपयोगचमत्कृतेः | 
वहस्पेकोडपि वेचित्यं स्वमहिम्ना स्फुटीमवन्‌ ॥८॥ 
अन्यवार्थ--(स्वमहिम्ना स्फुटीभवन्‌) जो आत्ममहिमाके द्वारा स्पष्ट अनुभवमें आ रहें हैं 
ऐसे आप (एको5पि) एकरूप होकर भो (उद्यद्धि ) उत्पन्न होनेवाले (अनन्तरूपे ) अनन्त प्रकारके 
(उपयोगचकत्कृतै ) उपयोगसम्बन्धी चमत्कारोसे (वेचित््य) विचित्रता--अनेकरूपताको (वहूसि) 
धारण करते हैं । 
भावार्--हे भगवन्‌ | यद्यपि आप एक हैं तथापि क्षणमे परिणमनशीरू उपयोगके अनन्त 
चमत्कारोके कारण अनेकरूपताको धारण करते हैं ॥८॥ 
एक एवोपयोगस्ते साकारेतरभेद्तः | 
ज्ञानदशनरूपेण द्वितवीं गाहते श्ुवस्‌ ॥९॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ । (ते) आपका (एक एवं उपयोग ) एक ही उपयोग (साकारेतर- 
भेदत ) आकार और अनाकारके भेदसे (ज्ञानदर्शनरूपेण) ज्ञान और दर्शनके रूपमे (द्वितयी भुवम्र) 
हिरूपताको (गाहते) घारण करता है । 


चतुविशतिस्तव १२५ 


भावार्थ--आत्माके चेतन्यानुविधायी परिणामको उपयोग कहते हैं। इसके ज्ञानोपयोग और 
दर्शनोपयोगके रूपमे दो भेद है। केवली भगवान॒के दोनो उपयोग युगपतु होनेसे एक ही उपयोग 
साकार और अनाकारके भेदसे ज्ञान तथा दर्शानके रूपमे द्विरूपताको प्राप्त है| 


समस्तावरणोच्छेदान्नित्यमेव.. निरणले । 
अपर्यायेण वर्तेते दुग्ज्ञप्ती बिशदे त्वयि |॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(समस्तावरणोच्छेदात्‌) समस्त ज्ञानावरण और दर्ंनावरणका उच्छेद--सर्वथा 
नाश हो जानेसे जो (नित्यमेव) निरन्तर ही (निरगंले) निर्बाध रहते है ऐसे (विशदे) अत्यन्त 
निमंल (दुग्ज्प्ती) दर्शन और ज्ञान (त्वयि) आपमे (अपर्यायेण) एक साथ (वर्तेते) विद्यमान रहते हैं--- 
प्रवत॑ते हैं । 

भावाथं--छड्गस्थ जीवोके पहले दर्शंनोपयोग होता है उसके पश्चात्‌ ज्ञानोपयोग होता है, 
परन्तु सर्वज्ञ भगवान॒के दोनो उपयोग एक सा+ प्रवृत्त होते हैं। बारहवें गुणस्थानके अन्तमे ज्ञाना- 
वरण और दर्शनावरण कमंका सर्वथा क्षय हो जानेसे केवलद्शन और केवलज्ञान एक साथ 
प्रकट हो जाते है। ये दोनों ही उपयोग अत्यन्त निर्मल रहतें है तथा बाधक कारणोका अभाव हो 
जानेसे निर्बाव होते है। है भगवन्‌ | क्योकि आप सर्वज्ञ है, अत आपके तथोक्त दर्शान-ज्ञानरूप 
उपयोग एक साथ प्रवृत्त रहते है। दर्शनोपयोग सामान्य अर्थात्‌ आत्माको ग्रहण करता है और 
ज्ञानोपयोग--विश्ञेष अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोको ग्रहण करता है ॥१०॥ 


दृश्शप्त्योः सहकारीदमनन्तं बीय॑मूजितम्‌ । 
सहतेष्नन्तरायं ते न मनागपि खण्डनम् ॥११॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (दुग्शप्त्यो ) दर्शन और ज्ञानका (सहकारि) सहकार करनेवाला-- 
उनके साथ-साथ प्रकट होनेवाला (ऊर्जित) अत्यन्त शक्तिसम्पन्न (अनन्तराय) निविध्न (इद) यह 
(ते) आपका (अनन्त वीर्य) अनन्त बल (मनागपि) किड्चित्‌ भी (ख़ण्डन) खण्डनको (न सहते) 
सहन नही करता है। 

भावाथ--बा रह॒वें गुणस्थानके अन्तमे जिस प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका 
स्वंथा उच्छेद होता है उसी प्रकार अन्तराय कमंका भी सर्वथा उच्छेद होता है । उसका उच्छेद 
होनेसे आत्मामे क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपयोग और वीय॑ ये पाच गुण प्रकट होते हैं। यहा 
प्रमुखरूपसे वीयंगुणका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन्‌ | ज्ञानोपयोग और दर्शंनोपयोग 
का सहकार करनेवाला आपका अनन्त वीय॑े भी सर्वदा निर्वाध रहता है। यह अनन्त वीर्य, ज्ञानो- 
पयोग और दर्शनोपयोगका सहकारी इसलिये होता है कि इसके बिना आत्मा उन उपयोगोको 
धारण करनेमे समर्थ नही होता है। यह क्षायिक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगकी बात रही, 
परन्तु क्षायोपशमिक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके लिये भी उनके साथ प्रकट होनेवाले क्षायो- 
पशमिक वीयंकी आवश्यकता रहती है ॥११॥ 


अखण्डदरशनज्ञानप्राग्लम्यग्लापिताइईखिलः । 
अनाकुंक॑ सदा तिष्ठन्नेकान्तेन सुखी मवान्‌ ॥१२॥ 


ता 


१२६ लघुतत्त्वस्फौट 


अच्चयार्थ--(अखण्डदरशंनज्ञानप्राग्लभ्यग्लापिताखिल ) पूर्ण दर्शन और ज्ञानकी सामर्थ्य॑से 
जिन्होंने सबको गृहोत कर दिया है--एक साथ समस्त पदार्थोकों जान लिया है और इसलिये जो 
(सदा) निरन्तर (अनाकुल.) आकुलतासे रहित (तिष्ठन्‌) स्थित है ऐसे (भवान्‌) आप (एकान्तेन) 
नियमसे (सुखी) सुखसपन्न हैं । 
भावार्थ--ऊपरके दो शलोकोमे अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन और अनन्त वीयंका वर्णन किया 
गया था । इस इलोकमे अनन्त सुखका वर्णन किया जा रहा है । छद्मस्थ अवस्यामे क्षायोपशमिक 
ज्ञान और दर्शनकी प्रवृत्ति ्रसे होती है । इसलिये अज्ञान और अदृष्ट पदार्थको जानने देखनेकी 
आकाइ्क्षारूप आकुलता विद्यमान रहती है, परन्तु सर्वेज्ञ अवस्थामे ज्ञान और दर्शन एक साथ 
प्रवतंते हैं, साथ ही मोहकमंका सर्वथा क्षय हो जानेसे किसी पदार्थके जाननेकी आकाइक्षा नही 
रहती, इसलिये पूर्णहपसे निराकुलता रहती है। यह निराकुलता ही सुख कहलाती है। हे भगवन्‌ 
तथोक्‍त निराकुलुतासे युक्त होनेके कारण आप नियमसे सुखी है। इस प्रकार आप अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त वीये और अनन्त सुख इस अनन्त चतुष्टयसे युक्त हैं ॥१२॥ 
स्वयं दृग्शप्तिरुपत्वान्न सुखी सन्‌ प्रमाग्रसि | 
नित्यव्यापारितानन्तवीय॑जोन्यसि (जानासि) पश्यसि ॥१३॥ 
अन्वयारथ---(नित्यव्यापारितानन्तवीय) जिनका अनन्त वीर्य निरन्तर व्यापारयुक्‍त है ऐसे 
है जिनेन्द्र ! आप (सुखी सन) सुखी रहते हुए (न प्रमाद्यसि) प्रमाद नही करते हैं और (स्वय 
दृग्ज्ञप्िख्पत्वात्‌) स्वय दर्शन और ज्ञानरूप होनेसे पदार्थोको (जानासि पश्यसि) जानते देखते हैं । 
भावार्थ--हे भगवत्‌ ! आप अनन्त वीयसे युक्त होते हुए अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं, तथा 
सुखी होनेपर प्रमाद नही करते, एवं स्वय अनन्त ज्ञान और अनन्त दरंनरूप होनेसे पदार्थोको 
जानते देखते हैं । तात्पयं यह है कि आप अनन्त चतुष्टयसे युक्त हैं । 
नश्वरत्व दृशिश्षप्त्योने तवास्ति मनागपि। 
सतः स्वय दृशिज्षप्तिक्रियामात्रेण वस्तुनः ॥१४॥ 
अन्वयाथं---जो (वस्तुन ) वस्तुके (दृशिज्ञप्तिक्रियामात्रेण) दर्शन और ज्ञानकी क्रिया मात्रसे 
(स्वयं सत ) स्वय सदा विद्यमान हैं--वस्तुको सदा देखते और जानते रहते हैं ऐसे (तब) आपके 
(हशिज्ञप्त्यो ) दर्शन और ज्ञानमे (मनागपि) किड्चित्‌ु भी (नव्वरत्व) नश्वरपना (नास्ति) 
नही है। 
् भावायं--यतरच आप ससारके समस्त पदार्थोंको स्वय जानते देखते रहते हैं, इसलिये 
आपके दर्शन और ज्ञान सदा विद्यमान रहते हैं उनका कभी रखथ्न्चमात्र भी त्ताश् नहीं 
(होता है ॥१४॥ 
न ते कत्नांदि(द)पेक्षित्वाद्‌ दृशिज्षप्योरनित्यता । 
स्वयमेव सदेवासि यतः पद्कारकीमयः ॥१५॥। 
अस्वयार्थ--(यत ) क्योकि आप (स्वयमेव) स्वय ही (षबदटकारकीमय ) छह कारकरूप 
(सदेब) सदैव (असि) हैं, इसलिये (कर्नाचयपेक्षात्वात्‌) कर्ता आदि कारकोकी अपेक्षा करनेसे (ते) 
आपके (दृशि-ज्ञप्त्यो ) दर्शन और ज्ञानमे (अनित्यता) अनित्यता (न) नही है । 


'चतुविदतिस्तव १२७ 


भावार्थ--अन्य ससारी जीवोके ज्ञान दर्शन, बाह्य कारक चक्र--कर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण इन छह कारकोकी सहायता पर निर्भर होनेके कारण उनके 
अभावमे प्रकट नही हो पाते, परन्तु आप स्वय षट्कारकरूप है--आपने अपने आपको षद्कारक- 
रूप कर लिया है, अत कारकचक्रकी अपेक्षा आपके ज्ञान दर्शंनके लिये आवश्यक नही है| फल- 
स्वरूप वे सदा प्रकट रहते है ॥१५॥ 
दृश्यश्े(य)बहिवेस्तुसान्निध्य नात्र कारणम्‌ | 
कुबंतोी दर्शनज्ञाने दुशिज्ञप्तिक्रिये तव ॥।१६॥ 
अन्वयार्थ--(दुशिक्षप्तिक्रिये) जानने देखनेरूप क्रियाओको (कुवंत ) करते हुए (तव) आपके 
(अन्न दर्वनशञाने) इन दर्शन और ज्ञानमे (दुश्य-ज्ेयबहिवंस्तुसान्निध्य) दृश्य और ज्ञेयरूप बाह्य 
वस्तुओका सन्तिधान (कारण न) कारण नही है । 
भावाथं--क्षायोपशमिक ज्ञान और दर्शांनकी उत्पत्तिमे देखने और जानने योग्य बाह्य 
वस्तुओका सन्निधान कारण पडता है, परन्तु हे भगवन्‌ | आप सदा जानते और देखते रहते है, 
आपके इस जानने और देखनेमे बाह्य पदार्थोका सन्तिधान कारण नही है। क्षायिक दर्शन और 
ज्ञानके निरावरण होनेसे उनकी ऐसी ही अद्भुत सामथ्यें है ॥१६॥ 
क्रियमाणदृशिज्ञप्ती न ते भिन्‍ने 2 | 
स्वयमेव दृशिज्ञप्तीमवतः कर्मकीतेनात्‌ |१७॥ 
अन्वयाथथ--(क्रिथमाणदृद्षिज्ञप्ती) आपके द्वारा किये जानेवाले दर्शन और ज्ञान, यत 
(स्वयमेव दुशिज्ञप्तीभवत ) स्वय ही दर्शेन और ज्ञान होनेवाले (ते) आपके (कर्मकीत॑नात्‌) कर्म 
कहे गये है, अत (कथचन) किसी अपेक्षा आपसे (भिन्‍ने न) पृथक्‌ नही हैं । 
भावाथं--यहाँ दर्शन ज्ञानको आपसे अभिन्‍न कहनेका कारण यह है कि आप स्वय ही 
दर्शन नानरूप होते है। निश्चयनयसे कतुं-कमंभाव एक द्रव्यमे ही बनता है, अत वही कर्ता होता 
है और वही कर्म ॥१७॥ 
क्रियां भावत्वमानीय दृशिक्ञप्तीमवन्‌ ५ सम । 
स्व दृशिज्ञप्तिमात्रोडसि भावोध्न्तगूढकारकः ॥१८॥ 
अन्वयार्थ--(क्रिया) दश्शंन-ज्ञानरूप क्रियाकों (भावत्वस्‌ आनीय) परिणतिरूपता प्राप्त 
कराके (स्वयं) अपने आप (दुशिज्ञप्तीभवन्‌) दर्शन और ज्ञानरूप होते हुए (त्वस) आप (अन्तगूंढ- 
कारक ) जिसमे कारकचक्रका विकल्प अन्‍्तगूढ हो चुका है ऐसे (दृशिज्ञप्तिमातरभाव असि) 
दरहांनज्ञानमात्र भावरूप हुए हैं । 
भावाथं--दर्शन और ज्ञान आत्माके गुण है, इन गुणोकी पदार्थोकी जानने देखनेरूप जो 
परिर्णात है बह क्रिया कहलाती है। गुणोकी यह क्रिया कारक सापेक्ष होती है, परन्तु हे भगवच्त ! 
आपने गुणोमे उठनेवाल्ले इस क्रियारूप विकल्पको समाप्त कर दिया है और स्वय ज्ञान-दर्शनगुणरूप 
हो गये है। क्रियारूप विकल्पके समाप्त हो जानेसे कारकचक्रका विकल्प स्वयमेव समाप्त दो 
गया है। तात्पय यह है कि आप ज्ञान दर्शनमय हैं ॥१८॥ 


श्र८ लघुतत्त्वस्फोट 


दुग्शप्तीभवतों नित्यं भवनं भवतः क्रिया । 
तस्याः कर्त्रादिरूपेण भवाजुल्लसति स्वयम्र्‌ ॥१९॥ 


अन्वयाथथ---(नित्य) नित्य ही (वृग्ज्ञप्तीमवत ) दर्शन और ज्ञानरूप होते हुए (भवत ) 
आपका (भवल) होना (क्रिया) क्रिया है। (तस्था ) उस क्रियाके (कर्ता दिखूपेण) कर्ता कम आदि 
कारकके रूपसे (भवान्‌) आप (स्वयं) स्वय ही (उल्लसति) सुझोभित होते हैं ! 

भावाय--हे भगवत्‌ | आपका दर्शन-ज्ञानस्प परिणमन करना ही आपकी क्रिया है ओर 
उस क्रियाके कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण आप स्वय हैं। यह अभेदनयसे 
षट्कारकका वर्णन है ॥१९॥ 


आत्मा भवसि कर्तेति दृग्ज्ञप्तीमवसीति तु । 
कमेंवमपरे. भावास्तवमेव करणादयः ॥२०॥ 


अन्वयार्थ--(त्व भवसि) आप परिणत होते हैं (इति) इसलिये (आत्मा) आपका आत्मा 
(कर्ता) कर्ता है। (तु) और (दुग्जप्तीभवसि) आप दर्शन तथा ज्ञानरूप होते हैं (इति) इसलिये 
आपका आत्मा (कर्म) कर्म है (एव) इसी तरह (त्वमेव) आप ही (करणादय अपरे भावा ) करण 
आदि अन्य भावरूप हैं । 

भावार्थ--'जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है जो परिणमन है वह कर्म कहलाता 
है और जो परिणति है वह क्रिया है। इस तरह कर्ता, कमे और क्रिया ये तीनो भिन्‍न-भिन्‍त नही 
हैं। एक आत्माकी ह्वी परिणातियाँ हैं ॥२०॥ ह 


क्रियाकारकसामग्रीग्रासोल्लासविशज्ञारद) | 
दृशिज्षप्तिमययो भावों भवान्‌ भावयतां सुखः ॥२१॥ 


अस्वयार्थ--(क्रियाकारकसामग्रीग्रासोल्लासविशारद ) जो क्रिया कारकरूप सामग्रीके 
अन्तहिंत करने तथा उल्लसित करनेमे निपुण हैं ऐसे (भवात) आप (दृशिश्ञप्तिमय भाव ) दशन- 
ज्ञानमय भावरूप हैं और (भावयता सुख ) इनकी भावना करनेवालोकों सुखदायक है । 

भावाथ--अभेद तयसे विचार करने पर क्रिया तथा कारक आदिकी सामग्री अन्तनिमग्न 
हो जाती है और भेद नयसे विचार करने पर वह उल्लसित प्रकट होकर सामने आती है है 
भगवन्‌ ! आप दोनो नयोंके उपदेष्टा हैं अत क्रिया कारक सामग्रीको ग्रस्त और उल्लसित करनेमे 
निपुण कहे जाते हैं। भाव और भाववान्‌मे अभेद विवक्षासे चर्चा करने पर आप भावस्वडप ही 
अनुभवमे आते हैं आपका वह भाव, दर्शन और ज्ञानरूप है। जो भी पुरुष आपके इस दंशंन 
ज्ञानमय भावकी भावना करता है वह निराकुलतारूप सुखका पात्र बनता है ॥२१॥ 


१ य परिणमत्ति स॒ कर्ता य परिणामों भवेत्तु तत्कर्म। 
या परिणतिः क्रिया सा श्रयममपि भिन्‍न न वस्तुतया ॥५१॥ 


र्‌, सुखयति इति सुख, सुखकारीत्यथ | समयसार कलका 


चतुविगतिस्तव १२९५ 


अनाकुलः स्वयं ज्योतिरन्तबंहिरखण्डितः । 
स्वयवेदनसंबेधो भासि त्वं भाव एवं न। ॥२२॥_ 


अन्वयाथ--(अनाकुल") जो आकुलतासे रहित है (अन्त्बंहि ) भीतर बाहर (स्वय ज्योति ) 
स्वय ज्योतिस्वरूप हैं (अखण्डित ) अखण्डित हैं--गुण-गुणीके भेदसे रहित हैं और (स्वयवेदन- 
सवेध्य ) स्वसवेदनके द्वारा सवेदन करनेके योग्य हैं ऐसे (त्व) आप (न) हमारे लिये (भाव एव) 
भावरूप ही (भासि) प्रतीत होते है । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! आप मोह और क्षोभसे रहित होनेके कारण आकुलत्तासे रहित हैं, 
अन्तर्ज्योति--दर्शंन और बहिज्योति--ज्ञानसे तन्मय हैं, प्रदेशभेद न होनेसे अखण्डित हैं तथा 
स्वसवेदनके द्वारा अनुभव करनेके योग्य है, अत आप हमे भावरूप ही प्रतीत होते हैं। यहा भाव 
और भाववानूमे अभेदनयसे एकत्वका वर्णन करते हुए भगवान्‌को भावरूप कहा गया है ॥२र॥। 

एवमेवेति न क्वापि यदुपैष्यवधारणम्‌ । 
अवधारयतां तत््वं तव सेवावधारणा ॥२३॥ 

अच्वयाथथ--_यत) जिस कारण वस्तु (एवमेव) इसी प्रकार है (इति) इस तरह 
(क्वापि) कही भी आप (अवधारण) नियमको (न उरपेषि) भ्राप्त नही होते हैं (तत) उस कारण 
(त्तव तत्त्वस्‌ अवधारयता) आपके तच्चकी अवधारणा--निश्चय करनेवालोको (सेव) वही (अव- 
धारणा) अवधारणा होती है अर्थात्‌ जिस प्रकार आप किसी विषयमे एकरूपता--एकान्तदृष्टिका 
अवलम्बन नही लेते उसी प्रकार आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वका अवधारण करनेवाले पुरुष भी 
एकरूपता-एकान्‍्त दृष्टिका अवलूम्बन नही करते । 

भावाथ--नयोका अवतार विभिन्‍्त-विभिन्‍्न विवक्षाओको लेकर हुआ है, अत किसी एक 
नयके एकातपक्षसे तत््वका चिन्तन करनेवाले मनुष्योको आपका पूर्णरूपसे अवधारण नही हो 
सकता है। 

तीएषण्यो-(तीकणो) पयोगनिव्यग्रगाढग्रहहठाहतः । 
अनन्तशक्तिभिः स्फारस्फुट भासि परिस्फुटस ||२४।। 

अन्वयाथं--(तीक्ष्णोपयोगनिव्यग्रगाढ्ग्रहहठाहत ) जो तीक्ष्ण उपयोगकी व्यग्रतारहित सुदृढ़ 
पकडसे हठपू्वंक आहत है ऐसे आप (अनन्तशक्तिभि ) अनन्त शक्तियोंके द्वारा (स्फारस्फुट) परि- 
पूर्ण तथा (परिस्फुट) स्पष्ट (भासि) सुशोभित हो रहे है । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ | आप उन अनन्त शक्तियोसे पैरिपूर्ण हैं जो मात्र लब्धिरूप नही है, 
किन्तु साक्षात्‌ उपयोगरूप है । शक्तियोका लब्धिरूप होना छद्मस्थ अवस्थामे बनता है, सर्वज्ञ 
अवस्थामे नही । यत३5 आप सर्वज्ञ भवस्थाको प्राप्त है, अत आपकी समस्त शक्तिया अपने अपने 
कार्यमे उपयुक्त हैं--क्रियाशील हैं ॥२४॥ 


त्वद्भावभावनाव्याप्तविश्वात्मास्म भवन्मयः | 
अय द्वीपानलग्रस्तवतिनीत्या न सशय) ॥२५॥ 


क्त०-१७ 


१३० लघुतत्त्वस्फोटड._ - 


अन्वयार्थे--(त्वड्भावभावनाव्याप्तविश्वात्मा) जिसका समग्र आत्मा आपके भाव--पश्नान- 
दशनादि गुणोकी भावनासे व्याप्त है ऐसा (अय) यह मै (दीपानलग्रस्तवातिनीत्या) दीपकसम्बन्धी 
अग्निसे व्याप्त वत्तीकी नीतिसे (भवन्मय ) आपसे तन्मय (अस्मि) हो रहा हूँ इसमे (न सशय ) 
सद्यय नही है। 

भावार्थ--जिस प्रकार दीपककी अग्निसे व्याप्त वत्ती स्वय अग्निरूप हो जाती है उसी 
प्रकार आपके ज्ञान दर्शनादिगुणोकी भावना करनेसे मैं आपरूप हो रहा हू । हे भगवन्‌ | आपका 
चिन्तन करनेसे मुझे विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार आप ज्ञान-दर्शनसे तन्मय हैं उसी प्रकार 
मैं भी ज्ञान-दर्शनसे तन्‍्मय हू । अन्तर, मात्र व्यक्त और अव्यक्तका है। आपके ज्ञान-दर्शन पृर्णमात्रा 
मे व्यक्त हो चुके है और मेरे अव्यक्त हैं। यदि मैं भी पुरुषार्थ करूँ तो मेरे भी ज्ञान-दर्शन आपके 
ही समान व्यक्त हो सकते हैं। इसमे सद्ययकी वात्त नही है ॥२५॥ 


१३२ लघुतत्त्वस्फोट 


अतएव वियत्काली तद्गता द्रव्यपयया! । 
ज्ञानस्य ज्ञानतामीश न अमाष्टु तदे (वे) शत्ते ॥३॥ 


अन्वयार्थ--(ईदा) है स्वामित्‌ ! (अतएवं) जिस कारण आप सब क्षेत्र सब काछोमे ज्ञानरूप 
प्रतिभासित होते हैं उस कारण (वियत्काली) आकाश और काल तथा (तदगता) उनमे 
रहनेवाले सब द्रव्य और सब पर्याय (तव) आपके (ज्ञानस्य) ज्ञानकी ज्ञानताको (प्रमाष्ड) नष्ट 
करनेके लिये (न ईशते) समर्थ नही है। ” 
भावाथं--हे भगवन्‌ | यत आप ज्ञानभप होते हुए ज्ञानमय श्रतीत होते हैं, अत आकाश 
और कालद्रव्य तथा उनमे रहनेवाले सब द्रव्य और सव पर्याय आपकी ज्ञानरूपत्ताको नष्ट नही 
कर सकते । ऊपरके इलोकमे सर्वत्र और सवंदा शब्दके द्वारा जो आकाश और कालका उल्लेख 
किया गया था उसे ही यहा स्पष्ट किया गया है भर्थात्‌ सब स्थानो और सब कालोमे आप ज्ञानरूप 
रहते हैं ॥३॥ 
स्वरूपपररूपाभ्यां त्व॑ मवन्‌ न भवन्नपि । 
भावाभावी विदन्‌ साक्षात्‌ सर्वज्ञ इति गीयसे ॥४॥ 
अन्वयार्थ--(त्वस) आप (स्वरूपपररूपाभ्या) स्वरूप-स्वचतुष्य और पररूप-परचतु- 
ध्टयकी अपेक्षा (भवन्‌ न भवन्नपि) हो भी रहे हैं और नही भी हो रहे हैं तथा (भावाभावो) 
भाव और अभावको (साक्षात्‌ विदनु) साक्षात्‌ जानते है, अत (सर्वज्ञ इति गीयसे) 'सर्वज्ञ हैं' ऐसे 
कहे जाते हैं । 
भावायं--हे भगवन्‌ | आप स्वकीय द्रव्य क्षेत्रकालई और भावकी अपेक्षा हो रहे हैं-- 
विद्यमानरूप हैं और परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नही हो रहे हैं--अविद्यमानरूप हैं। 
साथ ही ज्ञेयो--जानने योग्य पंदार्थेके इन दोनो भावाभावात्मक रूपोको साक्षातत जानते हैं इस- 
लिये आप सर्वज्ञ हैं। 
इदमेंवमितिच्छिन्दन्‌ू निखिलार्थाननन्‍्तशः । 
स्वयमेकमनन्तं त््व ज्ञान भूत्वा विवर्तसे ॥५। 


अन्वयाथं--(इदस्‌ एवम) यह ऐसा है (इति) इस प्रकार (निखिलार्थातर) समस्त पदार्थोको 
(अनन्तश ) अनन्तो बार (छिन्दन) जानते हुए (त्वसू) आप (स्वयं) स्वय (एक ज्ञान भूत्वा) एक 
ज्ञानरूप होकर (अनन्त ज्ञान) अनन्त ज्ञानरूप (विवतंसे) परिणम रहे हैं । 

भावायथ--एक ज्ञान, अनन्त ज्ञेयोको जाननेके कारण अनन्त कहछाता है । है भगवन्‌ | यत 
आपका ज्ञान समस्त पदार्थोको--ससारके अनन्त ज्ञेयोको “यह ऐसा है” इस प्रकार अनन्तो बार 
जान रहा हे, अत वह जेयोकी अपेक्षा अनन्त है। आप इसी अनन्त ज्ञानरूप होकर परिणमन कर 


रहे हैं ॥५॥ 
अखण्डमहिमानन्तविकल्पोल्लासमांसल सल।) | 


अनाइुलः प्रभो भासि शुद्धश्ञानमहानिधिः ॥६॥ 


चतुविद्यतिस्तव १३३ 


अन्वयार्थ--(प्रभो) हे स्वामिन्‌ ! (अखण्डमहिमा) जो अखण्ड महिमासे सहित है, (अनन्त- 
विकल्पोल्लासमासल ) अनन्त विकल्पोके प्रादुर्भावसे परिपुष्ट है, (अनाकुल') अकुलतासे रहित हैं 
ओर (शुद्धज्ञावमहानिधि ) शुद्ध ज्ञानके महान्‌ भाण्डार है ऐसे आप (भासि) सुशोभित हो रहे हैं । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ |! आपकी महिमा अखण्ड है, इसीलिये तो सौ इन्द्र निरन्तर आपको 
नमस्कार करते है। आप अनन्त ज्ञेयोके विकल्पसे युक्त है--अनन्त पदार्थोके प्रतिबिम्ब आपके 
ज्ञानमे दपंणके समान झलकते है। एकसाथ समस्त पदार्थोंको जानते है इसलिये भज्ञान पदार्थको 
जाननेकी अकुशलूतासे रहित है तथा वीतराग-विज्ञानके महाच्‌ भाण्डार हैं। इस प्रकार आपकी 
महिमा अद्वितीय है ॥६॥ 
अक्रमात्क्रममाक्रम्य कर्षन्त्थपि परात्मनी) । 
अनन्ता बोधधारेय क्रमेण तब क्ृष्यते ॥७॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (तव) आपकी (परात्मनो ) स्वपरविषयक (इयस) यह (अनन्ता 
बोधधारा) अनन्त ज्ञानधारा (क्रमस्‌ आक्रम्य अक्रमात्‌ कपंन्‍ती अपि) क्रमको उल्लच्भून कर अक्रम 
से खीचती हुई भी (क्रमेण) क्रमसे (कृष्यते) खोची जा रही है । 
भावाथं--हे भगवन्‌ | आपकी स्वपरविषयक--निज और परको जाननेवाली ज्ञानकी 
धारा छद्मस्थ अवस्थामे पदार्थोको क्रमसे जानती थी पर अब सर्वज्ञ दशामे वह क्रमको छोड़कर 
अक्रम--एकसाथ जानने लगी है इस प्रकार यद्यपि वह स्वभावकी अपेक्षा अक्रमवर्ती है तथापि 
जे योकी अपेक्षा ऋ्रमवर्ती है अर्थात्‌ कालक्रमसे होनेवाली ज्ञयोकी अनन्त परिणतियोको उसी क्रमसे 
जानती है जिस ऋ्रमसे वे होनेवाली है ॥७॥ 


भाषास्सहसुवो5नन्ता भान्ति ऋरमअ्ुवसु (स्तु) ते। 
एक एवं तथापि त्वं भावों भावान्तरं तु न ॥<॥ 


अन्वयाथं--यज्यपि (ते) आपके (सहभुव ) साथ होनेवाले- गुणरूप (तु) और (क्रमभुव ) 
क्रमसे होनेवाले पर्यायरूप (भावा ) भाव (अनन्ता ) अनन्ता (भान्ति) सुणोभित हो रहे है (तथापि) 
तो भी--गुण और पर्यायोकी अपेक्षा अनन्तरूप होते हुए भी द्रव्यकी अपेक्षा (त्व) आप (एक एव 
भाव ) एक ही भावरूप है (भावान्तर तु न) अन्य भावरूप नही हैं। 
भावा्--साथ-साथ होनेके कारण गुण सहभावी कहलाते है और पर्यायें क्रम-क्रमसे होनेके 
कारण ऋमवर्ती कहलाती है। प्रत्येक द्रव्यके अनन्त गुण और अनन्त पर्याये होती हैं, अत जब 
उन गुण और पर्यायोको दृष्टिमि रखकर कथन होता है तब एक द्रव्य अनेकरूप प्रतीत होता है, 
परन्तु जब उन गुण और पर्यायोके आधारभूत द्रव्यको दृष्टिमि रखकर कथन होता है तब वह एक- 
रूप अनुभवमे आता है । साथ ही वह द्रव्य, उसी द्रव्यहप रहता है त्रिकालमे भी अन्य द्वव्यरूप 
नही होता, क्योकि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे अत्यन्ताभाव रहता है। हे भगवन््‌ ! द्रव्यस्वभावकी 
ऐसी व्यवस्था होनेसे आप भी गुण और पर्यायोकी अपेक्षा यद्यपि अनन्त है तथापि स्वरूपकी 
अपेक्षा आप एक ही है और कभी भी आप अन्य द्रव्यरूप नही पदूमित ॥८॥ 
वृत्त तत्वमनन्तं स्वमनन्त वत्स्यंद्जितम्‌ | 
अनन्त वर्तमान च त्वमेकी धारयन्नसि ॥९॥ 


4 


१३४ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(त्वम्न) आप (अनन्त वृत्त) अनन्त भूत (अनन्त वरत्स्यंत) अनन्त भविष्यत्‌ 
(च) और (अनन्त वतंमान) अनन्त वतंमान (ऊर्जित) शक्तिसम्पन्न (स्व तत्त्व) आत्मतत्त्वको 
(धारयन्‌) धारण करते हुए (एक असि) एक हैं । 

भावार्थ--प्रत्येक द्रव्यकी अनन्त पर्यायें बीत चुकी है, अनन्त पर्यायें आगे आनेवाली हैं 
और एक पर्याय वतंमानमे है । इन पर्यायोकी अपेक्षा यद्यपि द्रव्य अनेकरूप है तथापि स्वकीय 
प्रदेशोकी अपेक्षा वह एक ही रहता है। इसी अभिप्रायको लेकर यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! 
आप इन भूत भविष्यत्‌ और वतंमानकी अनन्त पर्यायोको धारण करते हुए भी एक है अथवा 
आप इतने ऊरजित--शक्ति सम्पन्न है कि एक होकर भी इतनी पर्यायोको धारण करते हैं। अन्य 
ग्रन्थोमे भूत और भविष्यत्‌की पर्यायोको अनन्त और वतंमानकी पर्यायको एक कहा गया है, परन्तु 
यहाँ वरतमानको भी अनन्त कहा गया है सो उसकी सगति अनन्त गुणोका आधार होनेसे वर्तमान- 
की एक पर्यायको अनन्तरूप माननेमे होती है, अथवा स्थूल ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा वततमानकी एक 
पर्याय, सूक्ष्म ऋजुसृत्रनयकी अपेक्षा होनेवाली एक समयवर्ती पर्यायोकी अपेक्षा अनन्त होती 
है ॥ण। 


उत्तानयसि गम्भीर तलस्पश स्वमानयन्‌ | 
अतलरपश एव त्व गम्भीरोचानितोष्पि नः ॥१०॥ 


अन्यवार्थ--हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप (गम्भीर) गम्भीर--मोह और क्षोभसे रहित (स्व) 
अपने आपको (तलस्पश) तलस्पर्शधको (आनयन्‌) प्राप्त कराते हुए अर्थात्‌ उसकी गहराई तक 
पहुँचते हुए (उत्तानयसि) ऊपर उठाते हैं समुन्नत बनाते है, परन्तु (न) हम लोगोंके लिये (त्व) 
आप (गम्भीरोत्तानितो४प) अत्यन्त गम्भीर और ऊपर उठे हुए होकर भी (अतलस्पर्श एव) 
अतलस्पशं ही हैं--हम आपके तलका स्पर्श नही कर सके हैं--आपकी गम्भीरता ओर उत्कृष्टता- 
की सीमा नही जान सके हैं। 

भावार्थ--जो राग-द्वेषका प्रसद्भ होनेपर भी उनसे दूर रहता है वह गम्भीर कहलाता है 
और जो किसी पदार्थके सुक्ष्मसे सुक्ष और बडेसे बडे रूपको जानता है वह्‌ तलस्पर्शी कहलाता 
है। इन परिभाषाओंके आधार पर आपने अपने आपको गम्भीर और तलःस्पर्ी बनाया है, परल्तु 
हम लोग इतने अज्ञानी है कि आपकी गहराई और ऊँचाईको नही जान सके हैं ॥१०॥ 


अनन्तवीय॑व्यापारधीरस्फारस्फूरदूदृशः । 
दृढ्मात्रीमवदाभाति भवतो5ल्तबंहिश्च यत्‌ ॥११॥ 
भन्चयार्थ--(अनन्तवीयंव्यापारधी रस्फारस्फूरदुदृद्द ) अनन्त वीयके व्यापारसे जिनका 
दर्शन गुण उत्क्ृष्टरूपसे विकसित हो रहा है ऐसे (मवत ) आपका (यत्‌) जो (अन्तबंहि ) अन्तरज़ 
और बहिरज् प्रकाश है वह सब (दृष्मात्रीभवत्‌) दर्शंनमात्र होता हुआ (आभाति) सुशोभित 
होता है । 
भाषार्थ--हे भगवन्‌ | आपके जो केवलदर्शन प्रकट हुआ है वह अनन्त वीर्यके व्यापारसे 
सहक्ृत है, क्योकि उसके बिना न अनन्त ज्ञान प्रकट हो सकता है और न अनन्त दर्शन । आत्माके 


चतुविद्यतिस्तव १३५ 


अन्त' प्रकाशकों दर्शन और बाह्य प्रकाशकों ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दोमे अन्त प्रकाशको 
आत्मावछोकन या सामान्यावछोकन और बाह्य प्रकाशको पदार्थावलोकन या विशेषावलोकन कहा 
जाता हैं। यहाँ अन्त'प्रकाशको दर्शंनरूप कहा सो उचित है, परन्तु बाह्य प्रकाश--ज्ञानको भी 
दर्दानरूप कहा सो उसकी सगति इस प्रकार है कि निश्चयनयसे केवलज्ञान आत्माकों ही जानता 
है वह लोकालोकका ज्ञाता वध्यवहारनयसे है। इस प्रकार निश्चयनयसे ज्ञानका विषय भी दर्शांन- 
की तरह आत्मावलोकन होता है। यह अभिप्राय मनमे रखकर आचायेने ज्ञानको भी दर्शनमात्र 
होता हुआ कहा है ॥११॥ 

आक्षेपपरिद्दाराभ्यां. खचितस्त्वमनन्तञः | 

पदे पदे ग्रमो भासि ओत्खात ग्रतिरोपितः ॥१२॥ 


अन्वयार्थ--(प्रभो !)) हे नाथ ! (अनन्तश ) अनन्तो वार (आक्षेप-परिहाराभ्या) विधि 
और निषेधके द्वारा (खचित ) व्याप्त (त्व) आप (पदे पदे) अर्थके वाचक प्रत्येक पदपर (प्रोत्खात 
प्रतिरोपित ) नास्तित्व और अस्तित्वको प्राप्त होते हुए (भासि) सुशोभित हो रहे है । 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! आपमे अनन्त धर्म है और वे सब धरम, विधि तथा निषेधरूपको 
लिये हुए हैं। जैसे सतृ-असत्‌, एक-अनेक, तत्‌-अतत्‌, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य आदि | जब उक्त 
धर्मोकी विधिरूपसे विवक्षा की जाती है तब उन धर्मोस्ते तन्मय होनेके कारण आप विधिरूपको 
प्राप्त होते है और जब उन धर्मोकी निषेधरूपसे विवक्षाकी जाती है तब उनसे तन्मय होनेके कारण 
आप निर्षेधरूपको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उक्त धर्मोके श्रतिपादक शब्दोका जितनी बार प्रयोग 
होता है उतनी ही बार आप अस्तित्व और नास्तित्वको प्राप्त होते हैं। इसी अपेक्षासे आपको 
पद पदपर प्रोत्वात--तास्तिरूप और प्रतिरोपित--अस्तिरूप कहा गया है ॥११॥ 
विश्रता तदतद्ग॒पस्वमाव स्वं स्वयं त्वया। 
महान्‌ विरुद्धधर्म्माणां समाहारोध्लु भूयसे(ते) ॥१३॥ 
अन्वयार्थ--(स्व) अपने (तदतद्रूपस्वभाव) ततु--भतत्रूप--विधि-निषेधरूप स्वभावकों 
(बिश्रता) धारण करनेवाले (त्वया) आपके द्वारा (स्वयं) स्वय (विरुद्धधर्म्माणा) परस्पर विरोधी 
धर्मोका (महान्‌) बहुत भारी (समाहार ) समूह (अनुभूयते) अनुभूत होता है। 
भावायं--हे भगवन्‌ | यतत आप तत्‌ और अतत्‌ स्वभावको स्वय ही धारण करते हैं, अत 
आप अनेक विरोधी धर्मोके समूहका अनुभव करते है। तात्पयँ यह है कि वस्तुस्वभावके कारण 
आपमे अनेक विरोधी धर्मोका समूह निवास कर रहा है ॥१३॥ 
स्वरूपसत्तावष्टम्भखण्डितव्याप्तयोषखिलाः । 
असाधारणतां यान्ति धर्मा! साधारणास्त्वयि ॥१४॥ 
अन्चयार्थ--(स्वरूपसत्तावष्टम्भखण्डितव्याप्तय / आपकी निज स्वरूपसत्ताके आलम्बनसे 
जिनकी अन्यत्र व्याप्ति खण्डित हो गईं है ऐसे (अखिलछा ) समस्त (साधारणा धर्मा) साधारण धममे 
(त्वयि) आपमे (असाधारणतां) असाधारणताको (यान्ति) भ्राप्त होते हैं । 
भावार्थ--महासत्ताकी अपेक्षा जो अस्तित्व आदि गुण साधारण कहे जाते हैं, अवान्तर 
सत्ताकी अपेक्षा वे ही गुण असाधारण हो जाते है। जब आपके विभिन्‍न गुणो--धर्मोमे सत्‌ असत, 


१३१६ लघुतत्त्वस्फोट 


तत्‌ अतत्‌ आदि धर्मोकी विवक्षा की जाती है तब उनकी आपमे ही व्याप्ति रहती है, अन्य द्रव्योमे 
नही । इस प्रंकार साधारण होनेपर भी वे आपमे असाधारणताको प्राप्त हो जाते है ॥५॥ 


अनन्तधमंसम्भारनिर्भर रूपमात्मंनः । 
इृदमेकपदे विष्वग्बोधशक्त्यावगाहसे ।।१५॥। 


अन्वयार्थं--है भगवत्त आप ( बोधशतक्त्या) ज्ञानशक्तिके द्वारा (अनन्तधर्मसम्भारनिर्भरस) 
अनन्त धर्मोके समूहसे परिपूर्ण (आत्मन ) आत्माके (इृद) इस (रूप) रूपमे--ज्ञाता-दषष्ठास्वभावमें 
(एकपदे) एकसाथ (विष्वक्‌) सब ओरसे (अवगाहसे) प्रवेश कर रहे हैं । 


भावाथें--आत्मा, ज्ञान देन सुख वीय॑ आदि अनन्त गुणो अथवा नित्यत्व, अनित्यत्व, 
एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद आदि परस्पर विरोधी अनन्त धर्मोके समूहसे परिपूर्ण है ऐसा अपनी 
ज्ञानशक्तिके द्वारा ज्ञात कर आप उसमे सब ओरसे एकसाथ लीन हो रहे हैं प्रवेश कर रहे भर्थात्‌ 
लीनताको प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञान दशामे यह जीव, आत्मा और कर्म नोकर्मरूप पुद्गलके सयोगसे 
उत्पन्न मनुष्यादि असमानजातीय द्रव्यपर्यायको अपना स्वरूप समझ उसीमे तन्मय हो रहा है-- 
उसीमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर रागह्ेपके वशीभूत हो रहा है। परन्तु स्वपर भेदविज्ञानरूप ज्ञानकी 
महिमासे आप असमान जातीय पर्यायमे इस बातका निर्णय अच्छी तरह कर चुके हैं कि इसमे 
आत्मा क्‍या है ओर पुद्गल तथा उसके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला विभाव क्‍या है। स्वभाव और 
विभावका भेद होते ही आप विभावको नष्ट करनेके प्रयत्नमे सलग्न हो गये और उसके फलस्वरूप 
समस्त विभावोको नष्ट कर अपने ज्ञाता द्र॒ष्टारूप स्वभावमे लीन हो रहे हैं। तात्पय॑ यह है कि 
आप वीतरागविज्ञानसे परिपूर्ण हैँ तथा साधककी उस उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हो चुके है जहा 
ज्ञान, ज्ञानमे ही प्रतिष्ठित हो जाता है ॥१५॥ 
अन्वया व्यतिरेकेषु व्यतिरेकाश्च तेष्वमी । 
निमज्जन्ती निमज्जन्ति त्वयि त्वं तेषु मज्जसि ॥१६॥ 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (अमी) ये (अन्बया ) अन्वय--गुण (व्यतिरेकेषु) व्यतिरिको--पर्यायी 
मे (व) और (व्यतिरेका ) पर्यायें (तेषु) गुणोमे (निमज्जन्त ) निमग्न होती हुई (त्वयि) आपमे 
(निमज्जन्ति) निमग्न होती हैं और (त्व) आप (तेषु) उन अन्वय व्यतिरेको-गुणपर्यायोमे (मज्जसि) 
निमग्न हो रहे हैं । 
भावार्थे--साथ साथ रहनेके कारण गुण अन्वय कहलाते हैं और एकके बाद एक होनेके 
कारण पर्यायें व्यतिरेक कहलाती हैं। ऐसा अवसर नही आता जब गुणके बिना पर्याय हो और 
पर्यायके बिना गुण हो तथा इन दोनोके बिना द्रव्य हो। इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि 
गुण, पर्यायोमें और पर्यायें, गुणोमे रहते हैं .भौर यत आप गुण और पर्यायोके समूहरूप हैं अत वें 
गुण और पर्यायें आपमे निमग्न हैं और आप उनमे निमग्न हैं ॥१६॥ 
प्रागभावादयो$भावाश्चत्वारस्त्वयि भावताम्‌ । 
श्रयन्ते श्रयसे तेपु त्व त॒ भावोध्प्यभाववाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयार्थ--(प्रागभावादय ) प्रागभाव आदि (चत्वार ) चार (अभावा ) अभाव (त्वयि) 


चतुविशतिस्तव १३७ 


आपमे (भावता) भावरूपताको (श्रयन्ते) प्राप्त होते हैं (त्व तु) और आप (भावो5पि) भावरूप होते 
हुए भी (तेषु) उन अभावोमे (अभावता) अभावरूपताको (श्रयसे) प्राप्त होते हैं । 

भावार्थ--प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव ओर अत्यन्ताभाव ये चार अभाव है। 
कार्योत्पत्तिकी पूर्वावस्थाको प्रागभाव कहते है। जैसे घटकी पूर्वपर्याय स्थास-कोश-कुसूल आदि 
घटका प्रागभाव है। कार्यके नष्ट हो जानेपर जो अभाव होता है उसे प्रध्वसाभाव कहते है जैसे 
घटके फूट जानेपर उसकी कपाल आदि अवस्था घटका प्रध्वसाभाव है। वस्तुकी एक पर्यायमे दूसरी 
पर्यायके न रहनेको अन्योन्याभाव कहते है। जैसे पुद्गल द्रव्यकी घट पर्यायमे पट पर्यायका अभाव है। 
ओर एक 5व्यवा (सरे द्रव्यमे जो न्रेकालिक अभाव है उसे अत्यन्ताभाव कहते है। हे भगवन्‌ ! ये 
चारो अभाव आपमे भावरूपताको प्राप्त हैं और आप भावरूप होकर भी उनसे अभावरूपताकों 
प्राप्त हैं, क्योकि आपमे इनका अभाव है। वह इस प्रकार है कि आपकी अरहन्त पर्याय शक्तिकी 
अपेक्षासे आपमे अनादिकालसे विद्यमान है, अत प्रागभावका अभाव है | अरहन्त अवस्थामे प्रकट 
होनेवाले अनन्त चतुष्टयादि गुणोका आपमे कभी नाश नही होता, इसलिये प्रध्वलाभावका अभाव 
है । आपमे जो सामान्य ज्ञान दर्शन आदि गुण है वे आपकी समस्त पर्यायोमे विद्यमान रहते है, 
इसलिये अन्योन्याभावका अभाव है । तथा आपके जीवद्रव्यसे दुसरा जीवद्रव्य यद्यपि पृथक्‌ है-- 
भिन्‍न द्रव्य है तथापि आपके और उसके गुणोमे सादृश्य है । जिस प्रकार जीवका पुदुगलमे अत्यन्ता- 
भाव भी नही है । तात्परय॑ यह है कि विवक्षावश चारों अभाव आपमे भावरूपताको प्राप्त हैं। और 
आप स्वभावसे भावरूप होकर भी उन अभावोमे अभावरूपताको प्राप्त हैं। इसका कारण उपयुंक्त 
विवक्षासे स्पस्ट है ॥१७॥ 
अनेको5पि प्रपद्य त्वामेंक््व॑ गतिपदथ्ते | 
एको$पि त्वमनेकत्वमनेक प्राप्य गच्छसि ।॥|१८॥| 

अन्वयारथ--(अनेको5पि) अनेक भी (त्वा) आपको (प्रपत्य) प्राप्त कर (एकत्व) एकपनेको 
(प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है और (त्वघ्र) आप (एकोअपि) एक होकर भी (अनेक) अनेककी [प्राप्य) 
प्राप्त कर (अनेकत्व) अनेकपनेको (गच्छसि) प्राप्त हो रहें हैं । 

भावार्थ -गुण और पर्याय सख्याकी अपेक्षा अनेक तथा द्रव्य एक है। वे अनेक गुण पर्याय 
द्रव्यरूप आपको प्राप्त कर एक हो जाते हैं और द्रव्यरूप होनेसे एकरूप होकर भी आप गुण 
पर्यायोकी अपेक्षा अनेकरूपताको प्राप्त है ॥१4॥ 

साक्षादनित्यमप्येतद्याति त्वां ग्राप्प नित्यताम्‌ । 
त्व॑ तु नित्योध्प्पनित्यव्वमनित्य प्राप्प गाहसे ॥१९॥ 

अन्वयार्थे--(एतत्‌) यह पर्यायरूप तत्त्व (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (अनित्यमपि) अनित्य होकर 
भी (त्वा प्राप्य) द्रव्यस्वरूप आपको प्राप्त कर (नित्यता याति) नित्यपनेको प्राप्त होता है (तु) 
और (त्व) आप (नित्योषपि) नित्य होकर भी (अनित्य प्राप्य) अनित्यरूप पर्यायकों क्रप्तकर 
(अनित्यत्व) अनित्यपनेको (गाहसे) प्राप्त होते हैं । 

भावाथथे--द्रव्य, पर्यायसे तन्‍्मय रहता है, अत जब पर्यायकों गौणकर द्र॒व्यको प्रधान वनाया 
जाता है त्व अनित्य तत्त्व नित्यत्वको प्राप्त होता है और जूब द्वव्यकों गौणकर पर्यायको प्रधा- 

क्ञ०-१८ 


जे 


१३८ लघुतत्त्वस्फोट 


नता दी जाती है तब नित्य तत्त्व, अनित्यत्वको प्राप्त होता है। हे भगवनु । अनित्य पर्याय, 
आपका आश्रयकर नित्य हो जाती है और जाप, अनित्य पर्यायका आश्रथकर अनित्य हो 
जाते हैं ॥१९॥ 
य णवास्तमुपैपि त्व॑ स एवोदीयसे स्वयम्‌ । 
स॒ एवं भरुवतां धत्से य एवास्तमितोदितः ॥२०॥ 
अन्वयार्थं--(य एव त्व) जो ही आप (अस्तम््‌ उपेषि) व्ययको प्राप्त होते है (स एव) 
वही आप (स्वयं) स्वय (उदीयसे) उत्पादको प्राप्त होते है और (य एवं अस्तमितोदित्त.) जो ही 
आप व्यय होकर उत्तपादको प्राप्त होते हैं (स एवं) वही (प्रुवता) श्रुवपनेको (धत्से) धारण 
करते हैं। 
भावा्--हे भगवन्‌ | आप उत्पाद, व्यय और अक्रौव्यसे तन्मय हैं। व्ययकी विवक्षामे 
आप अस्तको प्राप्त होते हैं, उत्पादकी विवक्षामे उदयको प्राप्त होते हैं और प्रौव्यकी विवक्षामे 
अस्त तथा उदय--दोनो अवस्थाओकी बीचकी श्रुवताको प्राप्त होते हैं। नवीन पर्यायकी उत्पत्ति- 
को उत्पाद, पूर्व पर्यायके नाशकों व्यय और दोनो पर्यायोमे व्यापक रहनेवाले अशको भौव्य 
कहते है ॥२०॥ । 
अभावतां नयन्‌ भावसभाव॑ भावतां नयनू । 
भाव एवं भवन्‌ सासि तावुभौ परिवर्तयन्‌ ॥२१॥ 
अन्वयार्थ--आप (भाव अभावता नयन्र) भावको अभावता प्राप्त कराते हैं और (अभाव 
भावता नयन्‌ु) अभावको भावता प्राप्त कराते हैं इस प्रकार (तो उभो) उन दोनो--भाव-अभावको 
(परिवर्तंयन) परिवर्तित करते हुए आप स्वय (भाव एवं भवन्‌) भावरूप ही होते हुए (भासति) 
सुशोभित हो रहे हैं । ध 
भावाथं--जो पर्याय वर्तमान क्षणमे भावरूप है वही उत्तर क्षणमे अभावरूप हो जाती है, 
और जो वर्याय वर्तमानमे अभावरूप है वही उत्तर क्षणमे भावरूप हो जाती है। इस प्रकार आप 
पूर्व क्षण और उत्तर क्षणकी पर्यायोको यद्यपि अभाव तथा भावरूप करते रहते हैं तथापि स्वय 
सतूसामान्यकी अपेक्षा भावरूप ही रहते हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षणवर्ती पर्यायोकी 
अपेक्षा आप व्यय तथा उत्पादरूप है और सामानन्‍्यकी अपेक्षा प्रौव्यरूप हो रहे हैं । 
हेतुरेव समग्रोईसि समग्रो हेतुमानसि । 
एको<पि त्वमनादनन्तो यथापूरव यथोत्तरम्‌ ॥|२२॥। 
अन्वयार्थ--है भगवन्‌ | (त्वसू) आप (समग्न हैतु एवं असि) पूर्ण कारण ही हैं भौर 
(समग्र हेतुमान्‌ असि) पूर्ण काये है तथा आप (एको«पि सन) एक होते हुए भी (अनाचनन्त ) 
अनादि-अनन्त हैं (यथापुर्व) जैसे पुवमे थे और (यथोत्तर) जेसे आगे होगे । ' 
भावारथं--हे भगवस्‌ । पूर्व क्षणकी अपेक्षा आप कारण हैं और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कार्य 
हैं तथा आपका यह कारण और कार्यभाव समग्ररूपसे होता है अशरूपसे नही । अर्थात्‌ पु क्षणमे 
आपके समस्त प्रदेश कारण व्यवहारको प्राप्त होते हैं और उत्तर क्षणमे समस्त प्रदेश कार्य 


चतुविशतिस्तव १३५ 


व्यवहारको प्राप्त होते है। सिद्धान्तके अनुसार कारणका क्षय होना ही कार्यंका उत्पाद कहलाता 

है। अध्यात्मभ्ाघामे कारण समयसारका नाश ही काये समयसारका उत्पाद कहलाता है। इस 

प्रकार पूर्वोत्तर क्षणकी अपेक्षा पदार्थमे व्यय और उत्पाद सिद्ध होते है, परन्तु सामान्य सत्‌की 

अपेक्षा वह अनादि अनन्त रहता है--वह जैसा पूर्वमे रहता है वेसा ही आगे भी रहता है ॥२२॥ 
न कार्य कारण नेव त्वमेव प्रतिभाससे । 


अखण्डप्ण्डितैकात्मा चिदेकरसनिर्भरः ॥२३॥ 

अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (न कार्य प्रतिभाससे न कारणसु एवं प्रतिभाससे) सत्‌ सामान्यकी 
अपेक्षा आप न कार्यरूप प्रतिभासित होते हैं भौर न कारणरूप ही । किन्तु (अखण्डपिण्डितैकात्मा) 
अखण्ड पिण्डरूप है स्वरूप जिनका तथा जो (चिदेकरसनिभेर ) एक चेतन्य रससे परिपूर्ण है 
ऐसे (त्वमेव प्रतिभाससे) एक आप ही प्रतिभासित होते है। 

भावषाथं--भेदनयसे आपसे कारण और कार्यका विभाग रहता है, परन्तु अभेद नयसे आप 
भेदसे रहित एक अखण्ड द्रव्य प्रतिभासित होते है ॥२१॥ रेप 

भ्तो5पषि रिक्‍्ततामेषि रिक्तो5पि परिषयेसे । 
पूर्णोष्पि रिच्यसे किश्वित्‌ किश्विद्विक्तोडपि बद्धेंसे |२४॥ 

अन्वयार्थं--है भगवत्‌ ! आप (सभृतोर्षप) परिपूर्ण होनेपर भी (रिक्तता) रहितपनेको 
(एषि) प्राप्त हो रहे है अर्थात्‌ स्वभावसे परिपूर्ण होते हुए भी विभावसे रिक्तपनेको प्राप्त हो 
रहे हैं और (रिक्तो5पि) रहित होनेपर भी (परिपुर्यसे) पूर्णताको प्राप्त हो रहे है अर्थात्‌ वेभाविक 
भावोसे रहित होते हुए स्वाभाविक भावोसे परिपूर्ण हो रहे हैं। तथा (पूर्णोषपि) पूर्ण होते हुए भी 
(किड्चित्‌ रिच्यसे) कुछ रिक्त होते है--हानिको प्राप्त होते है और किड्न्चिद्‌ रिक्तो5पि) कुछ 
रिक्त होते हुए भी (वरद्धंसे) पुन वृद्धिको प्राप्त होते है अर्थात्‌ अगुरुूषु गुणोके कारण होनेवाली 
षड़्गुणी हानिके समय आप कुछ हानिको प्राप्त होते है और षड़्गुणी वृद्धिके समय कुछ वृद्धिको 
प्राप्त होते हैं । 

भावाथं--है भगवन्‌ ! यह जीव अनादि कालसे शुभ-अशुभ--प्रुण्य-पापरूप विभाव भावोसे 
युक्त हो रहा है परन्तु जब शुभ-अशुभ भावोके कारणभूत मोहकर्मका स्वंथा क्षय हो जाता है 
तब यह यथाख्यात चारित्ररूप स्वरभावभाव-शुद्धभावसे परिपूर्ण हो जाता है। आपका आत्मा 
भी अनादि कालसे शुभाशुभ भावोसे परिपूर्ण रहा है, परन्तु अब मोहकर्मका सर्वेथा क्षय हो जानेके 
कारण आप स्वभावभावसे परिपूर्ण हो रहे है। तथा परिपूर्ण होकर भी सदा कूटस्थ नित्य नही 
रहते, क्योकि कालद्रव्यरूप सामान्य प्रत्यय और अपने-अपने अगुरुलूघु गुणरूप आश्यन्तर प्रत्ययके 
कारण अनन्त भागवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यात भागवृद्धि, सख्यात गुणवृद्धि, असख्यात गुण- 
वृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि इन षड्गुणी वृद्धियो और हानियोके होते रहनेसे आप पूर्ण होकर भी-- 
वृद्धिके चरम अशको प्राप्त होकर भी कुछ हानिको प्राप्त हो रहे है और हानिके चरम अशको प्राप्त 
होकरभी धुन वृद्धिको प्राप्त हो रहे है। यह हानि और वृद्धि केवल ज्ञानादि गुणोके अविभाग प्रति- 
च्छेदोका अपेक्षा होती है। यहाँ इतना स्मरण रखना चाहिये कि कैवलज्ञानादि गुणोके अविभाग- 
प्रतिच्छेद स्वभावसे अनन्त हैं तथा हानि वृद्धि होनेपर भी वे अनन्त ही रहते है, क्योकि अनन्त, 
अनन्त प्रकारका होता है ॥२४॥ 


१४२ लघुतत्त्वस्फोट 


कारण आप भी सवंत्र विस्तारको प्राप्त हैं। हे जिनेन्द्र ' आपका यह चैतन्यसम्बन्धी चमत्कार 
नित्य है, सामान्य ज्ञानस्वभावकी अपेक्षा त्रेकालिक है और केवलज्ञानकी अपेक्षा सादि अनन्त है। 
जिसप्रकार वायुका वेग समाप्त हो जानेसे जलाशयका जल चब्बलतासे रहित होकर स्वरूपमे 
स्थिर हो जाता है उसी प्रकार कषाय और योगजनित चज्न्चलताके दूर हो जानेसे आपका चेतन्य 
चमत्कार भी चब्चछतासे रहित होकर स्वरूपमे स्थिर हो गया है। साथ ही यह चेतन्य चमत्कार 
सब ओर छलक रहा है-सभी ओरके पदार्थोको प्रतिभासित कर रहा है। यद्यपि अमूतिक होनेसे 
यह चमत्कार हमारे दृष्टिगोचर नही हो रहा है. तथापि अनुभूतिका विषय अवश्य है, हमारे अनु- 
भवमे यह आ रहा है कि आपके चेतन्य गुणका सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ है ॥रा। ' 

इदमेव देव सहभाविनीं तब स्फुटयत्यनन्तनिनधमंमण्डलीम्‌ । 

तदभिन्‍नभिन्‍नसुखवीयबैभवश्रभ्ृतिस्वशक्तिसमकालवेदनात्‌ |। ३।। 

अन्वयाथे--(देव) हे देव | (इदमेव) यह चेतन्य चमत्कार ही (तदभिन्नभिन्‍नसुखवीय- 
वेभवप्रभृतिस्वशक्तिसमकालवेदनात्‌) उससे कथचित्‌ अभिन्न और कथचित्‌ भिन्‍न सुख, वीय॑- 
बेभव आदि समस्त स्वकीय शक्तियोका एक साथ वेदन होनेसे (तव) आपकी (सहभाविनी) साथ 
साथ रहनेवाली (अनन्तनिजधमंमण्डलीमू) अनन्त आत्मधर्मोके समूहको (स्फुटयति) प्रकट 
करता है। 

भावार्थ--हे भगवन्‌ | आपका चेतन्य चमत्कार यद्यपि सामान्यरूपसे एक ही है तथापि 
वह सुख और वीय॑ आदिका भी साथ साथ अनुभव करता है। चेतन्य-ज्ञानदर्शन और सुख तथा 
वीय॑के प्रदेश भिन्‍न भिन्‍न नही है, इसलिये उन सबमे अभेद है और सबका भिन्‍न भिन्‍न अनुभव 
होता है इसलिये भेद भी है । उनका यह भेद और अभेद कथचित्‌ है। इन सब गुणोका अनुभव 
सिद्ध करता है कि आपकी आत्मामे अनन्त धर्मो--गुणोका समूह विद्यमान है ॥३॥ 


त्वमतन्तधम मरभावितोषपि सन्लुपयोगलुक्षणमुखेन भाससे । 
न हि तावतायमुपयोगमात्रतां श्रयसे निराश्रयग्रुणाप्नसिद्धितः ॥9॥ 


अन्वया्ं--(अय त्वम्) यह आप (अनन्तवमंभरभावित अपि सन) अनन्त धर्मोके समूहसे 
युक्त होते हुए भी (उपयोगलक्षणमुखेन) एक उपयोगरूप लक्षणके द्वारा (माससे) सुशोभित हो रहे 
हैं। परन्तु (हि) निश्चयसे (तावता) उतने मात्रसे--उपयोगलक्षणसे युक्त होनेमात्रसे (उपयोगमा- 
न्रता) उपयोगमात्रपनेको (न श्रयसे) प्राप्त नही हैं--इसका यह अभिप्राय नही है कि आपमे मात्र 
उपयोग ही पाया जाता है अन्य गुण नही, क्योकि (निराश्रयगुणाप्रसिद्धित ) निराधार गुणोकी 
सिद्धि नही है। 

भावायं--हे भगवन्‌ ! यद्यपि आपमे अनन्त गुण विद्यमान है तथापि उन सबमे ज्ञाव- 
दर्शनरूप उपयोगकी ही प्रधानता है । वही आपका छक्षण माना गया है। उपयोग ही छक्षण 
माना गया है। इसका यह तात्पयं ग्राह्म नही है कि आपमे अन्य गुण नहीं हैं । अवद्य हैँ और 
उनकी अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है तब उनका नास्तित्व स्वीकृत नही किया जा 
सकता गुण द्रव्यके आश्रय ही रहते है, निराभ्षय रहनेवाले गुणोका आस्तित्व आयममे स्वीकृत 


नही किया गया है ॥४॥ 


चतुविश्तिस्तव १४३ 


अजउत्वमात्रमवयन्ति चेतनामजडः स्वयं न जडतामियात्‌ परात्‌ | 
न हि. वस्तुशक्तिहरणश्रम। पर; स्वपरप्रकाशनमवाधितं तव ॥५॥। 


अन्वयार्थ--बुद्धिमानू पुरुष (अजडत्वमात्र) जडताका अभाव होनेमात्रको (चेतनास) 
चेतना (अवयन्ति) जानते है भर्थात्‌ जडताका अभाव और चेतना एक ही वस्तु है। जो (स्वय 
अजड ) स्वय चेतना है वह (परात्‌) दूसरे द्रव्यसे (जडता न इयात्‌) जडता-अचेतनताको प्राप्त 
नही होता हे । (हि) क्योकि (पर.) परद्नवव्य (वस्तुशक्तिहरणक्षम न) अन्य द्रव्यकी शक्तिके 
हरण करनेमे समर्थ नही है। इसप्रकार (तव) आपका (स्वपरप्रकाशन) स्वपरप्रकाशीपन (अबा- 
घित) निर्बाघ है। 

भावार्थ--ससारमे चेतत और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके पदार्थ है। जीव द्रव्य चेतन 
है और शेष पाच द्रव्य अचेतन है। जो चेतन है वह सदा चेतन ही रहता है और जो अचेतन है 
वह सदा अचेतन ही रहता हे। कर्म और नो कमंरूप पुद्गल यद्यपि जीवके साथ अनादि कालसे 
सलूग्त हो रहे है तथापि वे जीवके जीवत्वको नष्ट करनेमे समर्थ नही है, क्योकि यह शाइवतिक 
नियम है कि अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्यकी शक्तियोके हरण करनेमे समर्थ नही है। इस तरह आपका 
जो स्वपर प्रकाशनस्वरूप गुण है वह सदा अबाध रहता है। प्रतिपक्षी कर्मोकी उदयावस्थामे 
यद्यपि कितने ही गुण तिरोहित हो जाते हैं तथापि स्वपर प्रकाशनरूप जो सामान्‍य ज्ञानगुण है 
वह कभी तिरोहित नही होता ॥५॥ 


अजडश्रमातरि विभी त्वयि स्थिते स्वपरप्रमेयमितिरित्यवाधिता । 
अविदन्‌ परं न हि विशिष्यते जडात्परबेदनं च न जडाग्रकारणम्‌ ॥६॥ 
अन्वयार्थ--(इति) इसप्रकार (त्वयि विभीौ अजडप्रमातरि स्थिते) आप सामथ्यंवन्त प्रवुद्ध 
ज्ञाताके रहते हुए (स्वपरप्रमेयमिति ) स्वपर प्रमेयका जानना (अबाधिता) निर्बाध सिद्ध है, (हि) 
क्योकि (पर अविदन) जो पर को नही जानता है. वह (जडात्‌) अचेतनसे (न्॒ विशिष्यते) पृथक्‌ 
ह होता है (च) और (परवेदन) परका जानना (जडाग्रकारण न) जडरूप होनेका प्रमुख कारण 
नही है । 
भावार--हे भगवन्‌ ! जो पदार्थको जानता है वह प्रमाता कहलाता है, जो जाना जाना 
है वह प्रमेय कहलाता है और जानना प्रसिति कहलाती है। आत्मा प्रमाता है और प्रमेय भी । 
होष पदार्थ प्रमेय ही है, प्रमाता नही हे भगवन्‌ ! आप चेतन्य गुणसे सपन्न प्रमाता है तथा स्व 
भर पर आपके प्रमेय है अर्थात्‌ आप स्वको जानते है और परको भी । यद्यपि निश्वयनयसे आप 
स्वके ही ज्ञाता है परके नही तथापि व्यवहारतयसें आप स्वपरके ज्ञाता कहे जाते हैं, क्योकि 
जो परको नही जानता है वह व्यवह्ारनयकी दुष्टिसे जडसे भिन्‍न नही है--जडके समान ही है। 
परका जानना जडरूप अज्ञानी होनेका कारण नही है। तात्पयं यह हैं कि परको जाचना बन्धका 
कारण नही है, किन्तु परको अपना मानना बन्धका कारण है ॥६॥ 


जडतोष्म्युदेति न जडस्य वेदना समुदेति सा तु यदि नाजडादपि | 
भ्र्‌ वमस्तमेति जडवेदना तदा जडवेदनास्तमयतः क्‍्य बेंदना ॥६॥ 


(४४ लघुतवस्फोट 


अन्वयार्थ--(जडस्य) अचेतन पदार्थका (बेदना) ज्ञान (जडत ) अचेतनसे (न अभ्युदेति) 
उत्पन्न नही होता अर्थात्‌ चेंतनसे ही उत्पन्न होता है। (यदि) यदि इसके विपरीत (सा तु) वह 
अचेतनका ज्ञान (अजडादपि) चेतनसे भी (न समुदेति) उत्पन्न नही होता है (तदा) तो (श्र व) 
निश्चित ही (जडवेदना) अचेतनका ज्ञान (अस्तमेति) नष्ट हो जावेगा और (जडवेदनास्तमयत ) 
अचेतनका ज्ञान नष्ट होनेसे (वेदना) ज्ञान (व) कहा हो सकता है ? 

भावार्थ--एकान्तसे निश्चयका पक्ष स्वीकृत करनेवाले लोगोका कहना है कि आत्मा मात्र 
स्वको जानता है परको नही। परमे आत्मासे अतिरिक्त अन्य चेंतन द्रव्य और पुद्गलादि पाच 
अचेतन द्रव्य आते है, क्योकि परका जानना एक विकल्प है और विकल्प होनेसे वन्धका कारण 
है । यहा आचार्य उस निदचयकी एकान्त मान्यताका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि आत्मासे 
भिन्‍न अन्य द्रव्योका जो ज्ञान होता है वह किससे होता है ” जडसे तो हो नही सकता, क्योकि 
जडमे ज्ञातृत्व शक्तिका अभाव है। शक्तिके न होते हुए भी यदि जडसे उसकी उत्पत्ति होती है 
ऐसा माना जाय तो निश्चित ही अचेतन पदार्थंके ज्ञानका अभाव हो जावेगा। उसका कारण , 
यह है कि जडसे उत्पन्न हुआ ज्ञान जडमे रहेगा, आत्मासे नही और जो जडके ज्ञानको--अचेतन 
पदार्थके ज्ञानको नष्ट कर देता है--अस्वीकृत कर देता है उसके वेदना--सामान्य ज्ञान भी कहा 
हो सकता है ? अर्थात्‌ नही हो सकता। “आत्मा स्वका ही ज्ञायक है परका नहीं इस एकान्त 
मान्यताका खण्डन करते हुए आचार्यने सिद्ध किया हे कि आत्मण जिस प्रकार स्वका ज्ञायक है 
उसी प्रकार परका भी ज्ञायक है । यह जुदी बात है कि जिसप्रकार दर्पणमे प्रतिबिम्बित घट-पटादि 
पदार्थ दर्पणरूप हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा प्रतिबिम्बित--विकल्पको प्राप्त हुए अचेतन-- 
आत्मातिरिक्त पदार्थ आत्मारूप हो जाते है और आत्मामे उन्हीको जानता है, इसलिये आत्मा, 
आत्माका ही ज्ञायक है परका नही । परल्तु आत्मामें पडनेवाले उन विकल्पोका कारण अन्य 
पदार्थ ही हैं, अत उनका भी ज्ञाता आत्मा ही है, अन्य जड पदार्थ नही ॥७॥ 

न च॒ वेंदनात्मनि सदात्मनात्मनः परवेदनाविरह एवं सिध्यति । 


अविदन्‌ पर स्वमयमाऊृतिं विना कथमन्धबुद्धिरनुभूतिमानयेत्‌ ॥4॥ 

अन्वयार्थ--(परवेदनाविरहे) परके ज्ञानके अभावमे (सदा) निरन्तर (आत्मना) अपने 
द्वारा (आत्मनि) अपनेमे (आत्मन ) आत्माका (वेदना) ज्ञान (सिध्यति) सिद्ध होता है [इति]न चैव) 
ऐसा नही है, क्योकि (परस्‌ अविदन) परको न जाननेवाला (अयस्‌ अन्धबुद्धि ) यह बज्ञानी 
(आक्लति विना) परके विकल्प बिना (स्वस्‌ अनुभूति कथम््‌ आनयेत्‌) स्वकी अनुभूति केसे कर 
सकता है? 

भावार्थ--सिद्धान्त-पक्षका कहना है कि आत्माके ज्ञानस्वरूपमे जो पर पदार्थ प्रतिबिम्बित 
हो रहे हैं वे यद्यपि आत्मस्वरूप है, तथापि उन पर पदार्थोके प्रतिविम्बित होनेमे उत्त पर पदार्थोकी 
आकृति भी कारण है क्योकि उनकी आकृतिको यदि स्वंथा स्वीकृत नही किया जाता है तो 
आक्ृतिके बिना उनकी अनुभूति केसे होगी ? में घटज्ञानवान हूँ, पटज्ञानमय हूँ ऐसा जो अनुभव 
प्रत्यक्ष हो रहा है, वह तब तक सिद्ध नही हो सकता जब तक ज्ञानमे घटाकार और पटाकार 
परिणतिको स्वीकृत नही किया जाता है। ज्ञानकी जो घटाकार और पटाकार परिणति है यही 
परका जानना है। इसप्रकार परके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है उसे एकान्त मान्यताके कारण 
सवंथा निरस्त नही किया जा सकता ॥4॥ 


चतुविशतिस्तव १४५ 


न कदाचनापि परवेदनां विना निजवेदना जिन जनस्य जायते | 
गजमीलनेन निपतन्ति बालिशाः परशक्तिरिक्तचिदुपासिमोहिता। ॥९॥ 


अन्वयार्थं--(जिन) हे जिनेन्द्र | (जनस्य) मनुष्यको (परवेदना विना) परके ज्ञानके बिना 
(कदाचनापि) कभी भी (निजवेदना) निजका ज्ञान (न जायते) नहीं होता है। यह निश्चित है 
फिर भी (परशक्तिरिक्तचिदुपासिमोहिता ) परकी रचनासे रहित चेतनकी उपासनासे मोहित 
(वालिशा ) अज्ञानी जीव (गजमीलनेन) हाथीके समान नेत्र बन्दकर (निपतन्ति) पतित होते हैं। 

भावार्थं--यह निश्चित है कि परके ज्ञान बिना निजका ज्ञान नही होता फिर भी जिसका 
ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा यदि परको जानता है तो परकी रज्जनासे उसमे अशुद्धता आती है 
और हम परकी रज्जनासे रहित शुद्ध आत्माकी उपासना करना चाहते है। वे आत्माको परके 
ज्ञानसे रहित मानते है। परन्तु जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसका अपलाप कैसे किया जा 
सकता है। उनका ऐसा मानना तो इस प्रकार है कि जिसप्रकार हाथी नेत्र बन्दकर यह समझने 
लगता है कि हमारे सामने कुछ नही है उसीप्रकार तथोकत मान्यतावाले यह समझने लगते हैं कि 
आत्मा परको नही जानता है ॥९%॥ 


परवेदनास्तमयगाढ्संहृता परितों दुगेव यदि देव भासते। 
परवेदना म्युद्यद्रविस्तृता नितरां किले भाति केवला ॥१०॥ 
अन्वयार्थ--(देव) हे भगवन्‌ ! (यदि) यदि (परित ) सब ओर (परवेदनास्तमयगाढ्सह॒ता) 
पर पदार्थोके ज्ञानके नाशसे अत्यन्त सकोचको प्राप्त हुआ कोई गुण (भासते) सुशोभित होता है 
तो (दुगेव) एक दर्शन गुण ही सुशोभित होता है, क्योकि (केवला) मात्र (दुगेव) दर्शन ही (किलछ) 
निरचयसे (नितरा। अत्यन्त (परवेदनाम्युदयदूरविस्तुता) परपदार्थंसम्बन्धी ज्ञानके अभ्युदयसे 
दूर रहता है। 
भावायं--आत्मावलोकनको दर्शन और पदार्थावलोकनको ज्ञान कहते हैं। इस सिद्धान्तके 
अनुसार दर्दंन गुण ही परपदार्थसम्बन्धी ज्ञानसे रहित होता है, ज्ञान नही । ज्ञान तो स्वपराव- 
भासी ही है अर्थात्‌ निजको जानना है और परको भी जानता है ॥१०॥ 
परवेदना न सहकार्यसम्भवे परिनिइंतस्थ कथमप्यपोश्चते । 
इयवेदना श्रकृतिरेव सविद! स्थगितेव सात्र(य)करणान्यपक्षेते ।|११॥ 
अन्वयारथ--(परिनिवृंतस्य) पूर्ण स्वाधीनताको प्राप्त हुए आत्माके (सहकारि-असम्भवे) 
सहकारी कारणोका अभाव होनेपर (परवेदना) परपदार्थ॑सम्बन्धी ज्ञान (कथमपि) किसी भी 
त्तरह (न अपोह्यते) दूर नही किया जा सकता, क्योकि (,यवेदना) निज और पर--दोनोको 
जानना (सविद ) ज्ञानका (प्रकृतिरेव) स्वभाव ही है (स्थग्िता एवं सा) यदि वह स्वभाव स्थग्रित 
होता है--आच्छादित होता है तभी वह (अन्यकरणानि अपेक्षते) अन्य सहकारी कारणोकी अपेक्षा 
करता है । 
भावाये--यदि यहा किसीका अभिप्राय हो कि हे भगवन्‌ | यत आप परिनिवृत है--पृर्ण- 
स्वाधीनताको प्राप्त हो चुके हैं, अत, सहकारी कारुणोका अभाव हो जानेसे परपदार्थेकी नही 
ल०-१९ 


१४६ लघुतत्त्वस्फोट 


जानते हैं तो इसका उत्तर यह है कि निज और पर दोनोको जानना ज्ञानका स्वभाव ही है। यदि 
स्वभाव परिवर्तित हो सके तो ही वह अन्य कारणोकी अपेक्षा कर सकता है अन्यथा नही। 
तात्पर्य यह है कि आपके ज्ञानके लिये अन्य सहकारी कारणोकी अपेक्षा नही है ॥११॥ 


न परावमशरसिकोः्भ्युदीयसे परमाश्रयन्‌ विभजसे निजाः कला । 
स्थितिरेव सा किल तदा तु वास्तवी पशवः स्पृशन्ति परमात्मघातिनः ॥१२॥॥ 


अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! आप (परावमशरसिक सत्र”) परपदार्थोके सम्बन्धके रसिक होते 
हुए (न अभ्युदीयसे) अभ्युदयको प्राप्त नही हो रहे हैं और न (परम आश्रयन्र) परका भाश्चय छेते 
हुए (निजा कछा ) अपनी कलाओको (विभजसे) प्राप्त हो रहे है (तु) किन्तु (किल) निशचयसे 
(तदा) उस समय (सा) वह (वास्तवी) वास्तविक (स्थिति एवं) स्थिति ही है--स्वभाव ही है। 
क्योकि (आत्मघातिन ) आत्मघाती (पशव ) अज्ञानी ही (पर) परपदार्थंका (स्पृशान्ति) स्पश करते 
हैं--उसके सहकारकी प्रतीक्षा करते हैं । 

भावार्थ--हे प्रभो | आप जो आह ंन्त्यरूप परम अभ्युदय--उत्कृष्ट ऐश्वर्यको प्राप्त हुए हैं 
सो पर पदार्थोके सम्बन्धकी इच्छा रखते हुए नही प्राप्त हुए हैं और इस समय जो केवलज्ञान 
केवलदर्शन आदि आपकी कलाएँ--आत्मगुणोकी विशेषताएँ प्रकट हुई हैं वे भी पर पदार्थोके 
आश्रयसे नही प्रकट हुई हैं। आपका यह वास्तविक स्वभाव है। स्वभावके लिये पर सहकारी 
पदार्थोकी प्रतीक्षा नही करना पडती है। जो आत्माकी स्वतन्त्र स्वभाव सत्ताको नही मानते हैं ऐसे 
अज्ञानी मनुष्य ही परका आलम्बन चाहते हैं। ऊपरके एलोकमे प्रतिवादीने जो यह पक्ष खखा 
था कि सहकारी कारणोंके अभावमे परपदार्थ-सम्बन्धी ज्ञान आपके नही बनता है उसका/उत्तर 
देते हुए आचाय॑ने इस इलोकमे कहा है कि यत. स्वपरको जानना ज्ञानका स्वभाव है अत उसे 
सहकारी कारणोकी प्रतीक्षा नही करना पडती है ॥१२॥ 

विषया इति स्पृशति वीर रागवान्‌ विषयीति पश्यति विरक्तदशनः | 
उभयोः सदेव समकालवबेदने तद्विप्लवः क्वचन विप्छवः क्वचित्‌ ॥ १ ३॥ 

अन्वयार्थे--(वीर) हे वर्धमान जिनेन्द्र ! (रागवान्‌) रागी और (विरक्तदर्शन ) सम्यग्दर्शन- 
से रहित मनुष्य (विषया इति) ये विषय--ज्ञेय है और यह (विषयी) उन्हे विषय करनेवाला-- 
जाननेवाला ज्ञायक है ऐसा (स्पृशति पश्यति) स्पर्श करता तथा श्रद्धान करता है--मानता है 
(उभयों ) दोनो--विषय और विषयीका (सदा) निरन्तर (समकालवबेदने) एक साथ वेदन-अनु- 
भवन होता है (तत्‌) इसलिये (क्वचन) कही--मेद विवक्षामे (अविप्लव ) बाधाका अभाव और 
(क्वचन) कही--अभेद विवक्षामे (विप्लव ) बाधाका सद्भाव प्रतीत होता है। 

भावारथ--स्वपर पदार्थ आत्माके विषयी विषय हैं--ज्ञ य हैं और आत्मा उन्हे विषय करने- 
वाला ज्ञायक है। इस प्रकार रागी द्वेषी मिथ्यादृष्टि जीव एक ही आत्माको ज्ञेय और ज्ञायकके 
भेदसे दो रूपमें विभक्त कर देता है परन्तु ज्ञानी जीव उसे भेद और अमेदकी विवक्षासे सदा ही 
दोनोरूप मानता है अत भेद विवक्षासे आत्माको दो रूप और अमेद विवक्षासे एकरूप माननेमे 
बाधा नही है॥१३॥ 


चतुवद्यांतस्तव १४७ 


स्वयमेव देव भुवनं प्रकाश्यतां यदि याति यातु तपनस्य का क्षति) । 
सहजप्रकाशभरनिमरोंप्शुमान्न हि. तत्मकाशनधिया प्रकाशते ॥१४॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे प्रभो ! (यदि) यदि (भुवन) ससार (स्वयमेव) स्वय ही (प्रकाश्यता) 
प्रकाश्यपनेको (याति) प्राप्त होता है तो (यातु) प्राप्त हो, इसमे (तपनस्थ) सूर्यकी (का क्षति ) 
क्या हानि है ? (हि) क्योकि (सहजप्रकाहभरनिभर ) अपने स्वाभाविक प्रकाशके समूहसे परि- 
पूर्ण (अशुभाव) सुर्य (तत्मकाशनधिया) ससारको प्रकाशित करनेकी इच्छासे (न प्रकाशमे) 
प्रकाशित नही होता है । है 


भावार्थ--सूर्य प्रकाशक है और ससार प्रकाश्य है । यहा दोनोका प्रकाशक और प्रकाश्य- 
पना स्वाश्रित है--पराश्चित नही है। इस दुष्टान्तसे ज्ञय और ज्ञायककी स्वाश्रित अवस्थाका 
वर्णन किया गया है अर्थात्‌ ज्ञय ज्ञायकके अधीन नही है और ज्ञायक ज्ञेयके अधीन नही 
है ॥१४॥ 
स्वयमेव देव भुवन प्रमेय्तां यदि याति यातु पुरुषस्य का क्षतिः । 
[कप शा [4०] ऐप 
सहजावबोधभरनिभरः पुमान्नाह तत्ममाणवशत। ग्रकाशत ॥ १५।|| 


अन्वयार्थ--(देव) है नाथ ! (यदि) यदि (भुवन) ससार (स्वयमेव) स्वय ही (प्रमेयता) 
प्रमेषपनको (याति) प्राप्त होता है तो (यातु) प्राप्त हो (पुरुषस्य) आत्माकी (का क्षति ) क्या 
हानि है। (हि) क्योकि (सहजावबोधनिभर ) सहज--स्वाभाविक ज्ञानके भारसे परिपूर्ण (पुमान) 
पुरुष--आत्मा (तत्ममाणवशत ) ससारको प्रमेय बनानेकी इच्छासे (न प्रकाशते) प्रकाश्चित नही 
होता है। 

भावा्थ--ससारके समस्त पदार्थ प्रमेय हैं और आत्मा प्रमाता है, परन्तु दोनोका प्रमेय 
और प्रमातापन एक दूसरेके आश्रित नही है। आत्माके आश्रयके बिना ससार प्रमेय रहे इसमे 
आत्माकी कोई हानि नही है और आत्मा ससारका प्रमाता रहे इसमे ससारकी कोई प्रेरणा 
नही है । इतना अवश्य है कि आपका वीतराग विज्ञान संसारको जानता है ॥१५॥ 


उदयन्‌ गप्रकाशयति लोकमशुमान्‌ भुवनग्रकाशनमतिं विनापि चेत्‌ । 
घनमोहसन्नहदयस्तदेष कि. परभासनव्यसनमेति बालकः ॥२१६॥ 
अन्वयाय--(चेत) यदि (उदयन) उदित होता हुआ (अशुमान्‌) सूर्य (भुवनप्रकाशनसति 
विनापि) ससारको प्रकाशित करनेकी बुद्धिके बिना ही (छोक) ससा रको (प्रकाशयति) प्रकाशित 
करता है (तत) तो (घनमोहसन्नहृदय ) जिसका हृदय तीक्न मिथ्यातसे ग्रस्त हो रहा है ऐसा 
(एब बालक ) यह अज्ञानी प्राणी (परभासनव्यसन) परपदार्थंको प्रकाशित करनेके व्यसनकों 
(किस एति) क्यो प्राप्त हो रहा है ? 
भावार्थ--जब हम देखते हैं कि सूर्य ससारको प्रकाशित करनेकी इच्छाके बिना ही उदित 
होता हुआ ससारको प्रकाशित करता है तब आत्माके लिये परपदार्थोको प्रकाशित करनेकी 
इच्छाकी क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नही । स्वत --स्वभावसे आत्मा स्वपरपदार्थोका ज्ञात्ता 


१४८ लघुतत्त्वस्फोट 


है। अज्ञानी जीव, मोहाच्छादित हृदयके होनेके कारण व्यथं ही उस इच्छाकी कल्पना करता 
है ॥१६॥ 
बहिरन्तरप्रतिहतप्रभाभरा. स्वपरप्रकाशनगुण:ः स्वभावतः । 
त्वमय चिदेक नियत परः परं अ्रममेति देव परभासनोन्यरुख! ||१७॥॥ 

अन्वयाथथं--(वहिरन्त अप्रतिहतप्रभाभर.) जिनकी दीप्ति--ज्ञातृत्व शक्तिका समूह वाहय 
और भीतर--दोनो ही जगह अप्रतिहत है--निर्बाधरूपसे अपनी क्रिया करता है तथा (स्वपर- 
प्रकाशनगुण ) निज और परको प्रकाशित करना जिनका गुण है ऐसे (अय त्वम) यह आप 
(स्वभावत ) स्वभावसे (चिदेकनियत ) ज्ञानमे--पदार्थोके जाननेमे प्रमुखरूपसे सलग्न हैं (पर) 
किन्तु (देव) हे देव। (पर ) अन्य मिथ्यादृष्टि जीव (परभासनोन्मुख ) परपदार्थोंको प्रकाशित 
करनेके लिये सन्मुख होता हुआ (भ्रम) अ्रमको (एति) प्राप्त होता है । 

भावार्थ--हे देव | आप स्वत --स्वभावसे पदार्थोंको जानते हैं और अन्य मिथ्यादृष्टि 
अमवध्य अन्य पदार्थोमे कारणपनेकी कल्पना करता है ॥१७॥ 

स्फुटभावमात्रसपि वस्तु ते भवस्स्वसमीकरोति किल कारकोत्करस । 

न हि दीयते कथमपीह निश्चयव्यवहारसहतिमयी जगत्स्थितिः ॥१८॥ 

अन्वया्थ--(वस्तु) जो वस्तु (ते) आपके लिये (स्फुटभावमात्रमपि भवत्‌) अत्यन्त स्पष्ट 
हो रही है वह भी (किल) निशुचयसे (कारकोत्करमस) कारकोके समूहको (स्वसमीकरोति) अपने 
अनुरूप करती है। (हि) क्योकि (इह) इस लोकमे (निश्चयव्यवहारसह॒तिमयी) निश्चय और 
व्यवहारके समुदायरूप (जगत्स्थिति) जगतुकी स्थिति (कथमपि) किसी भी तरह (न हीयते) 
ह्वासको प्राप्त नही होती है । 

भावार्थ--निशचयनय अभेदकारक चकको और व्यवहारनय भेदकारक चकको आश्रय देता 
है। ससारकी परिणति निरचय ओर व्यवहारनयके सघटनसे चलती है इसलिये जहा जैसी विवक्षा 
होती है वहा उसीके अनुरूप सामजञ्जस्य बेठाया जाता है। तात्पयं यह है कि आत्मा परको 
जानता है, यह व्यवहारनयका विषय है और आत्मा स्वको जानता है, यह निशचयनयका विषय 
है ॥१८॥ 

सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना परिणामिनो&्त्र प्रजा विभक्तयः । 

न विभक्तिकारणतया बहिलु ठन्‍नपनीतमोहकलुपस्थ ते परः ॥१९॥ 

अस्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (अन्न) इस लोकमे (परिणामिन ) परिणमनशील और (अपवीत- 
मोहकलूषस्य) मोहजन्य कलुषयतासे रहित (ते) आपकी जो (शुद्धचेतना) शुद्ध चेतना (सदा 
स्फुरति) सदा स्फुरायमान हो रही है, वह (सहजा) स्वाभाविक है और (विभक्तय ) जितने उसमे 
विभेद है--विभाग हैं वे सब (परजा ) परसे उत्पन्न हैं । (वहिर्लुठन) बाहर रहनेवाला (पर ) पर- 
द्रव्य (विभक्तिकारणतया) विभागके कारणरूपसे (ते) आपको (न) नही है--भापको स्वाकारये 
नही है। (ते) आपके (न) नही है। 

भावार्थ--जिसमे किसी प्रकारका भेद नही है ऐसी सामान्य शुद्ध चेतना आत्मस्वभाव 
होनेसे सहज है--किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नही है, परन्तु उसमे जो मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदिंका 


चतुविशांतस्तव १४६ 


विभेद है वह परके निमित्तसे उत्पन्न है अर्थात्‌ मतिज्ञानावरणादि कमेकि क्षयोपशमादिरूप अन्तरजु 
निमित्त तथा शास्त्र, प्रकाश आदि अन्य कारणोसे उत्पन्त है। यतः परिणमन करना वस्तुका 
स्वभाव है, अत आपमे भी परिणमत्त होता है ओर आपमे परिणमन होनेसे आपकी चेतना भी 
सामान्य-विद्वेषरूप परिणमन करती है। तात्पय यह है कि चेतनामे जो विशेष--विभागरूप 
परिणमन होता है वह ऊपर कहे अनुसार अन्यसे उत्पन्न है, परत्तु वह अन्य द्रव्य आपसे बाहर ही 
रहता है, अन्तरड्भमे उसका प्रवेश नही होता । मोहजन्य कलुषता--मोह तथा राग-द्वेषके रहते हुए 
पहले उसमे आत्मबुद्धि हुआ करती थी, परन्तु अब मोहजन्य कुलुषताके दूर हो जानेसे उसमे 
आत्मबुद्धि भी नही होती है ॥१९० 
अवबोधशक्तिरपयाति नेक्यतो न विभक्तयो5पि विजहत्यनेकताध । 
तदनेकमेकमपि चिन्मयं वषु) स्वपरो प्रकाशयति तुल्यमेव ते ॥२०॥ 
अन्वयार्थ--(अवबोधशक्ति ) ज्ञानशक्ति (ऐक्यत ) अभेदसे (त्त अपयाति) दूर नही हटती 
है और (विभक्तयो5पि) विभेद भी (अनेकता) अनेकताको (न विजह॒ति) नही छोडते है अर्थात्‌ 
सामान्य ज्ञातृत्वशक्ति अभेदरूप है और उसके विशेष भेदरूप है। (तत्‌) इसलिये (अनेक एकस्‌ 
अपि) अनेक और एकरूप--अभेद और भेदरूप (ते) आपका जो (चिन्मय वपु ) चेतन्यरूप दहारीर 
है वह (तुल्यमेव) समानरूपसे (स्वपरी) निज और परको (प्रकाशयति) प्रकाशित करता है । 
भावार्थ--है भगवत्‌ ! आपकी चेतना, सामान्यकी अपेक्षा एक है, परन्‍्तु विद्योषकी अपेक्षा 
ज्ञान-चेतना दर्दांन-चेतना तथा उनके अवान्तर भेंदोंके भेदसे अनेक प्रकारकी है। चेतना ही 
आपका छरीर है और वह चेतना निज तथा पर-दोनोको समानरूपसे जानती है॥२०॥ 
त्वमनन्तवीयबलबंहितोदयः सतत निरावरणबोधदुड्॑रः । 
अविचिन्त्यशक्तिर(स)हितस्तठस्थितः ग्रतिभासि विश्वहृदयानि दारयन्‌ ॥२१॥ 


अन्वयार्थ--(अनन्तवीयंबलबृहतोदय ) अनन्त वीर्य और बलके द्वारा जिनका उदय-- 
ऐडवर्य वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो (सतत) निरन्तर (निरावरणबोधदुद्धर ) निरावरण--क्षायिक 
शानसे दुधेर है, जो (अविचिन्त्यशक्तिसहित ) अचिन्त्य शक्तियोसे सहित है तथा राग-हेषसे 
रहित होनेके कारण (तटस्थित ) मध्यस्थ है ऐसे (त्वस) आपे (विद्वह्ृदयानि) विश्वके रहस्योको 
(दारयन्‌) खोलते हुऐ अथवा समस्त पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको प्रकट करते हुए (प्रतिभासि) 
सुशोभित हो रहे हैं । 

भावार्थ--जिसके कारण आत्माके समस्त गुण अपने-अपने स्वरूपमे स्थिर रहते है उस 
गुणको वीर्य कहते है और शारीरिक शक्तिको बल कहते हैं। हे भगवन्‌ ! आपके वीय॑ और बल 
दोनो ही अनन्त अवस्थाको प्राप्त हो चुके है साथ ही निरावरण--सदा उद्घाटित रहनेवाले 
केवलज्ञानसे आप परिपूर्ण है, अचिन्त्य शक्तियोंसे सहित हैं और राग-हेषका अभाव होनेसे तटस्थ 
हैं। इस प्रकार आत्माके अनन्त अभ्युदयसे युक्त होकर आप दिव्यध्वनिके द्वारा समस्त पदार्थोके 
हादं--वास्तविक स्वरूपको प्रकट कर रहे है ॥२१॥ 

वहिरहद्देतुनियतव्यवस्थया परमानयन्नपि निमित्तमात्रताम | 


स्वयमेव पुष्कलविभक्तिनिभेरं परिणाममेषि जिन केवलात्मना |२२॥। 


१५० लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (बहिरज्डहेतुनियतव्यवस्थया) वहिरज्भ कारणोकी 
निश्चित व्यवस्थाके कारण (परम) अन्य पदार्थंको (निमित्तमात्रता) निमित्त मात्रपना (आनय- 
न्‍तपि) प्राप्त कराते हुए भी आप" (स्वयमेव) स्वय ही (केवलात्मना) केवल अपने हवारा (पुष्कल- 
विभक्तिनिभर) अत्यधिक विभेदोंसे परिपूर्ण (परिणाम) परिणमनको (एपि) प्राप्त होते है। 


भावार्थ--पदार्थभे जो परिणमन होता है उसके दो कारण हैं--एक उपादान और दूसरा 
निमित्त | जो स्वय कार्यरूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण कहते है और जो उसमें 
सहायक होता है उसे निर्ित्त कारण कहते हैँ। उपादान कारण, स्वद्रव्य होता है और निमित्त- 
कारण परद्रव्य । यतश्च निमित्त कारण, स्वयं कार्यरूप परिणमन नहीं करता, भत वह सदा 
निमित्त ही रहता है और उपादान, कार्यरूप परिणत होनेके कारण कार्य सज्ञाको प्राप्त हो जाता 
है। उपादान और निमित्त, इन दो कारणोमे उदापान वस्तुकी योग्यताको प्रकट करता है और 
निमित्त उसमे सहायक होता है। यद्यपि कार्य अपनी योग्यतासे होता है तथापि बाह्य कारणकी 
सापेक्षता भी आवश्यक रहती है । इसी शाइवतिक व्यवस्थाके कारण है भगवन्‌ ! आपके परिणमन 
में भी उपादान और निमित्त दोनो कारण आवश्यक हैं। कार्योत्यत्तिकी इस व्यवस्थाके कारण 
यद्यपि पर पदार्थ, आपके परिणमनमे निमित्त कारण रहते हैं तथापि उस परिणमनके उपादान 
आप ही हैं, अन्य पदार्थ नही ॥२२॥ 


इृदमेकमेव परिणाममागत परकारणाभिरहितों (त) विभक्तिमिः | 
तव बोधधाम  कलयत्यनडकुशामवर्कीर्ण विश्वमपि विश्वरूपताम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयार्थ--(विभक्तिभि ) पृथक्पनेके कारण जो (परकारणाभिरहित) अन्य-निमित्त 
कारणोसे रहित होता हुआ (परिणाममागत) अविभाग प्रतिच्छेदीकी षड़्गुणी हानि-वृद्धिरूप 
परिणामको प्राप्त हुआ है तथा (एकमेव) एक होकर ही (अवकीणंविश्वमपि) जिसने समस्त विश्व- 
लोकालोकको व्याप्त कर लिया है ऐसा (तब) आपका (इद) यह (बोधधाम) केवलज्ञानरूप तेज 
(अनड्ुशा) निर्बाध (विश्वरूपता) नानारूपताको (कलयति) प्राप्त कर रहा है। 
भावार्थ--हं भगवन्‌ ! आपके केकलज्ञानमे जो परिणमन हो रहा है वह स्वयकी योग्यतासे 
हो रहा है, क्योकि कालद्रव्य आदि बाह्य कारण उससे सवंथा पृथक्‌ हैं। वह केवलज्ञान यद्यपि 
एक है तथापि समस्त विद्वको जाननेके कारण विश्वरूपता--तानारूपताको प्राप्त हो रहा 
है ॥रश॥। 
जिन केवलेककलया निराकुरंं सकह सदा स्वपरवस्तुवेभव्म्‌ | 
अनुभूतिमानयदनन्तमप्ययं तब याति तत्त्ममजुभूतिमात्रतामू ॥२४॥ 


अन्वयार्थ--(जिन) हें जिनेन्द्र | जिसने (केवक्ककलया) केवलज्ञानरूप एक--अद्वितीय 
कलाके द्वारा (निराकुल “यथा स्यात्तथा” निराकुलतापूवंक (अनन्तमपि) अनन्त परिणामसे युक्त 
होनेपर भी (सकल) समस्त (स्वपरवस्तुवेभव) स्व-पररूप वस्तुकी महिमाको (सदा) स्वंदा (अनु- 
भूतिमानयत्‌) अनुभूति प्राप्त करायी थी ऐसा (अय) यह प्राणी (तव) आपके (अनुभूतिमान्रतों 
तत्त्व) अनुभूति मात्र तत्त्वको (याति) प्राप्त होता है। 


चतुरविशतिस्तव १५१ 


भावार्थ--हें भगवन्‌ | आपकी उपासनाके फलस्वरूप यह जीव केवलज्ञानको प्राप्त होता 
है और उसके द्वारा समस्त स्व-पर पदार्थोको जानता हुआ आपके यथार्थ तत्त्वको प्राप्त होता 
है ॥२४॥ 


अलमाकुरप्ररृपितैन्‍्येवस्थितं ह्वितवस्वभावमिह. तचसात्मनः । 
ग्लपयन्त्यशेषमियमात्मवेभवादनुभूतिरेव जयतादनढकुशा ॥२५॥ 


अन्वयार्थ--(आकुलप्ररूपिते ) आकुलतापूर्ण प्रलछाप करनेसे (अल) रुको। (इह) इस 
जगत्‌मे (आत्मन ) आत्माका (तत्त्व) स्वरूप (द्वितवस्वभाव) स्व और परको प्रकाशित करनेरूप 
दो प्रकारके स्वभावसे युक्त है यह (व्यवस्थित) निश्चित हो गया। (आत्मवैभवात्‌) अपनी सामथ्य॑से 
(अशेष ग्लपयन्ती) अन्य समस्त मान्यताओको नष्ट करनेवाली (इय) यह (अनडूुशा) निरबंधि 
(अनुभूतिरेव) अनुभूति ही (जयतात्‌) जयवत्त प्रवर्ते । 

भावार्थ--आचार्य कहते है कि व्यर्थके प्रलापसे क्या प्रयोजन है ? उपयुक्त विवेचनसे यह 
निर्णीत हो गया कि आत्माका स्वरूप स्वपरावभासनरूप दो प्रकारके स्वभावसे युक्‍त है अर्थात्‌ 
आत्मा स्वको भी जानता है और परको भी जानता है। ऐसा एकान्त नही है कि मात्र स्वको ही 
जानता है, परको नही जानता अथवा परको ही जानता हे स्वको नहीं जातता। जब आत्माके 
इस स्वभावकी अनुभूति होती हे तब अन्य मान्यताएँ स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं ॥२५॥ 


हे 


(१४) 
तोटक छ्न्द 


चितिमात्रमिद॑ दृशिवोधसमयं तव॒ रूपमरूपमनन्तमह! | 
अविखण्डविखण्डितशक्तिभरात्‌ क्रमतो्रमतश्च नमः प्रतपत ॥ १॥ 


अन्वया्थे--हैं भगवन्‌ | (अविखण्डविखण्डितशक्तिभरात्‌) गुण-गुणीके अमेद और भेदरूप 
शक्तिके भारसे (चितिमात्र) सामान्य विवक्षामे एक चेतन्यमात्र और विद्येप विवक्षामे (दृश्िवोध- 
मय) दर्शान और ज्ञानरूप, (अरूप) रूप रस गन्ध स्पदसे रहित (अनन्तमह ) अनन्त तेजसे युक्त 
(प्रतपत) प्रतप्रनशील (त्व) आपके (इद) इस (रूप) रूप--स्वरूपकी हम (क्रमत.) ऋमसे (च) 
और (अक्रमत ) एक साथ (न्रुम ) स्तुति करते हैं। 


भावारथ--आत्मामे भेद और अमेद-दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं। इन शक्तियोमे जब भेद 
शव्तिकी विवक्षा होती है तब सज्ञा, सख्या लक्षण आदिके भेदसे गुण और गुणीमे भेदका अनुभव 
होना है। जैसे आत्मा पृथक्‌ हे और ज्ञानादि गुण पृथक्‌ हैं। यहाँ आत्मा गुणी है और ज्ञानादि गुण 
पृथक्‌ हैं| परन्तु जब अभेद शक्तिकी अपेक्षा विचार होता हे तव आत्मा और ज्ञानादि गुणोंके 
प्रदेश पृथक्‌ू-पुथक्‌ न होनेसे दोनोमे अभेद सिद्ध होना हे। हे भगवन्रु ! हम आपके जिस स्वरूपकी 
स्तुति कर रहे हैं वह अभेद विवक्षामे आपसे अखण्ड-अभिन्‍न रूप है और भेद विवक्षामे विख॒ण्ड 
विभेदरूप है। आपका स्वरूप ज्ञान-दर्शनरूप है। सामान्यरूपसे यह ज्ञान-दर्शन एक चेतन्य-गुणकी 
पर्याय हे, इसलिये जब सामान्यकी विवक्षा करते हैं तब वह एक चितिमात्र--चैतन्यमात्र हे और 
जब चेतन्यगुणके द्विविध परिणमनकी विवक्षा करते हैं तब वह दर्शन और ज्ञानरूप प्रतीत होता 
है। आत्मा रूप रस गन्ध और स्पर्शसे रहित हे, अत उसका चेतन्य गुण भी जनसे रहित है एतावता 
आपका वह स्वरूप अरूप॑ है--रूपादिसे रहित हे । आपके यह ज्ञान दर्शन गुण, केवलज्ञान और 
केवलदर्शंनरूप परिणत होनेसे अनन्त तेजरूप है अथवा अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे युक्त होनेके 
कारण अनन्तरूप हैं। इसके अतिरिक्त आपका यह स्वभाव सदा प्रतपनशील है--सदा उपयोग- 
स्वरूप हैं। क्षायोपशमिक दर्शन और ज्ञान क्रमवर्ती होनेसे लब्धि और उपयोग--दोनोरूप होते 
हैं परन्तु क्षायिक, ज्ञान और क्षायिक दर्शन सदा उपयोगात्मक ही रहते हैं। हे नाथ ! हम आपके 
इस स्वरूपकी गुण-भुणीकी अभेद विवक्षामे एक साथ स्तुति करते है और भेद विवक्षामे पहले 
गुणकी और उसके पश्चात उस गुणके धारक आपकी स्तुति करते हैं ॥१॥ 


त्वमनेकचिदच्चिकदम्बि (म्ब) रुवा रुचिर रचयन्‌ जिन चित्रमिदम्‌। 
न परामृशतोषपि विभूतिलवान्‌ दृश्षिगोचर एवं परीतदृश! ॥२॥ 


चतुविशतिस्तव १५३ 


अन्वयाथें--(जिन) हे जिनेन्द्र | (अनेकचिर्दाच्चिकदम्बरुचा) अनेक चेतन्यरूप ज्योति - 
समूह की कान्तिके द्वारा जो अपने आपको (रुचिर जनयन्‌) सदा रुचिमन्त--देदीप्यमान कर रहे 
हैं ऐसे (त्वमू) आप, (विभूतिलवान्‌ परामृशत अपि) अल्पतम ऐश्वर्यके धारक तथा (परीत्तदृशश 
अपि) दृष्टि सम्पन्त मनुष्यके भी (दुशिगोचर ) दृष्टिके विषयभूत (न एंव) नियमसे नही है (इृदस) 
यह (चित्रम) आश्चर्यकी बात है। 

भावारथ--ज्योतियुक्त पदार्थ, नेत्रवाले मनुष्म्रको न दिखे यह आश्चर्यकी वात है । है भगवन्‌ ! 
आप अपने आपको अनेक ज्योति समूहकी' कान्तिसे देदीप्यमान कर रहे है फिर भी उस नेत्नवात््‌ 
मनुष्यको आप दिखाई नही देते जो लछौकिक दृष्टिसे कुछ विभूतिको भी धारण कर रहा है यह 
आइशचरयंकी बात है। यहाँ आचाय॑ने यह भाव प्रकट किया है कि हे भगवनच्‌ |! आपका आशभ्यन्तर 
स्वरूप मात्र चमंचक्षुओके द्वारा नही देखा जा सकता उसके लिये श्रद्धा और ज्ञानरूप दो अन्तरज्ध 
नेत्रोकी आवश्यकता है। आप अनन्त ज्ञानराशिसे देदीप्यमान हैं इसकी श्रद्धा उन मिथ्यादृष्टि 
जीवोको नही हो सकती है जो भले ही अल्पतम लौकिक विभूतिको प्राप्त हो ॥९॥। 


अनवस्थमवस्थित एप भवानपिरुद्धविरोधिनि धरम्मभरे | 


स्वविभूतिविकोकनलोलदृशामनवस्थमवस्थितिमादिशति ॥३॥ 

अस्वयाथं--हे भगवन्‌ ! (अविरुद्धविरोधिनि) अनेकान्तकी दृष्टिसे अविरुद्ध परन्तु एकान्त 
दृष्टिसे विरुद्ध (धम्म॑भरे) नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि धर्मोके समूहमे (अनवस्थ 
यथा स्थात्तथा') अनवस्थितरूपसे (अवस्थित ) स्थित रहनेवाले (एप भवान्‌) यह आप, (स्वविभूति- 
विछोकन" लोलदुद्याम्र) आत्मवेभवके देखनेमे सतृष्ण दृष्टिवाले भनुष्योंके लिये (अनवस्थ 'थथा 
स्यात्तथा)) अनवस्थितरूपसे (अवस्थितिम) स्थितिको (आदिशवत्ति) प्ररूपित करते हैं--कहते है। 

भावारथ--नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि धर्म यद्यपि परस्पर विरुद्ध दिखते हैं 
तथापि नयविवक्षासे वे अविरुद्ध हो जाते हैं। जैसे द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य है तो 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा अनित्य है। सामान्यकी अपेक्षा एक है तो विशेषकी अपेक्षा अनेक है। 
सज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन जादिमे भेद होनेसे गुण और गुणीमे भेद है तो प्रदेशभेद न होनेसे 
उनमे अमेद भी है। इस तरह अविरुद्ध होनेपर भी विरुद्ध दिखने वाले अनेक धर्मोके समूहमें 
आप अवस्थित हैं। “आप घधर्मकि समूहमे अवस्थित है! यह कथन भी धर्म और धर्मीमे भेद विवक्षा 
होनेपर ही सगत होता है। जब धर्म और धर्मीमे अभेद मानकर धर्मोको धमंरूप कहा जाता 
है तव यह नहीं कहा जा सकता कि आप धर्मोके समूहमे स्थित हैं इसलिये 'अनवस्थित यथा 
स्थात्तथा--अनवस्थितरूपसे आप उन अविरुद्ध-विरोधी धर्मोके समूहमें अवस्थित हैं यह कहा 
जाता है। तात्पयं यह है कि कथचित्‌ आप उन अविरुद्ध विरोधी धर्मोमे अवस्थित हैं और 
कथचित्‌ उन ध्मस्वरूप होनेसे अनवस्थित भी हैं । हे भगवनु |! आप स्वय॑ ऐसे हैं, तथा जो आपके 
वेभव अथवा स्वकीय आत्मवेभवको देखनेके लिये छालायित हैं--उत्कण्ठित हैं उन्हे भी आप 
यही उपदेश देते है कि हे ससारके प्राणियो | आप लोग कथचित्‌ अपने अविरुद्ध-वरोधी धर्मक्ि 
समूहमे अवस्थित हैं और कथचित्‌ अवस्थित नही भी हैं अर्थात्‌ उन धर्मस्वरूप ही हैं। अत ऐसा 
प्रयत्न करो कि जिससे गुण और गुणीका यह विकल्प भी समाप्त हो जावे ॥श॥। 


१ लोलश्चलसतृष्णयो ' इत्यमर | 
०-२० 


१्प्४ड लघुतत्त्वस्फोट 


अयमूजितशक्ति चसत्कृतिमिः _ स्वप्रप्रविभागविजृस्भितवित््‌ | 
अल्ुभूयत एवं विभो भवतो मवंतोड्मंवतश्च विभूतिभरः ॥४॥ 


अन्वयार्थ--(विभो) हे स्वामिन्‌ ! (भवत ) जो आहुन्त्य पर्यायकी अपेक्षा उत्पन्न हो रहे है 
(च) और सामान्य जीवद्नन्यकी अपेक्षा जो (अभवत ) उत्पन्न नही हो रहे है ऐसे (भवत ) आपका 
(अयम) यह (स्वपरप्रविभागविजुम्भितवित्‌) स्वपर विभागके विस्तारकों जाननेवाला (विभूति- 
भर ) ज्ञान-दर्शन रूप विभूतिका समूह (ऊ्जितश्षक्तिचमत्कृतिभि ) सबलशक्तिके चमत्कारसे युक्त 
मनुष्योंके द्वारा (अनुभूयते एवं) नियमसे अनुभूत हो रहा है। 

भावार्थ--हे प्रभो | आप पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा उत्पद्यमान हैं--उत्पन्न हो रहे हैं और 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा अनुत्पद्यममान है--उत्पन्न नही हो रहे हैं। ऐसे आपकी स्वपरावभासी 
ज्ञानदर्शनरूप विभूतिका जो समूह है वह अपनी सबल दशक्तिके चमत्कारसे युक्त मनुष्योके द्वारा 
नियमसे अनुभूत हो रहा है। ज्ञानदर्शनका स्वभाव स्व और परके विभागको जानना है सो आपके 
इस स्वभावका अनुभव, उत्त पुरुषोको सदा होता रहता है जो प्रचण्ड आत्मवलसे सहित हैं ॥४॥ 


न क्िलेकमनेकतया घटते यदनेकमिहैक्यम्र॒ुपैति न तत्‌ | 
उमयात्मकमन्यदिचासि महं। समुदाय इवावयवाश्च मवन्‌ ।।५॥ 
अन्वयाथं--(किल) निदचयसे (इह) इस जगत्‌मे (यत्‌) जो (एक) एक है (तत्‌) वह (अनेक- 
तया) अनेकरूपसे (न घटते) घटित नही होता है और (यत्‌) जो (अनेक) अनेक है (तत्‌) वह (ऐक्य) 
एकपनेको (न उपेति) प्राप्त नही होता है परन्तु आप उस (उभयात्मक) एक अनेकात्मक (मह ) 
तेज स्वरूप हो जो (अन्यदिव) अन्यके समान जान पडता है। है भगवन्‌ ! आप (समुदाय इंव 
भवन्‌) समुदायके समान हैं (च) और (अवयवा भवन) अवयव रूप भी हो रहे हैं। 
भावाथं---हे भगवन्‌ ! एक और अनेक, ये दोनो परस्पर विरोधी धमं हैं क्योकि जो एक 
है वह अनेक नही हो सकता और जो अनेक है वह एक नही हो सकता परन्तु आप एकानेक इन 
दोनो धर्मोसि मुक्त हैं ओर इसीलिये अन्यके समान जान पढते हैं । आपके एक तथा अनेक रूप होने 
का कारण यह है कि जब अवयवोके सभुदायकी ओर दृष्टि जाती है तब आप एक है ओर जब 
अवयवोकी ओर दृष्टि जाती है तब अनेक हैं। छोकमे अवयव अनेक, और अवयवी एक रूपसे 
प्रसिद्ध है ही ॥५॥ 
क्षणभड्गविवेचितचित्कलिकानिकुरम्बसयस्थ सनातनता । 
क्षणिकत्थमथापि चिदेकरसश्सराद्रितचित्कणिकरय तब ॥६॥ 
अन्वयार्थ-- (क्षणभड्भविवेचितचित्कलिकानिकुरम्बमयस्य) क्षणभज्भसे रहित चैतन्य कलि- 
काओंके समूह स्वरूप (तव) आपके यद्यपि (सनातनता) नित्यपना है (अथापि) तो भी (चिदेकरस- 
प्रसराद्ितचित्कणिकस्य) चैतन्य रूप एकरसके समूहसे आद्रित चेतन्य कणोंसे युवत (त्तव) आपके 
(क्षणिकत्व) क्षणिकपंना भी है । 


१ भातीति भवान्‌ तस्य भवत, तब इत्यर्थ ? ) भवतीति भवन तस्य, हे न भवतीति अभवन्‌ तस्य | 


चतुविधनिस्तव १५५ 


भावार्थ --हे भगवन्‌ ! आप नित्यानित्य रूप है वणेक्ति क्षपभज्जसे रहित चेंतन्वसप कल्ि- 

काओंके समूहसे युक्त होनेके कारण आपमें नित्यता है तो एक चेतन्यरूप रससे आद्वित ईतन्प- 
रूप कणोंसे युतत होनेके कारण आपमे क्षणिकता-अनित्यता भी है। जान सामान्य, उत्पत्ति और 
विनाथसे रहित होनेके कारण नित्य है तो क्षण क्षणमे परिवर्तित होनेवाले ज्ञानकप--मभानकी 
विश्विप्ट परिणति अनि थे भी है। आप इन दोनो--सामान्य विशेष रूप ज्ञानोंसे युक्त होनेके 
कारण नित्यनित्यात्मक है ॥६॥ 

उदगाद्दृदेति तदेव विभी यदृदेति च भूय उदेषप्यति तत््‌ । 

जिन कालकलट्टितवोधकलाकलने5प्यसि निप्कलचिज्जलधिः ॥७॥| 


अन्चयार्थ--(जिन) है जिनेन्द्र | (विभी) महिमाशाली आपमे (यत्‌) जो ज्ञान (उदगात) 
उत्पन्न हुआ था (नदेव) वही ज्ञान (उदेति) इस समग्र उदित हो रहा हैं (च) और (यत्‌) जो 
(उदेति) इस समय उदित हों रहा है (तत वही (भय ) पुन (उददेष्यति) उदित होगा। है भग- 
वन्‌ ! इस प्रकार आप (कालकलड्धितवोधकलाकलने5पि) कालसे कलड्टित अर्थात्‌ कालश्रयमे 
परिणमन करनेवाले ज्ञानकी कलासे युक्त्र होने पर भी (निम्कछचिज्जकूधि ) कल्शरहित अनाथ- 
नन्‍्त ज्ञान सागरसे सहिन है । 

” भावार्थ-है भगवनु ! जब आप घातिचतुप्कको नप्ट कर जिनेन्द्र अवन्धाको प्राप्त हुए 
तब आपका बेभव निराला हो गया | आप विभु बहलाने ढगे। उस समय जो आपको केवल- 
ज्ञान उतपन्‍न हुआ था वही आज उलन्‍्न हो रहा है-टोकालोककों जान रहा है और अपने 
अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा जो आज उत्पन्त हो रहा है वही आगे फिर भी उत्पन्न होगा । 
तात्पयं यह है कि शानगुणदी केवलज्ञानरप पर्याय सादि अनन्त पर्याय है--एक बार प्रदाद होकर 
कभी नष्ट नही होती। यद्यपि उत्पाद व्यय प्रोव्यरुप होनेसे उसमें भी अधिभाग प्रतिच्छेरोफी अपेक्षा 
उत्पाद और व्यय होते रहते है तथापि सामान्य केवछज्नानक्नी अपेक्षा बह सश् ध्रुक्‍्ूूप रहती 
हैं। विशेष, सामान्यमे पृथक नहीं होता है और सामान्य भी विशेषसे पृथऋू नही रहता है। 
ज्ञानसामान्य, आत्माका जनादि अनन्त गुण है और पेयलम्ान सादि एनन्तरूप विष शान है । 
जब विधेप ज्ञानदी ओर दृष्टि देकर कथन किया पाता है, तब गट कहा जाता है पि हे भगदने ! 
परिणमन करनेबाफे आप पालसे कहद्चित--अपधिभाग प्रतिस्ठेदोड़ी जण्क्षा फाटपप्म रंय- 
ज्ञानकों धारण फरनेवाले है परन्तु जब सामान्य शानस्यभायक्री ओर दृष्टि रखफर हडय जाया 
तव यहू पषन होता है हि हे भगवन्‌ | आप बाडासे रहित सामान्य कसरय-उानस्थभायरप 
सागरने सहित है ॥ल। 


ल्मनन्तलिदृद्ग मसइ लनां ने जहासि सर्देक्वयापि हसन | 
तुद्दिनोपलखण्डटवेडम्य्कणा अविलीनबिलीनमष्टिम्नि समा: ॥८॥ 


५६ लघुतत्त्वस्फोट 


है क्योकि (अविलोनविलीनमहिस्नि) सघन और पिघली हुई--दोनो अवस्थाओंसे युक्त (तुहिनोपल- 
खण्डलके) बफके खण्डमे (अम्बुकणा ) पानीके कण (समा ) समान होते हैं । 


भांवार्थ--यहाँ एक अखण्ड ज्ञानकी अपेक्षा आपमे एकत्व है और उसके अनन्त विकल्पोकी 
अपेक्षा अनेकत्व है । दोनो ही अवस्थाओमे बर्फंखण्डमे जलकणोंके समान अविभाग प्रतिच्छेदोकी 


सख्या समान ही रहती है ॥८॥ 


घटितो घटितः परितो झठसि झटितो झटितः परितो घटसे । 
झटसीश न वा न पुनर्घटसे जिन जज्जरयल्निव भासि मनः [९॥ 


अन्वयार्थ--(है ईशा | हे जिन /) हे नाथ | हे जिनेन्द्र | आप (घटितो घटित ) अविभाग- 
प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा वृद्धिको प्राप्त होते हुए (परित ) सब ओरसे (झटसि) हानिको प्राप्त होते हैं 
और (झटितो झटित ) हानिको प्राप्त होते हुए भी (परित ) सब ओरसे पुन (घटसे) वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं (वा) अथवा (न झटसि न पुन घटसे) न हानिको प्राप्त होते हैं और न पुन वुद्धिको 
प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप (मन ) मेरे मनको (जर्ज्जय्यन्निव) जज॑र करते हुएके समान 
(भासि) सुशोभित हो रहे हैं। 

भावार्थ--है भगवन्‌ । प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणमे वृद्धिका भ्रसग आनेपर अगुरुलूघु गुणके 
निमित्तसे अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि, सख्यातगुणवृद्धि, असख्यातगुण- 
वृद्धि और अनन्तगुणवुद्धि यह छह प्रकारको वृद्धि होती है तथा हानिका प्रसज्भ आनेपर उपयुक्त 
छह प्रकारकी हानि होती है। है भगवन ! द्रव्यगत स्वभावके कारण आप भी अविभाग प्रत्तिच्छेदी 
की अपेक्षा उपयुक्त छह प्रकार की वृद्धिको प्राप्त कर पुन छह प्रकारकी हानिको प्राप्त करते हैं 
इसलिये कहा जाता है कि आप सब ओररसे वृद्धिको प्राप्त होकर भी हानिको प्राप्त होते हैं और 
हानिको प्राप्त होकर भी पुन वृद्धिको प्राप्त होते हैं। तात्पयें यह है कि भाववती शक्तिके कारण 
आपके अर्थपर्यायरूप परिणमन निरन्तर चालू रहता है परन्तु विशेषता यह है कि इस अर्थपर्याय- 
रूप परिणमनसे आपके द्वव्य और गुणोमे कोई ऐसा परिणमन नही होता जिससे उसके वाह्मरूप 
में कोई विशेषता अद्धित की जा सके। भाव यह है कि सामान्य द्रव्य तथा गृणको अपेक्षा आपमे 
न वृद्धि होती है और न हानि होती है। इस प्रकार द्रव्य और पर्यायगत स्वभावके कारण समी- 
क्षक मनुष्यका मन यद्यपि असमजसमे पडता हुआ जर्जर हो जाता है तथापि वस्तुस्वभावका 
विचार करने पर मनकी वह जर्जरता दूर हो जाती है ॥९॥ 

प्रकृतिर्भवतः परिणाममयी प्रकृतौ च॑ बथेव वितककथा | 
चहनित्य (चहसि त्व) मखण्डितधारचिता सद्शेतरभावभरेण भृतः ॥१०॥ 

अन्वयार्थ--(सवत") आपका (प्रकृति) स्वभाव (परिणाममयी) परिणमनश्णील है (च) 
और (प्रकृती) स्वभावके विषयमे (वितकंकथा) ऐसा क्यो होता है ? ऐसे तकंकी चर्चा (वृथेव) 
वृथा ही है (अखण्डितधारचिता) अखण्ड सन्ततिसे युक्त (सदुश्येतरभावभरेण) समान और अस- 
मान--वृद्धि और हानिरूप परस्पर विरोधी धर्मोके समूहसे (भृत ) परिपूर्ण (त्वघू) आप (बहसि) 
उपर्युक्त प्रकृति-स्वभावको घारण कर रहे है । 


चतुविज्ञतिस्तव १५७ 


भावार्थ--हें भगवन्‌ ! द्रव्यका यह स्वभाव है कि वह उत्पाद व्यय ओर शअ्रौव्यरूप परिण- 
मनसे युक्त होता है । उसका स्वभाव ऐसा क्यो है” इसमे तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि- 
'स्वभावोध्नकंगोचर * स्वभाव तर्कका विपय नही है । इस सिद्धान्तके अनुसार आप भी परिणमन- 
गील हैं और उस परिणमनशीरूताके विषयमे कोई तक नही किया जा सकता हे । यह परस्पर 
विरोधी परिणमन आपमे अनादिकालसे अखण्डधाराके रूपमे चला आ रहा है और आप इस 
प्रकारके परिणमनरूप स्वभावकों धारण करते आ रहे हैं ॥१०॥ 


अपरोक्षतयया त्वयि भाति विभावपरोक्षपरोक्षतया(थ)थ . गतिः । 
न तथाप्यपरोक्षविभूतिभरं प्रतियं पेति (प्रतियन्ति थे) मोहहताः एशव३ ॥११॥ 


अन्वयाथथ--(अर्थंगति ) पदार्थंका ज्ञान (अपरोक्षपरोक्षतया) प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे होता 
है [यद्यपि] (विभौ त्वयि अपरोक्षतया भाति 'सतति”) लोकोत्तर सामथ्यसे युक्त आप प्रत्यक्षरूपसे 
सुशोभित हो रहे है (तथापि) तो भी (विमोहहता पश्व ) मिथ्यात्वसे पीडित अज्ञानी जन आपके 
(अपरोक्षविभूतिभर) प्रत्यक्षविभूतिके समूहकी (न प्रतियन्ति) प्रतीति नही करते है । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! यह ठीक है कि पदार्थका निर्णय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो प्रमाणो 
से होता है परन्तु आप तो प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाले वंभवसे सुशोभित हो रहे हैं फिर भी आइ्चर्य 
हे कि विश्रमसे पीडित हुए अज्ञानी जन आपके इस प्रत्यक्ष वेभवकी श्रतीति नही कर रहे है । 
तात्पयं यह हैं कि पदार्थका निर्णय यद्यपि कही पत्यक्ष प्रमाणसे होता है और कहीं स्मृति, प्रत्यभि- , 
ज्ञान, तक, अनुमान और आगम इन परोक्ष प्रमाणोसे भी होता है। जो पदाथे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
हो रहा है उसका निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाणसे होता है और जो प्रत्यक्ष दृषप्टियोचर नही हो रहा है 
उसका निर्णय परोक्ष प्रमाणसे होता है। कदाचित्‌ परोक्ष पदार्थेके निर्णय करनेमे अज्ञानी जनोकफो 
बाघा हो सकती है परन्तु प्रत्यक्ष पदार्थके निर्णयमे बाधा नही होती । आश्चयं यह है कि आपकी 
विभूतियोका समूह यद्यपि प्रत्यक्ष है तथापि अनादि विभोह--मिथ्यात्वसे पीडित अज्ञानी जन 
उसकी श्रद्धा नही कर पा रहे हैं ॥११॥ 


स्वपराकृतिसडूलनाकुलिता स्वमपास्य परे पतिता परदृक्‌ | 
भवतस्तु भरादमिभूय. पर स्वमहिस्नि निराकुलमुच्छलूति ॥?२॥ 


अन्वयाथं--(स्वपराकृतिसद्धूलनाकुलिता) निज और परकी आक्ृतिक महण करनेमे आाकु- 
छित रहनेवाली (परदुकू) अन्य--मिथ्यादृष्टि मनुष्योफ़ी दृष्टि (स्वसु अपास्य) निजकों छोटकर 
(परे) पर पदार्थमे (पतिता) जा पढ़ी है (तु) परन्तु (मवत्‌) आपकी दृष्टि (भरा) बल्पूर्वक (परम 
अभिभूय) परको छोडकर (निराकुल यथास्यात्तवा) निराकुलस्पसे (स्वमहिम्नि) अपनी महिमामे 
ही (उच्छरृति) उच्छलित हो रही हे । 


भावायँ--है भगवन्‌ | यद्यपि ज्ञानका स्वतवाव स्वपस्याही है परन्तु मिथ्यादृष्टि मनुप्यता 
ज्ञान स्वको छोड़कर पर पदार्थको ही #पना ज्ञेय बनाता है और आया ज्ञान पर पद्रा्यजी छोट- 
कर अपने आपको ही शेय बना नहा है अर्थात्‌ अपने आपबो ही जान रहा ै। परगाद॑से ब्यप 
आत्तन्न ही हैं मोर व्यवह्ारसे लोवगलोकज्ञ है एश्शा 


१५८ लघुतत्त्वस्फोट 
दृशि दृश्यतया परितः स्वपरावितरेतरमीश्वरसंविशतः । 


[4० कक विधि 


अतएव विवेककृते भवता निरणायि विधिग्रतिपेधविधि। ।।१३॥ 
अन्वयार्थ--(ईश्वर) हे भगवन्‌ ! (स्वपरो) निज और पर पदार्थ (दृश्यतया) दर्दानका 
विषय होनेसे (दृश्ि) दर्शनगुणमे (इतरेतरमु) परस्पर (परित ) सब ओरसे (सविद्यत ) प्रविष्ट हो 
रहे हैं (अतएव) इसलिये (भवता) आपके द्वारा (विवेककृते) स्व और परका भेद विज्ञान करने 
के लिये (विधिप्रतिषेधविधि ) विधि और निषेघकी पद्धतिका (निरणायि) निर्णय किया गया है। 


भावाथं--जिस प्रकार स्वपरपदार्थ ज्ञानगुणके विषय हैं उसी प्रकार दर्शानगुणके भी 
विषय हैं । ज्ञानगुणके विषय होनेसे उन्हे ज्ञेय कहते हैं और दर्शनगुणका विषय होनेसे उन्हे दृश्य 
कहते हैं। ज्ञान और दर्शनमे जो विषय आते है वे परस्पर सवलित रूपसे आते हैं अत कौन स्व 
है ” और कौन पर है ? इसका भेद करनेके लिये हे भगवन्‌ ! आपने विधि और निषेधकी पद्धति 
को स्वीकृत किया है । जिसके साथ विधिका व्यवहार होता है वह स्व है जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, 
वीय॑ आदि । और जिसके साथ प्रतिषेधका व्यवहार होता है वह पर है जैसे राग, द्वेष, काम, 
क्रोध आदि | ज्ञान दर्शन आदि आत्माके हैं क्योकि ये परावरूम्बनके बिना आत्मासे स्वतः विद्य- 
मान रहते है और राग-द्वेष आदि आत्माके नही हैं, क्योकि ये परावलम्बनसे आत्मामे प्रकट 
होते हैं ॥१३॥ 


यदि दृश्यनिमित्तक एप दृश्ि व्यतिरेकभरो5न्वयमस्वगमत्‌ । 
दृशिरेव तदा प्रतिभातु पर॑ं किम्र दृश्यभरेण दृशं हरता ॥१४॥ 


अन्वयार्थ-- (यदि) यदि (दृश्यनिमित्तकः) दृश्यके निमित्तसे होनेवाला (एष.) यह (व्यति- 
रेकभरः) पर्याय समूह (दृशि) दर्शानमे (अन्वयस) अन्वयको (अन्वगमत्‌) प्राप्त होता है भर्थात्‌ दृश्य 
पदार्थोके निमित्तसे ही दर्शनगुणकी पर्यायोंकी सन्‍्तति चलती है (तदा) तो (हशिरेव) एक दर्शन- 
ही (पर) अत्यन्त (प्रतिभातु) प्रतिभासित हो (दृश् हरता) दर्शनको हरनेवा्े (दृश्यभरेण किमु) 
दृश्य पदार्थोके समूहसे क्या प्रयोजन है ? 

भावाथ--जिस प्रकार दर्पणकी स्वच्छतासे दर्पणमे अनेक पदार्थोका प्रतिबिम्ब पडता है 
परन्तु परमार्थसे वह सब प्रतिबिम्ब, दपेणका ही परिणमन है पदार्थोका नही। इसी प्रकार दर्शन 
गुणमे उसकी स्वच्छतासे अनेक दृश्योका विकल्प आता है, परन्तु वह सब विकल्प दर्शनका ही 
परिणमन है पदार्थोका नही । इसी दृष्टिसे यहाँ कहा गया है कि यदि दृष्य--पदार्थोंके निमित्तसे 
दर्दानगुणमे अनेक पर्यायोका समूह अन्वयकों प्राप्त होता है तो परमार्थसे वह दर्शनगुणका ही प्रि- 
णमन है दृश्य--पदार्थों का नही । 

यद्यपि दर्शन निविकल्पक माना गया है और ज्ञान सविकल्पक, तथापि छल्मस्थ जीवका 
ज्ञान दर्शनपूवंक होता है और सर्वज्ञका ज्ञान दर्शंनके साथ उत्पन्न होता है इसी अभिप्रायसे यहाँ 
दर्शनमे दृश्यके विकल्पका उल्लेख किया गया है ऐसा जान पडता है ॥१४॥ 

यदिद बचसां विषयाविषयस्तदभूत्तव दृश्यमशेषमपि | 


अथवाचलचिद्धरधीरतया जिन दृश्यविरक्त विभूतिरसि ॥१५॥ 


चतुविशतिस्तव १५९, 


अन्वयार्थं--(यत्‌) जिस कारण (इदस) यह दर्शतगुण (वचसा विषयाविषय ) वचनोंके 
विषयका अविषय है अर्थात्‌ सुक्ष्म होनेके कारण वचनोसे उल्लिखित नहीं होता है (तत्‌) उस 
कारण (तव) आपका (अशेष दृश्यमपि) समस्त' दृश्य भी (वचसा विषयाविषय.) वचनो के विषय 
का अविषय है भर्थात्‌ वचनोंसे उल्लिखित नहीं होता है। (अथवा) अथवा (जिन) हे जिनेन्द्र ! 
(अचलचिज्धूरधीरतया) अचल चेतन्यके समूहमे स्थिर होनेके कारण आप (दृश्यविरक्तविभूतिः 
असि) दृश्यपदारथेसि विरक्तविभूतिवाले है । 


भावारथं--दर्शनगुणका परिणमन इतना सूक्ष्म होता है कि 3चनोके द्वारा उसका उल्लेख 
नही किया*जा सकता है। वचनोसे जिसका उल्लेख होता है वह ज्ञानका विषय हो १ है। इसी 
अभिप्रायसे दर्शनको निविकल्प माना जाता है अर्थात्‌ उसमे दृश्यके नि्मित्तसे विकल्पकी उत्पत्ति 
नही मानी जाती है । इस प्रकार हे भगवन्‌ | आप दृश्यके विकल्पसे रहित हैं। अथवा चेतन्य एक 
गुण है उसका ज्ञान और दर्ांनके भेदसे दो रूप परिणमन होता है । जब इन दो रूप परिणमनोकी 
विवक्षा रहती है तब दर्शन-दुश्य और ज्ञान-शेयका व्यवहार होता है परन्तु जब एक अविनाशी 
चेतन्यगुणकी ही विवक्षा रहती है तब इनका व्यवहार नहीं हो 9, एक चेतन्य और चैत्यका ही 
व्यवहार होता हैं। इस स्थितिमे यह कहा जाता है कि हे भगवन्‌ ! आपकी विभूति दृश्य से विरक्‍्त 
है अर्थात्‌ दृश्यके विकल्पसे रहित हैं ॥१५॥ 


महतात्मविकासमरेण भर गमयन्त्य हवात्ममयत्वमिम्रा। । 
जिन विश्वमपि स्फुटयन्ति हठात्‌ स्फुटितसफुटितास्तव चित्कलिका। ॥१६॥ 


अन्वयार्थं--(जिन) है जिनेन्द्र | (महता) बहुत बडे (आत्मविकासभरेण) आत्मविकासके 
समूहसे (भुद) अत्यधिक दृश्य और ज्ञेय पदार्थोको (आत्ममयत्व) आात्मरूपताको (गमयन्त्य इब) 
प्राप्त कराती हुई के समान (त्त4) आपकी (इमा ) ये (स्फुटितस्फूटिता.) भतिशयरूप प्रकट हुईं 
(चित्कलिका ) ज्ञानदर्शंनरूप चेतन्यगुणकी परिणतियाँ (हठात्‌) हृठपूवंक (विध्वमपि) समस्त- 
पदार्थोको भी (स्फुटयन्ति) प्रकट करतो है । 


भावार्थ--है भगवन्‌ |! आपके चैतन्यगुणका जो केवलदर्शन और कैवलज्ञानरूप परिणमन 
है वह आत्मविकासका उत्कृष्ट रूप है। उसमे जो भी पदार्थ दृश्य और ज्ञेयरूप होकर आते है 
वे ऐसे जान पडते हैं मानो आत्मा के साथ तल्मयताको हो प्राप्त हो रहे हो। ये केवलदर्शन और 
पा स्वय अत्यन्त स्फुटित हैं--प्रकटरूप हैं और समस्त विश्वको भी अपने भीतर स्फुटित 
करते है ॥१६॥ 


अचलात्मचमत्क्ृतचन्द्ररुवा रचयन्ति वितानमिवाविरतम्‌ । 
अवभासितविश्ववयोच्छलिता विततद्युतयस्तव चित्तडितः ॥१७॥ 
अन्वयाथं--(अवभासितविश्वतया) समस्त लोकाछोकरूप विश्वको प्रकाशित करनेके 
कारण जो (उच्छलिता ) उत्क्ृष्टरूपसे प्रकट हो रही है तथा (विततद्युतय.) जिनकी दीप्ति अत्यन्त 
विस्तृत है ऐसो (तव) आपको (चित्तडित ) चेतन्यज्ञानदर्शंनरूप बिजलियाँ (अचलात्मचमत्कृतचन्द्र- 


रुचा) अविनाशी आत्माके चमत्काररूप चन्द्रमाको कान्तिके द्वारा (अविरतस्‌) निरन्तर (वितान- 
मिव रवयन्ति) मानो चँदेवा ही रच रही है। 


१६० लघुतत्त्वस्फोट 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | आपके चैतन्यगुणका जो केवलदर्शंन और केवलज्ञानरूप परिणमन 
है वह विजलीके समान अत्यन्त प्रकाशमान है। विजली सीमित क्षेत्रको जब कभी अपनी कौंदसे 
प्रकाशित करती है परन्तु केवलदशन और केवलज्ञान अपनी कौंदसे निरन्तर छोकालोकको प्रका- 
शित करते रहते है। उनका प्रकाश तो ऐसा छाया रहता है मानों आत्मज्ञानरूप चन्द्रमाकी 
चाँदनीके द्वारा एक सदा स्थायी रहने वाला चेंदेवा ही तान दिया गया हो ॥१णा। 
इृदमयय ददद्विशदालुभव॑ बहुभावसुनिर्भरसच्चरसम्‌ ) 
तव वोधमुखे कवलग्रहवत्‌ परिबृत्तिम्रपैत्ति समग्रजगत्‌ ॥१८॥| 
अन्वयारथ--(विद्वदानुभव ददत्‌) जो स्पष्ट अनुभवको दे रहा है तथा जो (वहुभावसुनिर्भर- 
सत्त्वरसम्‌) अनेक पदार्थशमूहकी अतिशय सत्तारूपी रससे युक्त है ऐसा (इदस) यह (समग्रजगत) 
सम्पूर्ण छोक (अद्य) आज (तव) आपके (बोधमुखे) केवलज्ञानरूप मुखमे (कवलग्रहवत्‌) ग्रासग्रहणके 
समान (परिवृत्ति) परिवर्तनको (उपेतति) प्राप्त हो रहा है । 
भावाथं--जिस प्रकार अनेक रसोसे युक्त ग्र।स, मुखमे पहुँच कर अपने आपका रसास्वाद 
कराता हुआ घुलमिल जाता है उसी प्र.।र अनेक पदार्थों के अस्तित्त्वसे परिपूर्ण यह समस्त 
ससार आपके केवलज्ञानमे अपना स्पष्ट अनुभव कराता हुआ घुलमिल रहा है मर्थात्‌ शेय बनकर 
प्रतिफलित हो रहा है ॥१८॥ 


बहुरूपचिदुद्गमरूपतया वितयैव वधुः ग्रतिविम्बकथा । 
अनुभूतिमथापतित युगपन्‍ननु विश्वमपि प्रतिमा भवतः ॥१९॥ 


अन्वयार्थ--(बहुरूपचिदुद्गशमरूपतया) ज्ञान-दर्शंनके भेदसे विविधरूपताको प्राप्त चेतन्यके 
उद्गमस्वरूप होनेके कारण (भवत.) आपके (वपु प्रतिबिम्बकथा) शरीरके प्रतिबिम्ब की कथा 
करना (वितथेव) व्यर्थ ही है (अथ) एक सर्वज्ञदशाके प्रकंट होनेके अनन्तर तो (युगपत्‌) एक साथ 
(अनुभूतिस आपतितस) अनुभूतिको प्राप्त होने वाला (विध्वमपि) समस्त विश्व भी (ननु) निरचयसे 
(भवत ) आपकी प्रतिमा--प्रतिबिम्ब है। 

भावा्थं--है भगवन्‌ | परमार्थसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीयं आदि रूप जो चेतन्यका परिणमन 
है वही आपका स्वरूप हे अत आपके शरीरके प्रतिबिम्बकी चर्चा करना व्यर्थ है परन्तु आपको 
आत्मामें एक साथ प्रेतिफलित होने वाले अनन्तानन्त पदार्थोको ओर लक्ष्य देकर जब चर्चा की 
जाती है तब ऐसा लगता है कि यह समस्त विश्व ही आपकी प्रतिमा है। ज्ञेय--पदार्थंका 'जब 
ज्ञानमे विकल्प जाता है तब ज्ञान, ज्ेयाकार हो जाता है ऐसा व्यवहार है, इसी व्यवहारके अनुसार 
आपके ज्ञानमे समस्त विश्वका विकल्‍प आ रहा है अत. आपका ज्ञान विश्वाकार हो रहा है। 
यद्यपि परमार्थसे न ज्ञान, ज्ञेयरूप होता है और न ज्ञय, ज्ञानरूप होता है तथापि व्यवहारसे ऐसा 
वर्णन होता है कि ज्ञेयको जाननेके कारण ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है और ज्ञेय, ज्ञानमे प्रतिबि- 
म्बित होनेसे ज्ञानाकार हो जाता है ॥१५॥ 

हियते द्वि परेविषयेविंषयी स्वमतः कुरुताँ विषय विषयी | 


स॒ (यतो)हतो विषयेर्विषयस्तु भरवेंदह॒ती विषयी न पुनर्विषयः ॥२०॥ _ 


चतुविशतिस्तव १६१ 


अन्वयायथं--(हि) जिस कारण (विषयी) पदार्थोकों विषय करनेवाला--जाननेवाला आत्मा 
(परे विषये.) अन्य विषयोके द्वारा (हियते) हरा जाता है--तद्बप हो जाता है (अतः) इस कारण 
(विषयी) आत्मा (स्वर) अपने आपको (विषय कुरुताम) विषय करे--परज्ेयोसे निवृत्त होकर 
स्व को जाने । (तु) और (यतो) जिस कारण (स) वह स्वकीय आत्मा (विषयः) विषय होता है 
उस कारण वह (विषय ) अन्य विषयोके द्वारा (अह॒तो भवेव्‌) अह्ृत होता है--अन्यरूप नही होता 
है उस समय वह आत्मा (विषयी) विषय करनेवाला--ज्ञायक ही होता है (न पुनविषय') विषय- 
रूप नही होता । | 


भावार्थ---जो आत्मा अन्य पदार्थोको जॉनिंता है वह ज्ञंयांकार परिणमन करनेके कारण 
उनरूप हो जाता है इसलिये उपरितन भूमिकामे आत्मा अन्य पदार्थोका विकल्प छोड़कर अपने 
आपको जानता है। जब आत्मा अपने आपको विषय बनाता है भर्थात्‌ अपने आपको जानता है 
दा वह अन्य ज्ञेयाकार नही होता, अत विषयी-ज्ञायक ही रहता है विषय--ज्ञ यरूप नही होता 
२०! + ( 


दुृशिबोधसुनिश्चल॒बृत्तिमयो ' भवबीजहरस्तव शक्तिभरः । 
न विविक्तमतिः क्रियया रमते क्रिययोपरमत्यपथादथ तु ॥२१॥ 


अन्वयाथथं--(दृशिबोधसुनिदचलवृत्तिमय ) दर्शन और ज्ञानमे निरचलवृत्तिरूप जो (तव) 
आपकी (शक्तिभर.) शक्तियोका समूह है वह (भवबीजहर ) ससारके बीज--कारणको नष्ट करने- 
वाला है (तु) किन्तु (विविक्तमति ) पवित्र ज्ञानका , धारक-मेदविज्ञानी मनुष्य (क्रियया) क्रियाके 
द्वारा (न रमते) रमता नही है अर्थात्‌ मात्र क्रियामे तल्लीन नही होता है (अथ) अपितु प्रारम्भिक 
अवस्थामे (क्रियया) क्रियाके द्वारा (अपथात्‌) कुमार्भसे (उपरमति) निवृत्त होता है। 


भावाथं--है भगवन्‌ ! आत्मा ज्ञाता ब्रष्टा-स्वभाव वाढा है अत. आत्माकी समस्त 
शक्तियोका समूह जब आत्मस्वभावमे स्थिर हो जाता है तब ससार अवस्थाका नाझ कर वह मुक्त 
भवस्थाको प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे स्थिर होना ही परम यथाख्यातचारित्र है 
और परम यथाख्यातचारित्र ही मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। ज्ञानमे अपवित्रता मोहके निमित्तसे 
आती है, जिसके मोहका सम्बन्ध छूट जाता है उसका ज्ञान पवित्र हो जाता है। जब तक इस जीव 
के साथ मोहका सम्बन्ध रहता है तभी तक इसकी सामायिक छेंदोपस्थापना आदि क्रियारूप 
चारित्रमे प्रवृत्ति होती है। बारहवें आदि गुणस्थानोमे मोहका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है अत 
उन गुणस्थानोमे रहनेवाऊे जीवोके एक यथाख्यातचारित्र ही होता है क्रियारूप चारित्र नही 
होता। इस उपरितन भूमिकामे पहुँचनेके पहले जो क्रियारूप चारित्रमे प्रवृत्ति होती है उसके हारा 
इस जीवकी अशुभोपयोगि कुमागंसे निवृत्ति होती है। तात्पय यह है कि निश्चयनयकी अपेक्षा 
निवृत्तिका अश ही चारित्र कहलाता है प्रवृत्तिका अश नहीं। यह निवृत्तिरूप चारिन ससार- 
निवृत्तिका कारण है और प्रवृत्तिरूप चारित्र पुण्यबन्धका कारण है ॥२१॥ 


क्रिययेरितपुद्गलकर्ममलश्चिति पाकमकम्पसुपैति पुमान्‌ । 
परिपक्वचितस्त्वपुनभंववा_ भववीजहट़ोद्धरणान्नियतस ॥२२॥ 


छ०-२१ 


१६२ लघुतत्त्वस्फोट 


' अन्वयार्थ--(क्रियया) चारित्ररूप क्रियाके द्वारा (ईरितपुद्गलकमंमल ) जिसका पुद्गल कर्म- 
रूपीमलछ निरस्त हो गया है ऐसा (पुमान्‌) पुरुष (चिति),ज्ञानस्वभावमे (अकस्प) कभी नष्ट न होते- 
वाले (पाक) परिणामको (उपत्ति) प्राप्त होता है (तु) और (परिपक्वचित ) जिसका ज्ञानस्वभाव परि- 
पक्‍व हो चुका है अर्थात्‌ केवलज्ञानरूप पर्यायको प्राप्त कर परिपूर्ण हो चुका है उसके (नियतस॒) 
निश्चितरूपसे (भवबीजह॒ठोद्धरणात्‌) ससारके कारणोकों बलपुवंक नष्ट कर देनेसे (अपुनभंवता) 
मुक्ति होती है। '..., ह 

भावाथ--यथाल्यातचारित्रके द्वारा जिसके घातिचतुष्टयका क्षय हो चुका है. ऐसा पुरुष 
केवलज्ञान प्राप्त करता है और जिसे केवलज्ञान प्राप्त हो चुका है ऐसा पुरुष नियमसे मुक्तिका 
पात्र होता है। हे भगवन्‌ ! आप उपयुंक्त विधिसे कर्ममलको नष्ट कर केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं 
अत यह निरचय है कि अब आपको पुनर्जन्म धारण नही करना है। ससारका कारणस्वरूप जो 
कमंसलू था उसे आपने आत्मपुरुषार्थसे बलपुर्वक निरस्त कर दिया है ॥२२॥ 


यदि बोधमबोधमलालुलितं स्फुटबोधतयेव सदोहहते । 
जिन कर्दृतयाइुलितः अपतस्तिमिवन्न विवर््तमुपैति तदा ॥२३॥ 
अन्वयाथं--(जिन) है जिनेन्द्र | (यदि) जब आप (स्फुटबो घतया) स्पष्ट-- प्रत्यक्ष ज्ञानसे युक्त 
होनेके कारण (सदा एवं) निरन्तर ही (अबोधमलालुलित) अज्ञानहपी मलसे अचज््चल अथवा 
अदृषित (बोध) केवलज्ञानको (उद्वहते) धारण करते हैं (तदा) तब (कतृंतया) कतृत्वभावसे (आकु- 
लितः) आकुलित हो (प्रपतन) मुक्ति स्थानसे पतित होते हुए (तिमिवत्त्‌) मत्स्यावतारके समान 
(विवर्तंमू) अवतारको (न उपेति) प्राप्त नही होते । ' 
भावार्थ--अन्यमतकी, मान्यता है कि विष्णु मुक्त स्थानको प्राप्त होकर शिष्टानुग्रह और 
दुष्टनिग्रह करनेको 'भावनासे आकुल हो मुक्तिस्थानसे नीचे आकर पुंन' अवता रको ग़हण करता 
हैं जेसी कि कथा है--एक बार पृथिवी जलमे डूब गथी तब उसका उद्धार करनेके लिये विष्णुने 
मत्स्यावतार धारण किया । यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! आप निरन्तर उस केवलज्ञानको 
धारण करते हैं जो कभी अज्ञान मलसे चज््चछ या दूषित नही होता । केवलज्ञान होनेपर आप 
कतकृत्य हो जाते हैं--शिष्टानुग्रह तथा दृुष्टनिग्रह जैसी कतुंत्वकी भावना आपको कभी उत्पन्न 
नही होती । यही कारण है कि आप मुक्ति स्थानसे वापिस आकर फिर कभी अन्य अवतारको 
धारण नही करते हैं ॥२श॥ 
तव सह्ञममेव वदन्ति सुख जिन दुःखमयं भवता विरददः । 
सुखिनः खलु ते कृतिन! सतत सतत बिन येष्वसि सन्निदिितः ॥२४॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र | (तव) आपके (सद्भममेव) समागमको ही (सुख वदन्ति) 
सुख कहते हैं और (भवता) आपके साथ नो (भय) यह (विरह ) वियोग है उसे (हु ख) ढु ख 
१ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अम्युत्यानमघर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
परित्राणाय साधुना विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌ | 
धर्मसस्थांपनार्थाय. समवाभि युगे युगे ॥८॥--मगवद्‌ गीता, अध्याय ४ 


चतुविशतिस्तव १६३ 


कहते हैं (वलु) निरचयसे (ते कृतिन ) वे भाग्यशाली मनुष्य (सतत सुखिन ) निरन्तर सुखी है 
(जिन) है जिनेन्द्र ! (येपु) जिनमे आप (सतत) सदा (सन्निहित ) निकटस्थ (अस्रि) हैं । 

भावाथं--है भगवन्‌ |! ऋषिगण आपके समागमकों ही सुख और आपके वियोगको ही 
दुख कहते हैं तात्पर्य यह है कि जिन जीवोकी आपमे सदा भक्ति रहती है वे सुखको प्राप्त होते 
है और जिन जीवोकी आपमे भवित नही है वे सदा दु खको प्राप्त होते है। है नाथ ! ससारमे वे 
ही भाग्यज्ञाली मनुष्य सदा सुखी रहते हैं जिनके निकट आप रहते हे ॥२७॥। 


कलयन्ति भवन्तमनन्तकलं॑ सकल सकला। किल केबलिनः | 
तव देव चिदश्वलछलग्नमपि ग्लपयन्ति कपायमलानि न मास्‌ ॥२०॥ 


अन्वयार्थ--(किल) नि३चयसे (सकला ) समस्त (केवलिन ) केवली भगवान्‌ (भवन्त) 
आपको (अनन्तकल) अनन्त कछाओंसे सहित (सकल) सकल परमात्मा (कलयन्ति) कहते हैं । 
(दिव) है नाथ ! (तव) आपके (चिदजञ्न्चछूलग्न माम अपि) ज्ञानरूप अब्चलके एक देशसे सलग्न 
मुझे भी (कषायमलानि) कषायरूपी मल (न ग्लपयन्ति) नष्ट नही करते है । 

भावायं--हे भगवव्‌ | आप जीवनमुक्त अरहत हैं अत समस्त केवली आपको सकलरू-सदेह्‌ 
परमात्मा कहते है। यतत आप केवलज्ञानरूपी पूर्णचैतन्य ज्योतिसे देदीप्यमान है अत कमंरूपी मल 
आपको म्लान कर ही कैसे सकते हैं मै यद्यपि आपके चेतन्य ज्योतिके एक अज्चलको ही प्राप्त 
कर सका हूँ तथापि कमंरूपी मल मुझे भी म्लान नही कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा ही इस जीव- 
को कर्ममलके ससगंसे दूर रखनेमे समर्थ है ॥२५॥ 


रठ् 


(१५) 
वियोगिनी छन्दः 


अभिभूय. कपायकर्मणाम्नदयस्पद्टंकपढ़्क्तिआ॒त्यिताः । 
जिन केवलिनः किलादशुत पदमालोकयितुं तवेश्वरा! ॥१॥ 


अन्वयारथं--(जिन) हे जिनेन्द्र ! (किल) निशचयसे (कषायकर्मणा) क्रोधादि कषायोको 
उत्पन्न करनेवाले मोहकम अथवा क्रोधादि कषायो और ज्ञानावरणादि छोष घातिकर्मोके उदया- 
वलीमे प्राप्त स्पढ्कोंके समूहको (अभिभूय) नष्ट कर जो (उत्यिता ) अभ्युदयको प्राप्त हुए हैं ऐसे 
(केवलिन ) केवली भगवानु (तव) आपके (अदभुत) आइचर्य कारक (पदस) पदको (आलोकयितु) 
जाननेके लिये (ईइ्वरा.) समर्थ हैं । ह 

भावार्थ--है भगवन्‌ |! आपके आदइचर्यकारक पदको प्रत्यक्षरूपसे देखनेके लिये वे केवली 
भगवान्‌ ही समर्थ हैं जो उदयागत कर्ंपटलोको नष्ट कर अभ्युदयको प्राप्त हुए हैं ॥१॥ 


तब बोधकलामहनिंशं रसयन्‌ बाल इवेश्ुकाणिकाम्‌ | 
न हि ठृप्तिमुपैत्यय जनो बहुमाधुयहतान्तराशयः ॥२॥ 
अन्चयारथ--(इक्षुकाणिका रसयन्र बालू इव) गन्‍नाकी गडेरीका (रसयन्) स्वाद लेने वाले 
बालकके समान (बहुमाधुयहतान्तराशय ) अत्यधिक मिठास, पक्षमे आनन्दसे हत हृदय (अय जन ) 
यह मनुष्य (अर्हनिश) दिनरात (तव) आपकी (बोधकला) ज्ञानख्पी कलाका (रसयन्‌) रस लेता 
हुआ--अनुभव करता हुआ (तृप्ति न हि उपेति) तृप्तिको प्राप्त नही होता है। 
भावार्थ--जिस प्रकार गनन्‍ताकी गडेरीको चूसने वाल्त बालक उसके मिठासके वशीभूत 
होता हुआ तृप्त नही होता है उसी प्रकार आपके केव्छज्ञानकी कछाका रातदिन अनुभव करने 
वाला यह प्राणी तृप्त नही होता है क्योकि उसकी दिव्य सामथ्यंका अनुभव करता हुआ यह्‌ प्राणी 


आइचर्यंसे चकित हो जाता है ॥२॥ 
इृदमीश निशायित त्वया निजबोधास्त्रमनन्‍्तश।) स्वयम््‌ | 
अतणएव पदार्थभण्डले निपतत्कवापि न याति कुण्ठताम्‌ ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(ईद) हे स्वामिन्‌ ! (त्वया) आपके द्वारा (इंदस) यह (निजबोधास्त्र) स्वकीय 
ज्ञानरूपी शस्त्र (अनन्तद्य ) अनन्त बार (स्वयं) अपने आप (निशायित) तीक्ष्ण किया गया है 
(अतएवं) इसीलिये वह (पदा्थंमण्डले) पदार्थेके समूह पर (निपतत्‌) पडता हुआ (बवाषि) कही 
भी (कुण्ठता) सोथलेपनको (न याति) नही प्राप्त होता है। 


चतुविद्यतिस्तव १६५ 


भावार्थ--जिस प्रकार बार-बार घिसकर पेना किया हुआ 0स्त्र इतना तीक्ष्ण हो जाता 
है कि वह किसी भी पदार्थ पर गिराये जाने पर कुण्ठित नही होता किन्तु उसे अवश्य ही काट 
देता है, इसी प्रकार अपने ज्ञानरूपी शस्त्रको आपने अनन्तो बार इतना तेज किया है कि वह 
पदार्थ समूहको जाननेमे कुण्ठित नही होता। है भगवन्र्‌ !/ आपका ज्ञान केवलज्ञानरूपमे परि- 
वर्तित हुआ है अत. वह छोकाछोकको जाननेमे सदा तत्पर रहता है ॥१॥ 
इृदसेकमनन्तशों हठादिह वस्तृस्थखिलानि खण्डयन्‌। 
तब॒ देव दृगस्त्रमीश््यते युगपद्विश्वविसर्पिविक्रमम ॥४॥ 
अन्वयार्थ---(देव) है भगवन्‌ |! (इह) इस ससारमे (हठात्‌) हठ पूवंक (अखिलानि वस्तूनि) 
समस्त पदार्थोको (अनन्तश ) अनन्तो बार (खण्डयन्‌) खण्ड-खण्ड करता हुआ (तव) आपका (इद) 
यह (एक) एक (दुगस्त्रस) दर्ांनरूपी शस्त्र (युगपत्‌) एक साथ (विष्वविसपिविक्रमस) जिसका 
पराक्रम लोकालोकमे फेल रहा है ऐसा (ईर्पते) दिखाई देता है। 
भावार्थ--हे स्वामिन्‌ ! जिस प्रकार आपका ज्ञान, केवलज्ञानमे परिवर्तित होकर लोका- 
लोकको जाननेमे समर्थ हो गया है उसी प्रकार आपका दर्शन भी, केवल दर्शनरूपमें परिवर्तित 
होकर समस्त लोकालोकको देखनेमे सम हो गया है ॥४॥ 
समुदेति विनेव पययेन खलु द्रव्यमिर्द विना न ते । 
इति तदूद्वितयावरूम्बिनी प्रकृतिदेव सदैव तावकी ।।५॥। 
अन्चया्थें--(खल्‌ु) निशचयसे (द्रव्य) द्रव्य (पर्यये. विना) पर्यायोंके बिना (न समुदेति) 
उदयको प्राप्त नही होता और (ते) पर्यायें भी (इृद विना) द्रव्य के बिना (न 'समुद्यन्ति)) उदयको 
प्राप्त नही होती (इति) इसलिये (देव) हे देव | (तावकी) आपकी (प्रकृति ) स्वभाव (सदेव) 
निरन्तर ही (तद्द्वितयावलरूम्बिनी) उन दोनो--द्वव्य और पर्यायोको अवरूम्बन देनेवाला है। 
भावार्थ--पर्यायसे रहित द्रव्य और द्रव्यसे रहित पर्याय कभी नहीं होता इसीलिये 
है भगवन्‌ ! आप दोनोका अवलूम्बन करते हैं। ससारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्य पर्याथात्मक अथवा 
सामान्य विशेषात्मक है। उन सबको आप जानते हैं ॥५॥ 
न विनाभ्रयिण; किलाश्रयो न विनेवाश्रयिणः स्युराश्रयम्‌ । 
इतरेतरहेतुता तयोनियतार्कातपभास्व॒रत्ववत्‌ ॥६॥ 
अन्वयार्थे--(किल) निरचयसे (आश्रयिण विना) आश्रयीके बिना (आश्रय न) आश्रय 
नही रहता और (आश्रय विना) आश्रयके बिना (आश्रयिण ) आश्रयी (नेव स्यु ) नही रहते, इस- 
लिये (तयो.) आश्रयी और आश्रयमे (अर्कातपभास्वरत्ववत्‌) सुर्य और उसके आतप तथा प्रकाश 
के समान (इतरेतरहेतुता) परस्परकी कारणता (नियता) निरिचित है । 
भावार्थ--द्रव्य आश्रय कहलाता है और गुण तथा पर्याय आश्रय कहलाता है । ये दोनो 
परस्पर एक दूसरेके बिना नही रह सकते जेसे कि सूर्य और उसके आतप तथा प्रकाश ॥॥। 
विधिरेष निषेधवाधितः अतिषेधो विधिना विरूक्षितः। 
उमय॑ समतासुपेत्प तद्यतते. संदितमर्थसिद्धये ॥७॥ 


१६६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्यवार्थ--(एष ) यह (विधि ) अस्तिपक्ष (निषेघवाधित ) नास्तिपक्षसे बाधित है और 
(प्तिषेध ) नास्तिपक्ष (विधिना) अस्तिपक्षके ढ्वारा (विरूक्षित) बाधित है परन्तु (तद्‌ उभय) 
वे दोनो--अस्ति और नास्तिपक्ष (समतामुपेत्य) समताको प्राप्त कर (सहित) परस्पर मिले हुए 
(अर्थसिद्धये) प्रयोजन अथवा प॒दार्थकी सिद्धिके लिये (यतते) यत्न करते हैं । 


भावाथे--पदार्थके सद॒भावको बतलाने वाला पक्ष अस्तिपक्ष कहलाता है और असदुभावको 
बतलाने वाला पक्ष नास्तिपक्ष कहलाता है। ये दोनो पक्ष परस्परके विरोधी होनेसे मिलते नही 
हैं, पर तु आपने नय विवक्षासे इन दोंनोको एक साथ मिलाया है। आपने कहा है कि ससारका 
प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय--अपने द्रव्य क्षेत्र काछ भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परचतुष्टय-- 
परद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। जब ये दोनो पक्ष परस्पर विरुद्ध रहते है-- 
अपने विरोधी पक्षका सवंथा निषेध कर देते हैं तब उनसे पदार्थशा वास्तविक रूप सिद्ध नही 
होता और न वेसा माननेसे कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है ॥७॥ 


न भवन्ति यतो&न्यथा क्वचिज्जिन वस्तूनि तथा भवन्त्यपि । 
समकालतयावतिष्ठते प्रतिषेधो विधिना सम॑ ततः ॥४|॥ 


अन्वयार्थ--(जिन) है जिनेन्द्र | (यत ) क्योकि (वस्तूनि) पदार्थ (तथा भवन्ति अपि) 
स्वचतुष्टयकी अपेक्षा होते हुए भी (क्वचित्‌) कही (अन्यथा न भवन्ति) परचतुष्टयकी अपेक्षा 
नही होते हैं (तत ) इस कारण (प्रतिषेघ ) नास्तिपक्ष (विधिना सम) अस्तिपक्षके साथ (समका- 
लतया) एक कालमे (अवतिष्ठते) अवस्थित रहता है । 
भावार्थ--ऊपर कहे हुए अस्तिपक्ष और नास्तिपक्ष जब पृथक्‌-पृथक्‌ विवक्षित होते हैं 
तब वे स्वतन्त्र रूपसे सामने आते हैं परन्तु जब उनकी क्रमसे एक साथ विवक्षा की जाती है तब 
एक ही साथ पदार्थंमे अनुभूत होते हैं। ऊपरके एलोकमे 'स्यात्‌ अस्त! और स्यात्‌ नास्ति! इन 
दो भड्जोकी चर्चा की गई थी । यहाँ 'स्थातु अस्ति नास्ति' इस तृतीय भगकी चर्चा की गई है ॥4॥ 
नहि वाच्यम॒वाच्यमेव वा तव साहात्म्यमिदं दथात्मकम्‌ | 
उभयेकतरत्‌ प्रभाषितां (णां) रसना नः शतखण्डतामियात्‌ ॥९॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! वस्तु (नहिं वाच्यम) न वाच्यरूप है (वा) और (नहि अवाच्य- 
मेव) न अवाच्यरूप ही है किन्तु (हथात्मकम्र) दोनो रूप है। (इद) यह (त्व) आपका (माहात्म्यम्र) 
माहात्य है। (उभयेकतरत्‌) दोनोमे से मात्र एकका (प्रभाषिणा) कथन करने वाले (न ) हमारी 
(रसना) जिह्ठा (शतखण्डतास इयात्‌) सी खण्डको प्राप्त हो । 
भादार्थ--है भगवन्‌ ! आपकी यही महिमा है कि आपने वस्तुकों सर्वथा वाच्य या अवाच्य 
न कहकर दोनो रूप कहा है। उन दोनो धर्मोमि से मैं यदि मात्र एकका कथन करता हूँ तो मेरी 


जिद्धाके सौखण्ड हो जावें ॥५॥ 
क्रमत+ कि वाच्यतामियाद्युगपद्‌ इयात्मकमेत्यवाच्यताम्‌ । 
प्रकृति! किछ वाइमयस्य सा यदसोौ शक्तिरशक्तिरेव च ॥१०॥ 


चतुविगतिस्तव १६७ 


अच्वयायं--हे प्रभो | (कि) निर्चयसे वस्तु (क्रमत ) क्रमसे (वाच्यतास) वाच्यरूपताको 
(इयात्‌) प्राप्त होती हे और (युगपद्‌) एक साथ (हयात्मक 'सत्‌”) उभयधर्मात्मक होती हुई (अवा- 
च्यताम) अवाच्यरूपताको (एति) प्राप्त होती है (किल) वास्तवमे (वाड्मयस्य) शब्द-समूहका (सा-- 
असौ) वह (प्रकृति ) स्वभाव है (यत्‌) कि (शक्ति च अशक्ति ) ऋ्रमसे कहनेमें उसकी शक्ति है 
और युगपत्‌ कहनेमे अशक्ति है' । 

भावायें--दो विरोधो धर्मोको क्रमसे कहनेकी शब्दोमे शक्ति है परन्तु एक साथ कहनेकी 
दाक्ति नही है अत विरोधी धर्मोकी जब क्रमसे विवक्षा की जाती है तब वे वाच्य होते हैं और 
जब एक साथ विवक्षा की जाती है तब अवाच्य होते है ॥१०॥ 


स्वयमेकमनेकमप्यदस्तवयत्ततमतर्कित॑. परे! । 
इदमेव विचारगोचरं गतमायाति किलार्थगोखम्‌ ॥११॥ 


अन्वयायं--(पर अतकित) अन्य वादी जिसकी कल्पना नही कर सके है ऐसा (त्तव यत्‌ 
अंद तत्त्वम्न) आपका जो यह तत्त्व है वह (स्वयं) स्वय (एकस्‌ अपि अनेक) एक होकर भी अनेक 
है। (इदमेव) यही परस्पर विरोधी तत्त्व (विचारगोचर सत्‌) विचारके विपयको प्राप्त होता हुआ 
(अरथंगोरवस्त) अर्थके गौरवको (आयार्ति) प्राप्त होता है । 

भावार्थ--यहाँ आचार्य एक, अनेक और उभयात्म--एकानेक रूप धर्मका दिग्दर्दन कराते 
हुए भगवानुका स्तवन करते हैं--हे प्रभो | आपने जिस तत्त्वका निरूपण किया है वह विवक्षावश 
एक, अनेक तथा एकानेकात्मक है । समुदायकी अपेक्षा तत्त्व एक है, अवयवोकी अपेक्षा अनेक है 
है दोनोकी एक साथ विवक्षा करने पर एकानेक है। यही भाव आगेके एलोकमे स्पष्ट करते 

॥१शा 


न फिल्कमनेकमेव वा समझुदायावयवोभयात्मकम््‌ । 
इतरा गतिरेव बस्तुनः सम्ुदायावयवरों विहाय न॥१श॥। 
अन्वयायें--(किल) निर्चयसे वस्तु (व एक) न एकरूप ही है (वा) और (न अनेकमेव) 
न अनेकरूप ही है किन्तु (समुदायावयवोभयात्मक) समुदाय और अवयव--अंशी और अश्--दोनो 
रूप है। क्योकि (समुदायावयवी) समुदाय ओर अवय्वोको (विहाय) छोड़कर (वस्तुन ) बस्तुकी 
(इतरा) अन्य (गतिरेव न) गति ही नहीं है । 
भावार्थ--ससारकी प्रत्येक वस्तु समुदाय और अवयवकों छोडकर अन्य रूप नही है। 
अत. जब समुदायकी ओर दृष्टिपात कर कथन होता है तव वस्तु एक रुप प्रतीत होती है और जब 





१ कघचित्ते सदरवेप्ट कथचिदसदेव ते। 
तथोमयमवाच्य च नययोगान्न सर्वधा ॥१४॥ 
सदेव मर्य को नेच्छेत्स्वम्स्पादिचतुप्टयात्‌ । 
असदेय विपर्यासानन चेन्न व्यवततिप्टतें ॥१५॥ 
क्रमापितद्॒याद दैत॑ सहायाच्यमगबवितता । 
अवक्त-्योत्तरो, घेषान्पवों भद्ा स्व द्वेतुत- ॥१६॥०---आाप्तमीमासा । 


१६८ लघुतत्त्वस्फोट 


उसके अवयवो की ओर दृष्टिपात कर कथन करते हैं तब वही वस्तु अनेकरूप प्रतीत होती है। 
जब इन एक और अनेक दोनो रूपोकी क्मसे विवक्षा होती है तब वस्तु उमयात्मक अनुभवमे 
जाती है भौर जब दोनोकी एक साथ विवक्षा होती है तब वह अनुभयात्मक-अवाच्य प्रतोत 
होती है ॥१२॥। । 
त्वमनित्यतयावभाससे जिन नित्योर्प॑ विभासि निश्चितम्‌ । 
द्वितयी किरू कार्यकारितां तव शक्ति! कलयत्यनाकुहम्‌ ॥॥११॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) है जिनेन्द्र | (एवस) आप (अनित्यतया) अनित्यरूपसे (अवभाससे) 
प्रतीतिमे आते हैं और (निश्चित) निश्चितरूपसे' (नित्योषपि) नित्यरूप भी (विभासि) प्रतीतिमे 
आ रहे हैं। (तव) आपकी यह (द्वितयी शक्ति ) नित्यानित्यरूप द्विविधधरमंता (अनाकुलं) नि.सन्देह 
(कार्यँकारिता) अर्थ कार्यकारित्वको (किल) नि३चयसे (कलयति) प्रकट करती है। 
भावाथ--यहाँ नित्य, अनित्य और नित्यानित्य धर्मंको दुष्टिसि रखकर जाचाय॑ने भगवान्‌- 
का स्तवन किया है--हें जिनेन्द्र | आप द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं और 
यह द्विरूपता ही अर्थ क्रियाकारी है। यहो बात आगेके इलोकमें स्पष्ट करते हैं ॥१३॥ 


किमनित्यतया बिना क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता । 
स्वयमारचयन्‌ क्रमाक्रमं भमगवन्‌ दृधात्मकतां जहासि किम्‌ ॥१४॥| 


अन्वयार्थ--(किम्त्‌ अतित्यतया बिना क्रम) क्या अनित्यताके बिना क्रम होता है? 
अर्थात्‌ नही होता और (क्रमम्रु अनाक्रम्य) क्रमको नष्ट किये बिना (कि नित्यता अस्ति) क्या 
नित्यता है ? अर्थात्‌ नही है । इस प्रकार (भगवन्‌) है भगवन्‌ ! (स्वयं) अपने आप (क्रमाक्रम) क्रम 
और अक्रमको (आरचयन्‌) प्रकट करते हुए आप (हयात्मकता) नित्यानित्यरूपताको (कि जहासि) 
क्या छोडते हैं ? अर्थात्‌ नही छोडते हैं। 

भावार्थ--क्रमकी अनित्यताके साथ और अक्रमकी नित्यताके साथ व्याप्ति है। पर्याय 
दुष्टिसे आप क्रमको और द्रव्यदृष्टिसे अक्रमको स्वय ही आलम्बन दे रहे हैँ अत नित्यानित्यात्मक- 
पनेको आप कैसे छोड सकते हैं ” अर्थात्‌ नही छोड सकते हैँ ॥१४।॥ 


न किल स्वमिहैककार्ं न तवेकः पर एवं वा भवन्‌ ।., 
९ 
स्वपराववलूम्ब्य वल्गतो ट्विंतय ,कार्यत एवं कारणम्‌ ॥१५॥ 


अन्वयार्थ--(किल) निश्चयसे (इह) यहाँ (स्व) स्व (एककारण न) एक कारण नही है 
(वा) और (भवन) होता हुआ (एकः पर एवं न) एक पर हो कारण नही है किन्तु (स्वपरी) निज 
और परका (अवल्म्ब्य) अवलूम्बन लेकर (वल्गत') उद्यम करने वाले (तब) आपके मतमे (कार्य ) 
कार्यकी सिद्धिमे (द्वितयस्‌ एव कारणम्‌) स्व और पर दोनो ही कारण हैं। 

भावार्थ--यहाँ भगवान्‌का स्तवन करते हुए कहा गया है कि कार्यकी सिद्धि स्वपर कारणों 
से हौती है। स्व, उपादान कारण और पर निमित्त कारण कहलाता है। दोनो कारण परस्पर 
सापेक्ष हैँ ॥१५॥ ! 


१६८ लघुतत्त्वस्फोट 


उसके अवयवो की ओर दृष्टिपात कर कथन करते हैं तब वही वस्तु अनेकरूप प्रतीत होती है। 
जब इन एक और अनेक दोनो रूपोकी ऋमसे विवक्षा होती है तब वस्तु उभयात्मक अनुभवमे 
आती है और जब दोनोकी एक साथ विवक्षा होती है तब वह अचुभयात्मक-अवाच्य प्रतोत 
होती है ॥१२॥ | 


त्वमनित्यतयावभाससे जिन नित्योषपि विभासि निर्चितम्‌ । 
हितयी किल कार्यकारितां तब शक्ति! कलयत्यनाइलम्‌ ॥१३॥ 
अन्वघार्थ--(जिन) हे जिनेन्द्र | (एवस) आप (अनित्यतया) अनित्यरूपसे (अवभाससे) 
प्रतीतिमे आते हैं और (निश्चित) निश्चितरूपसे (नित्योइपि) नित्यरूप भी (विभासि) प्रतीतिमे 
भा रहे हैं। (तव) आपकी यह (ट्वितयी शक्ति ) नित्यानित्यरूप द्विविधधर्मता (अनाकुलं) नि सन्देह 
(कार्यकारिता) अर्थ कार्यकारित्वको (किल) निवचयसे (कलयति) प्रकट करती है। 
भावाथ--यहाँ नित्य, अनित्य और नित्यानित्य धर्मंको दृष्टिसि रखकर आचाय॑तने भगवान 
का स्तवन किया है--हें जिनेन्द्र ! आप द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं और 
यह द्विर्पता ही अथ क्रियाकारी है । यही बात आगेके इलोकमे स्पष्ट करतें हैं ॥१३॥ 


, किमनित्यतया विना क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता। 
स्वयमारचयन्‌ क्रमाक्रमं भगवन्‌ दथात्मकतां जद्दासि किमू ॥१४॥। 


अन्वयार्थ--(किस्‌ अनित्यतया विना क्रम) क्‍या अनित्यताके बिना क्रम होता है? 
अर्थात्‌ नही होता और (क्रमसर अनाक्रम्य) क्रमको नष्ट किये बिना (कि नित्यता अस्ति) क्‍या 
नित्यता है ? अर्थात्‌ नही है । इस प्रकार (मगवन्‌) हे भगवनु | (स्वयं) अपने आप (क्रमाक्रम) क्रम 
और अक्रमको (आरचयनु) प्रकट करते हुए आप (हृयात्मकता) नित्यानित्यरूपताको (कि जहासि) 
क्या छोडते हैं ? अर्थात्‌ नही छोडते है। 

भावाथ--क्रमकी अनित्यताके साथ और अक्रमकी नित्यताके साथ व्याप्ति है। पर्याय 
दृष्टिसि आप क्रमको और द्र॒व्यदृष्टिसे अक्रमको स्वय ही आलम्बन दे रहे हैं अत नित्यानित्यात्मक- 
पनेको आप कैसे छोड सकते हैं ? अर्थात्‌ नही छोड सकते हैं ॥१४।॥। 


न किल स्वमिहेककारणं न तवेक पर एवं वा भवन्‌ | 
स्वपराववलूम्ब्य वल्गतो ट्वितय कार्यत एवं कारणम्‌ ॥१७॥ 
अन्वयार्थ--(किल) निश्चयसे (इह) यहाँ (स्व) स्व (एककारण न) एक कारण नहीं है 
(वा) और (भवन) होता हुआ (एक पर एवं न) एक पर ही कारण नही है किन्तु (स्वपरो) निज 
और परका (अवलम्ब्य) अवलम्बन लेकर (वल्गत ) उद्यम करने वाले (तव) आपके मतमे (कार्यत ) 
कार्यंकी सिद्धिमे (द्वितयम्‌ एव कारणस्‌) स्व और पर दोनो ही कारण हैं। 
भावार्थ--थहाँ भगवान्‌का स्तवन करते हुए कहा गया है कि कार्यकी सिद्धि स्वपर कारणों 
से हौती है । स्व, उपादान कारण और पर निमित्त कारण कहलाता है। दोनो कारण परस्पर 
सापेक्ष है ॥१५॥ 


चतुविशतिस्तंव १६९, 


न हि बोधसयत्वमन्यतो न 'च विज्ञानविभक्तयः स्वतः | 
प्रकदट॑ं तव॒ देव केवले द्वितव कारणमस्युदीयते ॥१६॥ 


. अस्वयार्थ--[[हि) क्योकि (बोधमयत्व) आपका ज्ञानसे तन्‍्मयपना (अन्यत न) दूसरे 
कारणोसे नही हुआ है किन्तु स्वत है (च) और (विज्ञानविभक्तय ) आपके ज्ञानमे जो विभक्ति-- 
विभाग है वे (स्वतः न) स्वय नही हैं किन्तु पर सापेक्ष हैं। इस प्रकार (देव) है नाथ ! (प्रकट) 
स्पष्ट रूपसे (तव) आपके केवल ज्ञानमे (द्वितवय कारण) दो प्रकारका कारण (अभ्युदीयते) समुख 
होता है । 

भावार्थं--हे देव ! आपकी जो ज्ञानरूपता है वह द्रव्यस्वभावके कारण स्वत सिद्ध है 
उसमे अन्य द्रव्य कारण नही है, किन्तु ज्ञेयोके आश्रयसे ज्ञानमे जो विभाग है वे पर सापेक्ष हैं। 
इस प्रकार आपके केवल ज्ञानमे स्व और पर अर्थात्‌ उपादान और निमित्त दोनो कारण हैं ॥१६॥ 
स्वपरोमयभासि ते दिशां ह्वितयीं यात्युपयोगवेभव््‌ । 
अनुभूतय एवं तादृ्श बहिरन्तमुंखह्यसबिक्रमे! ॥१७॥ 
अन्वया्थ--(स्वपरोभयभासि) स्व और पर--दोनोंको प्रकाशित करनेवाला (ते) आपका 

(उपयोगवेभवस्र) उपयोगरूपी वैभव (द्वितयी दिशाम्) दो रूपता--स्वपररूपताको (यात्ति) प्राप्त 
होता है और (वहिरन्तमुंबहासविक्रमे ) बहिमुंब तथा अन्तर्मुख प्रतिभासके विक्रमसे वह उपयोग- 
वेभव (तादृशस्‌ एव) वेसा ही--स्वपरावभासी रूप ही (अनुभूयते) अनुभवमे आता है। 

भावाथे--आत्माकै चेतन्यानुविधायी परिणामकों उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद हैं-- 
एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग | उपयोगका कार्य स्व-परको प्रकाशित करना है, उसमे 
दर्शेनका काम स्वआत्माको प्रकाशित करना है और ज्ञानका काम स्व तथा परको प्रकाशित 


करता है ॥ १७॥ 
विषय परितोष्वभासयन्‌ स्वमपि स्पष्टमिहाबभासयन | 
मणिदीप इव प्रतीयसे भगवन्‌ हृधात्मकबोधदशनः ॥१८॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन्‌) हे प्रभो | (दृयात्मकबोधदर्शन ) जिनका ज्ञान दर्शन दो प्रकारका 
है ऐसे आप (विषय) घट-पटादि पदार्थोकी (परित ) सब ओरसे (अवभासयत््‌) प्रकाशित करते हुए 
तथा (स्वमपि) अपने आपको भी (स्पष्ट) स्पष्टरूपसें (अवभासयन्र) प्रकाशित करते हुए (इह) 
इस लोकमे (मणिदीप इव) मणिमय दीपकके समान (प्रतीयसे) प्रतीत होते है । 
भावा्थ--जिस प्रकार मणिमय दीपक स्व-पर प्रकाशक होता है उसी प्रकार आप भी 
स्व-पर प्रकाशक दर्शात और ज्ञानसे तन्‍्मय होनेके कारण स्व-पर प्रकाशक हैं |१८॥ 
न परानवभासयन्‌ भवान्‌ परतां गच्छति वस्तुगौरवात्‌। 
इद्मत्र परावभासन॑ परसालम्ब्य यदात्मभासनम्‌ ॥१९।। 
अन्वयार्थ--(वस्तुगौ रवात्‌) वस्तुके गौरवसे अर्थात्‌ 'एक द्रव्य दुसरे रूप नही होता” इस 
गौरवके कारण (परान्‌) घट-पठादि परपदार्थोको (अवभासयन) प्रकाशित करते हुए (भवान्र) 
छ०-२२ 


१७० लघुतत्त्वस्फोट 


आप (परता) पररूपताको (न गच्छति) नही प्राप्त होते हैं क्योकि (परमालम्ब्य) परका आलम्बन 
लेकर (यत्‌) जो (आत्मभासनम्र) आत्माका प्रकाशित करना है (इृदम) यही (अन्न) यहाँ (पराव- 
भासन) परका प्रकाशित करना है। 


भावाथं--आत्मा पर पदार्थोको जानता है इतने मात्रसे वह पररूप नही हो जाता है क्योकि 
प्रत्येक वस्तुकी मर्यादा है कि वह सदा अपने रूप ही रहती है अन्यरूप॑ नही होती । भात्मा पर- 
पदार्थों जानता है इसका इतना हो अर्थ विवक्षित है कि वह पर पदार्थभा आलम्बन लेकर अपने 
आपको जानता है ॥१९॥ 


व्यवद्दारदुशा पराश्रयः परमार्थेन सदात्मसंश्रयः । 
युगपत्‌ प्रतिभासि पश्यतां छ्ितयी ते गतिरीशतेतरा ॥२०॥॥ 
अन्वया्थ--है भगवन्‌ ! (व्यवहारदुशा) व्यवहार दुष्टिसे (पक्यता) देखने वालोंके लिये 
आप (पराश्रय ) १रका आलम्बन लेनेवाले और (परमार्थेन) निश्चय दृष्टिसे देखने वालोके लिये 
(सदा) निरन्तर (आत्मसश्रय ) स्वका आलम्बन लेने वाले (युगपत्‌) एक कालमे (प्रतिभासि) प्रति- 
भासित होते हैं। इस प्रकार (ते गति द्वितमी) आपकी स्थिति स्वाश्रयी ओर पराश्रयीके भेदसे दो 
प्रकारकी है। हे प्रभो ! आपकी (ईशता) प्रभुता--लोकोत्तर सामथ्ये (इतरा) अन्य लोगोंसे 
विभिन्‍न ही है। 
भावायं-- किसी द्रव्यकी निजकी परिणतिमे परके आलूम्बनको व्यवहारनय स्वीकृत करता 
है और निरचयनय सदा अपने आपके आलूम्बनको स्वीकृत करता है । हे भगवन्रु | व्यवहारनयकी 
दृष्टिसि आप पराश्रयी और निशचयनयकी दृष्टिसे स्वाश्रयी है। यह आपकी लोकोत्तर प्रभुता है 
कि आपमे दोनो अवस्थाएँ नयभेदसे युगपत्‌ प्रतिभासित होती है ॥२०॥ 


यदि सर्वगतोषपि भाससे नियतोष्त्यन्तमपि स्वसीसनि | 
स्वपराश्रयता विरुध्यते न तव दृथात्मकरतेव भासि (ति) तत्‌ ॥२१॥ 
अन्वयारथ--(यदि) यदि आप (स्वंगतो&पि) सर्वव्यापक भी (भाससे) अतीत होते हैं तो 
(स्वसीसनि) अपनी सीमामे (अत्यन्त नियत अपि) अत्यन्त नियत भी प्रतीत होते है। (तत) 
इसलिये (त्व) आपकी (स्वपराश्रयता) स्व-परकी आश्रयता (न विरुध्यते) विरुद्ध नही है किन्तु 
(धयात्मकता एव) द्विरूपता ही (भाति) प्रतीत होती है। 
भावाथ--सवंगत ज्ञेयोको जाननेकी अपेक्षा यद्यपि आप स्वंगत--स्वंव्यापक जान पडते 
है तथापि आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा अपनी सीमामे ही नियत हैं--उससे बाहर नही जाते हैं। इस 
तरह व्यवहारनयकी अपेक्षा पराश्रयता और नि३चयनयकी अपेक्षा स्वाश्रयता आपमे एक साथ 
रहती है, इसमे विरोध नही मालूम होता है क्योकि ह्विविधरूपता स्पष्ट ही अनुभव में था 
रही है ॥२१॥ 


अपवादपदेः समन्ततः स्फृटपुत्सगेमद्विम्नि खण्डिते। 
महिमा तब देव पह्यतां तदतद्रपतयव आसते ॥२१॥ 


चतुविशतिस्तव १७१ 


अन्वयार्थ--(देव) है विभो ! (अपवादपदे ) प्रतिषेधात्मक शब्दोंके हारा (समन्तत ) सब 
ओर (स्फुट) स्पष्टरूपसे (उत्सर्गमहिम्नि) उत्सर्ग-सामान्य-विधिपक्षके (खण्डिते) खण्डित हो जाने- 
पर (पदयता) देखनेवाले--अनुभव करनेवाले पुरुषोंके लिये (तव) आपकी (महिमा) महिमा 
(तदतद्रपतया एवं) तत्‌-अतत॒रूपसे ही--विधि-निषेधरूपसे ही (भासते) प्रतिभासित होती है । 

भावाथं--निरचयनयके पक्षको उत्सर्यग और व्यवहारनयके पक्षको अपवाद कहते है। 
यद्यपि अपवादके द्वारा उत्सर्गकी महिमा खण्डित होती है अर्थात्‌ व्यवहार पक्षसे निश्चय पक्षका 
दी होता है तथापि वस्तुस्थितिका अनुभव करनेवालोके लिये वस्तु ततृ-अतद्‌ दोनो रूप प्रतीत 

ती है ॥१२॥ 


अनवस्थितिमेवमाश्रयन्नुभवत्वे विद्धदू व्यवस्थितिस्‌ । 
अतिगाढविघट्टितोशपि ते महिमा देव मनाड़्‌ न कम्पते ॥२३॥ 


अन्चयार्थ---(देव) है विभो ! जो (एवं) इस प्रकार (अनवस्थिति) अवस्थितिके अभावका 
(आश्रयन्‌) आश्रय करती हुई (नृभवत्वे) मनुष्य पर्यायमे (व्यवस्थिति) अवस्थितिके सदभावकों 
(विदधत्‌) कर रही है अर्थात्‌ निः्चयनयसे यद्यपि आप किसी गतिमे अवस्थित नही हैं तथापि 
व्यवहारनयसे मनुष्य पर्यायमे आप अवस्थित हैं। ऐसी (ते) आपकी (महिमा) प्रभुना (अतिगराढ- 
विघट्ठटितो5पि) परस्पर विरोधके कारण अत्यन्त विधट्टित होनेपर भी (मनाक) रश्वमात्र भी (न 
कम्पते) विचलित नही होती है । 

भावाय--है भगवन्‌ | आपकी महिमा यद्यपि ऊपर कहे अनुसार तद्गप और अतद्ग॒प होनेसे 
अवस्थित--एकरूप नही है और इस प्रकारके विरोधसे परस्पर व्याधातको भी प्राप्त हो रही है 
तथापि वह रखमात्र भी कम्पित नही होती है। क्योकि नयविवक्षासे सब्र व्याघातोका परिहार 
हो जाता हैं ॥२१॥ 

हठघइनयाध्नया तव॒ दृह़निःपीडितपौण्ड्कादिव । 
स्व॒रससप्लव एप उच्छलन्‌ परितो मां बुडितं करिष्यति ॥२४॥ 

अन्वयार्थ--(त्व) आपकी (अनया) इस (हठघट्टनथा) इस सुदृढ़ भाक्रान्तिसि--युक्तियुक्त 
विवेचनासे (दृर्ढन पीडितपौण्ड्रकादिव) अत्यन्त पीडित गन्‍नासे निकलते हुए रस प्रवाहकें समान 
(एप ) यह (स्वर॒सप्लब ) आत्मरसका पुर (उच्छलनू) छलकता हृआ (मां) मुझे (परित ) सेव 
ओरसे (ब्रुडित) निमग्न (करिष्यति) कर देगा। 

भावायं--है भगवन्‌ ! जिस प्रकार अत्यन्त दवायें हुए ग्रन्‍्तासे निकता हुआ रसका पूर 
समीपवर्ती मनुष्यको अपने आपमे निमग्न कर लेता है उसी प्रकार भापके स्तवनसे प्रवद्ध खब्य 
आत्मरसका प्रवाह मुर्ते अपने आपमें सब प्रकारसे निमग्न कर लेगा। यहां नगवततुतिशे पापा 
निरूपण करते हुए आचार्यने आऊाला प्रकट की है कि आपकी स्तुनिसे मुल्े आत्मानुनृत्ति प्रकट 
हो और उसमे में सर्व ओरसे लीन हो जाऊँ ॥रथा 


विरता मत सोहयामिनी तब पादाब्जगतस्थ जाग्रत। ! 
कृपया परिवत्ये माक्तिक मगवन्‌ क्रोहगत विधेहिि मास ॥२५॥ 


१७२ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वया्थ--(सगवन्‌) है स्वामिन्‌ ! (त्तव) आपके (पादाब्जगतस्य) चरणकमलको प्राप्त 
तथा (जाग्नत ) जागृत रहनेवाले (मम) मेरी (मोहयामिनी) मोहरूपी रात्रि (विरता) व्यतीत हो 
चुकी है अत (क्रपया) करुणाभावसे (मा भाक्तिक) भुझ भक्‍तको (परिवत्य) उठा कर (क्रोडगत) 
गोदमे स्थित (विधेहिं) कीजिये । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ | अनादिकालसे में अन्य देवी-देवताओकी शरणसे जाकर भव वनमे 
भटकता रहा हूँ। अब बडे सौभाग्यसे मुझे आपके चरणकमलोकी शरण प्राप्त हुई है जिसके फल- 
स्वरूप मेरी मिथ्यात्वरूपी रात्रि बीत चुकी है तथा तन्द्रा दूर हो जानेसे मैं निरन्तर जाग रहा हूँ। 
में एक आपका ही भक्त हूँ अत मुझे उठाकर अपनी गोद मे स्थान दीजिये। अपने, स्तेहपूर्ण उप- 
देशसे मेरा कल्याण कीजिये ॥२५॥ 


(१६ ) 


पुष्पिताग्राछ॒न्दः 
अयमुदयदनन्तवोधशक्तिस्त्रिसमयविश्वसम ग्रधस्मरात्मा । 
धेतपरमपरारुचिः स्वतृप्तः स्फुटमलुभूयत एवं ते स्वभाव: ॥१॥ 
अन्वयार्थ---(उदयदनन्तबोधशक्ति ) जिसमे अनन्त ज्ञानकी शक्ति अथवा अनन्त ज्ञान और 
अनन्त वीय॑ प्रकट हो रहे हैं, (त्रिसमयविश्वसमग्रधस्मरात्मा) जो त्रिकालवर्ती विश्व-छोकालोकको 
सम्पूर्ण रूपसे ग्रहण करने वाला है, (धृतपरमपरारुचि ) जिसने उत्कृष्ट रूपसे पर पदार्थमि अरुचि- 
को धारण किया है तथा जो (स्वतृप्त) अपने आपमे संतुष्ट है ऐसा (अय) यह (ते) आपका 
(स्वभाव.) स्वभाव (स्फुट 'यथास्यात्तथा') स्पष्ट रूपसे (अनुभूयते एवं) अनुभवमे आ हो रहा है। 
भावारय--यहाँ भगवान॒के स्वभावका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन्‌ | 
आपका स्वभ्वाव अनन्तज्ञान और अनन्त बलसे सहित है। वह तीनकाल सबधी समस्त द्रव्योंकी 
समय-समयवर्ती पर्यायोको ग्रहण करने वाला है। पर पदार्थोमे उसकी रज्चमात्र भी रुचि नही है 
तथा अपने आपमे ही सतोषको प्राप्त है। तात्पयें यह है कि आपके वीतराग विज्ञान स्वभावका 
अनुभव मुझे स्पष्ट रूपसे होने लगा है। अनादि कालसे कुदेवोकी आराधना कर मै ससारमे परि- 
भ्रमण करता रहा हूँ परन्तु अब ससार दशाके क्षीण होनेसे मुझे आपकी शरण प्राप्त हुई है भर 
स्पष्टरूपसे मुझे आपके स्वभावका अनुभव होने छगा है। आपके स्वभावका अनुभव होते ही 
मुझे अपने स्वभावका भी अनुभव होने लगा है। मेरी श्रद्धा हो रही है कि जैसा वीतराग--विज्ञान- 
मयस्वभाव आपका है वेसा हो स्वभाव तो मेरा है। मैं अपने स्वभावकी ओर आजतक दृष्टि नही 
दे सका और उसके कारण परपदार्थोमे आसक्त रहा परल्तु अब मुझे परपदार्थोमे अत्यन्त अरुचि 
होने लूगी है और आत्मस्वरूपमे अभिरुचिकी प्राप्ति होने छगी है ॥१॥ 
जिनवर परितोषपि पीड्यमान। स्फूरसि मनागपि नीरसो न जातु | 
अनवरतप्ुपथुपय मीएण निररधिवोधसुधारसं ददासि ॥२॥ 
अन्वयार्थ--(जिनवर) है जिनेन्द्र ! (परित ) सभी ओरसे (पीड्यमान अपि) पीड्यमान-- 
अनुभूयमान होते हुए भी आप (जातु) कदाचित्‌ (मनागपि) रञ्चमात्र भी (तीरस) नीरस (न 
स्फूरसि) नही मालूम होते है किन्तु (अनवरत) निरन्तर (उपयुंपरि) उत्तरोत्तर (अभीक्ष्ण) नित्य 
(निरवधिबोधसुधारस) अनन्तज्ञानरूपी अमृतरसको (ददासि) श्रदान करते रहते हैँ । 
भावार्थ--इक्षु आदि पदार्थ अत्यन्त पीडित होने पर--दवाये जाने पर अपना रस छोट देते 
है और उसके पश्चात्‌ नीरस हो जाते है तथा दूसरोके लिये रस देना बन्द कर देते है परल्तु 
है भगवत्‌! आप सव ओरसे पीडित होने पर--ससारके अनन्त प्राणियों के द्वारा एक साथ अनुभूषमान 


१, घृता परमा-उत्कृष्ठा परस्मिनू अरुचियेन स ! 


१७४ लघुतत्त्वस्फोट 


होने पर भी कभी नीरस नही होते किन्तु उत्तरोत्तर निरन्तर अनन्तज्ञानरूप सुधारसको प्रदान 
करते रहते है। तात्पर्य यह है कि आपकी आराधना करने वाले जीव अनन्तकाल तक अपने 
ज्ञानस्वभावकी अनुभूति करते रहेगे ॥२॥ 


शमरसकलशावलीप्रवाहै! क्रमवितते! परितस्तबेष धौतः | 
निरवधिभवसन्ततिग्रवृत्तः कथमपि निर्गलितः कपायरब्ु१ ॥३॥ 


अन्वयार्थ--(क्रमवितते ) क्रमसे विस्तारको प्राप्त हुए (शमरसकलशावलीप्रवाहै ) शान्तरस 
के कलूद्य समूहके प्रवाहोके द्वारा (परित ) जो सब ओरसे (धोत ) धुला है ऐसा (निरवधिभव- 
सन्ततिग्रवृत्त ) अनन्त पर्यायोसे साथ लगा हुआ (त्व) आपका (एप ) यह (कषायरजुढ ) कषाय 
रूपी रग (कथमपि) किसी प्रकार (निर्गेलित ) निकल गया था । 


भावाथं--है भगवन्‌ | जेसा आपका वीतरागविज्ञान स्वभाव वतंमानमे प्रकट है--व्यक्त है 
वेसा अनादि कालसे व्यक्त नही था। अनादि कालसे आपका स्वभाव भी कषायरूपी रुसे आच्छा- 
दित था परन्तु शान्तरसरूप कलशोंके समूहसे धुलूते-धुलते वह कषायरूपी रग किसी तरह भब 
निकल चुका है। इलोकका एक भाव यह भी अनुभव मे आता है कि--है भगवनु | आपकी आराधना 
करने के फल स्वरूप मुझमे जो लोकोत्तर शान्ति प्रकट हुई है उसके द्वारा मेरा अनादिकालीन 
कषाय रूपी रग छूट गया है ॥३॥ 
सुचरितशितसंविदस्त्रपातात्वः तडिति त्रुठतात्मवन्ननेन | 
अतिभरनिचितोच्छवसत्स्वशक्तिप्रकरविकाशमवापितः स्वभावः ॥|४॥। 
अन्वयार्थ--(आत्मवन्‌) हे आत्मज्ञ ! (सुचरित्शितसविदस्त्रपातात्‌) अच्छी तरहसे आचरित 
सम्यशज्ञान रूपी तीक्षण शस्त्र के पातसे (तडिति न्ुटता) तडतड कर टूटते हुए (अनेत) इस कषाय 
के द्वारा (तव) आपका (स्वभाव ) वीत्तराग विज्ञानस्थभाव (अतिभरनिचतोच्छवसत्स्वशकिति- 
प्रकरविकाद) अत्यन्त भारसे व्याप्त प्रकट होती हुई आत्मशक्तियोंके समूहके विकाशको (अवा- 
पित ) प्राप्त कराया गया है । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! ज्योही आपने भेदविज्ञानरूप तीक्ष्ण शस्त्रका प्रयोग किया त्योही 
आपका कषायरूपी बन्धन तडतड कर टूट गया और टूटते ही उसने आपके वीतराग विज्ञानरूप 
स्वभावको प्रकट कर दिया । स्वभावके प्रकट होते हो अनन्तकालसे आचू्छादित भननन्‍्तशक्तियोका 
समूह स्वयमेव विकासको भ्राप्त हो गया ॥४॥ 


निरवधिभवभूमिनिम्नखातात्‌_ सरभसमुच्छलितो महद्धिरोधे! । 

अयमतिविततस्तवाच्छवोघस्वरसभर।/ कुरुते. समग्रपूरम्‌ ॥५॥ 

अन्वया्थ--(मिरवधिभवभूमिनिम्तवातातू) जो अनन्तभवरूपी भूमिके निम्नगर्तसे (सर- 
भसम्) बडे वेग सहित (मह॑ख्ठरि भोधे ) बहुत भारी प्रवाहोके साथ (उच्छलित ) प्रकट हुआ है 
तथा (अतिवितत ) अत्यन्त विस्तृत है ऐसा (तव) आपका (अयम्) यह (अच्छबोधस्वरसभर ) 
निर्मल ज्ञानके स्वरसका समूह (समग्रपूरस) परिपूर्ण प्रवाहको (कुण्ते) करता है। 


चतुविशतिस्तव १७५ 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! अनन्तभवोकी साधनाके अनन्तर जो आपके अत्यन्त विस्तृत केवल- 
ज्ञान प्रकट हुआ है वह समस्त पदार्थोकों जानता है ओर एक अखण्ड धारामे प्रवाहित होता रहता 
है ॥५॥ 
निररधि च दधासि निम्नमाव॑ निरवधि घ॒ प्रियसे विशुद्धनोधे!। 
निरवधि दधतस्तवोन्नतत्व॑ निरषधि स्पे(च]विभो विभाति बोध) ॥६॥ 
अन्वयाथथ--(विभो) है भगवन्‌ | आप (निरवधि च) सीमातीत (निम्नभाव) गम्भीरताको 
(दधासि) धारण करते है तथा (विशुद्धबोघे ) निर्मल ज्ञानके द्वारा (निरवधि) अन्त रहित रूपसे 
(श्रियसे) भरे जाते है। साथ ही (निरवधि) प्तीमातीत (उन्नतत्व) औदार्थकों (दधत ) धारण करने 
वाले (तव) आपका (बोध) ज्ञान (निरवधि) नि'सीम रूपसे (स्वे) अपने आपसे (विभाति) सुझो- 
भित होता है । 
भावायं--है भगवन्‌ ! आप अनन्त गाम्भीय गुणको धारण करते है। अनन्त निर्मल ज्ञानसे 
परिपूर्ण है। अनन्त उदारताको धारण करते हैं ओर आपका ज्ञान पर शेयोसे विमुख हो स्व शेयमे 
विरुसित हो रहा है ॥६॥ 
अयमनवधिवोधनिभेर! सन्‍्ननवधिरेव तथा पिभो पिभाष्ति | 
स्वयमथ च. मितग्रदेशपुज्ञ।  प्रसभविपुश्चितवोंधवेभवो5सि ॥७॥ 
अन्वया्--(त्था विभो) और है नाथ ! (अयम) यह आप (अनवधिबोधनिभेर. सन) 
अनन्त ज्ञानसे परिपूर्ण होते हुए (अनवधिरेव) अनन्त ही (विभासि) मालूम होते हैं (अथ च) और 
(स्वयं) स्वय (मितप्रदेशपुञुज ) परिमितप्रदेशसमूहसे युक्त होते हुए भी (प्रसभविपुज्ज्जितबोधवेभव ) 
अत्यधिक एकत्रित ज्ञानके वेभवसे युक्त (असि) है । 
भावार्थ--है भगवत्‌ ! आप अवधिरहित अनन्त शानसे परिपूर्ण होते हुए स्वय भी अवधि- 
रहित-अनन्त है । और यद्यपि आप स्वय असख्यात प्रदेशी है तथापि आपमे भनन्‍्तानन्तअविभाग- 
प्रतिच्छेदोंसे युक्त केवलज्ञान रूपी बेभव इकठ्ठा हुआ है ॥»॥ 
भ्रितसहजतया समग्रकर्मक्षमजनिता न खलु स्खलन्ति भावाः | 
अनवरतमनन्तवीरय॑गुप्तस्तव तत एवं विभात्यनन्तबोधः ॥८॥ 
अन्वयार्थ--(समग्रकर्मक्षयजनिता:) समस्त कर्मोके क्षयसे उत्पन्न हुए (भावा ) भाव (खल॒) 
निश्चयसे (श्रितसहजतया) सहज-स्वभावका आश्रय लेनेसे जिस कारण (यतो) जिस कारण (न 
स्खलन्ति) नष्ट नही होते है (त्त एव) उसी कारण (अनवरत) निरन्तर (अनन्तवीयंतगुप्त-) 
अनन्तवीयंसे सुरक्षित (तव) आपका (अनन्तबोध.) अनन्त ज्ञान (विभाति) सुद्योभित हो रहा है। 
भावाथ--हें भगवन्‌ ! समस्त कर्मोके क्षयसे जो भाव प्रकट होते हैं वे कभी नष्ट नही होते। 
इसीलिये ज्ञानावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्त होनेवाला आपका केवलज्ञान कभी नष्ट नही होता 
किन्तु अनन्तवीयंसे सुरक्षित होता हुआ सदा सुशोभित रहता है ॥4।। 
दुगवगमगभीरमात्मत्व॑ तव॒भरतः अविषद्धिरथंसायें; । 
निरवधिमद्दिमावगाहद्दीनें: पृथमचला क्रियते विद्दाससीमा ॥९॥ 


७६ लघुतत्वस्फोट 


अन्वयार्थ--है जिनेन्द्र | (दृगवगमगभीर) दर्शन, और ज्ञानसे परिपूर्ण (आत्मतत्त्व) 
आत्मतत्त्वको (प्रविशदृभि.) प्रवेश करनेवाले किन्तु (अवगाहहीने.) अवगाहसे रहित (अ्थंसाये:) 
पदार्थोके समूहसे (भरत) भरते हुए (तव) आपकी (निरवधिमहिमा) अनन्तमाहात्मसे युक्त 
(अचला) अविनाशी (विहारसीमा) विहारकी सीमा (पृथक्‌) अन्य सब द्रव्योंसे भिन्‍न (क्रियते) 
की जाती है। 
भावाथं--हें भगवन्‌ | दर्शन ज्ञानस्थभावसे परिपूर्ण आत्मृतत्वकी ऐसी अद्भुत महिमा है 
कि अनन्तपदार्थोका समूह प्रवेश करता है अर्थात्‌ वह अनन्त पदार्थोकों अपने स्थानपर स्थित 
रहकर ही जानता है । इसके साथ विचित्रता यह है कि वे पदार्थ आपकी आत्मामे प्रवेश करनेपर 
भी अवगाहसे हीन रहते हैं अर्थात्‌ उसमे स्थान नही पाते हैं इस प्रकार आपकी यह क्रीडा अनन्त- 
महिमासे युक्त है, अविनाशी है और सब द्रव्योसे भिन्‍न है । भाव यह है कि जिस प्रकार दर्पणमे' 
पदार्थोका प्रतिबिम्ब पडता है। परन्तु प्रतिबिम्ब पडने पर भी क्या पदार्थ दपंणके भीतर प्रविष्ट 
हो जाते हैं? नही। पदार्थ अपने स्थानपर रहते हैं मात्र उनके सम्मुख स्थित होनेसे दर्पणका 
पदार्थाकार परिणमन हो जाता है परमार्थसे दर्पण, दपंण रहता है और पदार्थ, पदार्थ रहते हैं 
इसी प्रकार ज्ञानगुणकी स्वच्छताके कारण पदार्थोका प्रतिबिम्ब--ज्ञ याकार विकल्प आत्मामें 
पडता है परन्तु इस विकल्पके पडने पर भी क्या पदार्थ आत्मामे प्रविष्ट हो जाते हैं ? नही । पदार्थ 
पदार्थ ही रहते है और आत्मा आत्मा ही रहता है। ज्ञानज्ञेय स्वभावकी ऐसी ही अद्भुत महिमा 
है कि वे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ रहकर भी अपृथक्‌ के समान जान पढते हैं। ज्ञान ज्ञ यका का यह स्वभाव 
अचल है--कभी नष्ट नही होता है और आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योमे नहीं पाया जाता है 
अत उनसे पृथक्‌ है ॥९॥ ही 
निरवधिनिजबोधसिन्धुमध्ये तव परितस्तरतीव देव विश्वम्‌ । 
तिमिकुलमिव सागरे स्वगात्रेः श्रविरवयन्निजसन्निवेशराजीः ॥ १०॥। 
अन्वयार्थ--(देव) है भगवनु ! (सागरे) समुद्रमे (स्वगात्रे) अपने शरीरके द्वारा (निज- 
सन्तिवेशराजी ) अपने सन्निवेशकी रेखाओको (प्रविरचयत्‌)) रचने वाले (तिमिकुलमिव) मच्छोके 
समूहके समान (विष्व) यह छोक-अछोकका ' समूह (तव) आपके (निरवधिनिजबोधसिन्धुमध्ये) 
अनन्त आत्मज्ञानरूप समुद्रके बीचमे (परित ) चारो ओरसे (तरतीव) तैर्ता हुआ-सा जान 
पडता है। 
भावार्थ--जिस प्रकार मगर-मच्छोका समूह समुद्रमे तैरता है और तैरते समय उसके शरीरके 
सघषंसे जलमे रेखाएँ भी बनती जाती हैं उसी प्रकार आपके अगाघ ज्ञानसागरमे यह समस्त विश्व 
तैर रहा है और उसकी विकल्परूप रेखाएँ भी बनती जाती है परन्तु जिस प्रकार समुद्रके जलमे 
मगर-मच्छोके शरीरकी रेखाएँ स्थिर नही रहती उसी प्रकार विश्वकी विकल्परूप रेखाएँ भी 
आपके ज्ञानमे स्थिर नही रहती । वीतराग विज्ञानकी ऐसी ही अद्भुत महिमा है कि वह जानता 
तो समस्त विश्वको है परन्तु किसी भी पदार्थ साथ उसका आत्मीयभाव नही होता ॥१०॥ 


१ तज्जयति पर ज्योति सम समस्तैरनन्तपर्याये । 
दर्पणतल इव सकला प्रतिफलृति पदार्थमालिका यत्र ॥१॥--पुरुषाथ सिद्धभुपाय । 


चतुविशतिस्तंव १७७ 


प्रतिपदमेतदेवमित्यनन्ता. शुवनभरस्थ विवेचयत्स्वशक्तीः । 
त्वद्वगमंगरिम्ण्यनन्तमेतद्यगपदुदेति. महाविकल्पजालम ॥११॥ 
अन्वयार्थ--(एवस) इस प्रकार जो (प्रतिपद्सम) पंद पद पर (भुवनभरस्य) समस्त ससारके 
सामने (इति) इस प्रकारकी (अनन्ता- स्वश्क्ति ) अपनी अनन्त शवियोकों (विवेचयत्त) प्रकट कर 
रहा है ऐसा (एतत्‌) यह (अनन्त) अनन्त (महाविकल्पजाल) बहुत भारी विकल्पोका समूह 
(त्वत्भवगमगरिम्णि) आपके ज्ञानकी गरिमामे (युगपत्‌) एक साथ (उदेति) उदित हो रहा है-- 
उत्पन्न हो रहा है। 
भावार्थ--हे विभो | आपका ज्ञान अनन्तशक्तियोका भाण्डार है यह बात समस्त ससारके 
समक्ष प्रकट है ॥११॥ 


विधिनियममयाद्भुतस्वभावात्‌ स्वपरविभागमतीवगाहमानः । 
निरवधिमहिमामिभूतविश्व॑ दधदपि बोधमुपेषि सड्डरं न ॥१२॥ 


अन्वया्थं--(विधिनियममयाद्भुतस्वभावात्‌) जो विधि और निषेधरूप अद्भुत स्वभावसे 
(स्वपरविभागस्‌) निज और परके विभागको (अतीवगाहमान ) अतिशयरूपसे प्राप्त हो रहा है ऐसे 
आप (निरवधिमहिमाभिभूतविश्व) अपनी अनन्त महिमासे विश्व समस्त लछोकालोकको आक्रान्त 
करने वाले (बोध) ज्ञानको (द्धदपि) यद्यपि धारण करते है तो भी (सद्भूर) सद्धूर दोषको--ज्ञान 
और ज्ञेयके एकीभावको (न उपेषि) नही प्राप्त होते है । 

भावा्--वस्तुका स्वभाव विधि और निषेधरूप है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु विधि- 
रूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा निषेधरूप है। ज्ञानमे ज्ञेय है! यह विधिपक्ष है ओर ज्ञानमे 
शेय नही है' यह निषेधपक्ष है। ज्ञानमे ज्ेयका विकल्प आता है” इस अपेक्षासे विधिपक्षकी सिद्धि 
होती है और '्ञानमे ज्ञेयके प्रदेश नही आते हैं” इस अपेक्षासे निषेधपक्षकी सिद्धि होती है। जिस 
प्रकार दर्पणमे पडा हुआ मयूरका प्रतिबिम्ब दर्पणसे भिन्‍न नही है उसी प्रकार ज्ञानमे आया हुआ 
जेयका विकल्प ज्ञानसे भिन्‍न नहीं है इस प्रकार ज्ञान ओर ज्ञेयमे अभेद है परन्तु जब दर्पण 
और सामने खडे हुए मयूरकी अपेक्षा विचार करते हैं तब दर्पण जुदा है और मयूर जुदा है, ऐसा 
प्रतीत होता है उसी प्रकार जब ज्ञान और उसमे आने वाले पदार्थकी अपेक्षा विचार करते हैं तब 
ज्ञान और ज्ञेय पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतीत होते है। हें भगवत्‌ | आपका ज्ञान अपनी अनन्त सामथ्यंसे 
समस्त पदार्थोंको जानता है भर्थात्‌ वें समस्त पदार्थ विकल्पकी अपेक्षा आपके ज्ञानमे आते है तो 
भी उनके साथ आपके ज्ञान अथवा गुण-गुणीकी अभेद विवक्षासे आपमे सकर भाव प्राप्त नही होता 
अर्थात्‌ आप पदार्थरूप नही होते और पदा्ं आपरूप नही होते । आप सदा स्व-परके विभागकों 
धारण करते रहते हैं ॥१२॥ 


|. उदयति न भिदा समानभावाहुबति भिदेव समन्‍्ततो विशेषेः । 
हयमिदमवलम्ब्य तेडइतिगाह स्फुरति समक्षतयात्मवस्तुभावः ॥१३॥ 


अस्वयार्थ--(समानभावात्‌) सामान्यकी अपेक्षा (भिदा) भेद (न उदयति) उदित नही होता 
और (विशेषे ) विद्येषोकी भ्पेक्षा (समन्तत) सब ओरसे (भिदेव) भेद ही (भवत्रि) होता है। 


क्ृ०-२३ 


२७८ लघुतत्त्वस्फोट, 


(ते) आपका (आत्मवस्तुभाव ) आत्मा नामक पदार्थ (अतिगाढ) भत्यन्त गाढ़ रूपसे (इृद द्यम्र) 
इन भेद और अभेद दोनोका (अवलम्ब्य) आलम्बन लेकर (समक्षतया) प्रत्यक्ष रूपसे (स्फुरति) 
प्रकट हो रहा है-अनुभवमे आ रहा है। 

भावाथं--यहाँ अमेद और भेद इन दो विरोधी धर्मोंका एकन्न समन्वय करते हुए भगवानुका 
स्तवन किया जा रहा है। पदार्थ समान्य-विशेषात्मक अथवा द्रव्य-पर्यायात्मक है। सामान्यकी 
अपेक्षा पदार्थमे अभेद रहता है और विज्येषप॑र्यायकी भपेक्षा भेद रहता है। है भगवनच्‌ | आपका 
आत्द्रव्य भो सामान्यविद्येषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक होनेसे अमेद और भेदरूप॑ है। इन 
दोनो विरोधी धर्मोका अवलम्बन लेकर आपका आत्मा अन्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥११॥ 


इदसुदय (द)मनस्तशक्तिचक्र समुदयरूपतया विद्याहमान; | 
अशुभवसि सदाध्प्यनेकमेक तदुभयसिद्धमिम विभो स्वभावम्‌ ॥१४॥ 


अन्वयाथे--(विभो) हे स्वामित्‌ | (समुदयरूपतया)[समुदायरूपसे (उदयत्त) प्रकट होनेवाले 
(दद) इस (अनन्तशक्तिचक्र) अनन्तशक्ति समूहको (विगाहमान ) अवगाहन करते हुए आप (सदापि) 
निरन्तर ही (अनेक एक) अनेक, एक और (तदुभयसिद्ध) उन दोनोसे सिद्ध (इम) इस (स्वभाव) 
स्वभावका सदा (अनुभवसि) अनुभव करते हैं। 

भावार्थ--यहाँ एकानेकके भ्भसे भगवानुका स्तवन किया जा रहा है। हे भगवनु | आप 
उदयमे आने वाली अनन्त शक्तियोंके समूहमे अवगाहन करते हुए पदार्थों एक, अनेक अथवा 
दोनो रूप ग्रहण करते हैं। सामान्यकी अपेक्षा वस्तु एक परन्तु पर्यायकी अपेक्षा अनेक है। क्रम 
विवक्षामे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं और युगपद्‌ दोनोकी किक विवक्षामे एकानेकरूप हैं ॥१४॥ 


निरवधिघटमानभावधारापरिणमिताक्रमवरत्यं नन्‍्तशक्‍्तेः | 
अनुभवनमिददात्मनः स्फु्ट ते बरद यतो5स्ति तदप्यनस्तमेतत्‌ ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(वरद) है उत्कृष्ट मोक्षपदके दायक ! (यत्त ) जिस कारण (इह) इस जगत्‌ मे 
(ते) आपको (निरवधिघटमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्य॑नन्तशक्ते ) अवधिरहितरूपसे-अनादि 
कालसे विद्यमान भावोकी सन्ततिसे परिणमित होनेवाली अक्रमवर्ती--युगपत्‌ अनन्त शक्तियाँ 
जिसमे विद्यमान हैं ऐसे (आत्मन ) आत्मतत्त्वका (अनुभवन) अनुभव (स्फुट) स्पष्ट रूपसे हो रहा 
है (तत) उस कारणसे (एततु अनुभवनमपि) यह अनुभव भी (अनन्तस्‌ अस्ति) अनन्त है। 

भावा्--अनादिकारूसे इस आत्मामे जो नाना प्रकारके भावोकी सन्ततति उत्पन्न होती 
आ रही है उससे आत्माकी अनन्तशक्तियोका बोध होता है और वे अनन्तशक्तियाँ भी ऋमवर्ती 
न होकर अक्रमवर्ती हैं---एक साथ आत्मामे विद्यमान हैं । यतरच ऐसी आत्माका अनुभवन आपको 
स्पष्ट रूपसे हो रहा है अत भापका वह अनुभवन--ज्ञान भी अन्त है। तात्पय॑ यह है कि अनन्त- 
दक्तियोको साक्षात्‌ जानने वाछा आपका ज्ञान भी अनन्त ही है ॥१५॥ 


प्रतिसमयलूसद्विभूति भावेः स्वपरनिमित्तवशादनन्तसावे: । 
तब परिणमृतः स्वभावशकत्या स्फुरति सम्रश्नमिहात्मवेभवं तत्‌ ॥१६॥ 


चंतुविद्यतिस्तव १७९, 


अन्वयार्थ--(स्वपरनिमित्तवज्ञात्‌) स्वपर निमित्तके वश (स्वभावशकत्या) स्वभाव शक्तिसे 
(प्रतिसमयलसद्विभूतिभावे ) जिनकी विभूतिका भाव प्रतिसमय उल्लसित हो रहा है ऐसे (अनन्त- 
भावे ) अनन्तभावों रूप (परिणमत ) परिणमन करने वाले (तव) आपेका (तत्त) वह अद्वितीय 
बा आत्मसम्बन्धी वेभव (इह) इस जगतमें (समक्ष) प्रत्यक्षरूपसे (स्फुरति) प्रकट हो 
रहा है। 

भावार्थ--पदार्थंका परिणमन करनेका स्वभाव है और वह परिणमन स्वपरनिमित्तोके द्वारा 
होता है। स्वनिमित्तसे अन्तरद्भ कारण और परनिमित्तसे बहिरज्ध कारण अपेक्षित है। वह सभी 
द्रव्योके परिणमनमे सहायक होता है। इस साधारण परनिमित्तके भत्तिरिक्त जीवद्रव्य और पुद्गल- 
द्रव्य परस्पर भी एक दूसरेके निमित्त होते हैं अर्थात्‌ जीवके निमित्तसे पुदुगलद्गव्यमे कमंरूप परिणमन 
होता है और कर्मरूप पुदुगलद्गव्यके निमित्तसे जीवद्रव्यमे रागादिरूप परिणमन होता है। परिणमन 
करनेकी शक्ति सब द्रव्योकी अपनी-अपनी निज की है निमित्तकारण मात्र सहायक होता है। 
है भगवन्‌ ! आपकी आत्मामे प्रतिसमय जो अनन्त-भाव उल्लसित हो रहे है वे स्व-पर कारणोसे 
उल्लसित हो रहे है । वस्तुका स्वभाव हो ऐसा है। यद्यपि निमित्तका परिणमन निमित्तमे हो रहा 
है और वस्तुरूप उपादानका परिणमन वस्तुमे हो रहा है तथापि निमित्तके साथ अन्वयव्यत्तिरेक 
होनेसे वस्तुका परिणमन निमित्तसापेक्ष होता है निमित्तनिरपेक्ष नही। आपका यह आत्म- 
वेभव प्रत्यक्ष ही अनचुभवका विषय हो रहा है ॥१६॥ 


इममचलमनाइनन्तमेक॑ समगुणपर्ययपूर्ण मन्वर्य स्वम्‌ । 
स्वयमनुसरतश्चिदेकधातुस्तव पिवतीव परान्वयानशेपान्‌ ॥१७॥ 
अन्वयार्थ--(अचल) चलाचलसे रहित (अनायनन्त) अनादि अनन्त (समगुणपर्ययपृर्ण) 
समस्त गुण और पर्यायोसे पूर्ण (एक) एक (इस) इस (स्व) स्वकीय (अन्वय) आत्मद्रव्यका (स्वय) 
(अनुसरत") अनुसरण करने वाले (त्तव) आपकी (चिदेकधातु ) चेतन्यरूप अद्वितीयधातु केवलज्ञान 
(अशेषान्‌ परान्वयान्‌) समस्त परद्वव्योको (पिबतीव) मानो पी रहा है--जान रहा है | 


भावार्थ--समस्त कालोमे विद्यमान रहनेसे द्रव्यकों अन्वय और क्रमवर्ती होनेसे पर्यायकों 

व्यतिरेक कहते है। आपका जो स्वद्रव्य है वह अचल है--चलाचलसे रहित अविनाशी है, भनादि 
ओर अनन्त है, समस्त गुणों और पर्यायोसे पूर्ण है तथा एक है--स्वतन्त्र ्व्य है। इस आत्त्द्रव्यका 
निरन्तर आश्रय लेनेसे ही आपकी यह अरहन्त पर्याय प्रकट हुई है। इस भरहन्त पर्यायकी विद्येषता 
यह है कि इसमे प्रकट होने वाली चेतन्यधातु--केवलज्ञान, स्वद्रव्यकों तो जानता ही है--साथमे 
अन्य समस्त द्रव्योको भी मानो पी रहा है अर्थात्‌ ज्ञेय बनाकर उन्हे अपने आपमे निगीण कर 
रहा है ॥१७॥ 

अतिनिशितमनंशमूलसत्ताग्रभ्नतिनिरन्तरमातदन्त्य भेदात्‌ । 

प्रतिपषद्मतिदारयत्‌ समग्र जगदिदमेतदुदेति ते विदस्त्रम |।१८॥ 


अन्वयार्थ--जो (अतिनिश्चित) भत्यन्त तीक्ष्ण है तथा (अनशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तर) 
अखण्ड मूलसत्ता आदिसे परिपूर्ण (इद समग्र॑ जगंत्‌) इस समस्त ससारको (आतदन्त्यभेदात्‌) उसके 


१७८ लघुतत्त्वस्फोट | , , 


(ते) आपका (आत्मवस्तुभाव ) आत्मा नामक पदार्थ (अतिगाढ) अत्यन्त गाढ रूपसे (इदं हयस) 
इन भेद और अभेद दोनोका (अवलम्ब्य) आलम्बन लेकर (समक्षतया) प्रत्यक्ष रूपसे (स्फुरति) 
प्रकट हो रहा है-अनुभवसे आ रहा है । 

भावाथं--यहाँ अमेद और भेद इन दो विरोधी धर्मोका एकत्र समन्वय करते हुए भगवानुका 
स्तवन किया जा रहा है। पदार्थ समान्य-विशद्येषत्मक अथवा द्रव्य-पर्यायात्मक है। सामान्यको 
अपेक्षा पदार्थमे अभेद रहता है और विशेषपर्यायकी अपेक्षा भेद रहता है। हे भगवन्‌ ! आपका 
आत्मद्रव्य भी सामान्यविशेषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक होनेसे अमेद और भेदरूप॑ है। इन 
दोनो विरोधी धर्मोका अवरूम्बन लेकर आपका आत्मा अन्यन्त सुशोभित हो रहा है ॥११॥ 


इृदमुदय (द)मनन्तशक्तिचक्र समुद्यरूपतया विगाहमानः । 
अनुभवसि सदाष्प्यनेकमेके तदुभयसिद्धमिसम विभो स्वभावम्‌ ॥१४॥ 


अन्वयार्थ--(विभो) हे स्वामिनु ! (समुदयरूपतया)[समुदायरूपसे (उदयत्‌) प्रकट होनेवाले 
(इद) इस (अनन्तशक्तिचक्र) अनन्तशक्ति समूहको (विगाहमान ) अवगाहन करते हुए आप (सदापि) 
निरन्तर ही (अनेक एक) अनेक, एंक और (तदुभयसिद्ध) उन दोनोंसे सिद्ध (इम) इस (स्वभाव) 
स्वभावका सदा (अनुभवसि) अनुभव करते हैं। ' 

भावार्थ--यहाँ एकानेकके भज्भसे भगवान्‌का स्तवन किया जा रहा है। हे भगवन्‌ | आप 
उदयमे आने वाली अनन्त छाक्तियोंके समूहमे अवगाहन करते हुए पदार्थको एक, अनेक अथवा 
दोनो रूप ग्रहण करते हैं। सामान्‍्यकी अपेक्षा वस्तु एक परल्तु पर्यायकी अपेक्षा अनेक है। क्रम 
विवक्षामे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ है और युगपद दोनोकी क्रमिक विवक्षामे एकानेकरूप हैं ॥९४॥ 


निरवधिघटमानमावधारापरिणमिताक्रमवत्यंनन्तशक्ते! | 
अनुभवनमिद्दात्मनः स्फुर्ट ते वरद यतोउस्ति तदष्यनन्तमेतत्‌ ||१५॥ 


अन्वयार्थ--(वरद) हे उत्कृष्ट मोक्षपदके दायक | (यत्) जिस कारण (इह) इस जगत्‌ मे 
(तै) आपको (निरवधिघटमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्यंनन्‍्तशक्ते ) अवधिरहितरूपसे-अनादि 
कालसे विद्यमान भावोकी सनन्‍्ततिसे परिणमित होनेवाली अक्रमवर्ती--युगपत्‌ अनन्त शक्तियाँ 
जिसमे विद्यमान हैं ऐसे (आत्मन ) आत्मतत्त्वका (अनुभवन) अनुभव (स्फुट) स्पष्ट रूपसे हो रहा 
है (तत्‌) उस कारणसे (एततु अनुभवनमपि) यह अनुभव भी (अनन्तम्र्‌ अस्ति) अनन्त है । 

भावार्थ--अनादिकालसे इस आत्मामे जो नाना प्रकारके भावोकी सन्तति उत्पन्न होती 
आ रही है उससे आत्माकी अनन्तशक्तियोका बोध होता है और वें अनन्तशक्तियाँ भी क्रमवर्ती 
न होकर अक्रमवर्ती हैं--एक साथ आत्मामे विद्यमान है। यतश्च ऐसी आत्माका अनुभवन आपको 
स्पष्ट रूपसे हो रहा है अत आपका वह अनुभवन--ज्ञान भी अनन्त है। तात्पययं॑ यह है कि अनन्त- 
शक्तियोको साक्षात्‌ जानने वाला आपका ज्ञान भी अनन्त ही है ॥१५॥| 


प्रतिसमयलूसद्विभूति मावेः स्वपरनिमित्तवशादनन्तभाव: | 
तव परिणम॒तः स्वमावशब॒त्या स्फुरति समक्षमिदात्मबेभव तत्‌ ॥१३॥ 


चंतुविगतिस्तव १७९ 


अन्वयार्थ--(स्वपरनिमित्तवशात्‌) स्वपर निमित्तके वश (स्वभावशक्त्या) स्वभाव शक्तिसे 
(प्रतिसमयलसद्विभूतिभावे.) जिनकी विभूतिका भाव प्रतिसमय उल्लसित हो रहा है ऐसे (अनन्त- 
भावे ) अनन्तभावो रूप (परिणमत.) परिणमन करने वाले (तव) आपेका (तत्‌) वह अद्वितीय 
2 आत्मसम्बन्धी वेभव (इह) इस जगतुमें (समक्ष) प्रत्यक्षरूपसे (स्फुरति) प्रकट हो 
रहा है। 
भावाथं--पदार्थंका परिणमन करनेका स्वभाव है और वह परिणमन स्वपरनिमित्तोके द्वारा 
होता है। स्वनिमित्तसे अन्तरज्भ कारण और परनिमित्तसे बहिरज्ञ कारण अपेक्षित है । वह सभी 
द्रव्योके परिणमनमे सहायक होता है। इस साधारण परनिमित्तके अतिरिक्त जीवद्रव्य और पुद्गल- 
द्रव्य परस्पर भी एक दूसरेके निमित्त होते है अर्थात्‌ जीवके निमित्तसे पुद्गलद्गव्यमे कर्मरूप परिणमन 
होता है और कर्मरूप पुदुगलद्रव्यके निमित्तसे जीवद्रव्यमे रागादिरूप परिणमन होता है। परिणमन 
करनेकी शक्ति सब द्रव्योकी अपनी-अपनी निज की है निमित्तकारण मात्र सहायक होता है। 
है भगवन्‌ ! आपकी आत्मामे प्रतिसमय जो अनन्त-भाव उल्लसित हो रहे है वे स्व-पर कारणोसे 
उल्लसित हो रहे है । वस्तुका स्वभाव हो ऐसा है। यद्यपि निमित्तका परिणमन निमित्तमे हो रहा 
है ओर वस्तुरूप उपादानका परिणमन वस्तुमे हो रहा है तथापि निमित्तके साथ अन्वयव्यतिरेक 
होनेसे वस्तुका परिणमन निमित्तसापेक्ष होता है मिमित्तनिरपेक्ष नहीं। आपका यह भात्म- 
वेभव प्रत्यक्ष ही अनुभवका विषय हो रहा है ॥१६॥ 


इममचलमनाथनन्तमेक॑ समगरुणपर्ययपूर्णमन्वयं स्वस्‌ । 
स्वयमनुसरतश्चिदेकधातुस्तव॒ पिबतीव परान्वयानशेषान्‌ ॥१७॥ 
अन्वयाथं--(अचल) चलाचलसे रहित (अनाद्यनन्त) अनादि अनन्त (समगुणपर्ययपूर्ण) 
समस्त गुण और पर्यायोसे पूर्ण (एक) एक (इम) इस (स्व) स्वकीय (अन्चय) आत्मद्रव्यका (स्वय) 
(अनुसरत ) अनुसरण करने वाले (तव) आपकी (चिदेकघातु ) चेतन्यरूप अद्वितीयधातु केवलज्ञान 
(अशेषान्‌ परात्वयान्‌) समस्त परद्वव्योको (पिबतीव) मानो पी रहा है--जान रहा है । 


भावार्थ--समस्त कालोमे विद्यमान रहनेसे द्रव्यको अन्वय और कऋरमवर्ती होनेसे पर्यायको 

व्यतिरेक कहते हैं। आपका जो स्वद्रव्य है वह अचल है--चलाचलूसे रहित अविनाशी है, अनादि 
और अनन्त है, समस्त गुणो और पर्यायोसे पूर्ण है तथा एक है--स्वतन्त्र द्रव्य है। इस आत्मद्रव्यका 
निरन्तर आश्रय लेनेसे ही आपकी यह अरहन्त पर्याय प्रकट हुई है। इस अरहन्त पर्यायकी विशेषता 
यह है कि इसमे प्रकट होने वाली चेतन्यधातु--केवलज्ञान, स्वद्रव्यको तो जानता ही है--साथमे 
अन्य समस्त द्वव्योको भी मानो पी रहा है अर्थात्‌ ज्ञेय बनाकर उन्हे अपने आपसे निगीण कर 
रहा है ॥१७॥ 

अतिनिशितमनंशमूलसत्ताग्रभ्नतिनिरन्तरमातदन्त्य मेदात्‌ । 

प्रतिपद्मतिदारयत्‌ समग्र॑ जगदिदमेतदुदेति ते विदस्त्रम्‌ ॥१८॥ 


अन्वयायें--जो (अतिनिश्चित) अत्यन्त तीक्ण है तथा (अनंशमूलसत्ताप्रभुतिनिरन्तर) 
अखण्ड मूलसत्ता आदिसे परिपूर्ण (इद समग्न जगत) इस समस्त संसारको (आतदन्त्यभेदातु) उसके 


१८० लघुतत्त्वस्फोट 


अन्तिमभेद पर्यन्त (प्रतिपद॑) पद-पद पर (अतिदारयत्‌) अत्यन्त विदीर्ण करता है--खण्ड-खण्ड कर 
जानता हैं ऐसा (ते) आपका (एतत) यह (विदस्त्रसु) ज्ञानरूपी अस्त्र (उदेति) उदित हुआ है। 
भावाथ--हे भगवन्‌ ! आपका ज्ञानरूपी शस्त्र इतना तीक्ष्ण हे कि वह इस अखण्ड ससार- 
को उसके अन्तिमभेद तक खण्ड खण्ड कर देता है । तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान अत्यन्त 
सूक्ष्मग्राही हे ॥१८॥ ' 


विघटितघटितानि तुल्यकालं तव विदतः सकलाथंमण्डलानि । 
अवयवसमुदायवोधलफ्मीरखिलतमा सममेव निर्विभाति ॥१९॥ 


अनच्वया्थ--(विघटितघटितानि) खण्ड-खण्ड अवस्थाको प्राप्त तथा सयुक्त दशासे मुक्त 
(सकलार्थमण्डलानि) समस्त पदार्थोके समूहको (तुल्यकाल) एक साथ (विदित ) जानने वाले (तव) 
आपकी (अखिलतमा) सपूर्ण (अवयवसमुदायबोधलक्ष्मी) अवयव और समुदायको जानने वाली 
ज्ञानलक्ष्मी (सममेव) एक ही साथ (निर्विभाति) अत्यन्त सुशोभित हो रही हैं। 

भावार्थ--ससारके समस्त पदार्थ अपने अपने प्रदेशोकी अपेक्षा विघटित हैं--विखरे हुए 
है और अवयवीकी अपेक्षा घटित हैं--मिल्े हुए है। उच्त समस्त पदार्थोको आप एक साथ जानते हैं 
अर्थात्‌ पदार्थोके अखण्डरूपको तो जानते ही है उनके एक एक प्रदेशको भी जानते हैं इस प्रकार 
आपकी ज्ञानलक्ष्मी अवयव और समुदाय दोनोको एक साथ जानने वाली है ॥१५९॥ ह़ं 


जडमजडमिद चिदेकमावं तव नयतो निबशुद्धबोधधाम्ना । 
प्रकटयति तबेव बोधधाम असभमिहान्तरमेतयो! सुद्रस्‌ ॥२०॥ 


अन्वयाय--(निजशुद्धबोधधाम्ना) अपने शुद्धज्ञानके तेजसे (इद) इस (जडमजड) चेतन 
अचेतन जगत्‌को (चिदेकभाव नयत ) एक चैतन्यभावको प्राप्त कराने वाले (तवेव) आपका ही 
(बोधधाम) ज्ञानरूपी तेज (इह) इस ससारमे (प्रसभ) बलपूर्वक (एतयो ) इन चेतन अचेतनके 
(सुदूर) बहुत भारी (अन्तर) अन्तर को (प्रकटयति) प्रकट करता है । 

भावषाथं--ससारके समस्त पदार्थ, चेतन और अचेतनके भेदसे दो भागोमे विभवत है। 
अपने शुद्धश्ञानके द्वारा जब आप उन्हे जानते हैं तब अन्तर्जेय बत कर वे आपके ज्ञानमे आते हैं। 
इस अन्तर््ञेंय की अपेक्षा यद्यपि सब पदा्थ एक चेतन्यभाव को प्राप्त हो रहे हैं तथापि आपका 
ज्ञान उन दोनोके महात्‌॒ अन्तर को प्रकट करता है । वह बतलाता है कि बहिल्ेय की अपेक्षा 
पदार्थ चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं परन्तु अन्तर्ज्ेय की अपेक्षा सब चेतन ही है। 
जिस प्रकार दर्पणमे पडा हुआ मयूरादिका प्रतिबिम्ब परमार्थंसे दर्पण का ही परिणमन है उसी 
प्रकार आपके ज्ञानमे आया हुआ चेतन अचेतन शेयोका समूह परमाथ्थसे ज्ञानका ही परिणमन 
है। यतदच ज्ञान चेतनरूप है अतः उसमे आये हुए अन्तर्जेय भी चेतनरूप हैं । वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा 
चेतन और अचेतन दोनो द्रव्य पुथक्‌-पुथक्‌ हैं अत इनमे महान्‌ अन्तर है। हे प्रभो | इसे आपका 
ज्ञान ही प्रकट कर रहा है ॥२०॥ 

तव॒सहजविभाभरेण विश्वं वरद विभात्यविभामयं स्वभावात्‌ । 


स्नपितमपि महोमिरुष्णरश्मेस्तव विरहे श्रुवन ने किज्चिदेव ॥२१॥ 


चतुविशतिस्तव १८१ 


अन्वयार्थ--(वरद) हे वरदायक | (स्वभावात्‌) स्वभावसे (अविभामय) अप्रकाशमय (विश्व) 
जगत्‌ (तव) आपके (सहजविभावरेण) स्वाभाविक ज्ञानके समूहसे (विभाति) प्रकाशित हो रहा है 
सो ठीक ही है क्योकि (उष्णरश्मे ) सुयके (महोभि ) तेजसे (स्तपितमपि) नहलाये जाने पर भी-- 
प्रकाशित होनेपर भी (भुवन) जगत्‌ (त्तव विरहे) आपके अभावमे (न्त किड्न्चदेव स्तपित) कुछ 
भी प्रकाशित नही होता है । 

भावार्थ--यहाँ भगवाचके स्वाभाविक ज्ञानप्रकाश का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
है मनोवाब्छितफलको देनेवाले जिनेन्द्र | यह अप्रकाशमय विश्व आपकी स्वाभाविक विभा--श्नान- 
ज्योतिसे ही विभासित हो रहा है। इसमे दुृष्टान्त दिया है कि यह जगत्‌ सुर्यके तेजसे प्रकाशित 
कर भी अप्रकाशितके ही समान है। भावार्थ यह है कि आपका तेज सूर्यके तेजसे विलक्षण 

॥२१॥ 


स्पृशदपि परमोदुगरमेन विश्वं वरद परस्य न ते5स्ति बोधधाम । 


धवलयदपि सौधमिद्धधार धवलग्रृहस्य सुधाम्बु न स्वमाव। ॥२२॥ 

अन्वयार्थ--(वरद) हे इच्छितपदार्थंके देनेवाले जिनेन्द्र ! (त) आपका (बोधधाम) ज्ञानरूपी 
तेज (परमोद्गमेन) अपनी उत्कृष्ट सामर्थ्यसे (विश्व) समस्त विश्वका (स्पृशदपि) स्पर्श करता हुआ 
भी--उसे जानता हुआ भी (परस्य) अन्यका--विश्वका (न अस्ति) नही है जैसे (इद्धधार) उज्ज्वल 
धारासे युक्त (सुधाम्बु) चूना का पानी (सौध) भवनको (धवलूयदपि) धवलरू करता हुआ भी 
(धवलगृहस्य) धवल महल--इ्वेतभवन का (स्वभाव न) स्वभाव नही होता ।" 

भावाथ--जिस प्रकार कलई मकान को सफेद करती हुई भी मकानसे भिन्‍न रहती है, 
मकानका स्वभाव नही बन जाती उसी प्रकार आपका ज्ञान अपनी उत्कृष्ट सामथ्यंसे यद्यपि पर 
पदार्थों को जानता है तथापि उनसे भिन्‍न रहता है परपदार्थरूप नही होता । यहाँ ज्ञान और 
शैयके पृथक्त्वभावका वर्णन किया गया है ॥२२॥ 


परिणतसकलात्मशक्तिसारः स्वससभमरेण जगत्वयस्यथ सिक्‍तः | 


तव जिन जरठोंपयोगकन्द। श्रयति बहूनि सम॑ रसान्तराणि ॥२३॥ 

अन्वयार्थं--(जिन) हे जिनेन्द्र ' (परिणतसकलात्मशक्तिसार ) जिसकी अपनी समस्त 
शक्तियोका सार परिणत हुआ है--पूर्णताको प्राप्त हुआ है तथा जो (स्वरसभरेण) आत्मरसके 
समूहसे (सिकत ) सीचा गया है--आत्मस्वभावसे परिपूर्ण है ऐसा (तव) आपका (जरठोपयोगकन्द ) 
उपयोगरूपी पुराना कन्द (जगत्वयस्थ) तीनो जगत॒के (बहुनि) बहुसख्यक (रसान्तराणि) अन्य रसो 
को (सम) एकसाथ (श्रयति) ग्रहण करता है। 

भावायं--जिस प्रकार भूमिमे पडा हुआ पुराना जमीकन्द, पानीसे सीचा जानेपर समीप- 
वर्ती मिट्टी पानी आदि अन्य पदार्थोको अपना बनाकर अद्धूरित हो उठता है उसी प्रकार आपका 
पुरातन--पूर्व वर्ती--ज्ञानोपयोग भी अपनी ज्ञातृत्वशक्तिके कारण तीनो लोकोंके अन्यपदार्थों को 


१ छशुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्य धोपषमन्यद्रव्य भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभाव । 
ज्योत्स्नाख्प स्मपयति भूव॑ नैव तस्यास्ति भूमिर्ज्ञान ज्ञेय कलयत्ति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२१६॥ 
--+समयसार कलश २१६ 


१८२१ लैघुतत्त्वस्फोट 


एक साथ ग्रहण करता है अर्थात्‌ उन्हे अपने आपमे प्रतिबिम्बित कर अन्तक् 
परिणमा लेता है ।।२३॥ 


त्रिसमयजगदेकदीपकोईपि. स्फ्टमहिसा. परमाझ 
अयमिह तब सविदेककोणो(णे)कलयति कीटमणे! किलाएि 
अन्धयायँ-- (स्फुटमहिमा) जिसकी महिमा अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकर 
(परमागमप्रकाश ) परमागमरूप प्रकाश (इह) इस जगत्‌मे (त्रिसमयजगरे 
तीनकाल और तीनलोकके पदार्थोको प्रकट करनेके लिये अद्वितीय दीपक : 
आपके (सविदेककोणे) केवलज्ञानके एक कोनेमे (अक्लि) दिनमे (कीटमणे ) 
लीलाको (कलयति) प्राप्त हो रहा है । 
भावाथ--जिस प्रकार दिनके समय जुगनू निष्प्रभ रहता है उसी प्रका 
कावभासी केवलज्ञानके सामने श्रुतज्ञानका प्रकाश निष्प्रभ है। यद्यपि श्रुतज्ञानवः 
है तथापि वह परोक्ष और सान्‍्त होनेके कारण प्रत्यक्ष और अनन्त केवलज्ञानके 
ही रहता है ॥२४॥ 


निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशवि स(श)कटां.. क्रमेण 
अविकलूविलसत्कलीघशाली वरद्‌ विशाशु ममेकवित्‌ स्फुलिज्ाम्‌ 


अन्वया्थ--(वरद) है वरदायक भगवन्‌ ! (अविकलविलसत्कलौधशाली) 
सित होने वाली कलाओके समूहसे सुशोभित (एकवित्‌) अद्वितीय केवलशान 
(मम) मेरी उस (स्फूलिज्धाम) श्रुतज्ञानहप चिनगारीमे (क्रमेण) क्रमसे (विज्ञ) 
(निजगरिमिनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशविशकटा) निज गौरवके निरन्तर अवपीडर 
पूर्वक होने वाले विकाशसे विद्ञाल है। 
भावायं--यहाँ स्तुतिकर्त्ता आचारय॑ जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हैं कि है वर 
आपका केवलज्ञान परिपूर्ण कलाओके समूहसे सुशोभित है और मेरा श्रुतज्ञान < 
चिनगारी (आगके तिलगा) के समान है। फिर भी मेरा श्रुतज्ञान आत्मज्ञानके ग 
विकादके सम्मुख हो रहा है। में चाहता हूँ कि केवलज्ञान शीघ्र ही मेरे श्रुतज्ञान 
मे प्रवेश करे अर्थात्‌ मेरा श्रुतज्ञान केवलज्ञानरूप पर्यायसे युक्त हो जावें। यह 
क्योकि श्रेणीमे आरूढ हुआ क्षपक जेसे-जेसे मोहजन्य कालिमाको दूर करता जाता 
उसका श्रुतज्ञान सराग दशासे वीतराग दश्षाको प्राप्त होता जाता है। यहाँ तक 


स्थानमे उसका श्रुतज्ञान पूर्णरुपसे वीतराग हो जाता है और अन्तमुँह॒तके भीतर + 
ज्ञानके रूपमे परिवर्तित हो जाता है ॥२५॥ 


लिकीललकीननक राणा ७ 
१ थे छालचू शकटचौ इति सूत्रेण वे धद्घुट्चू प्रत्यय । विज्ञाला विश्वद्धुटा इति पर्यायवा 


( १७ ) 
प्रदषिणी छन्दः 


चस्तूनां विधिनियमोमयस्वभावादेकांगें परिणतशक्‍्तयः स्खलन्तः । 
तखवार्थ बरद वदन्त्यनुग्रदयत्ते स्याह्माद्समसमर्थनेन शब्दा। ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(वरद) हे वरदायक् ! (परिणतशक्तय ) अभिधाश्क्तिसे सम्पन्त (शब्दा) 
शब्द (वस्तूना) जीवाजीवादिपदार्थोके (विधिनियमोभयस्वभावात्‌) विधि और निषेध--दोनो 
स्वभावरूप होनेसे (एकाशे) विधि या निषेधरूप एक अशमे (स्खलन्त ) स्खलित होते हुए (ते) 
आपके (अनुग्रहात्‌) अनुभ्रहसे (स्याह्मादप्रसमसमथंनेन) स्याद्वादके प्रबल समर्थनके द्वारा (तत्त्वार्थ) 
वस्तुस्वरूपको (वदन्ति) कहते है । 

भावार्थ--संसा रके प्रत्येक पदार्थ विधि और निषेध-दोनो स्वभावोंसे युवत है अर्थात्‌ स्वकीय 
चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति आदि विधिरूप हैं ओर परचतुष्टयकी भपेक्षा निषेध आदि नास्तिरूप 
है। इधर वस्तुका स्वभाव ऐसा है उधर उसका कथन करनेवाले शब्द अभिधाशक्तिके कारण 
नियन्त्रित होनेसे दो विरोधी धर्मोमे से एकको कह-कर क्षीणशक्ति हो जाते है--दूसरे धर्को कहने- 
की उनमे सामर्थ्य नही रहती । एक अशके कहनेसे वस्तुका पूर्णस्वरूप कथनमे नही जा पाता । 
इस स्थितिमे हे भगवन््‌ | आपके अनुग्रहसे स्थाह्मरका--कथचितृवादका आविर्भाव हुआ | उसके 
प्रबल समर्थनसे शब्द दोनो स्वभावोंसे युक्त तत्त्वार्थका प्रतिपादन करनेमे समर्थ होते है । स्याद्वाद- 
का समर्थन प्राप्त कर ही शब्द, यह कहनेमे समर्थ होते हैं कि अमुक अपेक्षासे पदार्थ अस्तिरूप है 
और अमुक अपेक्षासे नास्तिरूप है।१॥ 

आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्यः शुद्धात्मग्रकृतिविधानतत्परः सन्‌। 

प्रत्यक्षर्फुरदिद्मेवसुच्चनीच. नीत्वास्तं॑. त्रिश्वुवनमात्मनास्तमेति ॥२॥ 

अन्वयायं--(अनिवा रितात्मवाच्य ) निर्वाध आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा (ात्मेति 
ध्वनि ) आत्मा यह शब्द (शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन्‌) शुद्ध आत्मस्वभावकों प्रकट करनेमे 
तत्पर होता हुआ (प्रत्यक्षस्फुरत्‌) प्रत्यक्षरूपसे स्फुरित होनेवाले (एवम) इसी प्रकारके (उच्फनीच) 
ऊचे-तीचे (इद त्रिभुवन) इस त्रिकोककों (अस्त नीत्वा) अस्तको प्राप्त कराकर (आत्मना) अपने 
आपके द्वारा (अस्तम््‌ एति) अस्तको प्राप्त होता है ॥२॥। 

तस्पास्तगमनमनिच्छता त्वयेव स्यात्काराथयणगुणादिधानशअक्तिम्‌ । 

सापेक्षां प्रविदधता निपेधशक्तिदंतासी स्वस्ममरेण  वल्गतीद ॥३॥ 


श८२ लघुतत्त्वस्फोट 


एक साथ ग्रहण करता है अर्थात्‌ उन्हे अपने आपमे प्रतिविम्बित कर अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानरूप 
परिणमा लेता है ॥।२३॥ 
त्रिसमयजगदेकदीपको5पि. स्फूटमहिसा.. परमागमग्रकाशः । 
अयमिदह तब संविदेककोणो(णे)कलूयति कीटमणे! किलाहि लीलाम ॥२४॥ 


अन्वयाथे-- (स्फुटमहिमा) जिसकी महिमा अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट है ऐसा (अय) यह 
(परमागमप्रकाश ) परमागमरूप प्रकाश (इह) इस जगतमे (बत्रिसमयजग्रदेकदीपको5पि सत्र) 
तोनकाल और तीनलोकके पदार्थोको प्रकट करनेके लिये अद्वितीय दीपक होता हुआ भी (तब) 
आपके (सविदेककोणे) केवलज्ञानके एक कोनेमे (अक्लि) दिनमे (कीटमणे) जुगनूकी (लीला) 
लीलाको (कलयति) प्राप्त हो रहा है । 

भावार्थ->जिस प्रकार दिनके समय जुगनू निष्प्रभ रहता है उसी प्रकार आपके लोकालो- 
कावभासी केवलज्ञानके सामने श्रुतज्ञानका प्रकाश निष्प्रभ है। यद्यपि श्रुतज्ञानका विषय भी बहुत 
है तथापि वह परोक्ष और सान्‍्त होनेके कारण प्रत्यक्ष और अनन्त केवलज्ञानके सामने गौरवहीन 


ही रहता है ॥२४॥ 

निजगरिमनिरन्तरावपीडग्रसमविकाशवि स(श)कर्टां क्रमेण | 

अविकलविरूसत्कलौघशाली वरद्‌ विशाशु ममेकवित्‌ सफुलिह्राम्‌ ।२५॥ 

अन्वयाथें--(वरद) हे वरदायक भगवन्‌ ! (अविकलविलसत्तलौघशाली) पूर्णरूपसे विल- 
सित होने वाली कलाओके समूहसे सुशोभित (एकवित्‌) अद्वितीय केवलज्ञान (आशु) शीघ्र ही 
(मम) मेरी उस (स्फुलिज्भाम) श्रुतज्ञानहूप चिनगरारीमे (क्रमेण) क्रमसे (विश) प्रवेश करे जो कि 
(निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशविशकटा) निज गौरवके मिरन्तर अवपीडन--दबावसे हठ- 
पूर्वक होने वाले विकाशसे विश्ञाल है । 

भावायं--यहाँ स्तुतिकर्त्ता आचाय॑ जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हैं कि हे वरदायक भगवन्‌ | 
आपका केवलज्ञान परिपूर्ण ककाओके समूहसे सुशोभित है और मेरा श्रुतज्ञान उसके समक्ष एक 
चिनगारी (आगके तिलगा) के समान है। फिर भी मेरा श्रुतज्ञान आत्मज्ञानके गौरवसे निरन्तर 
विकाशके सम्मुख हो रहा है । मै चाहता हूँ कि केवलज्ञान शीघ्र ही भेरे श्रुतज्ञानरूपी चिनगारी 
मे प्रवेश करे अर्थात्‌ मेरा श्रुतज्ञान केवलज्ञानरूप पर्यायसे युक्त हो जावें। यह उचित भी है 
क्योकि श्रेणीमे आरूढ हुआ क्षपक जैसे-जैसे मोहजन्य कालिमाको दुर करता जाता है वसे-वेसे ही 
उसका श्रुतज्ञान सराग दशासे वीतराग दक्षाको प्राप्त होता जाता है। यहाँ तक कि बारहवें गुण 
स्थानमे उसका श्रुतज्ञान पूर्णझपसे वीतराग हो जाता है और अन्तमुंहतंके भीतर नियमसे केवल- 


ज्ञानके रूपमे परिवर्तित हो जाता है ॥२५॥ 


१ 'वे शालूचू छकटचौ' इति सृत्रेण वे' छद्धुट्चू प्रत्यय । विश्ञाला विशद्धूटा इति पर्यायवाचिनौ छान्दो ! 


( १७ ) 
प्रदषिणी छन्दः 


वस्तूनां विधिनियमोभयस्वभावादेकांशें परिणतशक्तयः स्खलन्तः | 
५ [९ 
तत्वाथं वरद वदन्त्यनुग्रहात्ते स्याद्ादप्रसमसमथनेन शब्दा। ॥।१॥ 


अन्चयार्थ--(वरद) है वरदायक ! (परिणतशक्तय ) अभिधाशक्तिसे सम्पन्त (छब्दा ) 
शब्द (वस्तूना) जीवाजीवादिपदार्थोके (विधिनियमोभयस्वभावात्‌) विधि और निषेध--दोनो 
स्वभावरूप होनेसे (एकादो) विधि या निषेघरूप एक अशमे (स्खलन्त ) स्खलित होते हुए (ते) 
आपके (अनुग्रहात्‌) अनुग्रहसे (स्याह्मादप्रसभसमर्थनेन) स्याह्वादके प्रबल समर्थनके द्वारा (तत्त्वार्थ) 
वस्तुस्वरूपको (वदन्ति) कहते है । 

भावाथ--ससा रके प्रत्येक पदार्थ विधि और निषेध-दोनो स्वभावोंसे युक्त है अर्थात्‌ स्वकीय 
चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति आदि विधिरूप है ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा निषेध आदि नास्तिरूप 
है। इधर वस्तुका स्वभाव ऐसा है उधर उसका कथन करनेवाले शब्द अभिधाशक्तिके कारण 
नियन्त्रित होनेसे दो विरोधी धर्मोमे से एकको कह-कर क्षीणशक्ति हो जाते हैं--दूसरे धर्मंको कहने- 
की 3नमे सामथ्यं नही रहती । एक अशके कहनेसे वस्तुका पूर्णस्वरूप कथनमे नहीं आ पाता। 
इस स्थितिमे हे भगवनु ! आपके अनुग्रहसे स्याह्रदका--कथचितृवादका आविर्भाव हुआ। उसके 
प्रबल समर्थनसे शब्द दोनो स्वभावोसे युक्त तत्त्वार्थंका प्रतिपादन करनेमे समर्थ होते है । स्याद्माद- 
का समथथ॑न प्राप्त कर ही शब्द, यह कहनेमे समर्थ होते हैं कि अमुक अपेक्षासे पदार्थ अस्तिरूप है 
और अमुक अपेक्षासे नास्तिरूप है ।॥।१॥ 

आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्यः शुद्धात्मग्रकतिविधानतत्परः सन्‌ । 

प्रत्यक्षस्फुरदिदमेवमुच्चनीच. नीत्वास्त त्रिश्वुवनमात्मनास्तमेति ॥२॥ 

अन्वयार्थ--(अनिवारितात्मवाच्य ) निर्वाध आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा (आत्मेति 
ध्वनि ) आत्मा यह शब्द (जुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन्‌) शुद्ध आत्मस्वभावको प्रकट करनेमे 
तत्पर होता हुआ (प्रत्यक्षस्फुरत) प्रत्यक्षरूपसे .स्फुरित होनेवाले (एवम) इसी प्रकारके (उच्फतीच) 
ऊँचे-नीचे (इृद त्रिभुवन) इस त्रिलोकको (अस्त नीत्वा) अस्तको प्राप्त कराकर (आत्मना) अपने 
आपके द्वारा (अस्तम्त्‌ एति) अस्तको प्राप्त होता है ॥२॥ 

तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयेव स्यात्काराश्रयणगुणाह्विधानशक्तिम्‌ । 

सापेक्षां अविद्धता निपेधशवितर्दत्ताता स्वससभरेण बल्गतीह ॥१॥ 


१८४ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--जो (तस्य) उस आत्माके (अस्तगमन्) अस्तभाव--निषेघपक्षकी (अनिच्छता) 
इच्छा नही करते है तथा (स्यात्काराश्रयणगुणात्‌) स्याह्यादके आश्रयसे समुत्यन्न गुणसे (सापेंक्षा) 
अपेक्षा सहित (विधानदक्ति) विधि शक्तिको (प्रविदधता) करते हैं ऐसे (त्वयैव) आपके द्वारा ही 
(असौ) यह (निषेघशक्ति ) निषेंधशक्ति (दत्ता) दी गई है और वह निषेघशक्ति (इह) जगत्‌मे 
(स्वरसभरेण) स्वकीय महिमासे (वल्गति) क्रियाशील है। 
भावाथं--है भगवन्‌ | आपको आत्माका नास्तित्व इष्ट नही है अत आपने स्याद्वादका 
आश्रय लेकर कहा है कि आत्मा अस्ति और नास्ति-उभयरूप है । स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप 
है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है। जिस प्रकार अस्तिपक्षको सूचित करनेवाली विधि- 
शक्ति स्वरससमूह--स्वकीय महिमासे क्रियाशील है उसी प्रकार नास्तिपक्षकों सूचित करनेवाली 
निषेधशक्ति भी स्वरससमूहसे क्रियाशील है ॥३॥ 
तथोगाद्‌ू विधिमधुराक्षर ब्रवाणा अप्येते कडुककठोरमारटन्ति । 
स्वस्थास्तगमनभयान्निषेधम्ुच्चे!ः स्वाकृतादवचनमेव घोषयन्तः ॥४॥ 
अन्वयार्थ--(तद्योगातु) उस निषेध शक्तिके योगसे (एते) ये शब्द (विधिमघुराक्षर) विधि- 
पक्षक्रे मिष्ट अक्षरोको (ब्रुवाणा अपि) कहते हुए भी (स्वस्य) अपने आपके (अस्तगमनभयात्‌) नष्ट 
होनेके भयसे (अवचनमेव) चुपचाप ही (स्वाकृतात्‌) अपनी चेष्टामात्रसे (निषेध) निषेधपक्षकी 
कक उच्च (घोषयन्त ) घोषणा करते हुए (कटुककठोर आरटबन्ति) कहुक और कठोर घोषणा 
करते हैं । 
भावार्थ--यत्यपि विधिपक्ष मधुर है और निषेधपक्ष कठुक ओर कठोर है फिर भी शब्द 
अपनी दोनो प्रकारकी शक्तियोके योगसे दोनो पक्षोका कथन करते हैं क्योकि इसके बिना उसका 
अस्तित्व सुरक्षित नही रह सकता है ॥४॥ 
त्रेलोक्यं विधिमयतां नयन्न चासौ शब्दो४पि स्वयमिद्द गाहतेः्थरूपम्‌ | 
सत्येव निरवधिवाच्यवाचकानां भिन्‍नत्व विलयप्ुपेति दृष्टमेतत्‌ |।५॥ 
अन्वयार्थ--(त्रैलोक्य) तोनो छोकोको (विधिमयता) विधिरूपताको (नयन्‌) प्राप्त करात्े- 
वाला (असौ) यह (शब्दो5पि) शब्द भी (इह) इस जगत्‌मे (स्वयं) अपने आप (अथैरूप) अर्थरूपता- 
को (न च गाहते) प्राप्त नही होता क्योकि (एवं सति) ऐसा होनेपर (निरवधिवाच्यवाचकाना) 
असख्य शब्द और अर्थोंकी (दृष्ट) देखी हुई (एतत्‌) यह (भिन्‍नत्व) भिन्‍नता (विलय) विनाश्षको 
(उपेति) प्राप्त होती है । 
भावार्थ--यद्यपि शब्द तीनो लोकोको विधिरूपताको प्राप्त कराते हैं--उनके अस्तिपक्षकी 
सूचित करते हैं तो भी वे स्वय अर्थरूप नही होते अर्थात्‌ शब्द, शन्द ही रहते है भौर अर्थ, अर्थ 
ही रहते हैँ । इसके विपरीत यदि शब्द अर्थरूप होने लगें तो असख्य शब्द और अर्थोंगे जो भिन्‍त- 
रूपता दिखाई देती है वह नष्ट हो जावेगी, दोनोमे एकरूपता हो जावेगी ॥५॥ 
शब्दानां स्वयमपि कल्पितेड्थमावे भाव्येत श्रम इति वाच्यवाचकत्वम्‌ | 
किन्त्वस्मिन्‌ नियमसते न जातु सिद्धयेद्‌ दृष्टोड्यं घटपट (घट) शब्दयोविभेदः ॥९॥| 


चतुरविशतिस्तव १८५ 


अन्वयार्थ--(जव्दाता) घट आदि शब्दोको (स्वयमपि) स्वय भी (अर्थभावे कल्पिते 'सति”) 
अर्थरूपता माननेपर (वाच्यवाचकत्वस्) उनमे जो वाच्यवाचकपना है वह (भ्रम इत्ति भाव्येत) 
श्रम है ऐसा समझा जावेगा (किन्तु) परन्तु (अस्मिन्‌) इस भ्रममे (नियमग्र्‌ ऋते) नियमके विना 
(दृष्ट ) देखा गया (अय) यह (घटघटणब्दयो ) घट पदार्थ और घट शब्दका (विभेद ) भिन्‍नपना 
(जातु) कभी (न सिद्धयेत्‌) सिद्धिके लिये नही हो सकता | 
भावार्थ--यदि ऐसा माना जावे कि जो शब्द हैं वे स्वय ही अर्थरूप हो जाते है तो ऐसा 
माननेपर शब्द और अर्थमे जो वाचक और वाच्यका भेद है वह भ्रमरूप हो जावेगा अर्थात्‌ असत्य- 
व॒त्‌ हो जावेगा और उसके असत्यवत्‌ होनेपर घटपदार्थ और घट शब्दमे देखा गया भेद असत्य 


हो जावगा 0६॥ 
अप्येतत्‌ सदिति वचो&त्र विश्वचुम्बि सत्सव नहि सकलात्मना विधत्ते। 
अर्थानां स्वयमसतां परस्वरूपात्‌ तत्कुयोन्नियतमसद्गचोष्प्यपेक्षाम्‌ ॥|७)। 


अन्वयार्थ--(अजञ्र) इस जगतूमे (सदित्ति वच ) सत्‌” यह शब्द (विश्वचुम्वि अपि सत) 
समस्त पदार्थोका ग्राही होता हुआ भी (हि) निश्चयसे (सकलात्मना) सम्पूर्णरूपसे (स्व) सबको 
(सत्‌ न विधत्ते) सत्‌ नही करता है क्योकि (तत्‌) वह सत्‌ शब्द (असत्‌ वचो5पि) असत्‌ अर्थंको भी 
कहता हुआ (परस्वरूपात्‌) पर स्वरूपसे (स्वयम्र असताम्) स्वय व रहनेवाले (अर्थानाम) पदार्थोकी 
(नियतस्‌) नियमसे (अपेक्षा कुर्यात्‌) अपेक्षा करता है । 

भावार्थ--यद्यपि 'सत' शब्दके कहनेसे ससारके समस्त पदार्थोका भ्रहण होता है तथापि 
वह स्वंरूपसे सबको सत्‌ नही कह सकता क्योंकि समस्त पदार्थ स्व-स्वरूपकी अपेक्षा ही सत्‌ रूप 
होनेपर भी परस्वरूपकी अपेक्षा असत्‌ रूप भी हैं--तात्पयं यह है कि सत्‌ ओर असत्‌ ये दोनो पक्ष 
परस्पर सापेक्ष है। जहाँ किसी पदार्थको स्वस्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ कहा जाता है वहाँ उसी पदार्थको 
परस्वरूपकी अपेक्षा असत्‌ भी कहा जाता है और जहाँ किसी पदार्थंकों परस्वरूपकी अपेक्षा असत्‌ 
कहा जाता है वहाँ उसी पदार्थंकों स्वस्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ भी कहा जाता है ॥७॥ 


अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्ठासो स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती | 
चित्तत्व॑ विहितमिंदं निजात्मनोच्चे! प्रव्यक्त वद॒ति परात्मना निषिद्धम्‌ ॥८॥ 


अन्वयार्थ--(समन्‍्तत ) सब ओरसे (अस्तीति) 'अस्ति” इस प्रकारका (विकल्पे स्फुरति) 
विकल्प स्फुरित होनेपर (स्वयं) अपने आप (उल्लसन्ती) प्रकट होती हुई (असौ) यह (स्पष्टा अनु- 
भृति ) स्पष्ट अनुभूति जहाँ (इद चित्तत््व) इस जीवतत्त्वको (निजात्मना) स्वस्वरूपसे (विहित) 
विधिपक्षसे युक्त (उच्चे ) उच्च स्वर्से (वदति) कहती है वहाँ उसे (परात्मना) परस्वरूपसे 
(प्रव्यक्त) स्पष्टरूपसे (निषिद्ध) नास्तिपक्षसे युक्त भी (वदति) कहती है। 

भावार्थ--यहाँ चेतनतत्त्व-जीवतत्त्वके अस्ति और नास्ति पक्षका उदाहरण देते हुए पदार्थों 
मे रहने वाले विधि और निषेध धमंको स्पष्ट किया गया है । जब जीवतत्त्वको 'अस्ति! ऐसा कहा 
जाता है तब उसमे अस्तित्वका विकल्य सब ओरसे प्रकट होता हैं और अस्तित्वकी स्पष्ट अनु- 
भूति भी होतो है परन्तु वह निजप्त्मा--स्वस्वरूपकी अपेक्षा होती है परन्तु जब उसी जीवतत्त्वको 

ल०-२४ 


१८६ लघुतत्त्वस्फोट 


परस्वरूपकी अपेक्षा 'नास्ति' ऐसा कहा जाता हे तब उसमे नास्तित्वका विकल्प प्रस्फुरित होता 
है और नास्तित्वकी अनुभूति भी होने लगती है ॥८॥ 
नास्तीति रफुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासो स्वयमनुभूतिरुल्लसन्ती । 
प्रव्यक्तं वद॒ति परात्मना निषिद्धं चित्तत्तव विहितमिदं निजात्मनोच्चे! ॥९॥ 
अन्वयार्थ-- (समन्तत ) सब ओरसे (नास्तीति विकल्पे स्फुरति 'सति” “ास्ति' ऐसा 
विकल्प स्फुरित--प्रकट होने पर (स्वयं) अपने आप (उल्लसन्ती) प्रकट होती हुई (असौ) यह (स्पष्टा) 
स्पष्ट (अनुभूति ) अनुभूति (चित्तत्त्व) चतनतत्त्वको (परात्मना) परस्वरूपकी अपेक्षा (प्रव्यक्त) 
व्यक्त रूपसे (निषिद्ध) निषेधरूप--नास्तिपक्षसे युक्त (वदत्ति) कहती है और (निजात्मना) स्व- 
स्वरूपकी अपेक्षा (इद) इस चेतनतत्त्वको (उच्चे ) उच्चस्वरसे (विहित) विधिरूप--अस्तिपक्षसे 
युक्त (वदति) कहती है। 
भावार्थ--इलोकका भाव पूर्वइलोकके भावसे स्पष्ट हे, विशेषता यह है कि यहाँ नास्ति- 
पक्षकी मुख्यता और विधिपक्षकी गौणता हे ॥०%॥। के 
सत्यस्मिन्‌ स्वपरविभेदभाजि विश्वे कि ब्रूयात्‌ विधिनियमाहययात्‌ स शब्द) । 
प्रत्रयाद्यदि विधिमेव नास्ति भेद प्रश्नेते यदि नियम जगत्‌ प्रसृष्टस्‌ |१०॥ 
अन्वयार्थं--(अस्मिन्‌ विश्व स्वपरविभेदभाजि सत्ति) जब कि यह विश्व--जगत्‌, स्व और 
परके भेदको प्राप्त है तव (स दाव्द ) वह शब्द (विधिनियमाह्यात्‌) विधि और निषेधके भद्देतसि-- 
विधि और निषेधमे-से किसी एक पक्षके द्वारा (कि ब्रूयात) क्‍या कह सकता है ? अर्थात्‌ कुछ नही । 
(यदि) यदि वह (विधिमेव प्रन्नयात) विधिपक्ष--मेदको ही (प्रत्रूयात्‌) कहता है तो (भेद नास्ति) 
'मेद नही है', यह वात्त सामने आती है और यदि (नियम प्रबूते) निषेधपक्ष--अमेदकोी कहता है तो 
(जगत्‌ प्रमृष्ट) ससार साफ होता है--ससारकी विविघता नष्ट होती है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध हूं। 
भावार्थ--'ससार स्व और परके भेद को प्राप्त है” यह विधिपक्ष है ओर 'ससार स्वपरके 
भेदको प्राप्त नही है', यह निषेधपक्ष है। इन दोनो पक्षोके रहते हुए शब्द किसी एक पक्षका 
निरुपण नही कर सकते क्योकि एक पक्षका निरूपण करने पर स्वंथा भेद या अभेदकी बात सामने 
आती है जो कि इष्ट नही है ॥१०॥। 
एकान्तात्‌ सदिति बचो विसर्पि विश्व स्पृष्ट्वापि स्फुटमवगाइते निपेधम्‌ | 
सन्‍्तोर्ष्या न खलु परस्परानिपेधादू व्याइत्ति सहजविजृम्भितां ब्जेयुः ॥९१॥ 
अन्वयार्थ--(सदिति वच ) 'सत्‌' इसप्रकार का वचन (एकान्तात्‌) एकान्तसे (विसर्पि 
विश्व) विस्तृत विश्वका (स्पृष्ट्वापि) स्पर्श करके भी (स्फुट) स्पष्टरपमे (निपेव) निपेधपक्ष का 
(अवगाहते) अवगाहन करता है क्योकि (खलु) निश्चयसे (सन्त अर्था ) सत्रूप पदार्थ (परस्परा- 
निपेधात्‌) परस्पर एक दूसरे का निषेध न करनेसे (सहजविजृम्भिता) स्वभाव सिद्ध (व्यावृत्ति) 
पृथकृत्वकों (न ब्रजेयु ) प्राप्त नही हो सकेंगे । 
भावार्य--यद्यपि सत्‌ शब्द समस्त विश्वका वाचक है तथापि वह निपेव पक्षवों भी प्रति- 
पादित करता है भर्थात्‌ सवका वाचक नही है क्योंकि एकान्तसे यदि ऐसा मान लिया जावे कि 


चतुविशतिस्तव १८७ 


सत्‌ समस्त पदार्थों को विषय करता है तो एक पदार्थ की अन्य पदार्थसे व्यावृत्ति--पृथक्ता नही हो 
सकेगी । तात्पर्य यहु है कि महासत्ता की अपेक्षा सत्‌ शब्द, समस्त विश्वको ग्रहण करता है 
परन्तु अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा समस्त विश्वको ग्रहण न कर घट, पट आदि विशिष्ट पदार्थोंको 
ही ग्रहण करता है। ऐसा मानने पर घट पटादि पदार्थोका परस्पर पार्थक्य सिद्ध हो जाता है 
उसमे कोई बाधा नही आती ॥११॥ 
एकान्तादसदिति गीजगत्समग्र॑ स्पृष्ट्वापि श्रयति विधि पुरः रफुरन्तम्‌ । 
अन्योषन्यं स्वयमसदप्यनन्तमेतत प्रोत्थातुं न हि सहते विधेरभावात्‌ ॥१२॥ 


. अन्वयार्थे--(एकान्तात) एकान्तरूपसे (असदिति गी) “असत्‌” यह शब्द (समग्र जगत) 
समस्त ससारका (स्पृष्ट्वापि) स्पर्श करके भी (पुर स्फुरन्त) सामने स्फुरित होनेवाली विधि-- 
सतृपक्षका (अयति) आश्रय लेता है क्योकि (एतत्‌ अनन्त) यह अनन्त जगत्‌ (अन्यो5न्य) परस्पर 
(स्वयू) स्वयं (असदषि) असत्‌ होता हुआ भी (विवेरभावात्‌) विधि--सत्पक्षके बिना (प्रोत्थातु) 
उठनेके लिये (न हि सहते) समर्थ नही है । 

भावार्थ--जगत्‌ एकान्तसे असत्‌ सिद्ध नही हो सकता क्योकि सत्‌ पदार्थ ही द्रव्यादि 
चतुष्टयमे भेद होनेसे असत्‌ हुआ करता है। जो पदार्थ अभावरूप होता है वह भी किसी क्षेत्र 
आदिकी अपेक्षा भावरूप होता है जैसे "पुष्पका अभाव आकाशमे कहा जाता है उसका वृक्षपर 
सद्भाव पाया जाता है अर्थात्‌ आकाशरूप क्षेत्रकी अपेक्षा पुष्प असत्‌ है परन्तु वुक्षरूप क्षेत्रकी 
अपेक्षा सत्रूप है। तात्पयं यह है कि सतू और असत्‌--दोनो परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे ही 
सिद्ध होते है सवंथा रूपसे नही ॥१२॥ 


भिन्‍नो5उस्मिन्शुवनभरानन भाति भावो5भावों वा स्वपरगतव्यपेक्षया तो | 

एकत्र प्रत्िचरतां द्विरूपभक्ति! शब्दानां भवति यथा कथब्चिदेव ॥१३॥ 

अन्वयार्थ--(अस्मिन्‌ु) इस जगत्‌मे (भाव ) सद्भाव (वा) अथवा (अभाव ) असदभाव 
(भुवनभरात्‌) ससारस्थ पदार्थोके समूहसे (भिन्‍नों न) भिन्‍न नही है क्योकि (तौ) वे दोनो भाव 
(स्वपरगतवब्यपेक्षया) स्वागत और परगतकी अपेक्षा सिद्ध होते हैं अर्थात्‌ स्वगतकी अपेक्षा सख्भाव 
ओर परगतकी अपेक्षा भसख्भाव सिद्ध होता है । इस तरह (एकत्र) किसी एक अर्थमे (प्रविचरता) 
प्रवृत्त होनेवाले (जब्दाना) शब्दोकी (द्विऱपशक्ति ) सद्भाव और असद्भाव अर्थंकों सूचित करने- 
वाली शक्ति (यथाकथब्नचित्‌) किसी अपेक्षासे (मवति एव) होती ही है । 

भावाथं--भाव और अभाव ये दोनो धर्म यद्यपि परस्पर विरोबी हैं तथापि समारके 
प्रत्येक पदार्थमे रहते अवश्य है। स्वगतकी अपेक्षा भाव और परगतकी अपेक्षा अभाव, इस प्रकार- 
की विवक्षासे दोनो विरोधो धर्मोका अस्तित्व एक ही पदार्थमे सिद्ध हो जाता है। यह ठीक है कि 
अभिधाशक्तिके अनुसार गब्द किसी एक अर्थंको ही सूचित करनेमे समथथ॑ होते हैं परन्तु स्थाह्मद- 
का आश्रय उनसे उभ्यअर्थको सूचित करनेकी शक्तिका अवतार करता है ॥१३॥ 





१ सत कथश्चित्तदसत्त्वशक्ति खे नास्ति पृष्प तरुपु प्रसिद्धम्‌ । 
सर्वस्वभावच्युतमप्रमाण स्ववाग्विरद्ध तव दृष्टितोज्त्यत्‌ ॥/--स्वयमृस्तोत्र । 


१८८ लघुतत्त्वस्फोट 


अस्तीति ध्वनिरनिवा रितः ग्रशस्यान्यत्‌ कुर्याद्वेधिमयमेव नेव विश्वस | 
स्वस्याथ परगमनान्निवर्तयन्त॑ तन्‍नूनं॑ स्पृशति निषेधमेव साक्षात्‌ ॥१४॥ 
अन्वयार्थ--(अस्तीति ध्वनि ) अस्ति-पदा्थ सद्बूप है इस प्रकारका शब्द (अनिवारित ) 

अनिवारितरूपसे (अन्यत्‌) असद्रपकां (प्रशम्य) शान्त कर-सवंथा निषिद्ध कर (विश्वम्रु) विश्वको 
(विधिमयमेव) एकान्तसे विधिरूप ही (नेव कुर्यातू) नही कर सकता है क्योकि (तत्‌) वह 
(स्वस्यार्थ) अपने अर्थंको (परगमनातृ) परगमनसे (निवर्त॑यन्त) दूर करनेवाले (निषेध) निषेघका 
(नून्त) निश्चयसे (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (स्पृशति एव) स्पर्श करता ही है। 

भावार्थ--'पदार्थ अस्तिरूप है” यह शब्द किसी रुकावटके बिना विश्वको अस्तिरूप सिद्ध 
करनेमे समर्थ नही है। क्योकि वह नास्तिरूपका भी साक्षात्‌ आश्रय लेता है। 'घट अस्ति' यहाँ 
घटका स्वार्थ घटएे है पटमे नही है अत विधिपक्ष घटकी, पटादिसे निवृत्ति भी करता रहता 
है ॥१४॥ है 

नास्तीति ध्वनितमनदकुशशचाराद्रच्छून्य झगिति करोति नव विश्वम्‌ | 

तन्‍नूनं॑ नियमपदे तदात्मभूमावस्तीति ध्वनितमपेक्षते स्वयं तत्‌ ॥१५॥ 

अन्वयार्थ--(यत्‌) जिस कारण (नास्तीति ध्वनित) नास्ति यह शब्द (अनड्ुशप्रचारात) 
स्वच्छन्दगतिसे (विश्व) विश्वको (झगिति) शीघ्र ही (शून्य) अभावरूप (नेव करोति) नही ही 
करता है (तत्‌) उस कारण (त्दा) उस समय (त्तत्‌) वह विद्व (आत्मभूमौ) स्वक्षेत्रमे (नियमपदे) 
नियमसे (स्वयं) अपने आप (अस्तीति ध्वनित) अस्ति इस शब्दकी (अपेक्षते) अपेक्षा करता है। 

भाषार्थ--ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि जिसप्रकार 'अस्ति” शब्द “नास्ति” शब्दकी 
अपेक्षा रखता है उसीप्रकार 'नास्ति” शब्द 'अस्ति” शब्दकी अपेक्षा रखता है ।१५॥ 


सापेक्षो यदि न विधीयते विधिस्तत्स्वस्थाथ नन्ु विधिरेव नामिधत्ते। 

विध्यर्थ: स खलु परान्निपिद्धमर्थ यत् रू रिमन्नियतमंसौ रदय त्रदीति ॥१६॥ 

अन्वयार्थ--(यदि) यदि (सापेक्ष ) निषेघपक्ष की अपेक्षासे सहित (विधि.) अस्तिका पक्ष 
(न विधीयते) नही किया जाता है (तत्‌) तो (ननु) निश्चयसे (स्वस्थ अथ) अपने अर्थ को (विधि- 
रेव) मात्र विधिपक्ष (नाभिधत्ते) नही कहता है क्योकि (खलु) निश्चयसे (स असौ विध्यर्थ ) वह 
यह विधि--अस्तिका पक्ष (स्वस्मित्‌ नियत) अपने आपमे नियत अर्थ को (परात्‌ निषिद्ध) परसे 
निवृत्त (स्वय ब्रवीति) स्वय कहता है । 

भावार्थ--यदि विधिपक्षको निषेघपक्षसे सापेक्ष नहीं माना जावे तो वह अपने पक्ष का 
कथन करनेमे समर्थ नही हो सकता | क्योकि विधिपक्ष अपने आपमे रहने वाले जिस अर्थंका 
निरूपण करता है वह दूसरे पदार्थसे उसे अपने आप व्यावृत्त सूचित करता है जैसे विधिपक्षने 
कहा--यह घट है । यहाँ बिना कहे ही निषेधपक्षने आकर कह दिया कि वह पट नही है ॥१६॥ 


स्पात्कारः किम्ु कुरुतेअसतीं सती वा शब्दानामयमुभयात्मिकां स्वशवितम । 
यद्यस्ति म्वस्सत एवं सा कृति! कि नासत्याः करणमिह असझद्य युकतस्‌ ॥१७॥ 


चतुविद्यतिस्तव १८९, 


अन्वयार्थ--(अय) यह (स्यात्कार ) स्यात्‌ शब्द (शब्दाना) शब्दों की जिस (उभयात्समिका) 
विधि और निषेधरूप द्विविध शक्तिको (कुरुते) करता है सो (किमु) क्या (असती कुझरुते सती वा) 
अविद्यमान शक्ति को करता है या विद्यमान शक्ति को करता है ? (यदि सा शक्ति स्वरसत एव 
अस्ति) यदि वह शक्ति स्वभावसे ही उसमे विद्यमान है तो (कि कृति ) स्यात्‌ शब्द का क्‍या कार्य 
हुआ--उसने क्या किया ? और यदि वह वाॉक्ति असती--अविद्यमान है तो (इह) इस ससारमे 
(असत्या ) अविद्यमान शक्ति का (प्रस॒ह्य, हठपुवंक (करण) करना (युक्त न) युक्त नही है-- 
शक्‍्य नही है । । 

भावार्थ--शब्दोमे उभयात्मक शक्ति स्वत', विद्यमान है। स्यातू शब्द उन्हे सुचितमात्र 
करता है क्योकि शक्तियो का सदुभाव यदि स्वय न माना जावे तो अविद्यमान--नवीन शक्ति 
की उत्पत्ति सभव नही है ॥१७॥ 


शब्दानां स्वयम्रुभयात्मिकास्ति शक्तिः शक्तस्तां स्वयमसत्ीं परो न कतुंम | 
भवति ३ 4] [ 
न व्यक्ति कदाचनापि किन्तु स्पाद्रादं सहचरमन्तरेण तस्या; ॥१८॥, 


अन्वयार्थ--(अब्दाना) शब्दों की (उभयात्मिका) द्विविधरूप शक्ति (स्वयं) स्वय (अस्ति) 
है अत (पर ) दूसरा पदार्थ (ता) उसे (असती कतुंस) अविद्यमान करनेके लिये (स्वय न शक्त.) 
स्वय समर्थ नही है (किन्तु) परन्तु (तस्या व्यक्ति ) उस द्विविध शक्ति की व्यक्ति (स्पाद्ाद सहचर- 
मन्तरेण) स्याद्गादरूप मित्रके बिना (कदाचनापि) कभी भी (नर भवति) नही होती है। 

भावार्थ--शब्दोमे जो शक्ति स्वय विद्यमान है उसे अविद्यमान करने की क्षमता किसी 
दूसरे पदार्थमे नही है क्योकि ऐसा नियम है कि असतूकी उत्पत्ति और सतृका नाश कभी नही 
होता है। तात्पयं यह है कि जिसप्रकार शब्दोमे विधिशक्ति स्वय है उसी प्रकार निषेंधशक्ति 
भी स्वय है । कोई शक्ति न नवीन उत्पन्न होती है और न विनष्ट होती है । इतना अवश्य है 
कि उन शक्तियोकी व्यक्ति स्थात्‌” शब्दसे होती है। 'स्थात्‌ घट” यहाँ विधिपक्ष स्पष्ट है 
परन्तु नास्तिपक्ष स्यात्‌ शब्दसे प्रकट होता है और 'स्थात्‌ अघट ” यहाँ नास्तिपक्ष प्रकट है 
परन्तु विधिपक्ष स्थात्‌ शवब्दसे प्रकट होता है ॥१८॥ 

एकस्मादपि वचसो हृयस्यथ सिद्धो किनन स्वाहिफल इहेतरप्रयोगः । 

साफलय॑ यदि पुनरेति सोअपि तात्कि बलेशाय स्वयप्रुभयाभिधायितेयम्‌ ॥१९॥ 

अन्वयार्थ--(इह) इस जगत्‌मे (एकस्मादपि वचस ) एक ही वचनसे (दयस्य सिद्ध 
ससत्या') दो अर्थोकी सिद्धि होने पर (इतरप्रयोग-) दूसरे वचनका प्रयोग (विफल ) निष्फल 
(कि न स्थात्‌) क्यो नही होगा ? अवश्य होगा और (सो5पि) वह दूसरे शब्दका प्रयोग भी (यदि 
पुन ) यदि फिर (साफल्यस) सफलता को (एति) भ्राप्त होता है (तत्‌) तो (स्वयं) अपने आप 
(इय) यह (उभयाभिधायिता) शब्दोकी यह उभयाभिधायिता--दोनो अर्थोका प्रतिपादन (ब्लेशाय 
किम) क्लेशदायक क्यो है । 

भावाथे--जब एक ही शब्दसे विधि और निषेध--दोनो अर्थों की प्रतीति हो जाती है तब 
अन्य शब्दके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है ? जैसे 'घट अस्ति” यह घड़ा है ऐसा कहनेसे घरके 


१९० लघुतत्त्वस्फोट 


अस्तित्वका बोध होता हूँ वेसे ही उससे 'घटेतरों नास्ति” घटसे भिन्‍न पटादि नही है । इस अर्थकी 
प्रतीति हो जाती है । जब यह स्थिति है तब दूसरे शब्दका प्रयोग निष्फल हो जाता है । इसके 
विपरीत यदि दूसरे छाब्दके प्रयोगकोी सफल माना जाता हैँ तो फिर एक ही शब्द तो फिर शब्दोकी 
उभयअथको प्रतिपादित करनेवाली शक्तिसे क्लेश क्यो होता है ? ॥१९॥ 


तन्युख्य. विधिनियमद्दयाद्दुक्तं स्याह्रादाश्रयणगुणोदितस्तु गोणः । 
एकस्मिन्सुभयमिहानयोत्रु वाणे मुख्यत्व भवति हि तदूह्यप्रयोगात्‌ ॥२०॥ 


अन्वया्थ--(यत्‌) जो (विधिनियमद्दयात्‌ उक्त) विधि और निषेध इन दो स्वभावोसे 
कहा गया है (तत्‌) वह (मुख्य) मुख्य है (तु) किन्तु (स्याद्वादाश्रयणगुणोदित ) जो स्याद्वादके 
आश्रयरूप गुणसे कहा जाता हे वह (गौण ) गौण कहलाता हे | (इह) इस जगत्‌मे (अनयो ) विधि- 
निषेधमे (उभय) दोनो को (ब्रुवाणे) कहनेवाले (एकस्मिन्‌) एक शब्दमे (हि) निरचयसे (तद्ढय- 
प्रयोगात्‌) उन दोनोका प्रयोग होनेसे दोनो की (मुख्यत्व) मुख्यता (भवतति) होती है । 


भावार्थ--यहाँ आचाय॑ेने मुख्य ओर गौण की परिभाषा बतलाते हुए कहा है कि जो विधि 
ओर निषेध-दोनो स्वभावोकी अपेक्षा लेकर कहा जाता है वह मुख्य कहलाता हैं और गोण शब्द 
का अथ॑ यह हे कि जो स्याह्वादके आश्रयरूप गुणसे कहा गया हे वह गौण है। आगे विवक्षित और 
अविवक्षितकी अपेक्षा मुख्य और गौण का कथन करते हैं ।२०॥ 


मुख्यत्व भवति विवक्षितस्य साक्षात्‌ गौणत्व ब्रजति विवक्षितों न यः स्यात्‌ | 
एकस्मिस्तदिह विवक्षितो(ते)ठ्वितीयों गौणत्व दधदुपयाति झुख्यसरूयम्‌ ॥२१॥ 


अन्वयार्थ--(साक्षात्‌-विवक्षितस्य) वक्‍ता जिसे साक्षात्‌ कहना चाहता हैं उसके (मुख्यत्व) 
मुख्यपना (भवत्ति) होता है और (य) जो (विवक्षितो न स्थात्‌) विवक्षित नहीं होता है वह 
(गोणत्व) गौणपने--अमुख्यपने को (त्रज॑ति) प्राप्त होता है। (त्त्‌) इसलिये (इह) इस जगतूमे 
(एकस्मिन्‌) एक धमके (विवक्षिते 'सनि”) विवक्षित होनेपर (द्वितीय ) दूसरा धर्म (यौणत्व) गौण- 
पने को (दधत्‌) धारण करता हुआ (मुख्यसख्यम्र) मुख्य की मेत्री को (उपयाति) प्राप्त होता हे । 

भावारथे--वक्‍ता जिस धर्म को साक्षात्‌ कहना चाहता है वह मुख्य कहलाता हे और जिस 
धमंको नही कहना चाहता है वह गोण या अमुख्य कहलाता है' । यहाँ विवक्षा और अविवक्षा की 
अपेक्षा मुख्य तथा गौण का निरूपण किया गया है । इस मुख्य और गौणके निरूपणमे यह बात 
ध्यानमे रखने योग्य हैं कि गौण धर्मं मुख्यका वाधक न हो कर उसका साधक ही होता है अर्थात 
उसके साथ मेत्रीभावको प्राप्त होता है |२१॥ 


भावानामनवधिनिर्भरप्रवृत्ते सघई महति परात्मनोरजस्रम्‌ | 
सीमानं विधिनियमावसस्पुश्न्ती स्यात्काराश्रयणमृत्ते विसवदाते ॥२२॥ 





१ “विवक्षितों मुख्य इतीष्यतेप्ल्यों गुणो&विवक्षो न निरात्मकस्ते! | “-स्वयमभृस्तोत्र । 


चतुविशतिस्तव १९१ 


अन्वया थ--- (भावाना) भावोंके (अनवधिनिभंरप्रवृत्ते) असख्यभारसे प्रवृत्त होनेवाले (महति 
सघट्टे 'सति”) बहुत भारी सघट्टके रहते हुए यदि (विधिनियमौ) विधि और निषेध (अजस्र) निरन्तर 
(परात्मनो ) पर और अपनी (सीमान) सीमाका (अस्पुशन्तौ) स्पर्श नही करते है तो वे (स्थात्का- 
राश्रयणस्‌ ऋते) स्याद्वादके आश्रयके बिना (विसवदाते) विसवाद--विरोध करने लगते है। 


भावार्थ--विधि और निषेध ये दोनो धर्म परस्पर विपरीत स्वभाववाले हैं अत इनमे 
विसवादका अवसर निरन्तर रहता है। इस विसंवादको दूर करनेके लिये आचायनि दोनोकी 
सीमाएँ निर्धारित करते हुए कहा है कि विधिकी सीमा स्व है और निषेधकी सीमा पर है। इन 
दोनोको स्याह्वादकी आज्ञाका पालन करते हुए अपनी अपनी सीमामे स्थिर रहना चाहिये । यदि 
इस आज्ञाका उल्लघन किया गया तो भावोका सघट्ठ होकर विसवाद उत्पन्न हो जावेगा ॥२२॥ 


धत्त सौ विधिरधिक॑ निपेधमेत्रीं साकादक्षा वहति विधि निषेधवाणी। 
स्यात्काराश्रयणसमर्थितात्मवीर्या वारूयातो विधिनियमौ निजार्थमित्थम्‌ ॥२३॥ 


अन्वयार्थ--(असौ) यह (विधि ) अस्तिपक्ष (अधिक) अधिक रूपसे (निषेधमेत्नी) निषेध- 
पक्षके साथ मित्रताको (धत्ते) धारण करता है और (साकाइक्षा निषेधवाणी) साकाक्षा निषेधवाचक 
शब्द (विधि) विधिपक्षको (वह॒ति) धारण करता है। (इत्थ) इस प्रकार (स्यात्काराश्रयणसमर्थि- 
तात्मवीर्यो) स्याह्मादके आश्रयसे अपनी शक्तिको बढानेवाले (विधिनियमौ) विधि और निषेध 
(निजाथ) अपने अर्थको (आख्यात ) कहते है । 


भावार्थ--स्यात्‌ शब्दकी सामथ्यंसे विधि और निषेध वाचक शब्द परस्पर मेत्रीभावको 
रखते हुए ही अपने-अपने अर्थका प्रतिपादन करते है ॥२३॥ 


इस्येव॑ स्फुटसद्सन्मयस्थभाव वस्त्वेक विधिनियमो(भया)मिघेयस्‌ । 
स्थात्कारे निहितभरे विवक्षितः सनन्‍्नेको5पि क्षमत इह्ममिधातुमेतत्‌ |२४॥ 


अन्वयार्थ--(इत्येव) इस प्रकार (इह) इस जगत्‌मे (स्यात्कारे निहितभरे 'सति”) जिसके 
ऊपर भार निहित है ऐसे स्याह्वादके रहते हुए (स्फुटसदसन्मयस्वभाव) जिसका स्वभाव स्पष्ट ही 
सत्‌ और असतसे तन्‍्मय है तथा (विधिनियमोभयाभिधेयम्र) विधि भर निषेध दीनो ही जिसके 
वाच्य है ऐसी (एतत्‌) इस (एक वस्तु) एक वस्तुको (एको5पि) एक सत्‌ शब्द ही (विवक्षित सच) 
विवक्षित होता हुआ (अभिधातु) कहनेके लिये (क्षमते) समर्थ है । 

भावार्थ--ससारका प्रत्येक पदार्थ सतू-असत्‌ स्वभावसे युक्त है तथा विधि और निषेध- 
रूपसे वाच्य है। उसका कथन करनेके लिये स्यात्‌कारके आश्रयसे एक 'सत्‌” दब्द भी समर्थ है। 
तात्पय यह है कि 'स्थात्‌ वस्तु सत'--वस्तु कथचित्‌ सत्‌ है! इस एक शब्दसे ही वस्तुके अस्तिपक्ष 
के साथ नास्तिपक्षका भी बोध हो जाता है ॥२४॥ 


स्वद्॒व्याद्‌ विधिरयमन्यथा निषेधः क्षेत्रा्रेपि हि निजेतरे! क्रमोष्यम्‌ | 
इत्युज्चे! प्रथममिदह पग्रताब्य भेरीं निर्वाधं निजविपये चरन्तु शब्दाः ॥२५॥ 


१०२ 'लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(स्वद्रव्यात्‌) स्वद्रव्यकी अपेक्षा (अय) यह विधि--अस्तिपक्ष है और (अन्यथा) 
परद्वव्यकी अपेक्षा (निषेध ) नास्तिपक्ष है। (हि) निर्चयसे (निजेतरे ) निज और पर (क्षेत्राओ अपि) 
क्षेत्र आदिकी अपेक्षा भी (अय क्रम ) यह क्रम है अर्थात्‌ स्व क्षेत्र काछ और भावकी अपेक्षा अस्तिपक्ष 
है और पर क्षेत्र काछ और भावकी अपेक्षा नास्तिपक्ष है। (इति) इस प्रकार (इह) इस जगतूमे 
(प्रथम) पहले (उच्चे ) जोरसे (मेरी प्रताडुय) डका पीट कर (शब्दा ) शब्द (निजविषये) अपने 
विषयमे (निर्वाघ) निर्वाधरूपसे (चरन्तु) विचरण करें । 

भावार्थ --'स्वचतुष्टयकी अपेक्षा विधिपक्ष है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिपक्ष है' 
इतना स्पष्ट कर देनेपर परस्पर विरोधी शब्दोका विरोध दूर हो जाता है और पदार्थंमे परस्पर 
विरोधी धर्मोकी सिद्धि हो जाती है ॥२५॥ 


कं 
( १८ ) 
'मत्तमयूरं ठन्दः 
आध्यं ज्योतिद्यात्मकद््गाद्ुतत्व॑ कर्मज्ञानोत्ते जितयोगागमसिद्धम्‌ । 


मोहध्वान्त ध्यंसयदत्यन्तमनन्तं पश्याम्येतन्निर्दयमन्तः ग्रविदायं ॥१॥ 


अन्यवार्थ--मै (अन्त ) अन्तरख़मे विद्यमान (एतत्‌) इस (अनन्त) बहुतभारी (मोहध्वान्तं) 
मोहरूपी तिमिरको (निर्दय यथा स्यात्तथा') निर्देयता पृवंक (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (प्रविदार्य) 
चीर कर--तष्ट कर (दयात्मकदुर्गादभुततत्व) जिसका यथार्थरूप दृयात्मक--विधि-निषेधात्मक 
अथवा सामान्य-विशेषात्मक दु्गं--गढसे आदइचय कारक है (कर्मज्ञानोत्तेजितयोगागमसिद्धस्) जो 
कमं--कर्मंनय और ज्ञान--ज्ञाननयसे उत्तेजित योगागम शुक्लूध्यानकी प्राप्तिसे सिद्ध है त्था 
(अनन्त) अन्तसे रहित है. ऐसी (आद्य ज्योति ) केयलज्ञानरूप प्रथम ज्योतिका (पश्यामि) अवलोकन 
कर रहा हूँ। 
भावार्थ--है भगवत्‌ |! मै उस केवलज्ञानरूपी ज्योतिका अवलोकन कर रहा हूँ जिसका 
यथार्थरूप विधि-निषेधात्मक--सामान्य-विशेषात्मक दुगं--गढसे अद्भुत है अर्थात्‌ जो पदार्थके उपयुक्त 
द्विविधरूपको जानता है, जिसकी सिद्धि कर्मतय--क्रियारूप चारित्रका पालन तथा ज्ञाननय-- 
सम्यग्दशंन और सम्यग्शानरूप ज्ञाननय--निश्चयदृष्टिसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले शुक्ूध्यानकी 
प्राप्तिसि होती है तथा जो होकर फिर कभी नष्ट न होनेसे अनन्त है। यह केवलज्ञानरूपी ज्योति, 
अन्तरज़्मे विद्यमान मोहरूपी गाढ तिमिरका निर्दयतापुवंक अत्यन्त- स्वथा क्षय करनेसे ही प्रकट 
होती है इसलिये उसके क्षय करनेकी बात कही गई है। केवलज्ञानकी उत्पत्तिका क्रम भी आमममें 
यही बताया गया है--'मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम'--मोहकमंका क्षय 
और उसके अनन्तर ज्ञानावरण दरशंनावरण तथा अन्तरायकर्मंका क्षय होनेसे केवलज्ञान उत्पन्त 
होता है । पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक प्रथम शुक्लध्यानके प्रभावसे दशम--सुक्ष्मसाम्पराय गुण- 
स्थानके अन्तमे मोहकमंका सर्वंथा क्षय होता है और उसके अन्तमुँहुतंके बाद “एकत्ववित्त्क- 
वीचार' नामक द्वितीय शुक्लष्यानके प्रभावसे बारहवें-क्षीणमोह नामक गुणस्थानके अन्तमे 
शानावरणादि शेष तीन घातिया कर्मोका क्षय होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है। केवलज्ञान 
की विशेषता यह है कि वह विधि निषेघात्मक अथवा सामान्य विश्वेषात्मक उभय धर्मोसे युक्त 
पदार्थोको जानता है और स्वय भी उभयघर्मात्मक है। सर्वोत्कृष्ट होनेसे इस केवलज्ञानरुपी 
ज्योतिको आद्य ज्योति कहा जाता है ॥१॥ 





१ वेदेरन्प्नम्तीं यसगा मत्तममपरमुः---इति वृत्तरत्नकरे । 
ल्०-२५ 


१९४ लघुतत्त्वस्फोट 


एको भावस्तावक एप प्रतिभाति व्यक्तानेकव्यक्ति महिम्न्येकनिषन्नः (ण्णः) । 
यो नानेकव्यक्तिषु निष्णातमतिः स्पादेको भावस्तस्य तवेषो' विषयः स्यात्‌ ॥२॥ 


अन्वयार्थ--है भगवन्‌ ! (तावक ) आपका (एप ) यह (एको भाव ) एक भाव (व्यक्तानेक- 
व्यक्तिमहिम्नि) प्रकट हुईं अनेक पर्यायोकी महिमामे (एकनिषण्ण ) एक पर निर्भर अर्थात्‌ सामान्य- 
ग्राही होनेसे अनेकोमे एकत्वकों स्थापित करनेवाला (प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है (यो वा) 
जो पुरुष (अनेकव्यक्तिषु) अनेक पदार्थमि (निष्णातमति स्यात्‌) निपुणमत्ति है--पदार्थोके अनेकत्व- 
को स्वीकृत करता है (तस्य एको भाव स्यात्‌) उसीके एक भाव है--एकत्वका अनेकत्वके साथ 
अविनाभाव स्वीकृत है और (एष ) यही एनेकात्मक भाव (तव विषय स्यथात्‌) आपका ज्ञेय है। 


भावार्थ--पहां एक और इन दो विरोधी घर्मोकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि 
हे भगवन्‌ ! आपका यह एक भाव अनेक पदार्थोमे व्यापक रहनेसे उनके साथ अविनाभावी है और 
अनेक एकके साथ अविनाभावी है । यह एकानेकात्मक भाव आपका ज्ञेय है--भापके ज्ञानका विषय 
है। तात्पर्य यह है कि यह एकत्व और अनेकत्वभाव परस्पर सापेक्ष है, अत पदार्थंके;एकत्वको 
वही ग्रहण कर सकता है जो अनेकत्वको भी ग्रहण करनेमे कुशल है और अनेकत्वको भी वही 
ग्रहण कर सकता है जो एकत्वके ग्रहण करनेमे निपुण है ॥२।। 


नो सामान्य भाति विनेवात्मविश्वेषेनिंःसामान्याः सन्ति कदाचिन्न विशेषा)। . 
यत्‌ सामान्यं भाति त एवात्र विशेषास्त्वं वस्तु स्यथाः स्वीकृतसामान्यविशेषः |।३॥| 

क्षन्वयायं--(आत्मविशेषे बिना) अपने विशेष रूपोके बिना (सामान्यं नो भाति) सामान्य 
नही होता है और (नि सामान्या ) सामान्यके बिना (विशेषा.) विशेष (कदाचित्‌) कभी भी 
(न सन्ति) नही होते हैं (अन्न) इस जगत्‌मे (यरत्‌ सामान्य) जो सामान्य है (ते एवं विद्ेषा ) वे ही 
विश्येष हैं अर्थात्‌ सामान्य और विद्येष पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ नही हैं । है भगवन्‌ ! (त्व) आप (स्वीकृत 
सामान्यविशेष ) सामान्य और विशेष दोनोको स्वीकृत करनेवाले हैं, अत. (वस्तु स्या ) यथार्थ 
वस्तु स्वरूप हैं । 


भावार्--पदार्थमे रहनेवाले सामान्य और विशेष धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, क्योकि विशेषके 
विना सामान्य नही होता और सामान्यके विना विश्येष नहीं होते। अत जो सामान्य है वही 
विश्येष है और जो विशेष हैं वही सामान्य है । द्रव्यके बिना पर्याय नही होती और पर्यायके बिना 
द्रव्य नही रहता । द्वव्यको सामान्य और पर्यायको विद्येष कहते हैं। इस प्रकार ससारका प्रत्येक 
पदार्थ द्रव्यपर्यायात्मक अथवा सामान्य-विज्ञेपात्मक है। विवक्षावश जब द्रव्यको प्रधानता दी जाती 
है तव पदार्थ सामान्य या एक अनुभवमे आता है और जब पर्यायको प्रधानता दी जाती है तब 
विशेष या अनेक अनुभवमे आता है। जिनेन्द्र भगवान्‌ सामान्य और विद्योषके एकान्तसे रहित हैं, 
अत वे स्वय वस्तुस्वरूप हैं ॥श॥ | 


१ 'एपो विषय ” यहाँ सु का छोप आचार्य वैकल्पिक मानते हैं ऐसा जान पडता हैँ, बयोकि 'एप भ्रतिभाति' 
यहाँ लोप क्रिया है। ऐसा ही एक प्रयोग पुरुषार्थसिद्धभुपायमें भी पाया जाता है. जैसे---नेप कदापि 
सज़ सर्वोध्प्यतिवर्तते हिसामु! ॥११७॥ 


चतुविशतिस्तव "१९५ 


द्र्येणेकी नित्यमपीशासि समन्‍्तादु देवानेकः स्फूर्जसि पर्यायभरेण । 
एकानेकी वरतुत एप पग्रतिभासित्व॑ पर्यायद्रव्यसमाहारमयात्मा ॥४॥ 


अन्वयार्थ--(ईछ) हे स्वामिन्र्‌ ! (द्रव्येण) द्रव्यकी अपेक्षा आप (तनित्यमपि) सदा ही (सम- 
न्तातू) सब ओरसे (एक असि) एक हैं और (देव) हे देव | (पर्यायभरेण) पर्याय समूहकी अपेक्षा 
आप (अनेक स्फूर्जसि) अनेक प्रतिभासित होते है। (वस्तुत ) परमार्थसे (एप त्व) यह आप (पर्याय- 
द्रव्यसमाहा रमयात्मा) द्रव्य और पर्यायके समूहसे तन्‍्मय हैं अत (एकानेक प्रतिभासि) एक अनेक 
प्रतिभासित होते है । 


भावार्थ--द्रव्यमेक पर्यायास्त्वनन्ता ” इस सिद्धान्तके अनुसार द्रव्य एक भीर पर्याय अनेक 
है । हे नाथ ! जव द्रव्यकी अपेक्षा विचार करते है तब आप एक मालूम होते है और जब भूत- 
भविष्यत॒कालकी अनन्त पर्यायोकी अपेक्षा विचार करते है तब अनेक प्रतीत होते हैं। यत्त आप 
द्रव्य और पर्यायोके समूहरूप हैं अत आप एकानेक. हैं अर्थात्‌ कथचित्‌ एक हैं ओर कथचित्‌ अनेक 
है ॥४॥ 


दृष्टः कस्मिन्‌ करिचिदनेकेन विनेकी यश्चानेकः सोअपि विनेकेन न सिद्ध । 
सर्व वस्तु स्यात्‌ समुदायेन सर्देक देवानेक॑ स्वावयबैर्भाति तदेव ॥५॥ 
अन्वयार्थ--(कश्चित्‌ एक ) कोई एक (अनेकेन) अनेकके बिना (कस्मित्‌) कहाँ (दुष्ट ) 
देखा गया है ? अर्थात्‌ कही नही । (यश्च अनेक ) और जो अनेक है (सोडपि) वह भी (एकेन 
बिना) एकके बिना (न सिद्ध ) सिद्ध नही है। (समुदायेन) समुदायकी अपेक्षा (सर्व चस्तु) सभी 
पदार्थ (सदा) सदा (एक स्थात्‌) एक है और (देव) है देव ! (तदेव) वही एक पदार्थ (स्वावयवे ) 
अपने अवयवोकी अपेक्षा (अनेक भाति) अनेक मालूम होता है। 
भावा्थ--ससा रमे कही कोई एक ऐसा नही देखा गया है जो अनेकके बिना हो और ऐसा 
एक भी नही देखा गया है जो अनेकके बिना हो। तात्पर्य यह है कि ससारके समस्त पदार्थ एक 
और अनेकात्मक है। यह एक और अनेकपता जिस भ्रकार द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा बनता है 
उसी प्रकार अवयबी और अवयवकी अपेक्षा भी बनता है । अवयवीके अपेक्षा पदार्थ एक है और 
अवयवोकी अपेक्षा अनेक है । जेसे शाखा प्रशाखा पत्ते फल तथा पुष्पोके समूहकी अपेक्षा वृक्ष एक 
है परन्तु अपने उपर्युक्त अवयवोकी अपेक्षा अनेक हे ॥५॥ 


एकानेको दो सममन्योन्यविरुद्धी संगच्छाते तौ त्वयि बत्ती पथि मिन्‍्ने | 
एक द्रव्य नूनमनेके व्यतिरेका एकानेको न्‍्यायत एवास्यृुभयात्मा ॥६॥ 


अच्वयार्थ--(अन्योन्यविरुद्धौ) जो पैरस्परमे विरुद्ध हैं और (भिन्‍्ने पथ वृत्तों) भिन्‍न मार्ममें 
रहते हैं (परी) वें (एकानेकों दी) एक भौर अनेक नामक धर्म (त्वयि) आपमे (सम) एक साथ 
(संगच्छाते) सगत होते हैँ क्योरि (नूतन) निएचयसे (द्रव्यम्‌ एक्स) द्रव्य एक है और (व्यत्तिरेा 
पर्याय (अनेके) झनेऊ है. (नव! उभयात्मा असि) आप उमयतप हैं--दरब्णपर्यायात्मक है अतः 
(न्यायत एवं) न्‍्यायसे ही (एकानेक ) एकानेक है । 


१९६ लघुतत्त्वस्फोट 


भावार्थ--एक और अनेक ये दोनो धर्म पूर्व और पश्चिमकी तरह परस्पर विरोधी है तथा 
भिन्‍न-भिन्‍न मार्गमे स्थित हैं परन्तु आपमे एक साथ सगत होकर रहते हैं उसका कारण यह हे 
कि एकत्व धर्म तो द्रव्यसे सम्बन्ध रखता हे और अनेकत्व धर्म पर्याय से । द्रव्य एक हे और पर्याय 
अनेक हैं भौर यत आप द्रव्यपर्यायात्मक हैं अत एकानेकात्मक हैं अर्थात्‌ द्रव्यकी अपेक्षा एक हैं 
और पर्यायकी अपेक्षा अनेक हैं ॥६॥ 
यत्‌ तद्द्॒व्यं रक्षति नित्यत्वमनन्त पर्याया ये ते रचयन्ति क्षणभद्रस्‌ | 
नित्यानित्यं वस्तु तवोदेति समन्तान्नित्यानित्यद्रव्यविशेषेकमयत्वात्‌ ||७॥॥ 
अन्वयार्थं--(यत्‌ द्रव्य तत्‌) जो द्रव्य हे वह (अनन्त) कभी नष्ट न होनेवाले (नित्यत्व) 
नित्यत्व धर्मको (रक्षति) रखता है और (ये पर्याया ) जो पर्याय हैं (ते) वे (क्षणभद्भम॒) क्षण-क्षणमे 
सश्वरता--अनित्यवत्व धर्मको (रचयन्ति) रचती हैं । इसी लिये (त्तव) आपके मतमे (समनन्‍्तात्‌) सब 
ओरसे (नित्यानित्यद्रव्यविद्येषकमयत्वात्‌) नित्य द्रव्य और अनित्य विशेष-पर्यायसे एकरूप होनेके 
कारण (वस्तु) पदार्थ (नित्यानित्य) नित्यानित्य (उदेति) सिद्ध होता है। 
भावार्थ--यहाँ नित्य और अनित्य इन दो विरोधी धर्मोकी सगति सिद्ध करते हुए आचार्य॑ने 
कहा है कि भगवत्‌ | आपके मनमे वस्तु नित्यानित्यात्मक हैँ क्योकि वह वस्तु, द्रव्य और प्यायसे 
तन्मय हे तथा द्रव्य नित्य हे और पर्याय अनित्य है ॥७। 
नित्यं किं हि स्यात्‌ क्षणभद्निव्यतिरिक्त नित्यादन्यः स्यात्क्षणभज्ञी कतरोष्त । 
नित्यावृत्ति; स्यान्न बिनांशेः क्षणिके! स्वैनित्याइत्ति स्युन विनांशाः क्षणिकारते ॥4॥ 
अन्वयाथथ--(हि) निश्चयसे (नित्य) नित्य रहनेवाला द्रव्य (कि) क्‍या (क्षणभज्िव्यति- 
रिक्त) अनित्य पर्यायसे पृथक्‌ (स्थात्‌) है ? अर्थात्‌ नही है और (क्षणभड्ी) क्षण क्षणमे नष्ट होने 
वाला (कतर ) कौनसा पर्याय(नित्यातु) नित्य-द्रव्यसे (अन्य ) पृथक्‌ है ? अर्थात्‌ कोई नही है। (अन्न) 
इस जगतूमे (नित्यावृत्ति ) नित्य रहनेवाला द्रव्य (क्षणिके स्वे अशै विना) क्षण-क्षणमे नष्ट होने- 
वाले पर्यायरूप अपने अशोके बिना (न स्यात्‌) नही हो सकता और (क्षणिका ते अशा ) क्षण- 
क्षणमे नष्ट होने वाले वे अश (नित्यावृत्ति विना) द्रव्यके विना (न स्यु ) नही हो सकते । 
भावा्थं--यह सिद्धान्त है कि द्रव्य, पर्यायसे और पर्याय, द्रव्यसे पृथक्‌ नही है। जब दोनो 
पृथक्‌ नही हैं तब द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व धमं, एक साथ एक ह्ठी 
वस्तुमे सिद्ध होते हैं ॥८॥ 
नित्यानित्यौ दो सममन्योन्यविरुड्ौ संगच्छाते तो त्वयि बृत्तो पथि भिन्‍ने नित्यम्‌। 
द्रव्य॑ नित्यमनित्या व्यतिरेका नित्यानित्यौ(त्यो)न्यायत एवास्युभयात्मा ॥९॥ 
अन्वयार्थ--(अन्योन्यविरुद्धों) परस्पर विरोधी तथा (नित्य) निरन्तर (भिन्नें पथि) भिन्‍न 
मार्गमे (वृत्ती) प्रवृत्त होनेवाले (नित्यानित्यो दी) नित्य और अनित्य ये दो घर्म (त्वयि) आपमे 
(सम) एक साथ (सगच्छाते) सगत होते हैं, क्योकि (द्रव्य) द्रव्य (नित्य) नित्य है और (व्यतिरेका ) 
पर्याय (अनित्या ) अनित्य हैं। आप (उभयात्मा असि) द्रव्य और पर्याय रूप हैं अत (न्यायत एव) 
न्‍्यायसे ही (नित्यानित्य ) नित्यानित्य हैं । 


चंतुविद्वतिस्तव १९७ 


भावार्थ--ऊपर जिस प्रकार द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा आपमे एकानेकत्व धर्म सिद्ध किया 
गया है उसी प्रकार यहाँ द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा नित्यानित्यत्व धंमे सिद्ध किया गया है। द्रव्य 
नित्य है और पर्याय अनित्य है और आप द्रव्यपर्यायात्मक हैं अत आपमे एक साथ नित्यानित्यत्व 
घर सिद्ध है ॥९%॥ 


स्वद्रव्यादे! स्कृूजेंसि भमावरत्वमिहान्यद्रव्याग्रेस्तु व्यक्तमभावः प्रतिभासि । 
जे 
भावाभावों वस्तुतयासीश समन्‍्ताद्‌ भावाभावावेक्यम्रपानीय कृतो यत्‌ ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(ईश) हे नाथ ! (इह) इस जगत्‌मे (त्वसू) आप (स्वद्रव्यायें ) स्वकीय द्रव्य 
क्षेत्र काल भावसे (भाव ) भावरूप-अस्तिरूप (स्फूर्जंसि) प्रतीत होते हैं (तु) और (अन्यद्रव्याओ ) 
अन्य पदार्थके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा (व्यक्त) स्पष्ट ही (अभावः) अभावरूप--नतास्तिरूप 
(प्रतिभासि) माछूम होते हैं (यत्‌) जिस कारण आपने (समन्‍्तात) सब ओरसे (भावाभावो) भाव 
और अभावको (ऐक्यमुपानीय कृत ) एकरूपता प्राप्त करायी है अत- आप (वस्तुतया) परमार्थसे 
वस्तुस्वभावके कारण (भावाभाव असि) भावाभावरूप हैं । 


भावार्थ--यहाँ जिनेन्द्र देवमे आचार्यने भाव और अभाव इन दो विरोधी धर्मोकी सगति 
सिद्ध करते हुये कहा है कि आप स्वद्गव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा भावरूप हैं और परद्रव्य क्षेत्र 
काल भावकी अपेक्षा अभावरूप हैं, अत आप परमार्थसे भावाभावरूप है ॥१०॥ 
भावादूमिन्नः कीदृगभावोथ्त्र विधेयोभावो वा स्थात्कीदृग भावेन विनासौ । 
तो वस्त्वश्ौ द्ौ स्वपराभ्यां समकालं पूर्ण शून्यं वस्तु किलाश्रित्य विभातः ॥ ११॥ 
अन्वयाथे--(अन्न) इस जगत्‌मे (भावात्‌ भिन्‍न ) भावसे भिन्‍न (अभाव ) अभाव. (कीदृगू 
विधेय ) कैसे किया जा सकता है ? (वा) अथवा (अभावेन बिना) अभावके विना (असौ भाव ) यह 
भाव (कीदृग विधेय ) केसा किया जा सकने योग्य (स्यात्‌) है ? (तो दो) वे दोनो भाव और अभाव 
(वस्त्वशौ) वस्तुके अश हैं तथा (स्वपराभ्या) निज और पर चतुष्टयकी अपेक्षा (समकालं) एक ही 
साथ (पूर्ण) पूर्ण और (शून्य) शुन्यरूप (वस्तु) वस्तुका (किल) निश्चयसे (आश्रित्य) आश्रयकर 
(विभात ) सुशोभित होते है। 
भावार्थ--भाव और अभाव ये दोनो वस्तुके अद्य है तथा परस्पर सापेक्ष हैं। भावसे भिन्‍न- 
पृथक अभाव और अभावसे भिन्‍न भाव नही होता है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा भाव- 
रूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा अभावरूप है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु पूर्ण कहलाती है 
परचतुष्टयकी अपेक्षा शून्य कही जाती है इस प्रकार पूर्ण ओर शून्य वस्तुका आश्रय लेकर वे 
भाव और अभाव धर्म एक ही साथ सुशोभित होते है॥११॥ . * 


सावाभावों हो सममन्योन्यविरुद्धो सदगच्छाते तो त्वयि बृत्तो पथि भिन्‍ने । 


भाव स्वांशाद्‌ व्यक्तमसावस्तु परांशाद्‌ भावासावों न्‍्यायत एवास्युमयात्मा ॥१२॥ 


अन्वयार्थ--(अन्योन्यविरुद्धो) जो परस्पर विरुद्ध हैं तथा (भिन्ते पथि वुत्तो) भिन्‍न मार्ग॑मे 
स्थित है (त्तौ) वे (भावाभावा द्वो) भाव और अभावरूप दोनो धर्म (त्वयि) आपमे (सम) एक साथ 
(सगच्छाते) सगत होते हैं (व्यक्त) स्पष्ट ही (भाव ) भाव (स्वाशात्‌) स्व अश--निजचतुष्टयकी 


'१९८ लेघुंतत्त्वस्फौट 


अपेक्षा है (तु) और (अभाव ) अभाव (पराज्ात्‌) पर अशकी अपेक्षा है। यतशच आप (उभयात्मा) 
दोनोरूप हैं मत (न्यायत ) न्‍्यायसे (भावाभाव ) भावाभावरूप (एवं) ही (अति) हैं। 

भावार्थ--भाव और अभाव धर्म यद्यपि परस्पर विरुद्ध हैं और भिन्‍न मार्गमे स्थित हैं 
तथापि स्वाश और पराह्यकी अपेक्षा आपमे एक साथ सिद्ध होते है। उन दोनो धर्मोकी अपेक्षा 
आप भावाभावरूप है ॥१२॥ 


सब वाच्य दयात्मकमेतत्कमतः स्यादेववाच्य तद्युगपदू वक्‍्तुमशक्ते!। 
तो पर्यायों द्वौ सह विश्रद्‌ भगवंस्त्वं वाच्यावाच्यं वस्त्वसि किश्विज्जगतीरं(ह) ॥११॥ 


अन्वयाथथं --(देव) हे स्वामित्र ! (दृात्मक) द्विविध रूपको धारण करनेवाली (एतत्‌) यह 
(सर्व) समस्त वस्तु (क्रमत ) ऋ्रमसे (वाच्य स्थात्‌) वाच्य है और (तद) वही वस्तु (युगपत्‌) एक 
साथ (वक्‍्तुमशक्ते ) कहनेकी असमर्थता होनेसे (अवाच्य) अवाच्य है (भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (त्तौ 
द्वौ पर्यायो) उन दोनों वाच्य-अवाच्य धर्मोको (सह) एक साथ (विश्रद) घारण करते हुथे (त्वम॒) 
आप (इह जगति) इस ससारमे (किश्वित) कोई-विलक्षण (वाच्यावाच्य) वाच्य और अवाच्यरूप 
(वस्तु असि) वस्तु हैं । 

भावाथे--यहाँ वक्‍तव्य और अवक्तव्य धर्ंका समन्वय करते हुये कहा गया है कि विधि 
निषेध, एक अनेक, नित्य अनित्य और भाव अभाव आदि द्विविध रूपको धारण करने वाली वस्तु 
क्रमसे वाच्य है परन्तु एक साथ दोनो विरोधी धर्म नही कहे जा सकते, इसलिए अवाच्य है। यह 
वाच्य और अवाच्य दोनो पर्याय हैं । इन दोनोको एक साथ धारण करते हुए आप वाच्यावाच्य-- 
वक्तव्य और अवक्तव्य धर्मरूप कोई अद्भुत वस्तु हैं ॥१३॥ 
वाच्यादन्यत्‌ किज्चिदवाच्यं न हि दुष्टं वाच्य चेतन्नेष्टमवाच्यव्यतिरिक्तम्‌ | 
वागाश्रित्य स्वक्रमबत्त्यन्र मश्त्ती वस्तु दृधात्मक हि शृणीयान्न ग्रणीयात्‌ ॥१४॥ 

अंन्वयार्थ--(हि) नि*चयसे (किड्न्वित) कोई भी (अवाच्य) अवाच्य (वाच्यात्‌ अन्यत्‌) 
वाच्यसे पृथक्‌ (न दृष्ट) नही देखा गया है (च) और (एतत्‌ वाच्य) यह वाच्य (अवाच्यव्यतिरिक्त) 
अवाच्यसे भिन्‍न (न इष्टसु) इृष्ट नही है--माना नही गया है। (वाक्‌) वचन, (स्वक्रमचृ त्त्यक्रम- 
वृत्ती) अपनी क्रमवृत्ति और अक्रमवृत्तिका आश्रय लेकर (हि) निरचयसे (हृधात्मक वस्तु) दो रूप 
वस्तुको (गृणीयात्‌) निगीर्ण करता है और (न गृणीयात्‌) निगीणणं नही करता है अर्थात्‌ ऋमवृत्ति 
का आश्रय लेनेपर वचन हयात्मक वस्तुको कहता है और-अक्रमवृत्तिका आश्रय लेने पर नही 

। | 
हे आशिक तह अवक्तव्य और वक्तव्य ये दो घ॒मम हैं। ये दोनो धर्म परस्पर सापेक्ष हैं 
क्योकि वाच्यसे भिन्‍न अवाच्य और अवाच्यसे भिन्‍न वाच्य देखनेमे नही आता । जब वचन, किन्‍्ही 
दो विरोधी धर्मोंका ऋ्मसे वर्णण करता है तब वस्तु वक्‍तव्य होती है और जब एक साथ 
वर्णन करना चाहता है तब दोनो धर्मोका वर्णन एक साथ न कर सकनेके कारण अवकक्‍्तव्य 
होती है ॥१४॥ 

वाच्यावाच्यौ दो सममन्‍्योउन्यविरुद्धो संगच्छाते तौ,त्वयि इत्तो पथि मिन्‍ने । 
वाच्यौ व्यस्त व्यक्तमवाच्यस्तु समस्तो वाच्यावाच्यों न्‍्यायत एवास्थुभयात्मा |१५॥ 


चतुविद्यतिस्तव १९९ : 


अन्वयार्थ--(अन्योन्यविरुद्धों) जो परस्पर विरुद्ध हैं और (भिन्‍्ने पथि वृत्ती) भिन्‍न भार्ग॑मे 
स्थित है (त्ौ) वे (वाच्यावाच्यौ) वाच्य और अवाच्य--वक्‍तव्य और अवक्तव्य दो विरोधी धर्म 
(त्वयि) आपमे (सम) एक साथ (सगच्छाते) सगत होते हैं । (व्यस्तो) पृथक्‌ू-पृथक्‌ रहते हुये स्पष्ट 
ही (वाच्यौ) वाच्य हैं (तु) और (समस्त अवाच्य ) समस्त-मिले हुये (अवाच्य ) अभवाच्य है। यत- 
आप (उभयात्मा) उभयरूप हैं अत (न्यायत एव) न्यायसे ही (वाच्यावाच्य असि) वाच्य अवाच्य- 
रूप हैं । 
भावार्थ--यद्यपि वाच्य ओर अवाच्य धर्म परस्पर विरोधी हैं भौर विरुद्ध मार्गमे स्थित है 
तथापि है भगवन्‌ ! आपकमे द्वोनो धर्म एक साथ सगत है--अत न्यायसे आप उभयात्मा है--वाच्या- 
वाच्य अथवा वक्तव्य और अवक्तव्य धर्मसे सहित है ॥१५॥ 
सो5यं भावः कर्म यदेतत्‌ परमार्थाद्तते योग यद्भुवनेन क्रियमाणम्‌ 
शुद्धों भावः कारकचक्रे तव लीनः शुद्धे भावे कारकचक्रं च निगृढ़म ।।१६॥ 
अन्वयार्थ--(यदेततु कम) जो यह कर्म है (सोध्य भाव ) वही क्रिया है क्योकि (यत्‌ क्रियमाण) 
जो किया जा रहा कर्म है वह (परमार्थात्‌) वास्तवमे (भवनेन) क्रियाके साथ (योग धत्ते) योग-- 
सम्बन्धको धारण करता है (त्तव) आपका (शुद्धों भाव ) शुद्ध भाव (कारकचक्रे) कारकसभूहमे 
(लीन.) लीन है (च) और (कारकचक्र ) कारक समूह ( छुद्धे भावे ) शुद्ध भावमे ( निगूढ ) 
निगूढ़ है । 
भावार्थ--यहाँ कर और क्रियाका अभेद वर्णन करते हुये कहा गया है कि जो कर्म है वह 
भाव--क्रियाके साथ सम्बन्धको धारण करता है। परमार्थसे शुद्ध भाव--क्रिया कारक समूहमे लीन 
है और कारक समूह शुद्ध भावमे लीन है ॥१६॥ 
जात॑ जात कारणभावेन ग्रहीत्वा जन्य जन्य कारयतया स्वं परिणामम्‌ । 
० भी पे ] [ ५] ०» ०] 
सर्वेषपि त्वं कारणमेवास्यसि कार्य शुद्धों भावः कारणकार्याविषयोधअपि ॥१७॥ 
मन्वयार्थं--(कार्यतया) कार्यरूपसे (जात) उत्पन्न हुआ (जन्य जन्य) उत्पन्न होनेवाला 
प्रत्येक पदार्थ (आरणभावेन) कारणरूपसे (स्व परिणाम) अपने ही परिणामको (गृहीत्वा) गहण 
कर (जात) उत्पन्न हुआ है अत (ता) आव (सर्वोष्पि) सम्पूर्णहपसे (कारणमेव असि) कारण ही 
है और (कार्य एव असि) कार्य ही है जब कि (शुद्धों भाव ) शुद्ध भाव (कारणकार्याविपयोधपि) 
कारण और कार्यंका विषय नही है । 
भावार्थ--युद्ध द्वव्याथिक नयसे न कोई उत्पन्त होता है और न कोई विनशता है इसल्ग्रि 
उसमे कारण--कार्यभावकी चर्चा नही है। इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा गया है कि शुद्ध भाव कारण 
कार्यका विपय नही है परन्तु पर्यायाथिक नयसे पद्दार्थ उत्पन्न होता है और ब्रिनशता है अत. 
उसमे कारण--कार्यभावकी चर्चा आती है । जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह कार्च कहद्मता है और 
उसमे जो निमित्त पड़ता है वह कारण वहलाता हैं। यहाँ कारणके लिये उपादानकी दृष्टिसे कर्ता 
भी कहा जाता है। परमार्थसे जो परिणमन करता है वह कर्ता कहछाता है भौर जो परिणमन 
है वह कर्म कहन्ञता हैं 'घ परिणमत्ति स कर्ता य- परिणामों भवेतु तत्कममीं ऐसा समयसार परव्या 
में भी कहा है। उत्पन्‍्न होनेवाला प्रत्येक कार्य अपने परिणमनकों ही कारणरूपसे स्वीकृत 


२०० लघुतत्त्वस्फोंट 


करता है अन्य पदार्थों नही। जैसे मिट्टीसे घट बनता है। यहाँ घट कार्य है और मिट्टी उसका 
कारण अथवा कर्ता है। अध्यात्मकी दृष्टिमे कतृकर्म अथवा कारण कार्यमाव एक ही द्रव्यमे 
बनता है दो द्रव्योमे नही । दो द्वव्योमे निमित्तनेमित्तिक भाव बनता है इसलिये जो द्रव्य कार्य है 
वही द्रव्य उसका कारण होता है मात्र पूर्व और उत्तर क्षणकी अपेक्षा उसमे कारण और कार्यका 
भेद होता है । पृर्वक्षणवर्ती पर्याय कारण है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय काय॑ है। ज़्ब इस प्रकार 
की तत्त्वव्यवस्था है तब हे भगवन्‌ | आप ही सपुर्ण रूपसे कारण हैं और आप ही सपूर्णरूपसे 
काय है। सपूर्णछपसे कहनेका तात्पयं यह है कि आपकी आत्माके जितने असख्य प्रदेश हैं वे पूर्व- 
क्षणमे सबके सब कारण थे और उत्तर क्षणमे सबके सब कार्य हुए है। ऐसा नही है कि कुछ प्रदेश 
कारण रहे हो और कुछ प्रदेश कार्य हो गये हो" ।१७॥ 


वल्गन्त्वन्ये ज्ञाननिमित्तत्वमुपेता बाह्यो हेतुहेंतुरिहान्तन किल स्यात्‌। 
स्वस्मादेवोज्जुम्भितचिदूवीयविशेषाज्जातो विश्वव्यापकविज्ञानधनस्त्वम्‌ ॥१८॥ 


अन्वयार्थ--(ज्ञाननिमित्तत्वस्‌ उपेता ) ज्ञानके निमित्तपनेको प्राप्त हुए (अन्ये) अन्य पदार्थ 
भले ही (वल्गन्तु) गतिशील रहे परन्तु (किल) परमाथरूपसे (इह) कार्योत्पत्तिमे (वाह्मो हेतु ) 
बाह्य कारण (अन्त हेतु ) अन्तरद्भध कारण (न स्यात्‌) नही होता है। (देव) है भगवन्‌ ! (त्वम) 
आप (स्वस्मात्‌) अपने (उज्जृम्भितचिद्वीयंविशेषात्‌) वृद्धिको प्राप्त हुए ज्ञान ओर बलके विशेषसे 
(विश्वव्यापकविज्ञानघन ) विश्वव्यापक अर्थात्‌ लोकाछोककों जाननेवाले केवलज्ञानसे सान्द्र 
(जात ) हुए हैं। 

भावा्थ--है भगवन्‌ | आप जो छोकालोकावभासी केवलज्ञानसे सान्द्ररूपताको प्राप्त हुए 
हैं इसमे अन्तरज्भ कारण आप ही हैं। आप ही के ज्ञान और वीयंगुणमे जो विशिष्ट परिणमन 
हुआ है उसीसे यह अवस्था प्रकट हुई है । यद्यपि बाह्य कारण अनेक होते हैं सो रहे उनका निषेध 
नही हे परन्तु परमाथ्थंसे कारण कार्यंकी चर्चामे बाह्य कारणको कारण न मानकर अन्तरज्ज कारण 
को कारण स्त्रीकृत किया गया हैँ ॥१८॥ 

अन्यः कर्ता कर किलान्यत्‌ स्थितिरेषा यः कर्ता त्व कर्म तदेवास्याविशेषात्‌ । 
देवाकार्षीस्त्व किल विज्ञानघन यः सोथ्य साक्षात्‌ त्व खलु विज्ञानघनो5सि ॥१९॥ 

अन्वयार्थ-- (किल) निरचयसे (कर्ता) कर्ता (अन्य ) अन्य है और (कर्म) कर्म (अन्यत्‌) अन्य 
है (एषा स्थिति ) यह स्थिति है--व्यवहारनयकी यह मान्यता है परन्तु (य त्व कर्ता) जो आप 
कर्ता हैं (अविशेषात्‌) सामान्यकी अपेक्षा (तदेव कर्म असि) वही आप कर्म हैं (देव) हे नाथ ! 
(य त्व किल) जिन आपने (विज्ञानधन) विज्ञान घनको (अकार्षी ) किया था (सोथ्य त्व) वही तुम 
(खलु) निशचयसे (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (विज्ञानथन असि) विज्ञानघन हैं। 

भावार्थ--व्यवहारनयके आश्रयसे कहा जाता हैँ कि कर्ता अन्य होता हे और कर्म अन्य 
होता है परन्तु निश्चयनयकी मान्यता हे कि जो कर्ता होता है वही कर्म होता हे क्योकि परमार्थ 
से कर्ता क्रिया और कर्म ये तीनो पृथक्‌-पृथक्‌ नही हैं। तात्पयं यह है कि आप ही कर्ता हैं और 


१, विद्येष ज्ञानके लिये समयसारका कर्तुकर्माधिकार द्रष्टत्य है । 


चतुविद्यतिस्त॒व २०१ 


आप ही कर्म है। जेसे आपने विज्ञानधन स्वभावकों किया। यहाँ भाप कर्ता है और विज्ञानघन 
स्वभाव कम हू परन्तु विज्ञानघन स्वभाव आपसे भिन्‍न नही हे अत्तः आप ही कर्ता है और आप 
ही कम हैं। निश्चयनय कतृ कर्मभावको एक ही द्रव्यमे स्वीकृत करता हे क्योकि व्याप्य-व्यापकभाव 
एक ही द्रव्यमे बनता है और व्यायप्व्यापकभाव ही कतृ कमंभावका आधार है ॥१५९॥ 


विष्वग्व्याप्यःः सत्यविशेषे स्वगुणानां देवाधारस्त्वं स्वयमाधेयभरो5पि | 
एकाधाराधेयतयेव ज्वलितात्मा तेनैवोच्चेब॑ल्गसि विज्ञानधनोध्यम्‌ ॥॥२०॥। 
अन्वयार्थ--(देव), है भगवन्‌ | (अविशेषे सति) समानताके रहते हुए (त्व) आप (विश्वग्‌ 
व्याप्य ) सब ओर व्याप्त होकर रहने योग्य (स्वगुणाना) अपने गुणोंके (आँधार ) आधार है और 
(स्वयं) स्वयं (आधेयभरो5पि) आधेयके समूह भी हैं। यतरच आप (एकाधाराधेयतया) एक 
आधाराधेयभावसे (ज्वलितात्मा) प्रकाशित आत्मावाले है (तेनेव) उसी कारण (अय त्वस) यह आप 
(उच्चे ) उच्चरूपसे (विज्ञानघन ) विज्ञानघन होते हुए (वल्गसि) प्रवतंमान हैं । 
भावार्ण--व्यवहारनय दो भिन्‍न पदार्थोमे आधार-आधेयभावको स्वीकृत करता है, परन्तु 
निशचयनय एक ही पदार्थमे आधारआधेयभावको स्वीकृत करता है। इस स्थितिके अनुसार 
निश्चयनयसे आप ही अपने गुणोके आधार हैं और आप ही आधेय हैं। आधार, होनेसे आप ही 
व्यापक हैं और आधेय होनेसे आप ही व्याप्य है। गुण और गुणामे प्रदेशभेद न होनेसे निश्चयनय' 
अभेदको स्वीकृत करता है। विज्ञानधनस्वभाव आपका आधेय है और आप ही उसके आधार हैं 
क्योकि आपमे और विज्ञानधनस्वभावमे प्रदेशभेद न होनेसे पृथक्‌ भाव नही है ॥२०॥ 


आत्मा माता मेयमिदं विश्वमशेष सम्बन्धेडस्मिन्‌ सत्यपि नानन्‍्योन्यगतो तो । 
प्रत्यासत्तिः कारणमेक्यस्य न सा स्यथादर्थो वाच्यं वक्‍त्रभिधान च विभिन्‍्ने ।।२१॥ 


अन्वयार्थं-- (आत्मा) आत्मा (माता) ज्ञाता है और (इद अशेष विश्व) यह समस्त विद्व 
(मेयस) शेय है (अस्मिन्‌ सम्बन्धे सत्यपि) इस माता-मेय अथवा ज्ञानज्ञेय सम्बन्धके रहनेपर भी 
(तौ) वे दोनो (अन्योन्यगतौ न) परस्पर एक दूसरेमे गत नही है। (ऐक्यस्य) एकताका कारण 
(प्रत्यासत्ति ) अत्यन्त निकटता है परन्तु (सा न स्थात्‌) वह प्रत्यासत्ति नही है क्योकि (वाच्य 
अर्थ ) वाच्यरूप अर्थ (च) और (वक्‍त्रभिधानं) वकक्‍ताका वचन दोनो (विभिन्‍्ते) पृथक्‌-पुथक्‌ हैं । 

भावार्थ--जो पदाथ को जानता है उसे माता और जो जाना जाता है उसे मेय कहते हैं । 
आत्मा माता है और समस्त विदश्व मेय है। यद्यपि आत्मा और विश्वमे माता और भेय का 
सम्बन्ध है तथापि वे दोनो एक दूसरेमे अनुप्रविष्ट नही है। पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। दोनो की एकता का 
कारण प्रत्यासत्ति हो सकती है परन्तु वह नही हैं। यह बहिज्नय की अपेक्षा कथन है । अन्तज्ञय 
की अपेक्षा दोनोमे अभेद माना जाता है जैसे वाच्य पदार्थ है और वाचक वक्ता का शब्द है इस 
तरह दोनोमे भेद है फिर भी दोनोमे वाचकवाच्य सम्बन्ध माना जाता है। वेसे ही माता और 
भेयमे भेद होने पर भी परस्परमे मातामेय सम्बन्ध माना गया है ॥२१॥ 


यः प्रागासीर्ज॑त्स्यैदपेक्ष। खल सिद्धः प्रत्युत्पन्नः सम्प्रति सिद्धोईसि स एवं । 


प्रत्युत्पन्नायतो [ते |बरक्तिरिद्ासीदू [या |भूतापेक्षा सम्प्रति|ते]सा किल रक्तिः ॥२२॥ 
छ०-२६ 


रण्र लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(खलु) निश्चयसे (य) जो आप (वरत्स्यंदपेक्ष ) भविष्यत्‌ की अपेक्षा (प्राक 
पहले (सिद्ध. आसी.) सिद्ध थे (स एवं) वही आप (सम्प्रति) अब (प्रत्युत्पन्न. सिद्धः असि) वर्तमान 
सिद्ध हैं। (इह) इस जगत्‌मे (तै) आपकी (या) जो (अवरक्ति ) विरक्‍त दशा (प्रत्युत्पन्नायते) 
वर्तमानके समान मालूम होती है (किल) वास्तवमे (सा) वह (भूतापेक्षा) भूतकाल की अपेक्षा 
(रक्ति ) सरागावस्था (आसीत) थी । 

भावार्थे--हे भगवन्‌ | जो आप पहले भविष्यत्‌ की अपेक्षा सिद्ध कहे जाते थे वही अब 
वर्तमान सिद्ध कहलाते हैं। इस कालकी अपेक्षा पर्यायभेद होनेपर भी द्वव्यकी अपेक्षा दोनो पर्यायोमे 
एकत्व स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान की अपेक्षा जो विरकक्‍्त दक्षा है वह भूत की 
अपेक्षा सरागावस्था थी । इसलिए यहाँ भी पर्याय की अपेक्षा भेद होने पर भी द्वव्य की अपेक्षा अभेद 
प्ररूपण किया गया है ॥२२॥ ] 


एक भाजं शाइवतपुच्चेरमिषिज्चन्‌ भूत्वाभृत्वा त्व॑ मवसीश स्वयमेव । 
एतड्ूत्वा यदूभवन॑ पुनरन्यन्न (तत्‌) त्रेकाल्य सड्डूलयन्‌ त्वामुयाति ॥२३॥ 


अन्वया्थ --(ईद) हे नाथ | (त्व) आप (एक शाइवत भाव) एक शाइवत--त्रेकालिक भाव 
का (उच्चे अभिषिज्चन्‌) उत्कृष्ट अभिषेचन कंरते हुए अर्थात्‌ सामान्य त्रंकालिक भावकी रक्षा 
करते हुए (भूत्वाभूत्ता) हो होकर (स्वयमेव) अपनेआप (भवसि) होते हैं सो (एतद भूत्वा पुन 
यद्भवन) यह होकर पुन जो होता है वह (अन्यत्‌ न) अन्य नही है अर्थात्‌ अन्य द्रव्य की उत्पत्ति 
नही है (त्रेकाल्य सद्भुलयन्‌ भाव ”) तोन कालका सम्नह करनेवाला भाव (त्वाम्र) आपका (अनु- 
याति) अनुगमन करदा है। 

भावार्थ--पदार्थ द्रव्य और पर्यायरूप है। इनमे द्रव्याद् त्रेकालिक है और पर्यायाद्य परि- 
वर्तित होता रहता है। जब द्रव्याशको प्रधानता देकर कथन किया जाता है तब कहा जाता कि 
पदार्थ अपेरिव्तंनीय--श्रेकालिक है और जब पर्यायाश को प्रधानता देकर कथन होता है तब कहा 
जाता है कि पदार्थ परिव्तंनीय है। यतदइच द्रव्य पर्यायसे भिन्‍न नही है और पर्याय द्रव्यसे भिन्‍न 
नही है अत यहाँ कहा गया है कि हे ईश ! आप शाइवतमाव--त्र कालिक द्रव्याश की रक्षा करते 
हुए ही अपनी उपादान शक्तिसे स्वय हो रहे हैं, नुतन नूतन परिणतिसे युक्त हो रहे हैं परन्तु 
आपकी वह नूतन परिणति आपके द्रव्याशसे पृथक नहीं है। इस प्रकार तीनो कालका सकलून 
करनेवाला जो द्रव्याश है वह सदा आपके साथ रहता है। तात्पर्य यह है कि आप द्रव्यपर्यायात्मक 
होनेसे भावाभावात्मक हैं ॥२३॥ 

एक्रः साक्षादक्षरविज्ञानघनस्त्वं शुद्ध शुद्धस्वावयजेष्वेव निलीनः । 

अन्तर्मज्जदूदूकूसुखवीर्या दिविशेषे रेकोधप्युद्गच्छसि वैचित्र्यमनन्तम्‌ ॥२४॥ 

अन्वया्--है भगवन्‌ ! (त्व) आप (एक ) एक हैं (साक्षात्‌ अक्षरविज्ञानधन ) साक्षात्‌ 
अविनाशी विज्ञानघन स्वभावसे युक्त हैं (शुद्ध ) शुद्ध हैं तथा (शुद्धस्वावयवेष्वेव नि्लीन )) अपने 
शुद्ध अवयवोमे ही निलीन है । इस तरह (एको<पि सन्‌) एक होते हुए भी (अन्तमंज्जद्हक्सुख- 
वीर्यादिविज्येषे ) अन्तरमे निमग्न होनेवाले दर्शन सुख और वीय॑ आदि विशिष्ट गुणों की अपेक्षा 
(अनन्त वैचित्रयमु) अनन्त प्रकारकी विचित्रता-नावारुपता को (उद्गच्छसि) प्राप्त हो रहे हैं। 


चतुविद्यतिस्तव २०३ 


अन्वयार्थ--यहाँ एकानेक भड़की अपेक्षा भगवान्‌ की स्तुति करते हुए आचाय॑ कहते हैं 
कि हे भगवन्‌ ! आप यद्यपि अपने विज्ञानघधनस्वभाव की अपेक्षा एक हैं तथापि अन्तरज्भमे 
विद्यमान दर्शन सुख और वीय॑ आदि गुणो की अपेक्षा अनेक भी हैं ॥२४॥ 


अध्यारुढोडन्योन्यविरुद्भोद्तधमें!. स्याद्ादेन प्रविभक्तात्मविभूतिः । 
स्वामिन्‌ नित्य॑ त्व॑ निजतलैकपराणां किख्िदू दत्सेः्त्यन्तमगाधो5प्यवगाहम्‌ ॥२५॥ 


अन्वयार्थ--(स्वामित्‌) हे नाथ ! यद्यपि (त्व) आप (नित्य) निरन्तर (अन्योध्न्यविरुद्धोद्धत- 
धर्मे ) परस्पर विरुद्ध अनेक उद्धत धर्मोसि (अध्यारूढ ) सहित है तथापि (स्याह्ादेन) स्याद्वादसे 
(प्रविभक्तात्मविभूत्ति ) विभाग को प्राप्त आत्मवेभवसे युक्त हैं अत (अगाधो5पि) अत्यन्त गभीर 
होते हुए भी (निजतत्त्वेकपराणा) स्वतत्त्व की एक आराघनामे तत्पर रहनेवालोके लिये (किश्विद) 
कुछ (अवगाह दत्से) प्रवेश देते हैं । 

भावार्थ--है भगवनु ! ऊपर कहे अनुसार यद्यपि आप परस्पर विरोधी अनेक धर्मोसि 
युक्त हैं और वे धर्म इतने उद्धत हैं कि सब, आपके समस्त आत्मप्रदेशोपर अधिकार जमाये हुए 
हैं तथापि स्याह्मादका आलम्बन लेकर आपने अपनी आत्मविभूत्तिका ऐसी सुन्दरताके साथ 
विभाग किया है कि सब विरोधी धर्मोका पारस्परिक विरोध अपने आप शान्त हो गया हैं। 
इस तरह यद्यपि आपका समझना अत्यन्त कठिन है तथापि जो निरन्तर आत्मतत्व की आराधना 
मे तत्पर रहते हैं उन्हे आपका समझना सरल हो गया है, इसी दृष्टिसि कहा गया है कि आप 
5 होते हुए भी अपनी आराधनामे तत्पर रहनेवाले पुरुषोके लिये कुछ अवगाह--प्रवेश 

॥रषा। 


(१९ ) 
वियोगिनीहन्दः' 


अजर. पुरुषों जिन सवयथ सहजज्योत्िरजय्यचिद्मरः । 
अयमद्भ्ुतसत्यवैमवस्त्ममसि. इथात्मकदृष्टिगोचरः ॥१॥ 


अन्वयारथ--(जिन) है कर्मंशत्रुओको जोतनेवाले जिनेन्द्र | (अजर ) जो वृद्धावस्थासे 
रहित हैं, (पुरुष ) आत्मस्वरूप है, (स्वयं) अपने आप (सहजज्योतिरजय्यचिद्धर ) स्वाभाविक 
ज्ञानज्योतिसि जीता न जा सके ऐसे चेतन्यके समूहसे युक्त हैं और (अद्धूतसत्यवेभव ) आइचयं- 
कारक सत्यवेभवसे सहित है ऐसे (अय त्वम) यह आप (हयात्मकदृष्टिगोचर ) विधिनिषेधके भेद- 
से द्विविधरूपताको धारण करनेवाछी दृष्टिके गोचर है । 
भावाथं--अन्यत्र पुरुष अर्थात्‌ आत्माका लक्षण लिखते हुए कहा है--“अस्ति पुरुपश्चिदात्मा 
विवर्जित' स्पशंगन्धरसवर्ण । गुणपर्ययसमवेत समाहित समुदयव्यय प्रौव्ये *॥ अर्थात्‌ चैतन्य 
जिसका स्वरूप है, जो स्पर्श रस गन्ध और वर्णसे रहित है--भअमूत है, गुण और पर्यायोसे तन्‍्मय 
है तथा उत्पाद व्यय और भ्रौव्यसे सहित है ऐसा पुरुष--आत्मा है । है भगवन्‌ | आप इसी आत्म- 
द्रव्यरूप हैं, वृद्धावस्थासे रहित हैं. क्योकि वृद्धावस्था शरीररूप पुद्गलद्वव्यकी परिणतति है, सहज 
चेतन्यसे सहित हैं आइचय्यकारी आत्मवेभवसे सहित हैं--सबको आइचयंमे डालनेवाले केवलज्ञानादि 
गुणोसे तन्‍्मय हैं। आपके इस स्वरूपको जाननेके लिये विधि और निषेध इन दोनो दृष्टियोका 
ज्ञान होना आवश्यक है क्योकि उनके बिना आपका ययार्थरूप जानना सभव नही है ॥१॥ 
न॒पराश्रयणं न शुन्यता न च भावान्तरसड्डरो$स्ति ते । 
यदसंख्यनिजग्रदेशकेविंहितों. वस्तुपरिग्रहः. स्वयम्र्‌ ॥२॥ 
अन्वयार्थ--(तें) आपके (न पराश्रयण) न परका आश्रय है (न शून्यता) न शून्यरूपता है 
(च) और (न भावान्तरसद्धूर अस्ति) अन्य भावोका सकर--समिश्रण है (यत ) क्योकि (असख्य- 
निजप्रदेशके ) अपने असख्यात प्रदेशोके द्वारा (स्वयं) स्‍्वय (वस्तुपरिग्नह ) वस्तुका परिग्रहण 


(विहित ) किया गया है । 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! आप जो अनन्त गुण और पर्यायरूप वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं अर्थात्‌ 


उससे तन्मय हो रहे हैं सो इस कार्यमे आपको पर द्रव्यका आश्रय नही लेना पडा है, न इन गुणो 
का आपमे अभाव है और न अन्य भावोंसे आपका सकरणपना है मात्र अपने असख्यात प्रदेशों द्वारा 


स्वय ही उस चैतन्य वस्तुको भ्रहण कर रहे हैं ॥२॥ 

7 - -मननननिन तन दन नये | 
१ 'विपमे ससजा गुर समे सभरालोध्य गुरुवियोगिनी --वृत्तरत्नाकर 
२ पुरुषार्थसिद्धयुपाये । 


चतुविशतिस्तव “२०५ 


यदमूर्त इति स्फूटोद्य सहज भाति विशेषणं विभोः । 
तदिहात्मपरायणो भवान्‌ सह भेदं समुपैति पुद्गले। ॥३॥ 


अन्वयार्थ--(यत्‌) जिस कारण (विभो ) आपका (अमूत॑ं ) अमूत (इति) यह (स्फुटोदयं) 
अत्यन्त स्पष्ट और (सहज) स्वाभाविक (विद्येषण) विशेषण (भाति) सुशोभित होता है (तत्‌) इस 
कारण (इह) इस लोकमे (आत्मपरायण ) आत्माराधनामे लीन रहनेवाले (भवान्‌) आप (पुदुगले: 
सह) पुद्गलोके साथ (भेद) पृथवत्वको (समुपेति) प्राप्त हैं । 

भावा्थ-- है भगवन्‌ | आपके अनेक विशेषणोमे 'अमू् यह भी एक विशेषण है । जो स्पर्श 
रस गन्ध और वर्णसे रहित है उसे अमूतं कहते हैं। आपका यह “अमूर” विशेषण अत्यन्त स्पष्ट 
ओर सहज--स्वाभाविक है। 'मू! विशेषण पुद्गल द्रव्यमे सगत होता है क्योकि वही स्पर्श रस 
गन्ध और वर्णसे सहित है। अरहन्त अवस्थामे यद्यपि आप शरीररूप पुद्गलमे निवास करते हैं 
तथापि उससे आप सर्वथा पृथक्‌ हैं। शरीररूप पुद्गलके साथ आपका एकत्व नही है ॥३॥ 


चिद्तीस(श)विशेषण दधत्सहज व्यापि कुतो5प्यबाधितस्‌ । 
उपयासि भिदामचेतनेरखिलेरेव सम समन्ततः ॥४॥ 


अन्वयार्थ--(ईदा) हे स्वामिन्‌ ! जिस कारण आप (सहज) स्वाभाविक (व्यापि) व्यापक 
और (कुतो5पि) किसी भी कारणसे (अबाधित) बाधित न होनेवाले (चिद्‌ इति विशेषण) “चित्‌! 
इस विशेषणको (दधत्‌) धारण कर रहे है उस कारण आप (समन्तत ) सब ओरसे (अखिले' एवं 
अचेतने ) सभी अचेतन द्रव्योके (सम) साथ (भिदा) भेदकों (उपयासि) प्राप्त हो रहे है । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! अमूत विशेषणके समान एक 'चित्‌” यह भी आपका विद्येषण है। 
आपका यह चित्‌ विशेषण सहज हे--स्वाभाविक है, सब अवस्थाओमे व्यापक हे और किसी भी 
कारणसे उसमे बाधा नही आत्ती हे। इस विशेषण की महिमासे आप पुद्गल, धर्म, अधर्म, 
आकाश ओर काल इन पाँचो अचेतन द्रव्योसे पृथक सिद्ध होते है। “'अमूत विशेषणसे तो आपका 
मात्र पुद्गलद्गव्यसे पृथकत्व सिद्ध होता हे--धमं, अधर्म, आकाश ओर कालल्‍से नही । परन्तु 'चित्‌” 
विदशेषणसे जीवातिरिक्त सभी अचेतन द्रव्योसे पृथक्त्व सिद्ध होता हे ॥४॥ 

विशदेन सदेव सर्गतः सहजस्वानुभवेन  दीव्यत । 
जे कप ४५ 
सकले! सह चेतनान्तरेरुद्ति दूरमिद तवान्तरम्‌ ॥५॥ 

अन्वयार्थ--(सदेव) सदा ही (स्वत) सब ओरसे (विशदेन) निर्मल (सहजस्वानुभवेन) 
सहज स्वानुभवसे (दीव्यत ) रमण करनेवाले (तव) आपका (सकल ) समस्त (चेतनान्तरे. सह) 
अन्य चेतन द्रव्योंके साथ ( इद ) यह ( दूर ) बहुत दूरका ( अन्तर ) अन्तर ( उदित ) कहा 
गया है। 

भावाथ--चित्‌” विशेषणसे अचेतन द्रव्योंके साथ तो आपका पृथक्त्व सिद्ध हो गया था 
परल्तु अन्य चेतन द्रव्योके साथ पृथकत्व सिद्ध नही हुआ था। “अब आप सहज स्वानुभवसे सहित हैं' 
इस विशेषणके द्वारा समस्त अन्य चेतन द्रव्योसे आपका बहुत दूरका अन्तर सिद्ध होता है, यह 
बात सिद्ध की गई है। संसारमे जितने चेतन द्रव्य हैं वें सव अपना-अपना स्वतन्‍्त्र पृथक्‌ अस्तित्व 


२०६ लघुतत्त्वस्फीट 


लिए हुए हैं क्योकि सबका स्वानुभव पृथक्‌-पुथक्‌ है। यदि सब चेतन एक ही ब्रह्माके विवर्तरूप 
होते तो सबका अनुभव एकरूप ही होता परन्तु सवका अनुभव अपना-अपना जुदा-जुदा है अत 
सब कक हैं । हे भगवन्‌ | आपका भी सहज स्वानुभव पृथक्‌ है अत. आप अन्य चेतन द्रव्योंसे 
पृथक हैं ॥५॥। 


निजमभावशृ तस्य सर्वतो निजरभावेन सदैव तिष्ठतः | 
प्रतिभाति परेरखण्डितः स्फुटमेंकी निजभाव एवं ते ॥६॥ 


' अन्वयार्थं--जों (स्वत ) सब ओरसे (निजभावभृतस्य) निजभावसे भरे हुए हैं तथा (सर्देव) 
सदा ही (निज्रभावेन) निजभावके साय (तिष्ठत ) स्थित रहते हैं ऐसे (ते) आपका (पर अखण्डित ) 
परसे खण्डित नही होनेवाला (एक ) एक (निजभाव एव) निजभाव ही (स्फुट) स्पष्टरूपसे (प्रति- 
भाति) सुशोभित हो रहा है। 

भावाथं--यतदच प्रत्येक द्रव्य निजभावसे परिपूर्ण है, सदा निजभावसे ही युक्त रहता है 
और उसका वह निजभाव परके द्वारा खण्डित नही होता है। यह वस्तुस्वभावकी मर्यादा है 
तदनुसार आप भी एक स्वतन्त्र आत्मद्रव्य हैं अत्त आपका भी निजभाव सदा परसे अखण्डित 
है ॥६॥ 


अजढादिविशेषणैरयं॑ त्वमनन्तैयुगपद्धिशेषितः । 
भवसि स्वयमेक एवं चेत्‌ प्रकट तत्तव भावमात्रता |।७॥ 


अन्वयार्थ--(अनन्ते अजडादिविशेषणै) अजड-चेतन आदि अनन्त विशेषणोंके द्वारा 
(युगपत्‌) एक साथ (विश्येषित ) विद्येषताको प्राप्त हुए (अय त्वम्र) यह आप (चेंतु) यदि (स्वय) 
स्वय (एक एवं भवसि) एक ही हैं (तत्‌) तो (त्व) आपकी (भावमात्रता) सामान्यरूपता (प्रकटा) 
प्रकट है--स्पष्ट है । 
भावार्थ--'यद्यपि शब्द-शब्दमे अथंभेद होता है' इस मान्यताके अनुसार अनन्त विद्येषणोंसे 
युक्त होनेके कारण आपमे अनन्तरूपता होना चाहिए तथापि आप एक ही हैं अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति 
के अनन्त विशेषण हैं । इससे सिद्ध होता है कि उन विशेषताओंके होने पर भी आपमे एक ऐसी 
सामान्यरूपता है जिसके कारण आपका सब विदयेषणोमें अनुगसन होता रहता है ॥७॥ 
त्वम्पयु परि प्रभो भवन्निद्मस्तीत्यविभिन्नधारया । 
अविभावितपूर्व पश्चिम; प्रतिभासि ध्रुव एवं पश्यताम्‌ ॥८॥ 
अन्वयार्थ--(प्रभो) हे भगवन्‌ ! (उपयुपरि) ऊपर-ऊपर अर्थात्‌ आगामी प्रत्येक क्षणमे 
(भवन) होते हुए (त्वग) आप (इदमस्ति) यह हैं' (इति अविभिन्‍नधारया) इस प्रकार अखण्डधारा 
से (अविभावितपुर्वंपश्चिम ) पूर्व और उत्तरके विकल्पसे रहित (प्रतिभासि) सुशोभित होते हैं 
अत (पश्यताम) देखनेवालोंके लिए (प्रुव एव प्रतिभासि) श्रुव--नित्यरूप ही प्रतीत होते हैं । 
भावार्थ--द्र॒व्य स्वभावके कारण यद्यपि आपमे प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय होता रहता है 
और उसके कारण आप अश्लुवरूप हैं तथापि 'यह वही हैं” इस प्रकारकी अखण्डधारासे--अवि- 


चतुविदश्तिस्तव २०७ 


ौच्छित्तरूपसे होने वाले प्रत्यभिज्ञानके कारण आपके पूर्व और उत्तरका विभाग अनुभवमे नही 
आता है इसलिए आप देखनेवालोके लिए एक श्रुवरूप ही अनुभवमे आते हैं ॥८॥ 


अयमेकविशेष्यता गतस्त्वमनन्तात्मविशेषणस्रजः । 
प्रभवन्नविम्नक्तघारया भगवन्‌ भासि सवनिरन्तरः ॥९॥ 


अन्वयाथ--(अनन्तात्मविशेषणस्रज ) अपने अनन्त विशेषणोंके समूहकी (एकविशेष्यता गत ) 
एक विद्वेष्यताको प्राप्त हुए (अय त्वम) यह आप (अविमुक्तधारया प्रभवन्‌) अखण्डधारासे होते हैं 
अत (भगवन्‌) हे भगवन्‌ | (भवन्निरन्तर ) होते हुए भी अन्तरसे रहित (भासि) सुशोभित है। 
भावाथें--हे भगवन्‌ | विशेषंणोकी माला अनन्त है परन्तु उन सब विशेषणोके विद्येष्य 
आप एक ही है। यद्यपि उन विशेषणोके कारण आप प्रतिसमय नवीन नवीनरूपसे उत्पन्न हो रहे 
हैं तथापि आपकी वह उत्पत्ति अखण्डधारासे हो रही है भर्थात्‌ विशेषणजन्य नवीनताके होने पर 
भी आपकी एकरूपतामे कोई बाधा नही आती है भत आप “भवन चासौ निरन्तर' इस समासके 
अनुसार होते हुए भी निरन्तर हैं--अन्तरसे रहित है । तात्पय यह है कि उत्पाद व्ययके होने पर 
भी आप किसी अपेक्षासे श्रुवरूप हैं ॥९%। दि 
अजडादिविशेषणभ्नंता निनधारा न॒तवेति तुच्छताम । 
अजडादिविशेषणानि न क्षयमायान्ति धतानि धारया ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(अजडादिविद्येपण भुता) अजड आदि विशद्येषणोसे भरी हुई (तव निजधारा) 
आपकी वह धारा (तुच्छता) अभाव रूपताको (न एति) प्राप्त नही होती और (धारया) धारासे 
(धृतानि) धारण किये हुए (अजडादिविशेषणानि) अजड आदि विशेषण (क्षय न आयान्ति) क्षयको 
प्राप्त नही होते । 

भावार्थ--द्रव्यती जो अनादिअनन्तरूपता है वह उसकी निजधारा कहलाती है और 
उसमे गुण तथा पर्यायके कारण जो नवीनता आती है उसे विशेषण कहते हैं। द्रव्यकी जो निज- 
धारा है वह अनेक विशेषणोसे परिपूर्ण रहती है तथा अनादि-अनन्त होनेसे कभी नष्ट नही होती 
है । विशेषणोंसे द्वव्यमे जो नृतनता आती है वह उसकी निजधारासे सदा सबद्ध रहती है इसलिए 
वह भी सवंथा क्षयको प्राप्त नही होती । हे भगवन्‌ | आप एक स्वतन्त्र आत्म-द्रव्य हैं उसकी जो 
“अनादि अनन्त परिणति है वह आपकी निजधारा है और यह निजधारा 'अजड-चेतन' तथा भमूतं 
आदि विशेषणोसे परिपूर्ण है। इन विशेषणोकी अपेक्षा आपकी निजधारा कभी नष्ट नही होती 
ओर निजधाराकी अपेक्षा कभी विश्लेषण नष्ट नही होते अर्थात्‌ (अजड' तथा अमूतंत्व आदि ऐसे 
विदशेषण हैं जो सदा काल आपमे विद्यमान रहते है ॥१०॥॥ 


७ ३5 ५, 


अजडादिविशेषणानि ते परतो भेदकराणि न स्वतः | 


दघतः स्वयमय सदा स्वमसाधारणभावनिर्भरम्‌ ॥११॥ 
अन्वयार्थ---(ते) आपके (अजडादिविशेषणानि) अजड आदि विशेषण (परत ) अन्य द्रब्यो 
से (भेदकराणि) भेद-पृथक्त्व करनेवाले है (स्वत न) स्वद्रव्यसे नही । क्योकि आप (सदा) निरन्तर 
(अह्य) अन्य द्रव्यसे रहित और (असाधारणभावनिभंरस) असाधारण भावोसे पेरिपुर्ण (स्व) अपने 
आत्म द्रव्यको (स्वयं) अपने आप (दघत )'घारण करते हैं। 


२७८ रूघुतत्त्वस्फोट , 


'. भव्ार्थ--हे भगवनु ! आपका आत्मद्रव्य एकत्व-विभवत है अर्थात्‌ स्वकीय गुण पर्यायोंसे 
अभिन्‍न तथा परब्रव्योसे विभक्‍त है। इस प्रकार जब आप परसे रहित और अपने असाधारण- 
भावोसे सहित आत्मद्रव्यको सदा धारण करते हैं तब आपके अजड आदि विशेषण आपको पर» 
द्रव्योसे तो पुथक्‌ सिद्ध करते हैं परन्तु अपने आत्मद्रव्यसे नही । कही द्रव्यके गुण पर्याय भी क्‍या 
उससे पृथक होते हैं ? अर्थात्‌ नही होते ॥१ १॥। 


अजडाद्यविभागत! स्थितस्तव भावोध्यमनश एककः |, 
अजडागविभागभावनादनुभूति सपश्ुपैति नान्‍्यथा ॥१२॥ 


अन्वयाथथ--(अजडाद्यविभागत स्थित ) अजड आदि विद्येषणोके अपृथक्त्व--अविभेदसे 
स्थित (तव) आपका (अय) यह (अनश ) अखण्ड (एकक ) एक (भाव ) आत्मद्रव्य (अजडाञ्विभाग- 
भावनात्‌) अजडादि विश्ेषणोके अभेदकी भावना करनेसे ही (अनुभूति) स्वानुभूतिको (समुपेति) 
प्राप्त होता है (अन्यथा न) अन्य प्रकारसे नही । 

भावारथं --है भगवन्‌ ! आपका यह एक अखण्ड आत्मद्रव्य, अजड-चेतन्य-ज्ञानरूपता आदि 
विशेषणोंसे अभिन्‍न है, न्याय वेशेषिक दर्शानकी मान्यताके अनुसार गुणोसे सवंधा भिन्‍न नहीं है 
और बौद्धदर्शनकी मान्यताके अनुसार क्षण-क्षणमे नष्ट होकर अनेकत्वको प्राप्त नही है इसीलिए 
उसमें आत्मानुभूति तथा अतीत कार्योकी स्मृति आदि होतो है। गुणगुणीमे तथा पूर्वोत्तर क्षणमे 
स्वंथा भेद माननेसे अनुभूति आदिकी सिद्धि नही हो सकती ॥१श॥ 


भवन भवतो निरद्बुश सकला माष्टि सकारकाः क्रिया! | 
भवन इयतामवाप्यते क्रियया नेव न कारकेरपि ॥१३॥ 


अन्वयाथं--(मवत ) आपका (निरडुश) निर्बाधरूपसे (भवन) होना (सकला ) सम्पूर्ण 
(सकारका ) कारक सहित (क्रिया ) क्रियाओको (मार्ष्ठि) साफ करता है क्योकि (भवन्त) आपका 
होना (नेव क्रियया) न क्रियाके द्वारा और (न कारके अपि) न कारकोके द्वारा भी (दयता) हि- 
रूपताकी (अवाप्पते) प्राप्त कराया जाता है । 

भावाथथ--मभेददुष्टिके कथनमे द्रव्यकी परिणति कर्ता कर्म आदि कारकों और क्रियाकी 
अपेक्षा रखती है परन्तु अमेददृष्टिके कथनमे द्रव्यकी परिणति स्वत होती है, उसमे कारक और 
क्रियाकी अपेक्षा नही रहती। यहाँ अभेददृष्टिकी अपेक्षा स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
हे भगवन्‌ ! आपकी जो परिणति है वह स्वतन्त्र है किसी बाह्य द्रव्यके आश्रित नही है अत उसमे 
कारक और क्रियाओका विकल्‍प नही है ॥१३॥ 


भवने भवतो निरडुंशे क्व लसेत्‌ कारणका्यविस्तरः | 
न किलामबन करोति तत्‌ क्रिपतेध्त्राभवन च तेन नः (न) ॥१४॥ 
अन्वयार्थ--(भवतो भवने निरडुडें सति) आपका परिणमन निर्वाध होने पर (कारणकार्य॑- 


विस्तर ) कारण और कार्यका विस्तार (व ल्सेत्‌) कहाँ विराजता है ? अर्थात्‌ कही नही । क्योकि 
(किल) नि३चयसे (तत्‌) कारण (अभवन) का्येकी अनुत्पत्तिको (न करोति) नही करता है (च) 


चतुविद्ञतिस्तव २०९, 


और (अन्न) इस लोकमे,(तेन) कार्यके द्वारा (अभवन) कारणकी , अनुत्पत्ति (न क्रियते) नही को 
जाती है। छह, 
भावार्थ--लोकमे जिसका जिसके,साथ भअन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है उसम्तका उसके साथ ' 
कारण-कायंभाव माना जाता है परन्तु यह मान्यता भेददृष्टिकी अपेक्षा है। अभेददृष्टिकी 
अपेक्षा पदार्थकी उस प्रकार॑की योग्यता ही कार्योत्पत्तिमे कारण मानी जात्ती है । तात्पय यह है कि 
अभेददृष्टिमे कारण कार्यंका विकल्प ही नही है। इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा गया'* है कि है भर्गेंवन । 
आपकी जो परिणति हो रही है उसमे कारण-कार्यका विकल्प नही है।॥१४॥ 
भवतीति न युज्यते क्रिया त्वयि कत्रांदिकरम्बितोदया । 
भवनेकविभूतिभारिणस्तव भेदी हि कलझ्डूकल्पना |॥|१५)। 
अस्वयार्थ--(कर्न्रादिकरम्बितोदया) कर्ता आदि कारकोंसे जिसका उदय व्याप्त है ऐसी 
(क्रिया) क्रिया (त्वयि) आपमे (भवत्ति) होती है (इति न युज्यते) ऐसा कहना युक्त नहीं है (हि) 
क्योकि (भवनेकविभूतिभारिण ) परिणमन मात्र एक विभूतिको धारण करनेवाले (तव) आपके 
(भेद ) कर्ता कर्म आदिका भेद करना (कलद्भूकल्पना) कलद्डूकी कल़्पना।है । 
भावाथ--अभेदनयकी दृष्टिमे कर्ता कर्म और क्रिया तीनो एक़ ही पदार्थ है भिन्न-भिन्न 
नही है इसलिए आपमे उनका भेद करना उचित नही है ॥(५॥ ५, 
अजडादिमिय; सनातनो जिन भावोञ्स्यवकीणंकश्मुल! ॥ . , 
अयमुच्छलद॒च्छचितट्रभाभरमग्नस्वपरक्रमाक्राा , .. है , 
अन्वयाथं--(जिन) है जिनेन्द्र | (अजडादिमय ) जो अजड अर्थात्‌ चेतन्य आंदि रूपं है, 
(सनातन ) त्रेकालिक है, (अवकीर्णकश्मल ) मोह परिणामोसे रहित है और (उच्छलदच्छचित्रभा- 
भरमग्नस्वपरक्रमाक्रम ) जिसके छलकते हुए निर्मल चेतन्यको प्रभाके समूहमे निज.और परके 
पर्याय और गुण निमग्न हैं ऐसा जो (अय) यह (भाव ) भाव है उस रूप आप (असि) है। 
भावार्थ--यहाँ भाव और भाववानूमे ,अभेद कर भागवाच्‌को भाव्नरूप7 कहा है। ज़िनेन्द्र 
भाववान्‌ हैं और उनका अजडादिरूप---चेतन्य तथा अमूतंत्वरूप जो परिणाम है वह भाव है। 
जिनेन्द्रका वह भाव, सब कश्मल-मोह अथवा दु खोंसे रहित है तथा स्वपर द्रव्योके गुण और'पर्यायों 
को अन्तनिमग्न करनेवाला है ॥१६॥ 
भगवन्नवकीणंकश्मलो यदि भावोषसि विभामयः स्वयम्‌ । 
तदय॑ स्वयमेव विस्फुरनू न विमोह समपैषि कुत्रचित्‌ !!१७॥ « 
अन्वयार्थ--(भगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (यदि) यदि आप (अवकीणंकश्मल ) मोह रहित तथा 
(विभामय ) ज्ञानरूप दीप्ति से सहित (स्वयं) स्वय,(भाव असि) भावरूप हैं (तत्‌) तो (अय॑) यह 
भाव (स्वयमेव) स्वय ही (विस्फुरच्‌) प्रकट होता है--भनन्‍्यके द्वारा किया हुआ नहीं है। आप 
(कुत्नचित्‌) कही भी (विमोह) कतृंत्वजन्य भ्रमको (न समुर्पेषि) प्राप्त नही होते है। 
भावाथ--हे भगवन्‌ | आप जिस वीतराग भावरूप हैं वह भाव भो आपमे स्वय प्रकट हुआ 
है किसी अन्य द्रव्यके उपादानसे उसकी उत्पत्ति नही हुई है क्योकि उपादानोपादेयबसाव एक ही 


रू०-२७ 


२१० लघुतस्वस्फोट 


द्रव्यमे बचता है दो द्रव्योमे नही । दो द्वव्योमे निमित्तनेमित्तिक भाव बनता है, परन्तु अभेदनयके' 
कथनमसे उसकी विवक्षा नही है ॥१७॥ 


स विभाति विभामयो5स्ति यो न विभायादविभामयः क्वचित्‌ । 
नल सर्वमिदं विभाति यत्‌ तदियं भाति विनैब (विभेष) निर्भरम ॥१८॥ 

अन्वयाये--(य ) जो (विभामय भ्रस्ति) विभामय है (स ) वह (विभाति) सुशोभित होता 
है (अविभामय ) अविभावमय (क्वचित्‌) कही भी (न विभायात्‌) सुशोभित नहीं हो सकता। 
(यत्‌) जो (इद स्व) यह सब (तनु) निश्चयसे (विभाति) सुशोभित हो रहा है (तत्‌) वह (इय 
विभा एव) यह विभा ही (निर्भर) अत्यन्त (भाति) सुशोभित हो रही है । 

भावाय--विभा और विभामय ये दो वस्तुएं पृथक्‌-पृथक नही हैं क्योकि गुण और गुणीमे 
प्रदेशभेद न होनेसे अभेद स्वीकृत किया गया है) जो विभासे तन्‍्मय है उसे विभामय कहते है 
भोौर उसकी जो दीप्ति है वह विभा कहलाती है। विभामय, विभासे तन्‍्मय हे इसलिए विभामय 
की शोभासे विभाकी शोभा स्वय सिद्ध हो जाती है। यहाँ विभा ओर विभामयमे भभेद स्वीकृत 
कर कथन किया गया है ॥१८॥ 

इृदसेंव विभाति फेवल न विभातीदमिति फव कल्पना । 
इद्मित्यम्ुना विभाति तदू द्वितयं नास्ति विभाविभागकृत्‌ ॥१९॥ 

अस्थयाथ--(केवल) मात्र (इृदमेव) यही (विभाति) सुशोभित होता है (इद न विभाति) 
यह सुशोभित नही होता (इति कल्पना क्य) ऐसी कल्पना कहाँ होती है ? अर्थात्‌ कही नही । 
(इदस) यह (अमुना) इससे (विभाति) सुशोभित होता है (इति) इस प्रकारका जो '(द्वितय) गुण 
भौर गुणीका युगल है (तत्‌) वह (विभाविभागकृत) विभामयसे विभाके विभागकों करनेवाला 
(नास्ति) नही है । 

भावार्थ--जब अभेद दृष्टिसे विभा और विभामय पदार्थमे अभेद है तब यह नही कहा जा 
सकता कि विभा ही सुशोभित होती है, विभामय पदार्थ सुशोभित नही होता । अथवा विभामय 
पदार्थ ही सुशोभित होता है विभा नही । कंदाचित्‌ ऐसा भी कहा जावे कि 'यह इससे सुशोभित 
होता है” और ऐसा कहनेसे विभा तथा विभामय पदार्थंमरे द्वेतपना सिद्ध होता है तथापि वह 
हंतपना विभाको विभामयसे पृथक्‌ करनेमे समथे नही है, क्योकि उन दोनोमे प्रदेशमेद नही 
है ॥ १९॥ ड 


सददजा सततोदिता समा स्वसमक्षा सकल निराकुला । 
इयमद्भ्ुतधाममालिनी नज्नु कस्यास्तु विमा विभावरी ॥२०॥ 
भन्वयार्थे---जो (सहजा) स्वाभाविक है, (सततोदिता) निरन्तर उदयरूप रहती है, (समा) 
न्यूनाधिकतासे रहित है, (स्वसमक्षा) अपने आपके लिए जिसका भ्रत्यक्ष होता है, (सकला) परिपूर्ण 
है (निराकुला) आकुलतासे रहित हैं तथा (अद्भुतधघाममालिनी) विस्मयकारी तेजकी मालासे 
सहित है ऐसी (इय) यह (विभा) विभा-दीप्ति (ननु) निइचयसे (कस्य) किसके लिए (विभावरी) 
राभिरूप (अस्तु) हो भर्थाव्‌ किसीके लिए नही । 


चतुविशतिस्तव २११ 


भावार्थ--जो विशा प्रत्यक्ष अनुभवमे आ रही है उसका अपलाप कैसे किया जा सकता 
है ? इस प्रकरणमे विभा शब्दसे आत्माकी ज्ञानज्योति भ्राह्मय है शरीरकी दीप्ति नही ॥२०॥ 


विधिवद्‌ दथती स्ववैभवाद्‌ विधिरूपेण निषेधमप्यसौ । 
परिशुद्धचिदेकनिरभरा तव केनात्र विभा निषिष्यते ॥२१॥ 


अन्वयार्थ--जो (स्ववेभवात्‌) अपने वेभवसे (विधिवत) विधिपक्षके समान (निषेधमपि) 
निषेधपक्षको भी (विधिरूपेण) विधिरूपसे (दघती) धारण कर रही है तथा (परिणुद्धचिदेक- 
निर्भरा) जो अत्यन्त शुद्ध एक चेतनद्रव्य--आत्मद्रव्यके निर्भर है ऐसी (तव) आपकी (विभा) ज्ञान- 
ज्योतिरूप विभा (अन्न) इस लछोकमे (केन) किसके हरा (निषिध्यते) निषिद्ध की जाती है ? अर्थातृ 
किसीके द्वारा नही । 
भावाथ--जो विधिपक्ष और निषेधपक्ष--दोनोको धारण करती है तथा अत्यन्त शुद्ध एक- 
चेतन द्रव्यपर निर्भर करती है ऐसी आत्माकी ज्ञानज्योतिरूप विभाका अपलाप कौन कर सकता 
है ? अर्थात्‌ कोई नही ॥२१॥ न्‍ 
अभितः स्फुटितस्व॒भावया च्युतादिककालविभागमेकया | 
विभया भवतः समन्‍्ततो जिन सम्पूर्णमिद विभाव्यते ॥२२॥ 


अन्वयायथं--(जिन) हे जिनेन्द्र | (अभित. स्फुटितस्वभावया) जिसका स्वभाव सब ओरसे 
प्रकट हो रहा है ऐसी (भवत ) आपकी (एकया) एक--अद्वितीय (विभया) विभाके द्वारा (च्युत- 
दिक्‍्कालविभाग) दिशाओ और कालके विभागसे रहित (इृद सम्पूर्ण) यह समस्त जगत्‌ (समन्तत") 
सब ओरसे (विभाव्यते) देखा जाता है विभासित होता है । 

भावाथ॑--है जिन ! आपकी स्वाभाविक ज्ञानज्योतिरूप विभाके द्वरा समस्त लोकालोक 
सब ओरसे जाना जाता है ॥२२॥ 


न खलु स्वपरप्रकाशने सगयेतात्र विभा विभान्तरस । 
भवतो विभयेव धीमतः क्रमत क्ृत्स्नमिदं प्रकाशते ॥२३॥ 


अन्वया्थं--(खलु) निश्चयसे (अन्न) इस जगत्‌मे (स्वपरप्रकाशने) निज और परको 
प्रकाशित करनेके लिए (विभा) विभा (विभान्तर) दूसरी विभाको (न मृगयेत) नहीं खोजती है। 
(धीमत ) लछोकोत्तरज्ञानसे युक्त (भवत ) आपकी (विभयेव) ज्ञानज्योतिरूप विभाके हारा ही 
(इदं) यह (कत्स्त) सम्पूर्ण जगत्‌ (क्रमत ) क्रमसे--पदार्थोकी परिणतिके क्रमानुसार (प्रकाशते) 
प्रकाशित होता है। 

भावार्थे--जिस प्रकार दीपक स्वपरप्रकाशक होता है उसी प्रकार आपकी ज्ञानज्योतिरूप 
विभा भी स्वपरप्रकाशक है। हे भगवन्‌ ! आपकी तथोकत विभाके द्वारा ही समस्त जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है, यहाँ विभाको ऋमसे प्रकाशित करनेकी जो बात कही है वह ज्ञेयके क्रमानुसार समझना 
0५२२६ ज्षेयका जिस ऋ्रमसे परिणमन होता है उसी क्रमानुसार वह उसे युगपत्‌ प्रकाशित 
क्‌ ॥२३॥ 


२१२ लघुत्तत्वस्फोट 


अनया विचरन्ति नित्यशों जिन ये प्रत्ययमात्रसत्तया | 
सकल प्रतियन्ति ते स्वयं न हि बोधग्रतिबोधकः क्वचितू ॥२४॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) है कमंशत्रुओके विजेता ! (प्रत्ययमात्रसत्तया) ज्ञानमात्रकी सत्तास्वरूप 
(अनया) इस ज्ञानज्योतिरूप विभाके हारा (ये) जो (नित्यश ) निरन्तर (विचरन्ति) विचरण करते 
हैं--जाननेका उद्योग करते हैं (ते) वे (स्वयं) स्वय ही (सकल) सब पदार्थोंकी (प्रतियन्ति) प्रतीति 
-करते लगते हैं अर्थात्‌ उन्हे यह श्रद्धा हो जाती है कि आपकी विभा स्वपरप्रकादक है। (हि) 
वास्तवमे (बोधप्रतिबोधक ) ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला (क्वचित्‌ न) कही नही है । । 
भावाथं--विभा क्या है ? ज्ञान मात्रकी सत्तारूप है और ज्ञान स्वपरावभासी है अत 
विभा भी स्वपरावभासिनी है ॥२४।॥ 
अभितोष्सुभवन्‌ू भवद्विभामहभेषोषस्मि सुहुम्र हुः समः | 
जिन यावद्पैमि प्रृष्कल स (स्व) मनन्‍्तस्वविभामयं स्वयम्र ॥२७॥ 
अन्वयार्थ--(जिन) हे भगवन्‌ | (एषो5हम) यह मे (सम ) मध्यस्थ--इृष्टानिष्टके विकल्प 
से रहित होता हुआ (तावत्‌) तब तक (मुहुमुंहु) बार-बार (अभित ) सब ओरसे (भंवद्विभास) 
आपकी विभाका (अनुभंवन्‌ 'अस्मि) अनुभवन करता रहूँ (यावत्‌) जब तक (स्वयं) स्वय (पुष्कल) 
परिपुर्ण और (अनन्तस्वविभामय) अनन्त स्वकीय विभा--ज्ञानज्योतिसे तन्‍्मय (स्वम्र) अपने 
आपको (उपेमि) प्राप्त होता हैं। + | - 
भावार्थ--हे प्रभो ! आपकी विभांका अनुभवन आत्मोपलब्धिसे कारण हैं इसलिए स्तुतिके 
फलस्वरूप मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी' तब;तक उपलब्धि होती रहे जबतक कि मैं अनन्त स्वकीय- 
विभासे तन्‍्मय आत्मस्वरूपको प्राप्त न कर लूँ ॥र५॥ 


| 


3» 


( २० ) 
वंशस्थछन्दः 


अतत्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात्‌ तवेश तत्त्वश्रतिपत्तये परम । 
विष वमन्त्योष्प्यसतं क्षरन्ति यत्‌ पदे पदे स्थात्पद्सस्कृता गिरः ॥१॥ 


अन्वया्थं--(ईश) हे स्वामित्र | (तव) आपके (प्राणिधानसौष्ठवात्‌) उपयोगकी कुशलतासे 
(अतत्त्वमेव) अतत्त्व ही (तत्त्वप्रतिपत्तये) वस्तु स्वरूपको यथार्थ प्रतिपत्तिक लिए (पर) समर्थ है 
(यत्‌) क्योकि (स्यात्पदसस्कृता ) स्थात्‌ पदसे सुशोभित (गिर ) वचन (पढे पढे) प्रत्येक पदमे (विषं) 
अतत्त्व एकान्तरूप विषयको (वमन्त्योषप) उगलते हुए भी (अमृत) अनेकान्तरूप अमृतको 
(क्षरन्ति) प्रवाहित करते है । 


भावार्थ--स्यात्वदसे चिह्नित जिनेन्द्र भगवान॒की वाणीका अच्छी तरह उपयोग किया जावे 
तो उससे अनादिकालीन अतत्त्व-एकान्त दूर होकर यशथार्थतत्त्वकी प्राप्ति होती है। इसीको 
लक्ष्ममे रखकर आवचार्यने कहा है कि हे स्वामित् ! जो वचन एकान्तरूप विषको उगलते हैं। इस 
अध्यायमे एकान्तवादियोके द्वारा स्वीकृत कुछ तत्त्वोका स्याह्मादकी शैलीसे प्रतिपादन किया 
गया है। वे भी स्थात्पदसे अलक्ृत होने पर अनेकान्तरूप अमृतको प्रवाहित करने लगते हैं ॥॥१॥ 


परापरोल्लेखविनाशकृद्‌ (लादू विलीनदिक्कालविभागकल्पनः । 
विभात्यसौ संग्रहशुद्धदशनात्‌ त्वमीश , चिन्मरात्रविभूतिनि्भरः ॥२॥ 
अस्वयार्थ--(ईश) हे स्वामिन्‌ ! जो (बलातू) बलपूर्वके (परापरोल्लेखविनाशकृत्‌) पर 
और अपर--यूवं और उत्तर क्षणके उल्लेखका विनाश करने वाले है, (विलीनदिक्कालविभाग- 
कल्पन ) जिनमे दिशा और कालके विभागकी कल्पना नष्ट हो चुकी है तथा जो (चिन्मात्रविभूति- 
निर्भर ) चेतन्यमात्र विभूतिसे परिपृर्ण हैं ऐसे (असो त्वस) यह आप (सम्रहशुद्धदर्शनात्‌) सम्रहनयकी 
शुद्धवृष्टिसि (विभासि) अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। ' 
भावाय--जो पदार्थंके विशेष अशको गौण कर प्रधानरूपसे उसके सामान्य अशको ग्रहण 
करता है वह सग्रहनय कहलाता है । उस सग्नरहनयकी शुद्धदृष्टिसि जब॒ आपका विचार किया 
जाता है तब आप पूर्वापरके विभागसे रहित तथा दिशा और काल सम्बन्धी विभागकी कल्पनासे 
शून्य प्रतीत होते है । साथ ही एक चेतन्यमात्र विभूतिसे,युक्‍त प्रत्तीत होते हैं ॥२॥ 
विशुद्धयतिब्याप्तिससेन वल्गिता अपि स्खलन्त्यो5स्खलिता इवोच्छिखाः । 
निरंशतत्वांशनिवेशदारुणास्त्वयीश मूच्छन्त्यूजुसत्रदृष्टय३ ।[३॥ 


१ जतौ तु वशस्यमुदीरित जरौ--वृत्तरत्नाकर । 


२१४ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयायथ--(ईर) हे नाथ ! (त्वयि) आपमे (ऋजुसूत्रदृष्टय ) ऋजुसूत्रनयकी वे दृष्टिया 
(मूच्छेन्ति) वृद्धिको प्राप्त हो रही है जो (विद्युद्यबतिव्याप्तिससेन वल्गिता ) विशुद्धताके अधिक प्रसार 
रूप रससे युक्त है तथा (स्खलन्त्य अपि) स्खलित होती हुई भी (अस्खलिता इव) अस्खलितके 
समान (उच्छिखा ) प्रकाशमान हैं और (निरद्वतत्त्वाशनिवेशदारुणा ) अखण्ड तत्त्वके अशको उप- 
स्थित करनेके कारण दारुण--कठिन है । 


भावार्थ--जो द्रव्यकी समय समयवर्ती पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय कहलाता 
है। यह नय, पदार्थंको मात्र वर्तमान पर्याथरूप मानता है उसके आगे और पीछे होनेवाले पर्याय- 
रूप अशोको यह गोण कर देता है। इस नयकी दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे छद्मस्थके ज्ञानमे नही 
आती अर्थात्‌ छद॒मस्थका ज्ञान द्रव्यकी समय-समयवर्त्ती पर्यायोको ग्रहण करनेमें असमर्थ है, अत 
यह दृष्टि स्खलित-सी जान पडती है परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होनेसे यह अस्खलित ही रहती 
हुई प्रकाशमान रहती है । इस नयकी दृष्टि विशुद्धिके अतिरेकसे परिपृर्ण रहती है और निरश 
वस्तुके अशको प्रस्तुत करनेके कारण कठिन भी है ॥३॥! 


समन्ततः स्वावयचैस्तव प्रभो विभज्यमानस्य विश्वीर्णसश्वयाः । 
प्रदेशमात्रा ऋजवः पृथक्‌-पृथक्‌ स्फुरन्त्यनन्ताः स्फुटबोधधातवः ॥४॥ 


अन्वया्थ--(प्रमो) हे नाथ ! (स्वावयवे ) अपने अवयवोंके द्वारा (समन्‍्तत ) सब ओरसे 
(विभज्यमानस्य) विभागको प्राप्त होनेवाले (तव) आपके (अनन्ता स्फुटबोधधातव ) प्रत्यक्षज्ञानके 
अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद (पृथक्‌-पृथक्‌) जुदे-जुदे (स्फुरन्ति) प्रकाशित होते है। वे अविभाग 
प्रतिच्छेद, (विशीर्णसश्बया ) सचयसे बिखरे हुए हैं (प्रदेशमात्रा ) प्रदेशमात्र है ओर (ऋजव ) 
सरल--वतंमानरूप हैं । * 

भावाथं--हे प्रभो | सग्रह नयकी दुष्टिसि आप असख्यातप्रदेशी एक अखण्ड आत्मद्रव्य हैं 
और आपके समस्त प्रदेशोमे अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोसे युक्त अखण्ड केवलज्ञान सुशोभित हो 
रहा है, परन्तु ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमे आप अपने असख्य प्रदेशोमे विभाजित हैं और आपका केवल- 
ज्ञान एक अखण्डपिण्डमे न रहकर अनन्त अविभागी प्रतिच्छेंदोमे विभक्त है। उदाहरणके लिये 
सग्रहनयकी हृष्टिमे बृक्ष, एक दिखाई देता है परन्तु ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमे वह वृक्ष शाखा, प्रशाखा, 
फल-फूल, पत्ते और पल्‍लवोकी भपेक्षा अनेकरूप दिखाई देता है ॥४॥ 


विशीयमाणे! सहसेव चित्कणेस्त्वमेष पूर्वापरसंगमाक्षमः । 
अनादिसन्तानगतोष5पि क्त्रचित्‌ परस्पर सघटनां न गाइसे ॥५॥ 
अन्यपार्थ--है भगवन्‌ ! (एप त्वस) यह आप (सहसेव) शीघ्र ही (विशीय॑माण ) बिखरते 
हुए (चित्कणे ) चेतन्यकणोंके द्वारा--ज्ञानप्रदेशोंके हारा (पूर्वापरसद्भमाक्षम ) पूर्व और उत्तर 
क्षणवर्ती चेतन्‍्य कणोके मिलानेमें असमर्थ हैँ और (अनादिसन्तानगतो5पि 'सनु”) अनादि सन्ततिसे 
युक्त होतेपर भी (कुत्रचित्‌) कहीं (परस्पर) परस्पर उन चेतन्यकणोंके साथ (सद्धूटना) मेलकों 
(न गाहसे) प्राप्त नही होते हैं ः 


) 


चतुविशतिस्तव २१५ 


भावारथ--ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि--ऋजुसूच्नयकी दृष्टिसे द्रव्य अखण्ड न 
रहकर अपने समस्त अवयवो--प्रदेशोमे विभकक्‍त रहता है और पूर्वोत्तरक्षणोमे सन्प्तिरूपसे न 
रहकर मात्र समयवर्ती वतंमान पर्यायमें रहता है । इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा जा रहा है कि 
आपके चित्कण सहसा ही बिखर गये हैं और इस प्रकार बिखर गये है कि उनमे आगे-पीछेका भी 
भेद नही किया जा सकता है तथा कालकी भपेक्षा अनादि सन्ततिसे युक्त होनेपर भी आप पूर्वो- 
त्तर क्षणवर्ती चित्कणपोको परस्पर मिलानेमे असम है ॥५॥ 


क्षणक्षयोत्संगितचित्कगावलीनिकृत्ततामान्यतया. निरन्वयम्‌ | 
भवन्तमालोकयतामसिक्षत विभाति नेरात्म्यमिद बलात्‌ त्वयि ॥६॥ 


अन्वयार्थ--(निरन्वय॒ “यथा स्थात्तथा” निरन्वयरूपसे (क्षणक्षयोत्सज्ितचित्कणावली- 
निकृत्तसामान्यतया) क्षणक्षयके द्वारा अद्भीकृत चेतनन्‍्यके अश समूहसे सामान्‍्यके सवंथा नष्ट हो 
जानेसे (त्वयि) आपके विषयमे (बलूात्‌) बलपूर्वक स्थापित किया गया (इद नरार्म्य) यह नेरात्म्य- 
पना (भवन्तस्) आपको (आलोकयता) देखनेवाले मनुष्योंके लिये (असिक्षत) तलवारका घाव 
(विभाति) मालूम होता है। 

भावार्थ--जहाँ सग्रह और ऋजुसूच्रनयमे मेत्री होती है वहाँ ऋजुसूत्ननयकी अपेक्षा विशेषयें 
परिवतंन होनेपर भी सग्रहनयकी अपेक्षा सामान्‍य सुरक्षित रहा आता है परन्तु जहाँ ऋजुसूत्रनयको 
सग्रहनयसे निरपेक्ष मान लिया जाता है वहाँ सामान्यका निरन्वय नाश होनेसे नेरात्म्यवाद आता 
है। जेसे सामान्यरूपसे आत्मा नामक द्रव्यका अस्तित्व, उसके क्षण क्षणमे होनेवाले चित्कणोंके 
आश्रयसे उत्पन्न होता है। इसके विपरीत यदि सामान्यको सवंधा अस्वीकृत कर क्षण क्षयसे युक्त 
चिददोको हो आत्मा स्वीकृत किया जाय तो इन चिदशोका आधारभूत कोई पदार्थ स्वीकृत 
करना आवश्यक होग। । यदि उसे स्वीकृत नही किया जायगा तो ऋणुदरूत्रनयके द्वारा प्रतिपादित 
क्षणक्षयी चिदश किसके आश्रय रहेंगे ? इस प्रकार आपके विषयमे प्रस्तुत किया हुआ यह नेरात्म्य- 
वाद आपका अवलोकन करनेवालोके लिये तलूवारके घावके समान जान पडता है ॥९॥ 


गतो गतत्वान्न करोति किज्चन प्रभो भविष्यन्ननुपस्थितत्वतः । 
स॒नूनमर्थक्रिययेश युज्यते अ्रवर्तमानक्षणगोचरोइस्ति यः ॥७॥ 


अन्वयाथे--(प्रभो) है नाथ ! (गत ) गत पदार्थ (गृतत्वात) गत हो जानेके कारण (किज्न्चन 
न करोति) कुछ नही करता है और (भविष्यन) अनागत पदार्थ (अनुपस्थितत्वत ) अनुपस्थित 
होनेसे (किज्चन न करोति) कुछ नही करता है। (ईश) हे भगवन्‌ ! (य 'त्वस”) जो आप (प्रवर्त- 
मानक्षणगोचर अस्ति) वर्तमान क्षणके विषय है (स 'त्वम”) वह आप (नून) निश्चित ही (अर्थ- 
क्रियया) अथेक्रियासे (युज्यते) युक्त है । 

भावाये-'अथ॑क्रियाकारित्व हि वस्तुन॒स्वरूपम॒' इस लक्षणके अनुसार जो अथक्रिया- 
कारी होती है वही वस्तु कहलाती है। भूत भविष्यतु और वर्तमान काल की अपेक्षा वस्तु तीन 
रूपमे विभकत है । इनमे जो भूत है अर्थात्‌ गत हो चुका है वह गत हो जानेके कारण कुछ करनेमे 
समर्थ नही है और जो भविष्यत्‌ है अर्थात्‌ आगे होनेवाला है वह अनुपस्थित होनेसे कुछ नही कर 


२१६ रूघुतत्त्वस्फोट 


सकता । दोष रहा वर्तमान, सो ,वही अर्थ क्रियासे युक्त होता है। इसप्रकार है भगवन््‌ | आप 
वर्तमान क्षणरूप होनेसे अर्थक्रियाकारी वस्तु हैं ॥७॥ ; 


प्षणक्षयस्थेप्‌ कणेपु सविदों न कार्यकाल कलयेद्धि कारणम्‌ | 
तथापि पूर्वोत्तवर्तिचित्कणेइंठाद्धता' कारणकार्यवा ल्वयि ॥८॥ 


अन्वयार्थ--यद्यपि (हि) निश्चयसे (क्षणक्षयस्थेषु , सत्रिद कणेषु) क्षणस्थायी, चिदशोमे 
(कारण) कारण (कार्यकाल) कार्यके काल को (न कल्येत्‌) नही प्राप्त करता है (तथापि) तो भी 
(पूर्वोत्तरवतिचित्कणे ) पूर्व और उत्तरकालमे रहनेवाले चिदशोकें द्वारा (हंठात्‌) हठपूर्वंक (त्वयि) 
आपमे (कारणकार्यता) कारण-कार्यंभाव (घुता) धारण किया गया है। 

भावाथं--पूव॑क्षणवर्ती चिदश कारण ओर उत्तरक्षणवर्ती चिदश कार्य माना जाता है 
क्योकि पृर्वक्षणवर्ती चिदश ही उत्तरक्षणमे कार्यूरूप परिणत होता है। परन्तु पूर्वक्षणवर्ती चिदश 
जब पूर्वक्षणमे ही नष्ट हो जाता है तब वह उत्तरक्षणवर्ती चिदश का कारण कैसे हो सकता 
है ? इसप्रकार क्षणस्थायी चिदशोकी अपेक्षा यद्यपि आपमे कारण-कार्यपना सिद्ध नही होता 
है तथापि उन क्षणस्थायी चिदशोंके पूर्वोत्तरक्षणवर्ती चिदशोमे हठपूवंक कारणकार्थथना अव- 
स्थित है ॥८॥ 


गलत्यबोधः सकले कृते बलादुपयु पयुद्यति चाकृते' स्वयम्‌ । 
अनादिरागानलनिईंतिक्षणे तबैष निर्वाणमितोबन्त्यचित्क्षणः ॥९॥ 


अन्वयाथं--(सकले) सम्पूर्णहपसे (अनादिरागानलनिवृत्तिक्षणे कृते) अनादिकालीन 
रागाग्निके शान्त होनेका क्षण उपस्थित होनेपर (अबोध ) अज्ञान (यलूति) नष्ट होता है (च) 
ओर अनादिकाछीत़ रागाग्निके शान्त होनेका क्षण (अछते) अनुपस्थित होनेपर (अबोध ) 
अज्ञान (बरातू) बलपूर्वंक (स्वय) अपनेआप (उपयुंपरि) ऊपर ऊपर (उद्यत्ति) उठता है--वृद्धिको 
प्राप्त होता है। इसप्रकार अज्ञानके नष्ट हो जानेपरु (तव) आपका (एष ) यह (अन्त्यचित्कण ) 
अन्तिम चिदश (निर्वाणस) मोक्ष को (इत ) प्राप्त हुआ है। 


भावार्ण--निर्वाण प्राप्तिका क्रम यह है कि पहले अनादिकालोन रागरूप अग्निको सम्पूर्ण 

रूपसे शान्‍्त किया जावे । उसके शांन्त होते ही अज्ञान स्वय नष्ट हो जाता है और उसके शान्त 
न होनेपर अज्ञान नष्ठ न होकर वृद्धिको प्राप्त होता है। इसप्रकार रागक्षय, 'अज्ञान निवृत्ति 
का कारण है ओर अज्ञाननिवृत्ति निर्वाणकका कारण है। दशम गुणस्थानके अन्तसे रागका सर्वेथा 
क्षय हो जानेपर यह जीव बारहवें गुणस्थानमे पहुँचता है वहाँ अन्तमु'ह्॒तं रुक कर शुबलध्यानके 
द्वितीय भेदके प्रभावसे ज्ञानावरणादि तीन घातिया कर्मोका एक साथ क्षय कर तेरहवें गुणस्थात 
को प्राप्त होता है। वहाँ का जघन्य काल अन्तमुंहर्त और उत्कृष्ट काल देशोन कोटिवष पूर्व॑ 
व्यतीत कर च़ौदहवें गुणस्यानमे पहुँचता है और वहाँ रूघु अन्तमुंहृर्त तक ठहरकर अन्त समयमे 
निर्वाणको प्राप्त होता है। उपादान कारणकी | अपेक्षा विचार करनेपर उत्तरक्षणवर्ती पर्याय कार्य 

और पृर्वक्षणवती पर्याय उपादान कारण होती है इसतरह अन्तिम क्षणवर्ती जो चिदश है वही 


निर्वाणको प्राप्त होता है ।॥९%॥ 


चतुविशतिस्तव २१७ 


प्रदीपवन्निव॑तिमागतस्थ ,ते. समस्तमेवागमदेकशुन्यताम्‌ | 
न साहस॑ कर्म तवेति कुर्व॑तो मम श्रभो जल्पत एवं साइसम्‌ ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(प्रदीपवत) दीपकके समान (निवृतिमागतस्य) निर्वाण को प्राप्त हुए (ते) 
आपके (समस्तमेव) अज्ञान तथा रागादिक सभी विकार (एकणून्यताम) एक शृन्यता को (अगमत्‌) 
प्राप्त हुए थे । (प्रभो) हे नाथ ! (इति) इसप्रकारका आश्चर्यजनक (कर्म) कार्य (कुव॑त ) करते 
हुए (तव) आपको (साहस न) साहस नही करना पडा किन्तु (मम) मुझे (जल्पत एव) कहते हुए 
ही (साहसस) साहस करना पड रहा है। 
भावा्थ--प्रदीपव्त्‌ निर्वाणकी मान्यता बौद्धदर्शनमे भी भाती है परल्तु वहाँ इस मान्यता 
का यह अर्थ किया गया है कि जिस प्रकार दीपक बुझनेपर न किसी दिशाको जाता है, न विदिशा 
मे जाता है, न अन्तरीक्षमे जाता है और न भूमिके भीतर जाता है किन्तु स्नेह--तेल का क्षय 
हो जानेसे वही शान्त हो जाता है उसीप्रकार निर्वाण होनेपर आत्मा 'दिशा विदिशा अन्तरीक्ष 
अथवा भूमिके भीतर कही नही जाता, किन्तु क्लेशो का क्षय होनेसे वही समाप्त हो जाता है । 
इसप्रकार आत्माके उच्छेद को बौद्धदशनमे निर्वाण माना गया है। यहाँ उपयुक्त अथमे प्रदीप- 
वन्निर्वाण की व्याख्या नही है यहाँ इतनी ही व्याख्या है कि जिसप्रकार स्नेह--तैलके क्षयसे दीपक 
शान्त हो जाता है उसी प्रकार स्नेह--रागभावके क्षयसे आत्मा शान्त हो जाता है। हे भगवन्‌। 
इन रागादिक विकारी भावों को नष्ट करनेके लिये आपने जो उग्र त्पश्चरणादि कार्य किये है 
उनके करनेमे आपको साहस नही करना पडा ? आत्मबलूकी बहुलतासे वे कार्य अनायास हो 
गये, परन्तु मुझे उन कार्योको कहते हुए भी साहस करना पड रहा है ॥१०॥ 
विचित्ररूपाकृतिभिः समन्‍्ततो ब्रजन्निहार्थक्रियया समागमम्‌ । 
त्वमेंक णवाप्रतिपेषवेभवः स्वयं हि. विज्ञानघनोध्वभाससे ॥११॥ 
अन्वयार्थं--(इह) इस ससारमे जो (अथ॑क्रियाया) भर्थ क्रियाके द्वारा (समन्तत ) सब ओरसे 
(विचित्ररूपाकृतिभि ) नानारूपवाली आकृतियोके साथ (समागम) समागम को (त्रजनु) प्राप्त 
हो रहे है, (अप्रतिषेधवेभव ) जो भ्रप्रतिहत वेभवके धारक हैं और (विज्ञानधन ) वीतराग विज्ञानसे 
हो कह ऐसे (त्वचु) आप (एक एवं) एकही (हि) निरचयसे (स्वयं) (अवभाससे) सुशोभित 
हो रहे हैं । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप अन्तज्ञेयो की अपेक्षा नानाज्ञेयाकृतियोके समागम को प्राप्त हो 
रहे है अर्थात्‌ आपके दिव्यज्ञानमे नानाज्ञेयो की आकृतियाँ प्रतिफलित हो रही हैं आपके वैभव का 
कोई निषेध नही कर सकता हे तथा वीत्तराग विज्ञान--केवलज्ञानसे आप परिपूर्ण हैं। आपकी 
ऐसी परिणति आत्मद्रव्य को योग्यतासे स्वय प्रकट हुई है ॥११॥ 


न किज्चनापि प्रतिभाति बोधतों बद्विविंचित्राइंतिरेक एवं सन्‌ । 
स्व्य हि कुब न जलधारणादिक त्वमीश कुम्मादितयावभाससे |॥१२॥| 
अन्वयार्थ--(ईश) है भगवन्‌ ! (बोधतो बहि ) ज्ञानके बाहर (किज््वनापि) कुछ भी (न 


प्रतिभाति) नही प्रतिभासित होता है अर्थात्‌ अन्तर्जेयकी अपेक्षा सब ज्ञानके ही परिणमन हैं (त्वम् 
ल०-२८ 


२१८ लघुतत्त्वस्फोट 


एक एवं) आप एक ही (विचित्राइृति. सन) विचित्र आकृतिरूप होते है तथा (स्वय) स्वय ही (हि) 
निश्चयसे (जल्धारणादिक कुव॑ त्‌) जलधारण आदि काय॑ करते हुए (कुम्भादितया) कुम्भ आदिरूप 
से (अवभाससे) सुशोभित हो रहे हैं । 
भावायं--बोद्धसंमत ज्ञानाह्देतता निराकरण कर यहाँ जैनसमत ज्ञानाह्तेतका वर्णन करते 
हुए आचाय॑ कहते हैं कि ज्ञानके बाहर कुछ भी नही है। जिस प्रकार दर्पंणमे प्रतिविम्बित मयूर 
आदि, दर्पंणरूप ही होते हैं उसी प्रकार ज्ञानमे प्रतिफलित ससारके समस्त पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं। 
हे ईश ! जिस प्रकार बाह्य घट जल्धारणादि क्रिया करता है उसी प्रकार अन्तर्घट भी जल्धारणादि 
क्रिया करता है अर्थात्‌ घटकी जलूधारणरूप परिणति ज्ञानमे भी आती है और उस परिणतिके 
कारण हो ज्ञानकों घटादिरूप कहा जाता है ॥१२॥ ही 
स्वयं हि कुम्भादितया न चेदू भवान्‌ भवेद्‌ भवेत्‌ कि « | 
त्वयीश कुम्भादितया स्वय स्थिते प्रमो किम बहिरर्थसाधनम ॥१३॥ 
अन्वयार्थ--'(चेत्‌) यदि (हि) निश्चयसे (भवान््‌) आप (स्वय) स्वय (कुम्भादितया) घटादि- 
रूप (न भवेत्‌) न हो आर्थात्‌ घटादिक आपके ज्ञानमे प्रतिफलित न हो तो (कि) क्या (बहिरथ- 
साधनम) बाह्य घटादिकी सिद्धि (भवेत्‌) हो सकती है ? अर्थात्‌ नही हो सकती । (ईशा) हे नाथ ! 
(त्वयि) आप जब स्वयं (कुम्मादितया) घटादिरूपसे (स्थिते) विद्यमान हैं तब (प्रभो) हे प्रभो ! 
(बहिरथंसाघनम्र) बाह्य पदार्थोकी सिद्धि (किमर्थ) किसलिये है ? 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! जब आप अन्तर्ञेयकी अपेक्षा घटादिख्प परिणत होते हैं तभी घटा- 
दिक बाह्य जेयोकी सिद्धि होती है, क्योकि जो पदार्थ आपका अन्तज्ञेय नही है वह बाह्य ज्ञेय भी 
नही है। जेसे खर विषाण आपका अन्तज्ञेय नही है तो बाह्ममे भी उसकी सिद्धि नही है। यतढच 
अन्तज्ञ य, ज्ञानकी ही परिणति है अत ज्ञानाद्वेतका सिद्धान्त ठोक है, ऐसा एकान्त भी नही है 
क्योकि अन्तज्ञ यकी अपेक्षा घटादिकके रहनेपर भी फिर बाह्य ज्ञेयकी क्या आवश्यकता रह जाती 
है ? उसकी निरथंकता सिद्ध होती है, परन्तु परमार्थंसे मिरर्थकता नही है, वयोकि जलघारणादिक 
कार्य बाह्य घटादिकसे ही सपन्‍न होते हैं। भोजन, अन्तज्ञेय बनकर ज्ञानकी परिणति कही जा 
सकती है पर उससे किसीकी क्षुधा निवृत्ति नही हो सकती क्षुधानिवृत्तिके लिये बाह्य भोजनका 
अस्तित्व आवश्यक है। इसलिये ज्ञानाहतका एकान्त जैनसिद्धान्तको स्वीकृत नही है ॥१३॥ 
त्वदेकविज्ञानधनाभिषेधनात्‌ू. समस्तमेतज्जडतां परित्यजत्‌ । 
अभिन्‍नवेचित्यमनन्तमर्थकुत्‌॒. पृथक्‌ पुथम्बोधतयाध्वभासते ॥१४॥ 
अन्वयाथं--(त्वदेकविज्ञानचनाभिषेधनात्‌) आपके एक विज्ञानधनमे समागत होनेसे जो 
(जडता परित्यजत्‌) जडता--भचेत्तनताका परित्याग कर रहा है, (अभिन्‍नवेचित््य) जिसने अपनी 
विचित्रता--विविधरूपताको नही छोडा है, (अनन्त) जिसका अन्त नही होता है और जो (पृथक्‌- 
पृथक) पृथक्‌ पृथक्‌ (अथेकृत्‌) अथंक्रियाकारी है ऐसा (एतत्‌ समस्त) यह समस्त जगतृ--समस्त 
पदार्थोका समूह (बोधतया) ज्ञानरूपसे (अवभासते) सुशोभित हो रहा है। 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! आपके केवलज्ञानमे जितने चेतन-अचेतन पदार्थ अन्तज्ञ य बनकर 
प्रतिफलित हो रहे हैं वे सब बेतनरूप ही हैं अर्थात्‌ चेतन पदार्थ तो चेतन हैं ही किन्तु अचेतन 


चतुविद्यतिस्तव २१९ 


पदार्थ भी अपनी जडताकों छोडकर चेतनताको प्राप्त होते हे । परन्तु आपके अन्तज्ञेय होनेपर भी 
चेतन अचेतन पदार्थ अपनी विचिन्रताको नही छोडते हैं, सब अन्तसे रहित हैं और सभी अपना 
अपना अर्थंक्रियाकारित्व पृथक्‌-पृथक्‌ रखते हैं । मात्र ज्ञानमे प्रतिविम्बित्त होनेसे ज्ञानरूप प्रतीत होते 
हैं। यहाँ सब चेतन्यरूप ही हैं' इस एकान्तका निराकरण करते हुए आचार्यने कहा है कि आपके 
ज्ञानमे आनेसे यद्यपि समस्त पदार्थ जडताको छोडकर चेतनरूप प्रतीत होते है तथापि इतने मात्र 
से वे चेतन्यरूपताको प्राप्त नही हो जाते, क्योंकि वें अपनी अपनी विचित्रता और अथक्रिया- 
कारिताको छेडते नही है। बहिज्ञेयकी अपेक्षा सब चेतन अचेतन पदार्थ अपना अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व रखते हैं और तदनुरूप ही उनमे अर्थक्रियाकारित्व रहता है ११४॥ 


त्वयीश विज्ञानधनोघघस्मरे स्फुटीकृताशेपविशेषसम्पदि | 
को 0 
स्फुरत्यभिव्याप्प सम समन्‍्ततो बलात्‌ श्रवृत्तो वहिरथनिहवः ॥१५।॥ 


अन्वयार्थ--(ईश) हे प्रभो | (विज्ञानधनौघघस्मरे) जो विज्ञानघनरूप होनेसे अपने आपमे 
सबको निमग्न करनेवाले है तथा (स्फुटीकृताणेषविशेपसम्पदि) जिसमे समस्त विशिष्ट पदार्थ 
स्फुटीकृत हैं--पृथक्‌ पृथक्‌ भासमान है ऐसे (त्वयि) आपके (सम) सबको (समन्तत ) सब ओरसे 
(अभिव्याष्य) प्राप्त कर (स्फुरति 'सति”) स्फुरित होनेप” (वहिरथ॑निद्नव ) वाह्म पदार्थोका निह्वृव 
(बलात्‌) हृठपू्वंक (प्रवृत्त ) भ्रवृत्त हुआ है । 

भावार्थ--यहाँ ज्ञानादेतवादीके एकान्तका निराकरण करते हुए कहा गया है कि हे प्रभो ! 
यत आपके विज्ञानघनमे समस्त पदार्थोक्रे प्रतिविम्ब पड रहे है अत सभी पदार्थ आपके अन्त्ञ य 
बन रहे हैं इस अपेक्षासे वहिरथ॑निक्लव है, बाह्य पदार्थोका अभाव होनेकी अपेक्षा नही ॥१५॥ 


तदेव रूप तव सम्प्रतीयते प्रभो परापोहतया विभासि यद्‌। 
परस्य रूप तु तदेव यत्परः स्वयं तवापोह्ट इति प्रकाशते ॥१६॥ 
अन्वयार्थ--(प्रभो) हे प्रभो | (यत्‌) जो आप (परापोहतया) परकी व्यावृत्तिसे (विभासि) 
सुशोभित हो रहे हैं (तदेव) वही (तव) आपका रूप है अर्थात्‌ परसे व्यावृत्तपना ही आपका वस्तुत्व 
है (तु) भर (पर ) पर पदार्थ, (तव अपोह ) 'आपकी व्यावृत्ति है” (इति) इस रूपसे (यत्‌) जो 
(प्रकाशते) प्रकाशित होता है (तदेव) वही (परस्य रूपम्‌) परका रूप है। 
भावार्थ--परसे पृथकूपना आपका स्वरूप है और आपसे पृथक्पना परका स्वरूप है। बौद्ध 
दर्शनमे अन्यापोहके हारा वस्तुकी व्यवस्था की गई है। यह अन्यापोह भन्यव्यावृत्तिस्प है जैसे घट, 
अघट अर्थात्‌ पठादिसे व्यावृत्तिरृप है और पट, अपट अर्थात्‌ घटादिये व्यावृत्तिरूप है | इस तरह 
अन्यापोह द्वारा वौद्धदरंनमे वस्तुके स्वरूपका कथन किया गया है। यहाँ आचाय॑ महोदयने उसी 
अन्यापोहको दृष्टिमि रखकर कहा है कि आप परकी व्यावृत्तिरप है और पर आपकी व्यावृत्तिन्प्प 
हैं। जेनदर्शनमे स्थाह्रदकी दृष्टिसे इस प्रकारका कथन किया जा सकता है, उसमे छोई विरोध 
नही है ॥१६॥ 
असाव एवंप परस्पराश्रयों अजत्यवध्यं स्वपसस्वस्पताम । 
प्रभो परेषाँ लमशेपतः स्रयथ मवस्यमावोष्ल्पधियामगोचरः ॥१७॥ 


२२० लघुतत्त्वस्फोट 


अध्वयार्थ--(एष ) यह (परस्पराश्रय ) परस्परके आश्रय रहनेवाला (अभाव एवं) अभाव 
ही (अवश्य) अवश्यरूपसे (स्वप्ररूपता) निज और परलपताकों (ब्रजति) प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
निजमे परका अभाव होना निरूपता है और परमें निजका अभाव होना पररूपता है। (प्रभो) 
हे भगवन्‌ ! (त्व) आप (परेषा) दूसरोके (अद्योपत ) सम्पूर्णरूपसे (अभाव भवमि) अभावरुप हैं। 
आप (अल्पधियामगोचर ) भल्पबुद्धियोके अविषय हैं । 

भावार्थ-हे प्रभो | एक पदार्थंकी दूसरे पदार्थमे जो व्यावृत्ति है उसे अन्यापोह बहते हैं। 
इस अन्यापोहसे ही पदार्थ अपने अपने स्वरूपमे स्थिर रहता है आप अन्य पदार्थों के पूर्णत स्वयं 
अभावरूप है । यह अल्पबुद्धि वालोके लिये जाननेमे नही आता ॥१७॥ 


इतीदमत्यन्तमुपप्लवावह सदोधतस्यान्यदपोहितु तव | 
स्फुरत्यपोहो5यमनादिसन्ततिग्रवृत्ततीव भ्रम मिदू विपश्चिताम ॥१4॥ 


अन्वयार्थ--(इति) इस प्रकार (अत्यन्त) अत्यधिक (उपप्लवावह) उपद्रवको धारण करने 
वाले (इृद) इस (अन्यत्‌) अन्य प॒दार्थके (अपोहितु) अपोह करनेके लिये (सदोद्यतस्य) निरन्तर तत्पर 
रहनेवाले (तव) आपका (अय) यह (अपोह ) अन्यापोह (स्फुरति) प्रकट होता है। यह अन्यापोह 
(विपश्चिता) विह्वानोके (अनादिसन्ततिप्रवृत्ततीब्रश्रमभित्‌) अनादि सन्ततिसे चले आये तीब्नश्रमको 
भेदनेवाला है--नष्ट करनेवाला है । 

भावार्थ--बोौद्धदर्शनके द्वारा स्वीकृत अपोहवादका निराकरण करते हुए यहाँ यथार्थ अपो 
हवादका निरूपण किया गया है। विज्ञानधनस्वभावसे अतिरिक्त अन्य कर्म नोकम आदि पदार्थों 
से आत्माको पृथक्‌ अनुभव करना ही सच्चा अपोहवाद है। यह अपोह, ज्ञानी जनोके अनावि- 
कालीन विभ्रम-मिथ्याबुद्धिको तत्काल नष्ट कर देता है ॥१८॥, 


पररुपरापोह्ततया त्वयि स्थिताः परे न काज्चिज्जनयल्ति विक्रियाम्‌ । 

त्वमेक एवं. क्षपयन्लुपप्छलत विभो४खिलापोहतया5वभाससे ॥ १९॥। 

अन्वयारथं--(विभो) है प्रभो | (परस्परापोहतया) परस्परके अपोहरूपसे (त्वयि) आपमे 
(स्थिता ) स्थित रहनेवाले (परे) अन्य पदार्थ (काड्न्चित्‌ विक्रिया) किसी विकारको--विक्रियाकी 
(न जनयन्ति) नही उत्पन्न करते हैं (उपप्छव) उपप्लवको (क्षपयनर) नष्ट करते हुए (त्वमेक एव) 
आप एक ही (अखिलापोहतया) समस्त पदार्थोके अपोहरूपसे (अवभाससे) सुशोभित होते हैं । 

भावार्थ--आपमे जो कर्म॑ नोंकमंरूप अन्य पदार्थ स्थित हैं वे परस्परके अपोह रूपसे स्थित 
हैं अर्थात आप, कर्ममे स्थित नही हैं और कम, आपमे स्थित नही है--दोनो ही अपने अपने गुण 
पर्यायोमे स्थित हैं। इसप्रकारसे स्थित पर पदार्थ कुछ भी विकार उत्पन्न करनेमे समय नही हैं। 
समस्त उपद्रवोको नष्ट करते हुए आप एक ही समस्त पदार्थोंसे अपने आपको दुर अनुभव करते 
हैं ॥१५॥ | 


गतं॑ तवापोहतया जगल्य जगलयापोहतया गतो भवान्‌ । 
अतो गतस्त्व॑ सुगतस्तथागतो लिनेन्द्र साक्षादगतोईपि भाससे ॥२०॥ 


चतुविश॑तिस्तव २२६ 


अन्वयाथ--(तव) आपके (अपोहतया) अपोहरूप होनेसे (जगत्तवय) तीनो लोक (गत) गत 
है और (जगत्तयापोहतया) तीनो छोकोकी अपोहरूपतासे (भवात्र गत ) आप गत हैं (अत ) इस- 
लिये (जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र ' आप (साक्षात्‌) साक्षात्‌ रूपसें (अगतोईपि) अग्त होते हुए भी (गत* 
सुगत तथागत ) गत, सुगत और त्तथागत (भाससे) भासित होते है । 

भावार्थ--है भगवन्‌ |! आपसे व्यावृत्तरूप होनेके कारण तीनो छोक गत है अर्थात्‌ आपसे 
पृथक्‌ हैं और आप तीनो लोकोसे व्यावृत्तहूप होनेके कारण गत है अर्थात्‌ आपसे भिन्न है इसलिये 
आप गत, सुगत और तथागत है परन्तु परमार्थसे आप अग॒त ही है क्योकि आप अपने ज्ञायक- 
स्वभावसे हटकर कही गये नही है ॥२०॥ 


समन्तमन्तरच बहिश्च वस्तु सत्‌ प्रसह्य निहुंत्य निरंकुशा सती | 
न किज्चिदस्तीति समस्तशुन्यतामुपेयुषपी सविदिद्ावभासते ॥।२१॥ 


अन्वयाथे-- (अन्तशच बहिश्च) भीतर और बाहर (स॒त्‌) विद्यमान (समन्त) समस्त वस्तुका 
(प्रस॒ह्य) हठपृर्वंक (निह्नृत्य) अपलाप कर जो (निरकुणा सती) निरकुश--स्वच्छन्द हो रही है 
चथा (किद्चित्‌ नास्ति) कुछ नही है (इति) इस प्रकारकी (समस्तशून्यताम) समस्त शून्यताको जो 
(उपेयूषी) प्राप्त है ऐसी (सवित) ज्ञानकी धारा (इह) इस लोकमे (अवभासते) प्रतिभासित है। 


भावाथं--शून्याद्वेतवादी बोद्धोका कहना है कि इस जगतेमे भीतर और बाहर कुछ भी 
नही है सब शून्य ही शून्य है। यहाँ स्तुतिकार अन्त्ञेय और बहिश्षेय दोनोको इसलिये शून्य प्रकट 
करते है कि वे दोनो ज्ञानमे समाविष्ट है। ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी प्रतिभासित नही होता । 
इसी दृष्टिसे शन्याद्वेतवादी बौद्धोका मत स्वीकार न कर स्याद्वाददृष्टिसें उसका यथार्थरूप प्रकट 


४ 


किया है ॥२१॥ 0 जे 


उपप्लवायोच्छलिताः सम बलात्‌ किलेश शून्य परिमाष्टि कल्पना; । 

बव कि कियत्‌ केन कुतः कथ कदा विभातु विश्वेष्स्तमिते समनन्‍्ततः ॥२२॥ 

अन्वयार्थ--(ईद) हे स्वामित्‌ | (किछ) निरंचयसे (शून्य) शून्य (उपप्लवाय) उपद्रवके 
लिये (उच्छलिता ) उछलती हुईं (कल्पना ) कल्पनाओको (सम) एक साथ (बलात्‌) हठ पूव॑ंक 
(परिमाष्टि) साफ कर देता हैं, क्योकि (समन्‍्तत ) सब ओरसे (विश्वे अस्तमिते सति) विश्व-- 
समस्त ससारके अस्तमित हो जानेपर (कि) कौन वस्तु (क्व) कद्दों (कियत्‌) कितने परिमाणवाली 
(केन) किसके द्वारा (कुत ) कहाँसे (कथ) कैसे और (कदा) कब (विभातु) सुशोभित हो ? 

समस्तमेतदूभ्रम एवं केवर् न किचिंदस्ति । स्पृशतां विनिश्चयात्‌ । 

पिपासवोध्मी सगतृष्णिकोदक अ्रेयन्ति नूनें प्रतिमासखंगाः श्रम ॥२३॥ 

अन्वयार्थ--(एतत्‌ समस्त) यह सब (केवल) मात्र (भ्रम एव) श्रम ही है ( ) 
निरचयसे (स्पृश्तास) स्पर्श करने वाछोंके लिये (किड्न्चत नास्ति) कुछ भी नही है। (मृगतृष्णि- 
कोदक॑) मृगतृष्णारूप जलको (पिपासव ) पीनेके लिये इच्छुक (अभी) ये (प्रतिमामृगा") मृगतुल्य 
प्राणी (नून) निरचयसे (श्रम श्रयन्ति) खेदको प्राप्त होते हैं । 


११२ लघुतत्वस्फोट 


भावाथ--यहाँ भी शून्य सिद्धान्तका स्पष्टीकरण किया गया है। आगे इस शूब्याद्वेत- 
सिद्धान्तका निराकरण करते हैं ॥२३॥ 


इतीदमुच्चावचमस्तमामुशत्‌ प्रसक्ष शुन्यस्थ बलेन सर्वतः | 
न किज्चिदेवात्र विभोष्वशिष्यते न किड्चिदस्तीत्यवशिष्यते मुधी! ॥२४॥ 
अन्वयार्थ--(इत्ति) इस प्रकार (इद) इस शून्याह्वतके सिद्धान्तने (उच्चावच) ऊँची-नीची 
समस्त वस्तुओको (प्रसह्य अस्तम्‌ आमुृश्ञत्‌) बलपूवंक नष्ट कर दिया है। (विभो) है प्रभो ! 
(शुन्यस्य बलेन) उपयुक्त शून्य सिद्धान्तके बलसे (सवंत ) सभी ओर (अन्न) इस ससारमे (किड्चि- 
देव) कुछ भी (न अवशिष्यते) शेष नही रहता है (तु) और (किड्चित्‌ अस्ति) कुछ है ऐसी (थी ) 
बुद्धि भी (नावशिष्यते) शेष नही रहती है । 
डे भावार्थ-हे प्रभो ! शूत्याह्वेतका सिद्धान्त प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुओका अपलाप करने वाला 
॥२४॥ 
न यस्य विश्वास्तमयोत्सजे स्पुद्द स बेत्ति निनिक्ततम न किज्चन | 
असीमविश्वास्तमयत्रमाजिते प्रवेश्य शुन्ये कृतिन कुरुष्ष माम्‌ ॥२५॥ 


अन्वयार्थं--(यस्य) जिस पुरुषकी (विश्वास्त्रमयोत्सवे) समस्त वस्तुओके अस्तरूप उत्सवमे 
(स्पृश) इच्छा (न) नहीं है अर्थात्‌ अन्तबंहिज्ेयके विकल्पसे शून्य मात्र ज्ञानके अस्तित्वमे रुचि नही 
हैं (स) वह (निनिक्ततम किज्चन) अत्यन्त शुद्ध किसी तत्त्वको नही (न वेत्ति) नही जानता है । 
हे भगवन्‌ | आप (अनन्तविश्वास्तमयप्रमाजिते) अनन्त विश्व--समस्त पदार्थेके अस्तमयभावसे 


साफ किये हुए--अतिशय निर्मल किये हुए (शून्ये) शून्यमे (प्रवेश्य) प्रवेश कराकर (मा) मुझे 
(कृतिन) कृतक्ृत्य (कुरुष्व) कीजिये । 


55 


(२१ ) 
वंशुस्थवृत्तम्‌ 


सुनिस्त॒षान्तावधिशुद्ध मूलतो निरन्तरोत्सपंमुपर्थुपयम्‌ । 
विमोहयन्त्योध्न्यमनन्यगोचराः स्फुरन्त्यनन्तास्तव तत्वभूमय ॥१॥ 
अन्ययार्थ--है भगवन्‌ | (तव) आपकी (सुनिस्तुषान्तावधिशुद्धमूलत ) भत्मारूप परम- 
शुद्ध मूलकारणसे (उपयुंपरि) ऊपर ऊपर (निरन्तरोत्सप॑) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती हुईं (अमू ) 
वे (अनन्ता') अनन्त (तत्त्वभूमय ) तत्त्वभूमियाँ-आत्मपरिणतियाँ (स्फुर्रन्ति) प्रकट हो रही है जो 
(अन्य विमोहयन्त्य ) अन्य मिथ्यादुष्टि जीवोको विमोहमे डालने वाली हैं तथा (अनन्यगोच रा") 
अन्य--मिथ्यादृष्टि पुरुषोमे नही पायी जाती । 
भावा्थ-- हे भगवन्‌ ! आप निरन्तर ऊँचे उठते हुए, जो उपरितन गुणस्थानो को प्राप्त हुए 
हैं उसमे मूलकारण आत्माकी उच्चकोटि की विशुद्धता हैं । उसके बिना इस अरहन्त अवस्थाको 
प्राप्त करना कठिन है। यहाँ आत्मा को निस्तुषान्तावधि कहा है उसका तात्पयं यह है कि जिसकी 
अन्तिम पर्याय--सिद्धावस्था तुष-छिलकेके समान कम और नोकमंसे रहित हे वह आत्मा है। हे 
प्रभो! आपको जो अनन्त परिणतियाँ हैं वे दूसरों को विश्रममे डालने वाली हैं तथा दुसरोके 
अगोचर हैं। आपकी आत्मविशुद्धिके कारण आपमे ही उनका विकास हुआ हें ॥१॥ 


यदि स्वय नान्त्यविशेषतां तन्नजेस्तदा न सामान्यमिंदं तवादिसस्‌ | 
स्थिता। स्वशक्त्योभयतो$पि धावतस्तवेत्यनन्ताः परिणामभूमिकाः ॥२॥ 


अन्वयार्थ--हे प्रभो (यदि) यदि आप (स्वयं) स्वय (अन्त्यविद्येयत्ता) अन्तिम पर्यायको 
(न ब्रजे ) प्राप्त नही हैं (तदा) तो (तव) आपका (इद) यह (सामान्य) द्रव्य भी (आदिम) आदि- 
युक्त (न) नही हैं (इति) इस प्रकार (स्वशक्त्या) अपनी शक्तिसे (उभयत अपि) द्रव्य और पर्याय 
अथवा सामान्य और विशेष--दोनो की ओर (धावत ) प्रवृत्त होनेवाले (तव) आपकी (अनन्ता.) 
अनन्त (परिणामभूमिका ) पर्यायो की भूमिकाएँ (स्थिता ) विद्यमान हे । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | आप सामान्य-विश्ेषात्मक द्रव्य-पर्यायात्मक हैं । द्रव्य को अपेक्षा 
आपकी आदि नही हैँ और पर्याय की अपेक्षा आपका अन्त नही है। यद्यपि ससार को दृष्टिसे 
अरहन्त पर्याय अन्तिम पर्याय हे तथापि जब क्षण-क्षणव्यापी पर्याय की अपेक्षा विचार होता हे तब 
आपकी पर्थायो का भी अन्त नही हे। द्रव्य और पर्याय दोनो साथ रहते हैं। ऐसा अवसर नही 
आता जब द्रव्य, किसी न किसी पर्यायसे सहित न हो । आप अपनी शक्तिसे द्रव्य और पर्याय-- 
दोनोका आलम्बन लेकर प्रवत्तमान है अत. आपकी पर्यायरूप अनन्त भूमिकाएँ स्वत. सिद्ध हैं । 


२२४ लघुतत्त्वस्फोट 


इस पद्य द्वारा आचार्यने आत्मा की सामान्य विशेषरूपता सिद्ध की है क्योकि विशेषके विना 
सामान्य, और सामान्यके बिना विशेष का अस्तित्व सिद्ध नही हैं ॥२॥ 


अखण्डितद्र्यवया त्वमेकतामुपेषि. पर्याय म्रुखादनेकताम्‌ । 
त्वमेव देवान्तिमपययात्मना सुनिस्तुपांशः परमो5व भाससे ॥॥३॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे प्रभो ! (त्वस) आप (अखण्डितद्रव्यतया) अखण्ड द्रव्यकी अपेक्षा 
(एकताम) एकत्व को और (पर्यायमुखात्‌) पर्याय की अपेक्षा अनेकत्व को (उपेषि) प्राप्त होते हैं । 
तथा (अन्तिमपर्यायात्मगा) ससार सम्बन्धी अन्तिम पर्याय की अपेक्षा (परम सुनिस्तुषादा ) 
परम शुद्धात्मरूप (अवभाससे) सुशोभित हैं । - 

भावार्थ--जव द्र॒व्यस्वरूप की अपेक्षा आपका विचार करते है तब आप एक जान पडते 
हैं और कालक्रमसे होने वाली अनन्त पर्यायो की अपेक्षा जब विचार किया जाता है तब 
आप अनेक प्रनीत होते हैं। हे देव ससार सम्बन्धों पर्यायोमे आपकी यह अन्तिम पर्याय है। इसके 
बाद आपको ससार की दूसरी पर्याय नही धारण, करना है। इस अन्तिम पर्याय की अपेक्षा 
- आप परमात्मा सन्ञा को प्राप्त हैं। भरहन्त अवस्थामे शरीर सहित होनेसे यद्यपि आप सकल 
परमात्मा कहलाते है तथापि अनन्तचतुष्टयकी अपेक्षा निष्कल परमात्मा--सिद्धपरमेष्ठीसे आपमे 
कोई न्यूनता नही है । ॥प निष्तुष--निष्कल परमात्माके अश ही हैं यहा एकत्व और अनेकत्व 
इन दो विरोधी धर्मोका समन्वय करते हुए भगवान्‌ का स्तवन किया गया है ॥१॥ 


त्वमेकतां यासि यदीश सव था तदा प्रणश्यन्ति विशेषणानि ते। 
विशेषणानां बिरहे विशेष्यतां विहाय देवास्तप्रपैषि निश्चितम्‌ ॥४॥ 


अन्वयार्थ--(ईश) हे नाथ ! (यदि त्वसु) यदि आप (सर्वथा) सब प्रकार से (एकता) एकत्व 
को (यासि) प्राप्त होते है (तदा) तो (ते) आपके (विज्येषणानि) विशेषण (प्रणश्यन्ति) नष्ट हो 
जाते हैं और (विदशेषणाना विरहे) विशेषणोका अभाव होनेपर (देव) हे देव ! आप (विशेष्यता) 
विशेष्यताको (विहाय) छोडकर (निश्चित) निश्चितरूपसे (अस्तमुपेषि) अस्तको प्राप्त होते हैं। 
भावार्थ--ऊपर द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा एकत्व तथा अनेकत्वकी सगति कर यहाँ विशद्येष्य 
और विशेषणकी अपेक्षा उनकी सगति बैठाते हैं। हे भगवन्‌ ! आप विद्येष्यकी अपेक्षा एक हैं और 
विशेषणोकी अपेक्षा अनेक हैं । इसके विपरीत यदि आप सर्वथा एकत्वको प्राप्त होते हैं तो आपके 
नाना विशेषण नष्ट हो जाते हैं और जब नाना विशेषण नष्ट हो जाते है तो उनका आधारभूत 
विश्येष्य भो नष्ट हो जाता है। अत विशेष्य और विशेषणोकी अपेक्षा आप एक तथा अनेकरूपता 
को प्राप्त हैं ॥४॥ । 
भव तब दृधात्मकतैव यद्‌ भवान्‌ स्वय विशेष्यो5पि विशेषणान्यपि । 
विशेष्यरूपेण न यासि' मिन्‍नतां प्रथक्‌ पृथक्‌ भासि विशेषणश्रिया ॥५॥ 


अन्वयार्थे--(ध्र्‌ व) निष्िचत ही (तब) आपके (थात्मकतेव) एकानेकरूपता है (यत्‌) क्योकि 
(भवान्‌) आप (स्वय) स्वय (विशेष्यो5पि) विशेष्य होते हुए भी (विशेषणान्यपि) विशेषण भी हैं। आप 


चतुविशतिस्तव र्र५ 


(विश्येष्परूपेण) विशेष्यरूपसे (भिन्‍नता न यासि) भिन्‍नताको प्राप्त नही होते है किन्तु (विशेषण- 
श्रिया) विद्योषणरूप लक्ष्मीके कारण (पृथक्‌-पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ (भासि) सुशोभित हो रहे है। 


भावार्थ--ऊपरके इलोकमे विश्लेष्य और विशेषणकी अपेक्षा जो एकानेकरूपता कही गई 
थी उसीका इस इलोकमे समर्थन किया गया है । साथ ही विशेष्य और विशेषणकी अपेक्षा भेदामेद 
रूपताका भी निर्देश किया गया है ॥५॥ 


विभी विशेष्यस्थ तवाविशेषतों विशेषणानामविशेष एवं न। 
त्वया सम॑ यान्ति न॒तानि भिन्‍नतां परस्पर भिन्‍नतयैवमीशते ॥३॥ 


अन्धयार्थ--(विभो) हे स्वामिन्‌ ! (विशेष्यस्य तव) विद्ेष्यरूप आपकी (अविशेषत ) अवि- 
घेषतासे (विशेषणाना) विशेषणोमे (अविशेष ) अविशेषता (नंव) नहीं है क्योकि (तानि) थे 
विशेषण (त्ववा सम) आपके साथ (भिन्‍्नता न यान्ति) भिन्‍नताको प्राप्त नही है परन्तु (एव) इस 
तरह (परस्पर) परस्परमे वें (भिन्‍नतया) भिन्‍नरूपसे (ईशते) अपना प्रभुत्व रखते है। 


भावां--यहाँ विजेषणोमे भेदाभेदकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि हे प्रभो ! विशेष्य- 
रूपताको धारण करनेवाले आपमे भी अविशेष--अभेद है उससे विशेषणोमे अविशेष-अभेद सिद्ध 
नही होता | क्योकि वे आपके साथ यर्याप अभेदको प्राप्त होते हैं तथापि परस्पर भेदरूप ही हैं 
अर्थात्‌ एक विशेषण दूसरे विशेषणसे भिन्‍न ही है। अन्यथा उन विशेषणोकी नानारूपता सिद्ध न 
होकर एकरूपता ही सिद्ध होती है ॥६॥ 


विमाति वृ्नि न विनेष वृत्तिमान्‌ न चास्ति वृत्तिः क्रममन्तरेण सा | 
विगाह्य _नित्यक्षणिकान्तर महल्लसन्त्यनन्तास्तव कालपयया। ॥७॥ 


अन्वयार्थ--(वृत्तिमान) वर्तनाका लाधारभूत द्रव्य (वृत्ति बिना) वर्तनाके बिना (नेव 
विभाति) सुशोभित नहीं होता (च) और (सा वृत्ति ) वह वर्तना (क्रममन्तरेण) ऋ्रमके बिना 
(तास्ति) नही होती है। इस प्रकार (तव) आपकी (अनन्ता कालपय॑या ) कालद्रव्यकी अपेक्षा होने- 
वाली अनन्त पर्यायें (मह॒त्‌ नित्यक्षणिकान्तर) नित्य और क्षणिकके महान्‌ अन्तरका (विगाह्म) 
अवगाहन कर (लसन्ति) सुशोभित हो रही हैं । 


भावायं--कालद्रव्यके अपेक्षासे पदार्थमे जो प्रतिसमय व्तना होती है उसे वृत्ति कहते हैं 
और वह वृत्ति जिसमे पायी जाती है उसे वृत्तिमान्‌ कहते हैं। इस परिभाषाके अनुसार ससारका 
प्रत्येक पदार्थ वृत्तिमान्‌ कहल्यता है । वह वृत्तिमान्‌ पदार्थ, वृत्तिके बिना नहीं होता है अर्थात्‌ 
उसमे वृत्ति--वर्तंता नियममे होती है। यह वृत्ति ऋ्मसे होती है | इस प्रकार कारुद्रव्यकी अपेक्षासे 
आपको अनन्त वृत्तियाँ उल्लसित हो रही है। इन वृत्तियोमे पर्यायाथिकनयकी अपेक्षा एक समब॒का 
और द्रव्यायाथिकनपकी >पेक्षा बहुत कालूफा अन्तर विद्यमान रहता है ॥७॥ 


सती न नाणोष्स्ति न चानसदुद्धवों व्ययोद्याभ्यांच बिना न किश्वन | 


त्वमीश सन्‍्तेंव विवर्तसे तथा व्ययोदयों ते भवतः सय यथा ॥|८॥ 
लछ०-२५९ 


२२६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्ययाय--(सत, नादो न अस्ति) सतुका नाश नही होता (च असदुद्धव' न) भोर असतु 
को उत्पत्ति नही होती (व ष्ययोदयाभ्या बिना किल्चन त) तथा व्यय और उत्पादके बिना कोई 
पदार्थ नही है। (ईश) हे नाथ ! (त्वम्र) आप (सत्र एव) सत्रूप होते हुए ही (तथा विवतंसे) 
उसप्रकार परिवरतेन करते हैं (यथा) जिसप्रकार कि (भवत ) आपके (व्ययोदयो) व्यप और उत्पाद 
(सम भवत ) साथ ही हो जाते है। 


भावाषं--ससारसे सत्त्‌ पदार्थंका कभी नाश नही होता है। यद्यपि पर्याय की अपेक्षा सत्‌का 
नाज्ञ प्रतीत होता है तथापि द्रव्यकी अपेक्षा उसका नाश नही होता है भर्थात्‌ किसी न किसी 
पर्याय मे वह द्रव्य रहता ही है। इसीप्रकार जो पदार्थ असत्‌ है उसको कभी उत्पत्ति नही होती | 
ससारमे ऐसा भी कोई पदाथ नही है जो उत्पाद और व्ययसे रहित हो भर्थात्‌ सभी पदार्थोंमे 
उत्पाद व्यय होते हैं। हे भगवन्‌ | आप सतृरूप ही हैं यह निश्चित है भर वस्तुस्वभावके कारण 
भआापमे उत्पाद व्यय भी नियमसे होते हेँ। यहां विरोधामास यह है कि जब आप सतृरूप हैं तब 
आपमे उत्पाद ओर ब्यय केसे हो सकते है ? विरोधामासका परिहार यह है कि आप द्रव्यकी 
अपेक्षा सतृरूप ही हैं ओर पर्यायकी अपेक्षा आपमे उत्पाद व्यय भी एकसाथ हो रहे हैं ॥८॥ 


उदौयमानव्ययमानमेव सदू विवर्तशून्यस्य न जातु वस्तुता । 
क्षणे क्षणे यन्‍नवतां न गाइते कथ द्वि तत्कालसह भवेदिह ॥९॥ 


अन्वयाथ--(उदीयमानब्ययमानमेव सत्‌) उत्पाद और व्ययसे युक्त ही सत्‌ होता है क्योकि 
(विवर्तंशून्यस्य) उत्पाद व्ययरूप परिवतंनसे शून्य वस्तुमे (जातु) कभीकी (वस्तुता न) वस्तुपना 
नही रहता है (हि) निष्चयसे (इह) इस लोकमे (यत्‌) जो वस्तु (क्षणे क्षणे) क्षण-क्षणमे (नचता) 
नवीनताको (न गाहते) प्राप्त नही होती है (तत) वह (कालसह) कालद्रव्य को सहन करनेवाली 
(कथ भवेत्त) केसे हो सकती है ? 

भावाथं--सत्‌की परिभाषा ही यही है कि जो उत्पाद व्यय और प्रोव्यसे सहित हो उसे 
सत्‌ कहते हैँ। सत्‌ भ्रोव्यरूप तो होता ही है परन्तु वह ध्रौव्यरूप सत्‌ उत्पाद व्ययकी भी अपेक्षा 
रखता है क्योकि उसके बिना उसका अस्तित्व सुरक्षित नही रह सकता। कालुद्रव्यकी सहायतासे 
वस्तु क्षण-क्षणमे नवीनताको भ्राप्त होती रहती है भर्थात्‌ क्षण-क्षणमे नवीन पर्यायकों धारण करती 
रहती है। इसके विपरीत यदि वस्तुको सर्वथा कूटस्थ नित्य माना जावे तो फिर कालुद्रव्यकी 
उपयोगिता ही क्या रह जाती है ? अर्थात्‌ कुछ नही ॥९॥ 


स्णक्षयस्तां कुरुते पृथक्‌ पृथक्‌ धुवत्वमेक्यं नयते निरन्तर । 
अनन्तकाल॑कलयेति वाहयन्‌ विभास्युभाम्यामयमीश धारितः ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--(ईश) हे प्रभो ! (क्षणक्षय.) क्षण क्षणमे होनेवाल्ा क्षय (त्वास) आपको, (पृथक्‌ 
पृथक) पृथक्‌ पृथक करता है और (च्लुवत्व) ध्ोव्य (निरन्तर) सदा (ऐक्य नयते) एकत्वको प्राप्त 
कराता है। (इति कलया) इसप्रकार क्षण-क्षणके द्वारा (अनन्तकार वाहयन्‌) अनन्तकालको 
व्यतीत करते हुए (अय) यह आप (उभाभ्या) पृथक्त्व और अपृथक्त्व अथवा एकत्व और अनेकत्व 
इन दो धर्मोसे (धारित ) धारण किये हुए (विभासि) सुशोभित हो रहे हैं। 


चतुविशतिस्तव २२७ 


भावा्--सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा क्षण-क्षमे होनेवाला उत्पाद और व्यय आपको 
पृथक्‌-पुथक्‌ सिद्ध करता है और ध्र वपना एकत्वको प्राप्त कराता है। इसप्रकार उत्पाद और व्यय 
की अपेक्षा पृथकत्व अथवा अनेकत्व, और श्रौव्यकी अपेक्षा अपृथक्त्व अथवा,एकत्व-इन दो विरोधी 
घर्मोसि आप युक्‍त है ॥१०॥ 


अयं हि सन्तेव भवस्तव व्यगादभृदसन्तेव च सिद्धपययः । 
तथापि सन्म्लानिमसद्धिसर्पंणं विनेश सन्‍्नेव भवान्‌ विभासते ॥|११॥ 


अन्वयार्थ--यद्यपि (हि) निर्चयसे (तव) आपका (अय) जो यह (भव") मनुष्यभव (व्यगात्‌) 
व्यत्तीत हुआ है वह (सन्त एवं) सत्रूप होता हुआ ही व्यतीत हुआ है (च) और (सिद्धपर्यय ) जो 
सिद्धपर्याय (अभूत्‌) हुई है वह (असन्‌ एवं) असत्‌ रूप होकर ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सत्‌का 
नाश और असतृकी उत्पत्ति सिद्ध होती है (तथापि) तो भी (ईक्च) हे प्रभो! (मवान) आप 
(सन्म्लानि) सतुका नाश और (असद्रिसपंण) असत्‌की उत्पत्तिके (विना) बिना (सन्‌ एवं विभासते) 
सत्रूप ही सुशोभित हो रहे हैं । 

भावार्थ--ऊपर जो कहा गया है कि सतका नाश और असत्‌की उत्पत्ति नही होती, वह 
द्रव्यकी अपेक्षा कहा गया है क्योकि किसी विद्यमान द्वव्यका सवंथा नाश और अविद्यमान द्रव्यकी 
उत्पत्ति नही होती परन्तु पर्यायकी अपेक्षा विद्यमान पर्यायका ही नाश होता है और अविद्यमान 
पर्यायकी ही उत्पत्ति होती है। क्रमवर्ती होनेसे आगामी पर्यायका पिछली पर्यायमे अभाव ही रहता 
है। जैसे किसीने मनुष्य पर्यायके बाद सिद्धपर्याय प्राप्त की ? यहाँ जिस मनुष्य पर्यायका नाक्ष हुआ 
वह सत्‌ रूप ही थी और जिस सिद्धपर्यायकी उत्पत्ति हुई वह मनुष्यपर्यायमे असत्रूप ही थी । 
इस तरह यद्यपि पर्यायकी अपेक्षा सतका विनाश और असत्की उत्पत्ति देखी जाती है तथापि 
आप सतके विनाश और असत्‌की उत्पत्तिके बिना सदा सत्रूप ही रहते है। इसका कारण यह है 
कि आप न॒केवल पर्यायात्मक है ओर न केवल द्रव्यात्मक हैं किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक हैं भत- 
पर्यायकी अपेक्षा आपमे उत्पादव्यय सिद्ध होते हँ--सत्‌का नाश और असत्‌की उत्पत्ति सिद्ध होती 
है परन्तु द्रव्यकी अपेक्षा आपका न नाक्ष होता है और न उत्पत्ति--सदा सत्रूप ही रहते 
हैं ॥११॥ 

न भासि सामान्यविशेषवत्तया विभास्यसौ त्वं स्वथमेव तदूदयम्‌ | 
न॒वस्तु सामान्यविशेषमात्रतः परं किमप्येति विमशंगोचरम्‌ ॥१२॥ 


अन्वयार्थ--(असो त्वम) यह आप (सामान्यविशेषवत्तया) सामान्य और विश्येषसे युक्त होनेके 
कारण (न भासि) सुशोभित नही हो रहे हैं किन्तु (स्वयं) स्वय (तद्द्यमेव) उन दोनो रूप ही-- 
सामान्य-विशेषरूप ही (विभासि) सुशोभित हो रहे है, क्योकि (सायान्यविशेषमात्रत पर) 
सामान्य और विश्ञेषमात्रसे अतिरिक्त (किमपि वस्तु) कोई भी वस्तु (विमशंगोचरस्‌) विचारके 
विषयको (न एति) नही प्राप्त होती है+ 

भावाथं--धर्म ओर धर्मी अथवा गुण और गुणीका जब भेदविवक्षासे कथन किया जाता 
है तब कहा जाता है कि हे प्रभो | आप सामान्य-विश्ेष धर्मसे सहित है पेरन्तु जब अमेदविवक्षा- 
से उनका कथन होता है तब यह कहा जाता है कि आप स्वय ही सामान्य-विशेषरूप है। दसका 


२२८ लघुतत्त्वस्फोट 


कारण भी यह है कि अभेदविवक्षामे सामान्य-विद्ेष धर्मके अतिरिक्त कोई वस्तु है यह वात 
विमशंकोटी-विचारकोटीमे नही आती है ॥१२॥ 


स्वयं समानैरिह भूयते दि यत्‌ तदेव सामान्यमुशन्ति नेतरत्‌ । 
समा विशेषास्तव देव यावता मवन्ति सामान्यमिहासि तावता ॥१३॥ 


अन्वयार्थ--(हि) नि३चयसे (इह) इस जगत्‌मे (समान ) समान बम्ठुओके द्वारा (यत्‌) जो 
(स्वयं) अपने आप (भूयते) हुआ जाता है अर्थात्‌ वस्तुओका जो स्वत सिद्ध सादृइय परिणमन है 
(तदेव) उसे ही (सामान्यम्‌) सामान्य (उर्जान्ति) कहते है (इतरत्‌ न) अन्यकों नहीं। (देव) 
है भगवन्‌ | (तव) आपके (विशेषा ) विशेष (यावता) जितने अशके द्वारा (समा ) समान (भवन्ति) 
होते हैं (तावता) उतने अशसे आप (इह) इस लोकमे (सामान्यस्‌ असि) सामान्यरूप हैं । 

भावाथ--यहाँ सामान्यका लक्षण बताते हुए आचार्य कहते है कि वस्तुके विशेषोमे जो 
स्वत सिद्ध सादुब्य है वही सामान्य कहलाता है। सामान्यका निरुक्‍त अर्थ ऐसा है 'समानाना 
भाव सामान्यमस॒' अर्थात्‌ समान धर्मोका जो भाव है वह सामान्य है। हे भगवत््‌ | आप सामान्य- 
विदेषरूप हें यह ऊपर कह आये हैं। यहां यह बतला रहे हैं कि आपमे रहनेवाला सामान्य 
क्या है ? आपमे रहनेवाले विशेषोमे जो साम्य--सादृश्य है वही सामान्य है, उसी सादृश्यके 
कारण आप सामान्यरूप हैं ॥१३॥ 

यथेकतां यासि तथा समानता तथा विशेषाश्च यथा विशिष्यसे | 
स्वविक्रिया भाति तवेव सोभमयी न भिन्‍नसामान्यविशेषमागसि ॥१४॥ 

अन्वयाथं--आप (यथा) जिस प्रकार (एकता यासि) एकत्वको प्राप्त होते हैं (तथा) उसी 
प्रकार (समानता) समानता है अर्थात्‌ जिसरूपमे आपमे एकत्व है उसीरूपमे आपमे सामान्य 
धर्म स्थित है (च) और (यथा विशिष्यसे) जिस प्रकार विशेषरूपताको प्राप्त हैं--(तथा विशेषा ) 
उसी प्रकार विशेषरूप हैं। (तव) आपकी [या] जो (स्वविक्रिया) अपनी परिणति (भाति) सुशो- 
भित है (सा उभयी एवं) वह सामान्य-विशेषरूप ही है क्योकि ,आप (भिन्‍्नसामान्यविशेषभाग) 
पृथग्‌वर्ती सामान्य और विशेषसे युक्त नही हें । 

भावाथं--यहाँ आचार्य कहते हैं कि आपमें एकत्व स्थापित करनेवाला धर्म सामान्य कह- 
लाता है और विशेषता स्थापित करनेवाला धर्म विशेष कहलाता है। यह सामान्य और विशेष्य 
धमंरूप परिणति आपकी स्वय है और उसका कारण है कि ये दोनो धर्म आपसे पृथक्‌ नही है । 
अर्थात्‌ आप सामान्य-विशेषात्मक ही हैं ॥१४॥ 

समा विशेषा भवतों भवन्ति ये ब्रजन्ति ते भावमुखात्‌ सामानतास्‌ | 
विशेषरूपेण सदाध्समानता विभो भवन्ती भवतोी ने भिद्चते ॥१५७॥ 

अन्वयार्थ--(विभो) हे नाथ ! (भवत ) आपके (ये) जो (विशेषा ) विज्ञेष (समा ) समान- 
सदुद्य (भवन्ति) हैं (ते) वे (भावमुखात्‌) भावी अपेक्षा (समानता) समानताको (ब्रजन्ति) प्राप्त 
होते हैं (विशेषरूपेण) विदेषरूपसे (सदा) निरन्तर (भवन्ती) रहनेवाली (असमानता) असदृशता 
(भवत ) आपसे (न भिद्यते) भिन्‍न नही है । हे 


चतुविशतिस्तव॑ २२९ 


भावाथ-है प्रभो ! आपके विदेषोमे जो समानता है वह सत्‌की अपेक्षा है। परन्तु वे ही 
विशेष, विशेषकी अपेक्षा असमान भी हैं। यदि उनमे समानता ही रहे तो उनकी विशेषता ही 
सुरक्षित नही रह सकती | यह आपकी असमानता भी आपसे भिन्‍न है क्योकि असमानताका 
आधार जो विशेष है वह आपसे भिन्‍न नही है ॥१५॥ 


समग्रसामान्यप्र॒पेति वस्तुतां न तल्मयद्रव्यमरात्‌ पृथग्भबन्‌ (तू)। 
विशेषतां द्रव्यमरे. तदप्पंयद्‌ू. विभागतस्तेष्वपि देव लीयते ॥१६॥ 


अन्वयार्थ--(देव) हे भगवन्‌ ! (तन्मयद्रव्यभरात्‌) सामान्यसे तन्मय द्रव्यके समूहसे (पृथगृ- 
भवत्‌) पृथग्‌ होता हुआ (समग्रसामान्य) समस्त सामान्य (वस्तुता न उपेति) वस्तुपनेको प्राप्त 
नही होता है क्योकि (द्रव्यभरे) द्रव्यों के समूहमे (विशेषता) विशेषताकों (अपंयत्‌) अपित करता 
हुआ (तद) वह समग्र सामान्य (विभागत अपि) विभागरूपसे भी पृथक-पृथक्‌ (तेषु लीयते) उन 
द्रव्योमे भी लीन रहता है। 

भावार्थ--समस्त द्वव्योमे पाया जानेवाला जो सादृश्य है वह समग्र सामान्य कहलाता है। 
यह समग्र सामान्य भी द्रव्योसे पृथक्‌ नही है। किन्तु उनमे विशेषताको प्रदान करता हुआ उन्हीमे 
लीन रहता है ॥१६॥ 


न चेकसामान्यमिद तब ग्रभो स्वपर्ययेभ्यः पृथगेव भासते। 
९ [ कि. * 2 
स्वपर्ययाणां. दृढ़यदू विशेषतामभागवुत्तः तदिद्वावभासते ॥१७॥ 


अन्वयार्थ--(च) और (प्रभो) हे प्रभो | (तव) आपके मतमे (इद एकसामान्य) यह एक 
सामान्य भी (स्वपयंयेभ्य ) अपनी पैर्यायोसे (पृथक) जुदा (नेव भासते) नही सुशोभित होता है 
क्योकि (तद) वह (इह) इस लोकमे (स्वपर्येयाणा) अपनी पर्यायोकी (विशेषता) विशेषताको 
(दुष्यत्‌) दुढ करता हुआ (अभागवृत्त) अपृथक्‌ ही (अवभासते) प्रतीत होता है । 

भावाथं--एक द्रव्यकी कालक्रमसे होनेवाली अनेक पर्यायोमे जो समानता है उसे एक सामान्य 


कहते हैं । यह एक सामान्य भी अपनी पर्यायोसे पृथक्‌ नही है किन्तु उन्हीमे अविभकक्‍त होकर 
रहता है ॥१७॥ 


तवेति सत्‌ प्रत्ययपीतमज्जसा समस्तमेतत्यतिभाति तन्मयम्‌ । 
अखण्डितः प्रत्यय एप ते तु सन्‌ भवन्मयत्वं न जहाति जातुचित्‌ ॥१४८॥ 


अन्वयार्थ -- (सत्‌) सत्‌--द्रव्य-पर्यायात्मक पदार्थ (तव) आपके (प्रत्ययपीत) ज्ञानके द्वारा पीत 
है--जातना गया है (इति) इसलिये (अज्जसा) वास्तवमे (एतत्‌ समस्त) यह सब (तन्मय) ज्ञानमय 
(प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है (तु) और (ते) आपके (अखण्डित प्रत्यय ) अखण्ड ज्ञानरूप (एव 
सन) यह सत्‌ (भवन्मयत्व) आपकी तन्‍्मयताको (जातुचित्‌) कभी भी (न जहाति) नही छोडता है। 

भावार्थ--ज्ञान जिस ज्ञेयको जानता है अन्तज्ञेयकी अपेक्षा वह ज्ञेय ज्ञानहप होता है और 
ज्ञान ज्ञातासे अभिन्‍न रहता है इसलिये ज्ञानको ज्ञातृरूप कहा जाता है। है भगवनु ! यह सत्‌ 
आपके ज्ञानके द्वारा जाना गया है इसलिये अन्तज्ञेयकी अपेक्षा वह ज्ञानहूप ही है और ज्ञान आपसे 
अभिन्‍न है अत यह ज्ञान भापरूप है आपसे तनन्‍्मय है ॥१८॥ 


२३० लघुतत्त्वस्फोट 


असौ रव॒तो भाववतस्तव ग्रभो विभाति भावोष्च विशेषणं यथा। 

तथान्यतो5माववतो४निवारितोी.. भवत्वभावोष्पि. विशोषण.. तब ॥१९॥ 

अन्वयार्थ--(प्रभो) हे भगवन्‌ ! (स्वत ) स्वचतुष्टयसे (भाववत्त ) भावसे युक्त (व) आपका 
(अन्न) इस लोकमे (यथा) जिस प्रकार (असौ भाव ) यह भाव (विज्लेषण विभाति) विदेषण सुशो- 
भित है (तथा) उसी अकार (अन्यत ) परचतुष्टयसे (अभाववत ) अभावसे युक्त (तव) आपका 
(अनिवारित-) जिसे रोका न जा सके ऐसा (अभाव अपि) अभाव भी (विद्येषण) विशेषण 
(भवतु) हो । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सद्भावरूप होनेसे आपका जेसा 'भाव' विशे- 
षण है वेसा हो परचतुष्टयकी अपेक्षा असज्भावरूप होनेसे आपका अभाव विद्येषण भी है। तात्पय॑ 
यह है कि आपमे भाव और अभाव ये दोनो विरोधी धमं स्थित है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा भाव है 
ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा अभाव है ॥१९॥ ' 

विभाति भावों न निराभश्रयः क्वाचित्‌ तदाश्रयों यः स तु भाववानिति | 

न जात्वभावोधष्पे निराश्रयः  स्फुरेदभाववानापतितस्तदाश्रय/ ॥२०॥ 

अन्वया्--(भाव ) भाव (क्‍्वचित्‌) कही भी (निराश्रय ) आश्रयसे रहित (न विभाति) 
नही रहता है इसलिये (य ) जो (तदाश्रय ) भावका आश्रय है (स तु) वह (भाववात्र) भगवानु है-- 
भावसे युक्त है (इति) ऐसा प्रसिद्ध है इसी प्रकार (अभावो5पि) अभाव भी (जातु) कभी (निराश्रयः) 
आश्रयसे रहित (न स्फुरेत) नही रह सकता है इसलिये (तदाश्रय ) अभावका जो आश्रय है वह 
(अभाववान्र) अभाववान्‌ है--अभावसे युक्त है ऐसा (आपतित ) आ उपस्थित होता है । 

भावार्थ--भाव और अभाव ये दोनो धर्म बिना आधारके नही रह सकते इसलिये जिस 
प्रकार भावका आधार भाववान्‌ कहलाता है उसी प्रकार अभाव का आधार अभाववानर्‌ कहलाता 
है। यतश्च आप भाव और अभाव दोनोंके आधार हैं इसलिये भाववान्‌ और अभाववानु--दोनो 


हैं ॥२०॥ 
तयोः सहैवापपतोविरुद्योने निर्विरोधं तव॒ वस्तु शीयते | 
उदीयते देव तथैव तत्परं॑ भवत्‌ किलात्मा पर एवं चाभवत्‌ ॥२१॥ 


अन्वयाथे--(विरुद्धयो ) परस्पर विरुद्ध रहनेवाल्े (वयो ) उन भाव और अभावरूप धर्मोके 
(निविरोध) निविरोधरूपसे (सहैव) साथ ही (आपततो ) आनेपर--सिद्ध होनेपर (तव) आपके 
मतमे (वस्तु) वस्तु (न ज्ञीय॑ते) नष्ट नही होती है किन्तु (देव) हे प्रभो। (तत्‌) चह वस्तु (पर 
भावाभावभवत्‌) पररूप-होती हुई (तथेत्र उदीयते) उसी प्रकार उत्पन्त होती है (किल) निश्चय 
से (आत्मा च) आपका आत्मा भी (पर एवं अभवत्‌) पररूप होता हुआ उत्पन्न हुआ है--भावा- 
भावरूपसे सिद्ध हुआ है। ५ 

भावार्थ--यज्यपि भाव और अभाव ये दोनो धर्म परस्पर विरोधी हैं तथापि स्वचतुष्टय और 
परचतुष्ट्यकी अपेक्षा दोनो एक साथ ही वस्तुमे सिद्ध होते हैं और उनके सिद्ध होनेपर वस्त, 
विखरती नही है--नष्ट नही होती है किन्तु भावाभाववानुके रूपमे सिद्ध होती है। इसी प्रकार 


चतुविश्वतिस्तव २३१ 


आपका आत्मा भी, भाव और अभाव इन दो विरोधी धर्मोके एक साथ सिद्ध होनेपर विखरकर 
नष्ट नही होता है किन्तु भावाभाववानके रूपमे सिद्ध होता है ॥२१॥ 


न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता स्वयं हि वस्त्वाभ्यतोजिंत नयात्‌ | 
यथास्ति भावः सकलाथमण्डली तथाअ्स्त्यभावोष्पि मिथों विशेषणात्‌ ॥२२॥ 


अन्वयार्थ--(जातु) कभी (अभावस्य) अभावकी (तुच्छता) तुच्छरूपता (न विभात्ति) नही 
है (हि) क्योकि (नयात्‌) नय विवक्षासे वह (स्वय) स्वय ही (वस्त्वाश्रयतोजित) वस्तुकी आश्रयतासे 
शक्ति सम्पन्त रहता है अर्थात्‌ अभाव, सवेधा अभावरूप नही होता है किन्तु वस्तुके भाश्चयसे 
रहनेके कारण वह भी भावके समान बलिष्ठ होता है। (यथा) जिस प्रकार (सकला) सम्पूर्ण 
(अर्थमण्डली) पदार्थ समूह (भाव अस्ति) भावरूप है (तथा) उसी प्रकार (मिथो विशेषणात्‌) 
परस्पर विशिष्ट होनेसे--परस्पर भेद करनेसे (अभावो5पि) अभावरूप भी (अस्ति) है। 


भावार्थ--है भगवन्‌ | आपके मतमे अभावको तुच्छाभावरूप नही माना है क्योकि जो 
अभाव है वह भी किसी वस्तुके आश्चयसे रहता है अत उस आधारभूत वस्तुकी अपेक्षा वह अभाव 
भी कथचित्‌ भावरूप होता है । त्तात्पय॑ यह है कि जिस प्रकार ससारके समस्त पदार्थ भावरूप हे 
उसी प्रकार अभावरूप भी हैँ भौर उसका कारण है कि समस्त पदार्थ परस्पर विशिष्ट हैं भर्थात्‌ 
एक दूसरेसे भिन्‍न हैं अत एकमे दूसरेका अभाव रहता है । इस स्थितिमे जो पदाथ परकी अपेक्षा 
अभावरूप है वही पदार्थ स्वकी अपेक्षा भावरूप भी होता है ॥२५॥ 


स्फुरत्थमावः सकलस्य यः प्रभो स्थितः समस्तेईपि परस्पराश्रयात्‌। 
नयत्यय त्वां स्वमुखेन दारुणः स्फुटेकसविन्मयमीश शून्यताम्‌ ॥२३॥ 


अन्वयार्थ--(प्रभो) हे भगवन््‌ ! (परस्पराश्रयात) परस्परके आश्रयसे (समस्तेषपि) सभी 
पदार्थोमे (स्थित ) स्थित रहनेवाछा (य. सकछस्य अभाव ) जो सर्वाभाव (स्फुरति) स्फुरित हो 
रहा है (दारुण ) तीक्षणताको धारण करनेवाला (अय) यह सर्वाभाव (ईश) हे नाथ ! (स्फुटेक- 
सविन्मय त्वा) स्पष्ट ही एक ज्ञानसे तत्मय रहनेवाले आपको (स्वमुखेन) अपने रूपसे (शुन्यता 
नयति) शून्यताको प्राप्त करा रहा है। 

भावारं--ससा रके प्रत्येक पदार्थमे उसके अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थोका,अभाव रहता 
है । यदि ऐसा न माना जावे तो उस पदार्थका अन्य पदार्थेसि व्यतिरेक सिद्ध नही हो सकता। 
हे प्रभो ! आप ज्ञानसे तन्‍्मय हूँ अत ज्ञेयरूप अन्य पदार्थोका आपमे अभाव है। इसी दृष्टिसे यहाँ 
कहा गया है कि ईश ! यह सर्वाभाव इतना दारुण है--इतना कठोर है कि वह आपसे समस्त 
ज्ञेयोकी शून्यताको सिद्ध करता है ॥२श॥ 


करोति भावरतव बोधवस्तुतां करोत्यभावोष्प्यविशेषतोध्त्र ताम्‌ | 
उभौ सम॑ तो लि (नि) इतो भृताभ्ृतौ प्रसह्य सर्व सह सविदर्चिपा ॥२४॥। 


अन्वयार्थं--(भाव ) भाव, (तव) आपकी (बोधवस्तुता) शानरूपताको (करोति) करता है 
अर्थात्‌ भावकी अपेक्षा आप ज्ञानरूप है और (अभाव अपि) अभाव भी (अविद्येष त.) सामान्य- 
रूपसे (अन्न) इस जगत्‌मे आपकी (ता) ज्ञानरूपता करता है (सम) एक साथ (भ्रताभृती) धारण 


२१२ लघुतत्त्वस्फोट 


किये हुए (तौ) वे दोनो भाव-अभावरूप धर्म (सविर्दाचिषा सह) ज्ञानरूप ज्योतिके साथ (सर्व) 
सबको (प्रसह्य) बलपूवंक (निहुत ) नष्ट कर देते हैं। 

भावार्थ--जब भावकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब हें भगवनु ! आप ज्ञानरूप हैं 
ऐसा सिद्ध होता है और अभावकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब आप जेयरूप नही हैं-- 
उनकी शून्यता आपमे है ऐसा सिद्ध होता है। ये भाव और अभाव एक ही साथ आपमे रहते हैं 
इसलिये ये बलपूर्वक सबका अभाव करते हैं। अर्थात्‌ आप ज्ञानरूप हैं इस पक्षमें ज्ञेयका अभाव 
करते हैं और अन्तर्नेयकी अपेक्षा ज्ञेगयछप हैं इस पक्षमे ज्ञानका अभाव करते हैं ॥२४॥ 


त्वदंशसधुक्षणदारुणो भवन्‌ ममानिशं वर्क एप भस्मकः । 
प्रसीद विश्वेककरम्बितः सम विश प्रभोष्न्तस्त्वमनन्त एवं में |२५।| 


अन्वयाथें--है भगवन्‌ ! ( त्वद्सघुक्षणदारुण भवन) जो आपके एक अश--भाव या 
अभावके सधुक्षण-समुत्तेजन से कठिन हो रहा है ऐसा (मम) मेरा (एप भस्मक ) यह भस्मक रोग 
(अनिश) निरन्तर (सम) एक साथ (वद्धंते) बढ़ता जा रहा है इसलिपे (त्वम्) आप (प्रसीद) प्रसन्न 
हो और (विश्वेककरम्बित 'सन्‌” समस्त पदार्थो-समस्त अन्‍न्तर्ज्ेयोसे एकाकार होते हुए (मम 
अन्त ) मेरे भीतर-मेरे अन्त करणमे (विश) प्रवेद्य करें (प्रभो) हे विभो |! आप (मे) मेरे लिये 
(अनन्त एव) अनन्त ही है। 

भावाथं--हें भगवन्‌ |! आपके एक अशके ज्ञानसे मेरी जिज्ञासा--जाननेकी उत्तकण्ठा शान्त 
न होकर बढती ही जा रही है अत आप प्रसन्न होकर मेरे हृदयमे पूर्णरुपसे प्रवेश कीजिये अर्थात्‌ 
भुझमे इतनी वुद्धि प्रकट कीजिये जिससे में आपके भाव-अभाव आदि परस्पर विरोधी धर्मोको 
समझ सकू | मेरी दृष्टिमि आप एक नही हैं किन्तु अनन्त हैं अर्थात्‌ अनन्त धर्मेसि सहित हैं ॥२५॥ 


॥ 


सन्दाक्रान्ता 


प्रत्यक्षार्चिःप्रचय खचितैकान्त निष्कम्पदीच्यदू- 
बाह्यस्पशप्रणयविमुसाक्षीणसंवेदनस्य । 

मग्नां सरनां दृशमतिशयान्मज्जयनन्तरन्तः 
स्वामिन्नहेंन वदति भवत) को5्यमानन्द्रवाहः ॥१॥ 


अन्वयार्थ--(स्वामिन्‌ अहंन) है अहुंन्त देव ! (प्रत्यक्षाति प्रचयखचितेकान्तनिष्कम्पदीव्य- 
हह्यस्पशंप्रणयविमुखाक्षीणसवेदनस्य) प्रत्यक्ष ज्योतिके समूहसे सहित, अत्यन्त निश्चछ और प्रति- 
फलित होनेवाले बाह्य पदार्थोके अनुभवन सम्बन्धी रागसे पराड्मुख है अविनाशी ज्ञान जिनका 
ऐसे (भवत ) आपका (मग्ना मग्ना) अत्यन्त मग्न (दुशस) दृष्टिको (अतिशयात्‌) अत्यधिकरूपसे 
(अन्तरन्त.) भीतर-भीतर (मज्जयन) निमग्न करता हुआ (अय क ) यह कौन मुख (आनन्दवाह ) 
अनन्त सुखका पुर (वह॒ति) बह रहा है 

भावाथं--हे भगवन्‌ ! आपके स्वदेश प्रत्यक्ष केवलश्ञानममे ससारके अनन्तानन्त पदार्थ ज्ञेय 
बनकर यद्यपि सदाके लिये प्रतिबिम्बिन हो रहे है तथापि मोहजन्य विकारका भ्रभाव हो जानेसे 
आप उनके स्पर्शन--अनुभवनसे सदा विमुख रहते है। जिस प्रकार दपंण अपने आपमे प्रतिबिम्बित 
पदार्थोके अनुभवनसम्बन्धी रागसे रहित होता है उसी प्रकार आप भी अपने प्रत्यक्ष ज्ञानमे प्रति- 
बिम्बित बाह्य पदार्थोके अनुभवनसम्बन्धी रागसे रहित है इसी कारण आप अक्षीणसवेदन हैं--- 
अनन्त ज्ेयोके ज्ञायक होकर भी उनके अनुभवनसे रहित है। बारह॒वें गुणस्थानमे आपको जो दुष्ट 
बाह्य पदार्थोसे हटकर स्वरूपमे निमग्न हो रही थी उस दृष्टिको आप और भी अधिक स्वरूपमे 
निमग्न कर रहे हैं। इस दशामे जो आपके निराकुलतारूप अनन्त सुखका प्रवाह प्रकट हो रहा है 
वह अभूतपूर्व है--उसकी महिमा वचनोके द्वारा नही कही जा सकती है ॥१॥ - 


किज्च ब्रूमः किमिद दहनादिन्धनं स्याद विभिन्‍न 

येन व्याप्त॑ भवति दहनेनेन्धनं नाग्निरेव । 
ज्ेयं ज्ञानातू किप्न व भवतों विश्वमेतद्विभिन्‍्नं 

येन व्याप्त भवति भवतों नेश विश्व त्वमेव ॥२॥ 


अन्वयार्थ--(ईश) हे नाथ ! (किड्ञ्च ब्रूम ) हम कुछ कहते हैं कि (इह) इस जगत्‌मे (किस) 
क्या (इन्धन) ईन्धन (दहनात) दाहसे (विभिन्‍न स्यात्‌) पृथक है (येन) जिससे- (दहनेन) दाहके 
द्वारा (इन्धन व्याप्त न भवति) ईन्धन व्याप्त नही होता है किन्तु (अग्निरेव व्याप्तो भवति”) अग्नि 


छ+५9-३० 


२३४ लघुतत्त्वस्फोट 


ही व्याप्त होती है। (च) और (एतत्‌ विरुवं ज्ञेग) यह समस्त विश्वरूप ज्षेय (किमु) क्‍या (भवतो 
ज्ञानात्‌ विभिन्‍न) आपके ज्ञानसे पृथक है (येन) जिससे (भवत्त ज्ञानेन) आपके ज्ञानसे (विश्व व्याप्त 
न भवति) यह विद्वव व्याप्त नही है किन्तु (त्वमेव) आप ही व्याप्त हैँ। 
भावार्थ--अग्नि, दाह और ईन्धन ये तीन पदाथे हैं इनमे जिस प्रकार अग्नि दाहसे अभिन्‍न 
है इसी प्रकार क्या दाहसे ईन्धन भी अभिन्‍न है ? इसका उत्तर नयविवक्षासे यह दिया जाता है 
कि जब ईन्धन, अग्निसे व्याप्त होकर ,अग्निर्प हो जाता है तब दाह भी ईन्धनसे अभिन्‍न हो 
जाता है। इसी तरह आप, आपका ज्ञान और ज्ञेय ये तीन पदार्थ हैं । इनमे जिस प्रकार आप, 
अपने ज्ञानसे अभिन्‍न हैं इसी प्रकार कया ज्ञेयसे भी अभिन्‍न हैं? इसका उत्तर यह है कि जिस 
समय ज्ञान, ज्ञेय को जानता है उस समय ज्ञान, ज्ञेयाकार होनेके कारण ज्ञेयसे अभिन्‍न होता है 
ओर उस भ्रकारके ज्ञानसे आप अभिन्‍न हैं अत आप भी ज्ञेयसे अभिन्न हैं। तात्पय॑ यह है कि 
बहिशेय और अन्तर्शेयकी अपेक्षा शेयके दो भेद है। घट-पटादि बाह्य पदार्थ वहिज्ञेय हैं और शानमे 
प्रतिबिम्बित धट-पटादि अन्तज्ञेय हैं । बहिज्ेय तो आपसे तथा आपके ज्ञानसे स्पष्ट ही भिन्‍न हैं 
परन्तु अन्तज्ञेय, ज्ञाककी परिणतिरूप होनेसे ज्ञान ही हैं और जब ज्ञान, शेयरूप हो जाता है तब 
ज्ञानसे अभिन्‍न रहनेवाले आप भी ज्ञेयरूप हे--उससे अभिन्‍त हैं. यह सिद्ध है ॥र॥ है 
नून॑ नान्तविंशति न बहिर्याति किन्त्वान्त एवं (किन्त्वन्तरेव) 
व्यक्ताव्वं. भुहरिद्द. पराजृत्तिमुच्चेरुपैति । 
शानास्यादः कवर किलः निपतेत्‌ पीतसर्वावकाशः 
स्वेद्रव्यस्वर्सविशदो विश्वगण्डूष... एप ॥३॥ 
अन्वयार्थ--(पीतसर्वावकाद ) जिसने ज्ञानके समस्त अवकाशको व्याप्त कर लिया है तथा 
जो (सर्वद्रव्यस्वरसविशद ) समस्त द्रव्योंके यथार्थ स्वरूपसे युक्त है ऐसा (एब) यह (विश्वगण्डूष”) 
विश्वरूपी कुरछा (व) आपके (श्ञानास्यात्‌) ज्ञानरूपी मुखसे निकछकर (किल) निशचयसे (क्व) 
कहाँ (निपतेत्‌) गिरे ? अर्थात्‌ कही नही (नून) निशचयसे वह॒विश्वरूपी कुरला (न अन्तविद्ञति) 
न तो भीतर प्रवेश करता है और (न बहिर्याति) न बाहर जाता है (किन्तु) परन्तु (अन्तरेव) 
भीतर ही (इह) ज्ञानरूपी मुखमे (मुहु) बारबार (व्यक्तावत) आवतंको प्रकट करता हुआ (उच्चे ) 
अत्यधिक (परावृत्ति) परिवरतंनको (उपेति) प्राप्त होता है। 
भावार्थ--जिस प्रकार किसीके मुखमे स्थित पानीका कुरछा न भीतर जा रहा हो और न 
बाहर आ रहा हो किन्तु मुखके भीतर ही लोट-पोट होरहा हो उसी प्रकार हे भगवनु ! आपके 
ज्ञानरपी मुखमे जो विश्वरूपी कुरका समस्त प्रदेशोमे व्याप्त होकर भरा हुआ है अर्थात्‌ आपके 
ज्ञानमे जो समस्त द्रव्योसे युक्त विश्व व्याप्त हो रहा है वह न तो ज्ञानके भीतर प्रवेश करता 
है--बहिलज्ञे य होनेके कारण ज्ञानसे तन्‍्मय नही होता है और अन्‍्तज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानरूप हो जाने 
के कारण उससे बाहर भी नहीं जाता है। इस तरह वह ज्ञानरूपी मुखसे निकल कर कहाँ गिरे ? 
अर्थात्‌ कही नही । भाव यह है कि केवलज्ञानमे जो पदार्थ प्रतिफलित होते हैं वे सदाके लिये 
प्रतिफलित हो जाते हैं। बहिशेयकी अपेक्षा वे उसके भीतर प्रवेश नही करते और अन्तर्ञेयकी 
अपेक्षा बाहर नही निकलते तथा स्वय प्रिवर्तनशीर होनेसे उसीके भीतर परिवर्तन करते 


रहते हैं॥रा॥। ' 


ए 


चतुरविशतिस्तव २२५ 


निर्मागोषष प्रसमसमितः खण्ड्यसे त्वं नयौथे! ० 
खण्ड खण्ड कृतमपि विश्व संदधाति पग्रमंव | 
देवाप्येव भवति न भवान्‌ खण्डितायोजितश्री- 
रनन्‍्यैव श्री! स्फूरति सहजाखण्डखण्डेव भतुंः ॥४॥ 
अन्वयार्थ--(देव) हे भगवन्‌ ! (त्व) आप (निर्भागोईप) भाग रहित होनेपर भी (अभित ) 
सब ओरसे (नयौघे ) नयोके समूह द्वारा (प्रसभ) ह॒ठपूर्वक (खण्डयसे) खण्ड-खण्ड होते हैं--भाग- 
सहित किये जाते है । और (खण्ड खण्ड कृतमपि विभु) खण्ड खण्ड किये हुए भी आपको (प्रमेव) 
एक ज्ञान ही (सदधाति) मिलाता है (एवमपि) ऐसा होनेपर भी (भवान्‌) आप (खण्डितायोजित- 
श्री ) खण्डित होकर पश्चात्‌ मिली हुई लक्ष्मीसे युक्त (न भवति) नही हैं (भतुं) आपकी (श्री.) 
लक्ष्मी (अन्येव) अन्य ही (स्फुरति) प्रकट होती है जो (सहजाखण्डखण्डेव) स्वाभाविकरूपसे 
अखण्ड खण्ड ही है । 
भावार्थ--हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप प्रदेशभैद न होनेसे अखण्डरूप है तथापि गुण गुणी, धर्म 
धर्मी, तथा द्रव्य पर्याय आदिको विषय करनेवाले नयसमूहके द्वारा बलपुर्वक खण्डरूपको प्राप्त 
होते है । इस तरह आप नयसमूहकी अपेक्षा यद्यपि खण्ड खण्ड हो रहे है तथापि प्रमा--ज्ञानरूप 
परिणति आपको मिलाती रहती है अर्थात्‌ गुण ग्रुणी आदिका भेद होनेपर भी ज्ञान परिणति आपको 
अखण्ड बनाये रखती है । इस तरह यद्यपि आप नयसमूह॒की अपेक्षा खण्ड खण्ड हैं तथापि खण्डित 
होकर मिलनेवाली लक्ष्मीसे युक्त नही हैं । आपकी लक्ष्मी एक दूसरी ही है जो स्वाभाविकरूपसे 
अखण्ड खण्ड ही है ॥४॥ 
भिन्‍नो्मेद स्पृशति न विभो नास्त्यभिन्‍्नस्य भेदो 
भेदाभेदद्॒यपरिणतस्त्तय तु नित्य तथापि। 
भिन्‍्नेमविवरद भवतों भिन्‍नभावस्य साक्षात्‌ 
स्वामिन्‌ कान्या गतिरिह् भवेत्‌ तदूद्॒यं ते विहाय ॥॥५॥॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे प्रभो ! यद्यपि (भिन्न अभेद न स्पृशति) भिन्‍न पदार्थ अभेदका 
स्पर्श नही करता है और (अभिन्‍नस्य भेदो नास्ति) अभिन्‍न पदार्थका भेद नही होता है (तु) किन्तु 
(तथापि) तो भी (त्व) आप (नित्य) निरन्तर (भेदाभेदद्यपरिणत ) भेद और अभेद ' दोनोरूप परि- 
णत हैं (वरद) है उत्कृष्ट पदार्थोके दायक ! (स्वामित्र) नाथ (भिन्‍ने भाव ) भिन्‍न भावोके द्वारा 
(भवत ) ससारसे (साक्षात्‌) प्रत्यक्ष ही (भिन्‍नभावस्थ) पृथक्त्वको धारण करनेवाले और (भिन्‍्ने- 
भाव भवत ) अपने नाना गुणोके द्वारा साक्षात्‌ (अभिन्‍नभावस्य) अभिन्‍नभावको धारणकरनेवाले 
(ते) आपकी (इह) इस जगतूमे (तदद्यय) भेदाभेदकों (विहाय) छोड़कर (अन्या का गति भवेत्‌) 
दूसरी कौन गति हो सकती है ? अर्थात्‌ कोई नही । 
भावाथं--है भगवन्‌ ! वस्तुसमूहकी ऐसी मर्यादा है कि जो वस्तु भेदरूप है वह अभेदरूप 
नही होती और जो अमेदरूप है वह भेदरूप नही होती किन्तु आप निरन्तर भेदामेद--दोनो रूप 
हैं। इसका कारण है कि आप भिन्‍्त--कर्म नोकर्म आदिसे पृथक्‌ भावोंके द्वारा साक्षात्‌ ही 
संसारके अन्य पदार्थोसे पृथक्‌ जान पडते हैं और अपने नाना प्रकारके भाव--गुणोंके द्वारा अभिन्‍न 


रे३६ लघुतत्त्वस्फोट 


भावको प्राप्त प्रतीत होते हैं अर्थात्‌ आप अपने गुणोंसे भिन्‍्व--पृथक्‌ नही हैं इसलिये आप मेदामैद- 
रूप हैं। यहाँ तुतीय चरणके 'भवतो भिन्‍नभावस्थ” इन पदोका एक पक्षमे भव--ससारतसे पृथकत्वको 
धारण करनेवाले यह अथ है और दुसरे पक्षमे भवत --आपके अर्थात्‌ अपने भाव “--गुणोके द्वारा 
अभिन्‍नभावको--अपृथक्त्व भावको धारण करनेवाले, यह अथे है। अथवा भाव और भाववान्‌ 
अर्थात्‌ गुण और गुणीमे प्रदेशभेद नही है इसलिये अमेदरूप हैं और सज्ञा सख्या लक्षण आदिकी 
अपेक्षा भेद है अत भेदरूप है ॥५॥ 


सामान्यस्योल्ठसति महिमा कि विनासौ विशेषे- क्‍ 
निंःसासान्याः स्वमिह किममी धारयन्ते विशेषाः | 
एकद्रण्यग्लपितविततानन्तपर्या यपुश्नो 
दुक्संवित्तिस्फूरितसरसस्त्व॑ हि. वस्तुत्वमेषि ॥६॥ 
अस्वयार्थ--(विशेषष॑विना) विशेषोके बिना (कि) क्या (सामान्यस्य) सामान्‍्यकी (महिमा) 
(उल्लसति) उल्लसित होती है ? अर्थात्‌ नहीं होती, और (इह) इस लोकमे (नि सामान्या) 
सामान्यसे रहित (अमी विद्येषा ) ये विशेष (किम्र) क्या (स्वम्‌) अपने आपको (धारयन्ते) धारण 
करते है ? अर्थात्‌ नही करते । (हि) निर्चयसे (एकद्रव्यग्लपितविततानन्तपर्यायपुज्ञ ) जिनके एक 
द्रव्यकी विस्तृत अनन्त पर्यायोका समूह बीत चुका है अर्थात्‌ जो नाना पर्यायोके द्वारा विशेषरूप 
है और (दृक्सवित्तिस्फुरितसरस ) जो दर्शन और ज्ञानके चमत्कारसे सरस हैं अर्थात्‌ दर्शन और 
ज्ञानकी अपेक्षा सामान्यरूप हैं ऐसे (त्वमू) आप (वस्तुत्वम) वस्तुपनेको (एथि) प्राप्त होते हैं । 
भावा्थ--संसारके समस्त पदार्थ सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक हैं। सामान्य 
के बिना विशेष और विशेषके बिना सामान्य अथवा द्वव्यके बिना पर्याय और पर्यायके बिना द्रव्य 
नही होता । है भगवन््‌ | यद्यपि आप एक अखण्ड द्रव्य हैं। तथापि उसकी अनन्त पर्याय बीत चुकी 
हैं उन पर्यायोकी अपेक्षा आप विद्येषरप हैं और उन समस्त पर्यायोमे आप दशन ज्ञानरूप चेतन्य 
चमत्कारसे युक्त रहते हैं इसलिये उसकी अपेक्षा सामान्यरूप हैं। इस तरह आप सामान्य विदयेष- 
० ही वस्तुपनेको प्राप्त है। शास्त्रमे वस्तुका लक्षण 'सामान्यविशेषात्मक वस्तु” कहा 
॥९॥। 
एकोप्नेकी न भवति न चानेक एकल्मेति 
व्यक्त होतत्तदुभयमयस्त्व तु कि स्यान्न विद्ः | 
जानीमोपन्यदड्भनति किल थो यत्समादह्दारजन्मा 
तस्यावश्य भवति. युगपत्तत्खभावोष्जुभाव; ॥७॥| 
अन्वयारथ--(एक अनेक न भवत्ति) एक अनेक नही होता है (च) और (अनेक ) अनेक 
(एकत्व न एति) एकत्वको श्राप्त नही होता है (एतत्‌ व्यक्त) यह स्पट है (तु) किन्तु (हिं) 
निदचयसे) तदुभयमय लग) इन दोनोरूप--एकानेकरूप रहनेवाले (कि स्यातृ) क्या हैं यह 
(न विद्य ) हम नही जानते (अन्यत्‌ जानीम ) यह जानते है कि (य) जो (किल) निदचयसे 
(यत्समाहारजन्मा, भवति) जिनके समूहसे उत्पन्न होता हैं (तस्थ) उसका (अनुभाव ) परिणमन 
(युगपत्‌) एक साथ (अवद॒य) अवध्य ही (तत्स्वभाव ) उस स्वभाववाल्य (भवति) होता है । 


चतुविशतिस्तव॑ २३७ 


भांवार्थ--ससारका ऐसा नियम है कि जो एक है वह अनेक नही होता और जो अनेक है 
वह एक नही होता परन्तु आप एकानेकरूप है । क्योकि सामान्य गुणीकी अपेक्षा आप एक है और 
नाना गुणोंके समूहसे युक्‍त होनेके कारण आप अनेकरूप हैं ॥७॥ 
अन्यो नश्यत्युदूयति परः शब्वदुद्भासतेबन्य- 
स्तीव्रस्तस्मिस्तव समतया पक्षपातस्त्रयोषपि । 
तेन प्रौव्यप्रभवविलयालिद्वितोशसि स्वयं त्व 
त्वत्तो ब्राह्मय॑ त्रितयसपि तच्छून्यमेवान्यथा स्यात्‌ ॥८॥ 
अन्वयार्थ--(अन्य नश्यति) अन्य पदार्थ नष्ट होता है (पर.) अन्य (उदयति) उत्पन्न होता 
है और (अन्य ) अन्य (शाश्वत्‌) निरन्तर (उद्धभासते) विद्यमान रहता है किन्तु (तस्मिन) उस पदार्थ 
में (समतया) समानरूपसे (त्रय अपि) व्यय, उत्पाद और प्रौव्य--तीनो होते है ऐसा (तव) आपका 
(तीन्र ) अत्यधिक (पक्षपात ) पक्षपात है (तेन) इसलिये (त्वम) आप (स्वयं) स्वय (प्रौव्यप्रभव- 
विलयालिड्ित असि) भ्रौव्य उत्पाद और व्यय इन तीनोसे युक्त है (अन्यथा) यदि ऐसा न माना 
जावे तो (तत्‌ त्रितयमपि) वह न्रिक भी (त्वत्तो बाह्य) आपसे पृथक्‌ होता हुआ (शून्यमेव स्यात्‌) 
शून्य ही हो जावेगा । 
भावार्थ--पदार्थंकी उत्पत्तिको उत्पाद, विनाशकों व्यय और सदा विद्यमान रहनेको 
प्रौव्य कहते है। किसीका मत है कि ये तीनो, पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थमे होते हैं परन्तु आपका मत है 
कि ये तीनो समानरूपसे एक ही पदार्थमे होते हैं अर्थात्‌ एक ही द्वव्यमे पर्यायोकी अपेक्षा ये तीनो 
होते हैं। यही कारण है कि आप स्वय इन तीनोंसे आलिज्ित हैं--युक्त हैं यदि आपसे इन तीनो- 
को सर्वेथा पृथक्‌ माना जाता है तो निराश्रय होनेसे ये तीनो ही नष्ट हो जाते हैं ॥८॥ 


भावाभावं॑ तव॒ रचयतः . कुंबतो भावषशभावं 
नून भावों भवति भगवन्‌ भावनाशो5स्ति कोडन्यः । 
अस्तित्वस्थास्खलित भवनोल्लासमात्र यथैतद्‌ 
भड़ोत्पाददयमपि तथा निश्चित तचमेव ॥९॥ 


अन्वपार्थ--(भगवन्‌) हे भगवत्‌ | (भावाभाव) पदार्थ अभावको (रचयत ) रचनेवाले 
और (भावभाव) पदार्थंके उत्पादको (कुरवंत ) करनेवाले (तव) आपके (नून) निद्चित ही (भावों 
भवति) उत्पाद होता है इसके अतिरिक्त (अन्य भावनाश क अस्ति) इसके सिवाय भावका 
नाश--व्यय क्या है ? अर्थात्‌ कुछ भो नहीं। (यथा) जिस प्रकार (एतत्‌) यह (अस्तित्वस्य) 
अस्तित्वघवमंका (अस्खलितभवनोललासमात्र) अस्खलितरूपसे उल्लसित होना--प्रौव्यरूप होना 
तत्त्व है (तथा) उसी प्रकार (भड्भोत्यादढ्यमपि) व्यय और उत्पाद ये दोनो भी (निश्चित) निश्चित- 
रूपसे (तत्त्वमेव) तत्त्व ही हैं । 

भावार्थ--जो पदार्थके अभाव--व्ययको करता है अथवा भावके भाव--उत्पादको करता 
है उसके निर्चित ही उत्पाद होता है क्योकि पूर्व पर्यायका नाश होना ही उत्तर पर्यायका उत्पाद है 
और उत्तर पर्यायका उत्पन्न होना ही पूर्व पर्यायका व्यय है। इसके अतिरिक्त उत्पाद और व्यय बया 


२३१८ लघुतत्त्वस्फोट 


है ? तात्पयं यह है कि जिस प्रकार सत्ताका निरन्तर विद्यमान रहनेरूप श्रौव्य पदार्थका स्वरूप 
है उसी प्रकार पूर्वोत्तर पर्यायके नाश और उत्पत्तिरूप व्यय और उत्पादसे दोनो भी पदार्थके 
स्वरूप है। मात्र ध्रौव्यके स्वीकृत करनेसे पदार्थमे कूटस्थ नित्यता आती है और मात्र उत्पाद 
व्ययके स्वीकृत करनेसे अनित्यता आती है। पदार्थ नित्यानित्यात्मक है इसलिये वह उत्पाद व्यय 
ओर भध्रौव्य तीनोसे तन्मय है ॥९%। 


एकः कफोः्प्यस्खलितमहिमा प्रागभावाद्रभावै-- 
राक्रान्तोध्पि स्फुरसि भगवस्त्व॑ सदा भाव एवं । 
एको४पि त्व प्रसममभितः प्रागभावाद्य भावै-- 
भिंन्‍नः स्वामिन्‌ कृतपरिणतिर्भासि रूपैश्चतुर्भिंः ॥१०॥ 
अन्वयार्य--(भगवन्‌) है प्रभो ! (अस्खलितमहिमा) अखण्ड महिमाके धारक (कोः£पि 
एक त्वम्) कोई एक आप (प्रागभावाद्यभावे.) प्रागभाव आदि अभावोसे (आक्रान्तो४पि) व्याप्त 
होने पर भी (सदा भाव एव स्फुरसि) सदा भावरूप ही सुशोभित होते हैं। (स्वामित्र) है नाथ ! 
(त्वमू) आप (एको5पि) एक होने पर भी (अभित ) सब ओरसे (प्रसभ) हठपूर्वक (प्रागभावाद्य- 
भावे ) प्रागमाव आदि अभावोंसे (भिन्न) नानारूप होकर (चतुर्भि रूपे ) चार रूपो से (कत- 
परिणति ) परिणत (भासि) प्रतीत हो रहे हैं। 
भावार्थ--हे प्रभो ! आपकी महिमा अनिवंचनीय है क्योकि आप प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, 
अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन चार अभावोसे युक्त होकर भी सदा भावरूप ही रहते हैं 
अर्थात्‌ पर्यायकी अपेक्षा आप उपयुंक्त अभावोंसे युक्त होकर भी द्रव्यकी अपेक्षा सदा भावरूप ह्दी 
रहते हैं। इसी प्रकार यद्यपि द्रव्यकी अपेक्षा आप एक हैं. तथापि पर्यायकी अपेक्षा उपयुक्त चार 
अभावोसे युक्त होनेके कारण चाररूप अनुभवमे बाते हैं ॥१०॥ 
पूर्ण. पूर्णों भवति नियत रिक्त एवास्ति रिक्तो 
रिक्त: पूर्णस्वमसि भगवन्‌ पूर्ण एवासि रिक्‍तः । 
यल्लोकानां प्रकटमिह ते त्रधघातोद्यता॑ तदू ५ 
यत्ते तत्व किमपि न हि. तल्लोकदृष्ट प्रमाष्ठि ॥११॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन्‌) हे भगवन्‌ | (पूर्ण नियत पूर्ण भवति) जो पूर्ण होता है वह नियमसे 
पूर्ण ही होता है ओर (रिक्त रिक्त एवं अस्ति) जो रिक्त है वह रिक्त ही रहता है। परन्तु (त्वस्‌) 
आप (रिक्त पूर्ण असि) रिक्त होकर भी पूर्ण हैं और (पूर्ण एव रिक्त असि) पूर्ण होकर भी रिक्त 
हैं। (इह) इस जगतुमे (लोकाना यत्‌ प्रकट) लोगोके मध्य जो प्रकट है कि पुर्ण, पूर्ण ही रहता है 
और रिक्त, रिक्त ही रहता है (तद) वह (ते) आपके (तत्त्वघातोद्यत) तत्त्वका घात करनेवाला 
है परन्तु (ते यत्‌ किमपि तत्त्व) आपंका जो कोई अनिवंचनीय महिमासे युक्त तत्त्व है (तत्‌) वह 
(हि) निशचयसे (लोकदृष्ट) लोकमे देखे गये तत्त्वको (न प्रमाध्टि) नष्ट नही करता है। बर्थाव्‌ 
आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व लोकसिद्ध तत्त्वका प्रतिपादन करता है। 


चतुविशतिस्तव २३२५ 


भावाथ--कुछ दर्शनकारोकी मान्यता है कि जो पूर्ण है वह सदासे पूर्ण है और सदा पूर्ण 
रहेगा तथा किन्हीकी मान्यता है कि जो रिक्त है वह सदासे रिक्त है और सदा रिक्त रहेगा 
परन्तु हे भगवन्‌ ! आप रिक्‍त होकर भी पूर्ण है अर्थात्‌ कर्मोदयजन्य विकारी भावोंसे रहित होकर 
भी स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोसे पूर्ण हैं और पूर्ण होकर भी--स्वाभाविक गुणोसे पूर्ण होकर भी 
रिक्त हैं---उपाधिजन्य विकारी भावों तथा द्वव्यकर्म और नोकमंसे रहित हैं। लौकिक जनोकी जो 
उपयुक्त मान्यता है वह आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वका उपघात करती है परन्तु आपका जो 
तत्त्व है--आपने जिस तत्त्वका प्रतिपादन किया है वह लोकमे देखे गये प्रत्यक्ष दृष्टका व्याधघात 
नही करता अर्थात्‌ छोकमे यह जो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि रागादि दोषोसे परिपूर्ण आत्मा भी 
अपनी साधनाके द्वारा उनसे विरक्त-शुद्ध वीतराग भावको प्राप्त करता है भोर शुद्ध वीतराग 
भावसे पूर्णंताको प्राप्त हुआ आत्मा कर्म नोकमंसे रिक्त अवस्थाको प्राप्त होता है, उसका व्याघात 
नही करता है। इन सब कारणोसे आपेके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व कोई अनिर्वंचनीय लोकोत्तर 
महिमासे युक्त सिद्ध है ॥११॥ 
सर्वे भावा। सहजनियताध्न्योन्यसीमान  एते 
संब्लेपेषपि. स्वयमपतिताः शश्वदेव स्वरूपात्‌ | 
शानज्योत्स्नास्त्स्सविसरे.. सवंदा विश्वमेत॒द्‌ 
विश्वाद्‌ भिन्‍न। स्नपय भगवन्‌ सट्ड रस्ते कुतः स्थात्‌ ॥ १२॥। 
अन्वयार्थ--(सहजनियता&ध्न्योन्यसीमान.) जिनकी परस्परकी सीमा स्वभावसे ही नियत 
है ऐसे (एते) ये (सर्वे भावा ) समस्त पदार्थ (सइलेषे$पि) परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट होनेपर 
भी (स्वयं) स्वय (शबवदेव) निरन्तर ही (स्वरूपात्‌) अपने स्वरूपसे (अपतिता ) अस्खलित ही 
रहते हैं--अन्यरूप नही होते हैं । (भगवन्‌) हे प्रभो | (विश्वाद्‌ भिन्‍न.) जगत्‌से भिन्‍न रहनेवाले 
आप (ज्ञानज्योत्स्नास्वस्सविसरे ) ज्ञानरूपी चॉदनीके स्वरस सभूहसे (सर्वदा) सदा (एतत्‌ विश्व) 
इस विश्वको (स्तपय) नहलाओ-प्रकाशित करो (ते) आपके (सद्भूर.) अन्य पदार्थोके साथ 
समिश्रण (कुत स्यात्‌) कैसे हो सकता है ? 
भावार्थ--एक पदार्थंका अन्यरूप हो जाना सद्भूर दोष कहलाता है। यह सद्भूर दोष 
ससारके पदार्थोमे सिद्ध नही होता है। यद्यपि वे परस्पर एक दूसरेसे सह्विष्ट हैं तथापि सबकी 
परस्परकी सीमा सहज रूपसे नियत है, इसलिये वे स्वरूपसे कभी च्युत नही होते हैं। यह चर्चा 
स्पष्ट भिन्‍न पदार्थोकी रही परन्तु जो ज्ञेथ आपके ज्ञानमे आकर अन्तर्नेयकी अपेक्षा ज्ञानाकार 
परिणम रहे हैं उनमे भी सकर दोप नही है क्योकि स्वभावसे ज्ञान, ज्ञान हो रहता है और नेय, 
जैय ही रहता है। है भगवन्‌ ! आप जगतूसे भिन्‍त हैं तो भी अपने ज्ञानरूपी चाँदनीके प्रकाशसे 
इस जगव॒को प्रकाशित करो अर्थात्‌ सबको जानो क्योकि जानने मात्रसे आपमे सकर दोप नही 
आता है ॥१श॥ 
मोहः कर्मप्रकृतिमरतो. मोहतः  कर्मकिद्ट 
हेतुत्वेन इयमिति मिथो भावदात्मा न तावत। 
प्षीणे त्वस्मिस्तव विलसतो नूनमात्मव नान्‍्यो 


निःसीम्न्यस्मिन्निवस सहजज्ञानपुम्जे निमग्नः ॥१३॥ 


२४० लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(कर्मप्रकृतिभरत ) कम प्रकृतियोंके समूहसे (मोह ) मोह उत्पन्न होता है और 
(मोहत ) मोहसे (कर्मकिट्ट) कर्मरूप कालिमाका सम्बन्ध होता है (इति) इस प्रकार (यस) कम 
और मोह--दोनो (मिथो) परस्पर (हेंतुत्वेन) हेतुरूपसे (यावत्‌) जबतक विद्यमान रहते हैं (तावत्‌) 
तबतक (आत्मा न) आत्मा, आत्मा नही है--शु द्धस्वरूपमे परिणत नही है (तु) किन्तु (अस्मिन) 
इन दोनोके (क्षीणे) क्षीण होनेपर (विलूसत ) स्वभाव परिणतिसे सुशोभित रहनेवाले (तब) 
आपका आत्मा (नून) निरचयसे (आत्मेव) आत्मा ही रह जाता है (अन्य न) अन्य नही। हें 
आत्मन्‌ | तू (नि सीम्नि) सीमा रहित (अस्मिन) इस (सहजनज्ञानपुज्जे) स्वाभाविक ज्ञान राशषिमे 
(निमग्न' 'सन्‌”) निमग्न होता हुआ (निवस) निवास कर। 


भावार्थ--द्रव्यकमके उदयसे आत्मामे मिथ्यात्व तथा रागद्वेषरूप मोह उत्पन्न होता है 
और उस मोहसे नवीन द्रव्यकर्मोका बन्ध होता है। इन दोनोमे परस्पर हेतुहेतुमद्भाव है । 
जबतक यह दोनो विद्यमान रहते हैं तबतक आत्मा अपने शुद्धस्वरूपमे परिणत न होकर विभाव- 
रूप परिणत होता है परन्तु जब उपयुक्त दोनो नष्ट हो जाते है तब आत्मा अपने शुद्धस्वरूपमे 
परिणत होकर स्वभावरूप परिणत हो जाता है। इस समय आत्मा, आत्मा ही रह जाता है और 
उसमे सीमा रहित सहज ज्ञान प्रकट हो जाता है। हें आत्मन्‌ ! तू उसी सहज ज्ञानमे निमग्न 
होकर निवास कर ॥१३॥। । 


ज्ञानक्रीडारमसरूसितवल्गतः “सबंतस्ते 
.._ मोद्दाभावादू भंबति भगवन्‌ कठभांगो न भूयः। 
कतृत्वे वा स्वथमपि, जवन्‌ केवलो ज्ञानपृज्जो 
ज्ञानादन्‍यत्‌ किमिह इुरुपे निर्विश्लो रमस्व ॥१४॥ 


अन्वयार्थ-- (भगवन्‌) हे प्रभो ! (ज्ञानक्रीडारमसलरूसितेै ) ज्ञानसम्बन्धी क्रीडाकी सवेग 
चेष्टासे (सवंत ) सब ओर (वल्गत ) सचार करनेवाले (ते) आपके (मोहाभावात्‌) मोहका अभाव 
हो जानेसे (भूय ) पुन (कतृंभावो) कतृत्व (न भवति) नही होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार मोहके 
रहते हुए कतुत्व भाव रहता था उस प्रकार मोहके नष्ट हो जानेपर कतुंत्व भाव नही रहा। 
(वा) अथवा (क्ुत्वे) विवक्षावद्ञ कतुंत्व भावके स्वोकृत करने पर (स्वयमपि) स्वय भी (केवलछो 
ज्ञानपुञ्जो भवन) मात्र ज्ञानसमूहरूप होते हुए आप (इह) इस जगतूमे (ज्ञानातृ अन्यत्‌) ज्ञानसे 
भिन्‍न (किम्‌ कुरुष) क्या करते हैं? अर्थात्‌ कुछ नही। अत (निविगद्धू रमस्व) निशच्]ू होते 
हुए ज्ञानमे क्रोडा करो | । ; 


भावार्थ--अपने क्षयोपशमके अनुसार पदार्थोको जाननेवाला मोही जीव, अज्ञानवद्य पर- 
पदार्थोका कर्ता बनता है परन्तु हे भगवन्‌ | आपके मोहका अभाव हो गया है अत केवलज्ञानके 
द्वारा समस्त पदार्थोको जानने पर भी आप परपदार्थेके कर्ता नही बनते हैं । कतृ त्वका साक्षात्‌ 
कारण मोहभाव है और मोहभावका आपके अभाव हो चुका हे अत केवलज्ञानके द्वारा समस्त 
लोकालोकको जानने पर भी आपके कतृत्व भाव नही रहा है। यदि किसी तरह आपमे कतृत्व- 
भाव मानना ही है तो यत' आप स्वय मात्र ज्ञानरूप हो रहे हैं अत ज्ञानके ही कर्ता हैं अन्य 


' चतुविशतिस्तव २४१ 


पदार्थोके नही ।* तात्पयं यह है कि आप ज्ञानसे बन्धकी आशका कर लोकालोकको जाननेसे विरत 
न होओ क्योकि बन्धका कारण जानना नही है, मोह है ॥१४॥ | 


देवालम्बी भवति युगपत््‌ विश्वमत्तिष्ठतस्ते 
बाह्यस्पर्शाद्‌ विमुखमहिमा त्व॑ तु नालम्ब एवं। 
स्वात्मालम्बी भवसि भगवन्लुज्जिहानस्तथापि 
स्वात्मा त्वेष ज्वकृति किल ते गूढविश्वस्वभावः ॥१७॥ 


अन्वयाथं--(देव) हे भगवन्‌ ! (युगपत्‌) एक साथ (उत्तिष्ठत ) उन्नत दशाको प्राप्त करने 
वाले (ते) आपके लिये (विश्वम) यह विष्व (आलम्बो भवति) आलम्बन होता है--सहायक होता 
है--ऐसा कहा जाता है (तु) परन्तु (बाह्मस्पर्शात्‌) बाह्य पदार्थोके स्पशंसे (विमुखमहिमा) पराड्मुख 
महिमावाले (त्वमू) आप (नालम्ब एवं) आलम्बनसे रहित ही है--आपको किसी बाह्य पदार्थके 
आलम्बनकी आवश्यकता नही हुईं है। (भगवन्‌) हे भगवन्‌ | यद्यपि (उज्जिहान ) ऊपर उठते हुए 
आप (स्वात्मालम्बो भवसि) अपनी आत्माका आलम्बन लेनेवाले है (तथापि तु) तो भी (ते) 
आपको (एष स्वात्मा) यह स्वात्मा (किल) निरचयसे (गूढविश्वस्वभाव ) जिसमे समस्त पदार्थोंके 
स्वभाव छिपे हुए है ऐसा, (ज्वकूति) प्रकाशमान है--शानपुञ्ञसे देदीप्यमान है। ' 


भावार्थ--लोकमे देखा जाता है कि जो मनुष्य ऊपर उठता है वह किसी बाह्य पदायंका 
आलम्बन लेकर ही ऊपर उठता हे परन्तु हे देव | आप बाह्य पदार्थोंके स्पशंसे ही विमुख है अतः 
आपको बाह्य पदार्थोका आलम्बन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? तात्पयं यह है कि आप अपने 
आत्माके आलूम्बनसे ही ऊँचे उठे है--इस उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हुए है। परन्तु आपका यह 
आत्मा भी साधारण आत्मा नही है । उसके अनेक स्वभाव गूढ है--अपनी अनन्त सामथ्यंसे वह 
युक्त हैं ऐसे सातिशय आत्माके उपादानसे आप इस उत्कृत्ट अवस्थाको प्राप्त हुए है ॥१५॥ 


यस्मिन भावास्त्रिसमयश्रुवस्तुल्यकालं॑ प्लवन्ते 
यत्कल्लोलाः प्रसममभितों विश्वसीम्नि स्खलन्ति | 
स॒त्वं स्वच्छस्वरसभरतः पोषयन्‌ पूर्णभाष॑ 
भावाभसावीपचितमहिमा शानरत्नाकरोडसि ॥१६॥ 
अन्वयार्थ--(यस्मिन) जिसमे (त्रसमयभुव ) तीन कालमे होने वाले (भावा ) पदार्थ (तुल्य- 


काल) एकसाथ (प्लवन्ते) तैरते हैं--जाने जाते हैं, .यत्कल्लोला ) जिसकी लहरें (प्रसभ) हठपूर्वक 
(अभित ) चारो ओर (विश्वसीम्नि) ससारकी सीमामे (स्खलन्ति) टकराती है, जो (स्वच्छस्वरस- 





१ आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम ? 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोश्य व्यवहारिणाम्‌ ॥ १७॥--समयसारकरूश 
य करोति स करोति केवल यस्‍्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌ । 


य फरोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ यस्तु वेत्ति न क्रोति स क्वचित्‌ ॥५१॥--समयसार कलूछ 
ल०-३१ 


र्ढ२ लघुतत्त्वस्फोट 


भरत पूर्णभाव पोषयन) स्वच्छ 'स्वरसके भारसे पूर्णताकों पुष्ट कर रहा है, भर्थात्‌ आत्मरसके 
भारसे जो लवालव भरा हुआ है तथा जो (भावाभावोपचितमहिमा) भाव और अभावसे बढी हुई 
महिमासे युक्त है (स त्व) वह आप ([ज्ञानरत्नाकर असि) ज्ञानके सागर है। 


भावार्थ--है भगवन्र्‌ ! आप ज्ञानरत्ताकर-ज्ञानके समुद्र हैं क्योकि जिसप्रकार समुद्रमे 
अनेक पदार्थ तैरते हैं उसी प्रकार आपके ज्ञानमे भी भूत, भविष्य और वर्तमान कालपम्बन्धी 
समस्त पदार्थ प्रतिसमय पैर रहे है अर्थात्‌ तोनो काल सम्बन्धी पदार्थ आपके ज्ञानमे प्रतिविम्बित 
हो रहे हैँ। जिस प्रकार समुद्रकी लहरें चारो ओर सीमासे टकराती हैं उसी प्रकार आपके ज्ञान- 
सागरकी लहरें छोकालोकरूप विश्वको सीमामे टकराती हैं। जिसप्रकार समुद्र अपने स्वच्छ 
सलिलसे भर कर पूर्ण होता है उसीप्रकार आप भी अपने आत्मरससे--आत्मसम्बन्धी गुणोसि 
भरकर पूर्ण हैं और जिसप्रकार समुद्र भाव-जलके आगमन और अभाव--मलिन पदार्थोंके वाहर्‌ 
उछलानेसे युक्त होता है--इन दोनो कार्योसे उसकी महिमा बढती है अथवा तरज्भोके उन्तमन 
और अवनमन-ऊँची उठना तथा नीचे बैठना से जिसप्रकार समुद्र अपनी महिमाको बढाता है उसी 
प्रकार आपका ज्ञानसागर भी भाव--नये नये भावोकी उत्पत्ति तथा अभाव--मलिन भावोंके 
विनाइसे युक्त है--इन दोनो कार्योसे उसकी महिमा बढ रही है अथवा अगुरुलूघु गुणके कारण 
होनेवाली वृद्धि और हानिसे बह युक्त है ॥१४॥ े 


संविद्वीच्यस्तव॒तत इतो देव वल्गन्त्य एता; , 
शुद्धशानस्वरसमयतां न क्षमन्ते , अमाष्ड स्‌ । 


व्यक्तिगूहां 


विश्वच्छायाघटनविकसत्पुष्कल डे * 
प्रौदिं विन्दूत॒ तद्मिदधति शज्ञानसामान्यमेव ॥१७॥ 


अन्वयाथ--(देव) हे नाथ ! (इतस्तत.) इधर-उधर अर्थाव्‌ समस्त ज्ञेयोंमे (वल्गन्त्य-) सचार 
करनेवाली (तव) आपको (एता) ये (सविद्वीच्य.) शानरूप तरज्ञ (शुद्धज्ञानस्वरसमयता) 
शुद्ध ज्ञानरूपी स्वरससे तन्‍्मयताको (प्रमाष्ठ) छोडनेके लिये (न क्षमन्ते) समथ नही हैं । वे (तद) 
उस (ज्ञानसामान्यमेव) ज्ञान सामान्यको ही (अभिदति) धारण करती हैं जोकि (विद्वच्छाया- 
घटनविकसत्पुष्कल) समस्त पदार्थोकी छायाके पडनेसे विकसित तथा पूर्ण है और (व्यक्तिगूढा) 
प्रकटतासे युक्त (प्रोढि) पूर्ण सामथ्यंको (विन्दत्‌) प्राप्त है। 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! व्यवहारनयसे यद्यपि आपका ज्ञान समस्त पदार्थोमे सचार करता 
है अर्थात्‌ उन्हे अपना जैय बनाता है तथापि वह निश्चयनयसे आत्मज्ञानरूप ही होता है । आपके 
ज्ञानकी कोई ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अनेक पदार्थोको अपने आपमे प्रतिबिम्बित करता 
हुआ भी छुद्ध सामान्य ज्ञानरूप ही रहता है। जिसप्रकार दर्पंणमें अनेक पदार्थ झलकते हैं पर दर्पण 
उन पदार्थोके विकल्पसे रहित होता हुआ दर्पणरूप ही रहता है। उन पदार्थोके विषयमे दर्पणका 
कुछ भी ममत्वभाव नही होता है उसीभ्रकार आपके ज्ञानमे 22 कारण विश्वके समस्त 
पंदार्थ झलकते हैं. परन्तु आपका ज्ञान ज्ञान ही रहता है--जन अनन्त ज्षेयोमे उसका ममत्वभाव 


नही होता है ॥१५॥ 


चैतुविशतिस्तव रे४ई 


अन्यद्विश्व॑ बहिरिह. तव शानविश्व॑ तथान्यत्‌ 
संविहिश्व॑यदिह किल सा संविदेवावभाति | 

सिंदाकारों मदननिहितः कि. मधूच्छिष्टतोअन्यो 
विश्वाकारस्त्वयि परिणतः कि परस्त्वन्महिम्नः ।|१८॥ 


अन्वयार्थ--(इह) इस जगतुमे (बहि विर्व) बाह्य विश्व (अन्यद्‌) अन्य है (तथा) और 
ज्ञानविश्व) ज्ञानविश्व (अन्यत्‌) अन्य है। (इह) इनमे (यत्‌) जो (सविद्विश्व) ज्ञानरूपी विश्व 
है (किल) नि३चयसे (सा सबविदेव अवभाति) वह ज्ञानरूप ही रहता है। जिस प्रकार (मदननि- 
हित ) मेन (मोम)के द्वारा धारण किया हुआ--मैंन (मोम)से निर्मित (सिहाकार ) सिंहका आकार 
(कि) क्या (मधूच्छिष्टत अन्य) मेन (मोम)से पृथक्‌ है? अर्थात्‌ नही है, उसीप्रकार (त्वयि 
परिणत ) आपमे प्रतिबिम्बित (विश्वाकार ) विश्वका आकार (कि) कया (त्वन्महिम्न.) आपकी 
महिमासे (पर ) पृथक्‌ है ? अर्थात्‌ नही है। 

भावार्थ--बाह्य और अभ्यन्तरके भेद्से ज्ञेयके दो भेद हैं । ससारके दृश्य और अदृश्य पदार्थ 
बाह्य ज्ञेय हैं और ज्ञानके भीतर झलकने वाले उनके आकार अभ्यच्तर जेेय हैं। इन दोनो ज्ञेयोमे 
बाह्य ज्ञेयग स्पष्ट ही ज्ञानसे पृथक्‌ पदार्थ है परन्तु ज्ञानके भीतर झलछकने वाला अन्‍्तज्ञेय निरचयसे 
ज्ञान ही है उससे भिन्‍न नही है। जैसे भेन (मोम)से बनाया हुआ सिंहका आकार मेन (मोम)से 
पृथक्‌ नही है उसी प्रकार आपके ज्ञानमे आये हुए ज्ञेग आपके।ज्ञानसे भी भिन्‍न नही है ॥१८॥ 


मित्वा मेय पुनरपि मिते। कि फल श्ञात॒ुरन्यत्‌ 
मातुं विश्वं स्वयमिद्द मितं नासि नित्योद्यतस्त्वम्‌ | 
दृकूसंविच्योः स्खलितमखिलं रक्षतस्ते स्ववीय- 
व्यापारोगत्ता यदसि भगवन्नित्यमेवोपयुक्तः ॥१९॥ 


अन्वयार्थ--(मेय) जानने योग्य पदार्थों (मित्वा) जानकर (पुनरपि) पदचातु प्रकट होने 
वाला (मिते फल) जाननेका फल (कि) क्‍या '(ज्ञातु ) जानने वालेसे (अन्यत्‌) पृथक होता है ? 
अर्थात्‌ नही । परन्तु (इह) इस जगत्‌मे (विश्व) विश्वको (मातु) जाननेके लिये (नित्योद्यत ) निर- 
न्तर उद्यत रहने वाले (त्वमु) आप (स्वय) स्वय (मित नासि) जाने हुए पदार्थ नही है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार ज्ञानका फल ज्ञातासे अभिन्‍न है उसप्रकार ज्ञेय, ज्ञातासे अभिन्‍न नही है--बहिल्ञेयकी 
अपेक्षा वह ज्ञातासे भिन्‍न ही है। (भगवन्‌) हें प्रभो । (यत्‌ू) जिस कारण (दुक्सवित्त्यो ) दर्शन 
और ज्ञानके (अखिल) समस्त (स्खलित) स्खलनकी (रक्षत ) रक्षा करने वाले--उन्हे स्खलनसे दूर 
रखने वाले आपका (असौ) यह (स्ववीयंव्यापार ) आत्मबलका प्रभाव है जिससे आप (नित्यमे- 
वोपयुक्त असि) दर्शन और ज्ञानमे नित्य ही उपयुक्त रहते हैं । 

भावार्थे--प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति ये चार पदार्थ हैं जो पदार्थों जानता है 
उसे प्रमाता, जो जानने योग्य है उसे प्रमेय, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण और जो 
जाननेरूप क्रिया है उसे प्रमिति कहते है। यह प्रमिति हि प्रमाणका फल है। यह फल साक्षात्‌ 
और परम्पराके भेदसे दो प्रकारका है। साक्षात्‌ फल अज्ञान निवृत्ति है और परम्परा फल हान, 


२४४ लघुतत्त्वस्फोट 


उपादान और उपेक्षा है। यहाँ अमेद विवक्षासे प्रमितिरूप फलकी चर्चा करते हुए आचाय॑ने कहां 
है कि प्रमेयको जाननेके पश्चात्‌ अज्ञान निवृत्तिरूप जो फल होता है वह प्रमातासे भिन्‍न नही है 
क्योकि अज्ञाननिवृत्ति प्रमाताकी ही परिणति विद्लेष है। परल्तु जिस प्रकार प्रमितिका फल प्रमाता- 
से पृथक्‌ नही है उसीप्रकार प्रमेय प्रमातासे पृथक्‌ नही है, यह नियम नही है क्योकि प्रमाता जिस 
प्रकार स्वद्रव्यको जानता है उसी प्रकार पर द्रव्यको भी जानता है। तात्पर्य यह है कि बहिरमेयकी 
अपेक्षा प्रमाता और प्रमेय पृथक्‌-पुथक हैं। दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार क्षायोपशमिक दर्शन 
और ज्ञानका धारक पुरुष निरन्तर किसी पदार्थमे उपयुक्त नही रहता किन्तु क्रम-क्रमसे ही उप- 
युक्त रहता है उस प्रकार क्षायिक दर्शेन और ज्ञानका धारक पुरुष क्रम क्रमसे उपयुक्त नही 
रहता | किन्तु निरन्तर ही उपयुक्त रहता है। निरन्तर उपयुक्त रहनेका कारण यह है कि उसके 
ज्ञान और दर्शनके साथ जो क्षायिक अनन्त वीय॑ प्रकट हुआ है वह उन्हे स्खलित नही होने देता । 
इन्ही दृष्टियोकी अपेक्षासे यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्‌ ! आप विद्वको जान॑नेके लिये निरन्तर 
उपयुक्त रहते हुए भी विश्वरूप नही हैं तथा आप ज्ञान और दर्शनमे निरन्तर उपयुक्त रहते हैं ॥१९॥ 


नानारूपेः स्थितमतिरसादू भासयद्‌ विद्वमेतत्‌ 

शब्दत्रक्ष स्वयससपि सम॑ यन्महिम्नाइस्तमेति । 
नित्यव्यक्तस्त्रिसमयभवद्गेभवारम्भ भूम्ना 

निस्सीमापि ज्वलति स तब ज्योतिषा भावपुक्नः! ॥२०॥ 


अन्वयाथं--(नानारूपे स्थित) नानारूपोंसे स्थित (एतद विश्वस्) इस विश्व-लोकालोक- 
को (अतिरसात्‌) अत्यन्त स्पष्ट रूपसे (भासयत्‌) प्रकाशित करने वाला (शब्दब्रह्म अपि) शब्दब्रह्म 
भी (स्वयं) अपने आप (यन्महिम्ना) जिसकी महिमासे (सम) एक साथ (अस्तमेति) अस्तको प्राप्त हो 
जाता है तथा (त्रिसमयभवद्वेमवारम्भभूम्ना) त्रिकालवर्ती आपके वेभवारम्भकी बहुलतासे जो युक्त 
है ऐसी (तब) आपकी (ज्योतिषा) केवलज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा (नित्यव्यक्त ) निरन्तर प्रकट 
रहने वाला (स भावपुञ्ज ) वह पदार्थोका समूह (निस्सीमापि) सीमा रहित होने पर भी (ज्वलूति) 
प्रकादमान हो रहा है। 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति इतनी विद्ञाल है कि उसकी महिमा 
से नानारूपोमे स्थित समस्त विश्वको प्रकाशित करनेवाला शब्दब्रह्म भी स्वय एक साथ समाप्त 
हो जाता है। साथ ही वह ज्योति आपके त्रिकालवर्ती ऐश्वर्यंको प्रारम्भ करनेवाली है अर्थात्‌ 
आपके आहुन्त्यपदका प्रारम्भ इस केवलज्ञानरूपी ज्योततिके द्वारा ही होता है। इस केवलज्ञानरूपी 
ज्योतिके द्वारा विश्वके अनन्त पदार्थ निरन्तर प्रकाशित रहते हैं ॥२०॥ 


उद्यद्विश्वस्वसमनिश मर्मसु व्याप्य. गाढं 
लब्धप्रौदिस्तडिति परितस्ताडयन्‌ सब भावान्‌ | 
देवात्यन्त स्फुरति सतत निर्निमेषस्तवोच्चे- 
रेकः कोञ्यं जिसमयजगदूघस्मरों दृग्विकाश! ॥२१॥ 


चतुविगतिस्तव २४५ 


अन्वयार्थ--(देव) है नाथ ! (उद्यह्िश्वस्वरसम्‌) उभरते हुए विश्वके यथार्थरूपको (अनिश) 
निरन्तर (गाढ) गाढरूपसे (मर्मसु व्याप्य) अपने मर्म स्थानोमे व्याप्त कर (लव्धप्रौढि ) जिसने पूर्ण 
सामर्थ्यंको प्राप्त किया है, जो (परित") सब ओरसे (सर्वंभावान्‌) समस्त पदार्थोकी (तडिति) तड- 
तडकर--शीघ्र ही (ताड़यन) ताडितकर रहा है--अपना विषय बना रहा है। जो (सतत) निरन्तर 
(निरन्िमिष ) टिमकारसे रहित है--निरन्तर उपयोगरूप रहता है तथा जी (त्रिसमयजगद्धस्मर ) 
त्रिकालवर्ती लोकको जाननेवाला है ऐसा (त्तव) आपका (अयं क ) यह कोई (हग्विकाश ) दर्शन 
गुणका विकाश--केवलदर्शन (उच्चे ) उत्कृष्टरूपसे (अत्यन्त स्फुरति) अत्यन्त देदीप्यमान हो 
रहा है। 
भावाथ--ऊपरके पद्यमे केवलज्ञानकी मह्तिमाका वर्णन था और इस पद्चयमे केवलूदर्शनकी 
महिमाका वर्णन किया जा रहा है। आचारय॑ कहते हैं कि हे देव / आपका केवलदशंन समस्त 
विद्वको अपना विषय बनाकर पूर्ण सामर्थ्यंको प्राप्त है। वह शीघ्र ही समस्त पदार्थोको देख रहा 
है, निरन्तर उपयोगात्मक है ओर त्रिकालवर्ती समस्त जगत्‌को अपने आपमे निलीन करने 
वाला है ॥ २१ ॥ 
सर्वत्राप्यप्रतिधमहिमा._ स्वप्रकाशेन. शुम्भन्‌ 
द्रोन्मज्जत्स्वर्सविसरेद्रावयन्‌... सर्वभावान्‌ । 
विश्वालम्बोच्छलितवहुलव्यक्तिसीमन्तित श्री- बह 
रेक। कोध्य विहुसति विमोर्जात्यचतन्यपुब्जः ॥२२॥ 
अन्वयाय--(स्वंत्रापि) लोक-अलोक-सभी स्थानोपर (अप्रतिधमहिमा) जिसकी महिमा 
निर्बाध है, जो (स्वप्रकाशेन शुम्भन्‌) अपने प्रकाशसे सुशोभित हो रहा है (दुरोन्मज्जत्स्वरसविसरे ) 
बहुत दूर तक प्रकट होनेवाले आत्मरसके समूहसे जो (स्वंभावात) समस्त पदार्थोको (द्रावयन) 
द्रवीभूत करता है--उन्हे अपना विषय बनाता है और (विश्वालम्बोन्छलितबहुलव्यक्तिसीमन्तित- 
श्री ) समस्त पदार्थंके आल्म्बनसे झलकते हुए अनन्त पदार्थेसि जिसकी अन्तर्रुक्मी बढ रही है 
ऐसा (विभो ) आपका (अयम्‌ क एक ) यह कोई एक अद्वितीय (जात्यचेतन्यपुञ्ज ) उत्कृष्ट चैत्तन्य 
का समूह (विलसत्ति) सुशोभित हो रहा है । 
भावायं--यहाँ केवलज्ञान और केवलदर्शंनके मूलाधाररूप चेतन्यगुणकी महिमाका वर्णन 
करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि विभुका शुद्ध चेतन्यपुण्ज सर्वत्र निर्वाध है अर्थात्‌ समस्त छोक 
अलोकको जानता है। आत्मप्रकाशसे सुशोभित है। अपनी उत्कृष्ट महिमासे समस्त पदार्थीको 
जाननेवाला है और अपने आपके भीतर प्रतिविम्बित होनेवाले अनन्त पदार्थत्ति अपनी छक्ष्मीको 
सुशोभित करनेवाला है। हे प्रभो ! इन सब विशेषताओंसे आपका चेतन्यपुओज अद्वितीय और 
अनिवंचनीय है ॥२२॥ 
एकाकारस्वरसभरतो5नन्तचेतन्यराजी: 
सज्जः के प्रतिपदममूर्निविभागावभासाः | 
आ विश्वान्तान्निविडनिकपेविंप्बगु्धासमानः 
स्वामिन्नेकः स्फुरदपि भवान्‌ कृत्मनसन्यत् प्रमाष्टि ॥२३॥ 


२१४६ लघुतत्त्वस्फौट 


अन्वयार्थ--(स्वामिन्‌) हे प्रभो ! (एकाकारस्वरसभरत') एकाकार आत्मरसके भारसे जो 
(प्रतिपद) पद-पदपर (अमू ) इन (अनन्तचेतन्यराजी ) अनन्त चेतन्यके विकल्पोको (निविभागा- 
वभासाः) निरश्ष प्रकाशसे युक्त (कर्तु) करनेके लिए (सज्ज ) तत्पर हैं तथा जो (आ विदश्वान्ता- 
न्निविडनिकषे ) लोकान्त तक प्रसरित सघन सघषंके द्वारा (विष्वग) सब ओरसे (उद्भासमानः) 
सुशोभित हैं ऐसे (भवात्) आप (एक ) एक ही (स्फुरदपि) स्पष्ट प्रकाशमान होनेवाले (अन्यत्‌ 
कृत्स्नस्‌ ) सुर्यादि अन्य समस्त पदार्थोको ( प्रमाष्टि ) साफ कर॑ रहे हैं--उन्हें निष्प्रभ कर 
रहे हैं। ः 
भावारथ--हे प्रभो | चेतन्‍्य--ज्ञान दर्शनमे ज्ञेयके आलम्बनसे जो अनन्त विकल्प उठ रहे 
हैं उन्हे आप एकाकार आत्मरसके भारसे एकरूप करनेके लिए सदा उद्यत हैं। आपका कहना है 
कि यतद्च वे विकल्प एक चेतन्यकी ही परिणति हैं अत उनमे भेद नही है । जोन, ज्ञेयप्रमाण है, 
और ज्ञेय, लोकालोक प्रमाण है अत ज्ञान भी लोकालोक प्रमाण है” इस सिद्धान्तके अनुसार 
आपका ज्ञान विश्वके अन्त तक बडी सघनतासे व्याप्त हो रहा है। इसी ज्ञानसे आप सव ओरसे 
शोभायमान है। इस ज्ञानके द्वारा आपने विश्वके सुर्यादि अन्य समस्त भ्रकाशमान पदार्थोको 
निष्प्रभ कर दिया है ॥२३॥ 
पीत॑ पीत॑ बमतु सुकृती नित्यमत्यन्तमेतत्‌ 
तावद्यावज्ज्वलति वमनागोचरो ज्योतिरन्तः । 
तस्मिन्‌ देव ज्वकूति युगपत्‌ स्वमेवास्य वाल्तं 
भूय; पीत भवति न तथाप्येष वान्ताद एवं ॥२४॥ 
अन्वंयार्थ--(नित्य) निरन्तर (पीत-पीत) बार-बार पिये हुए (एतत्‌) इस विकारी भावकों 
(सुक्ृती) पुण्यशाल्ी जीव (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (तावत) तब तक (वमतु) उगलता रहे (यावत्‌) 
जब तक (वमनागोचर ) वमनका अगोचर-जिसका वमन न किया जा सके ऐसी (ज्योति ) केवल- 
ज्ञानरूपी ज्योति (अन्त) भीतर (ज्वरूति) श्रकाशमान होती है । (देव) हे भगवन्‌ ! (तस्मिन्‌ 
ज्वलूति 'सति”) उस केवलज्ञानरूपी ज्योतिके देदीप्यमान होनेपर (अस्य) इस जीवका (सर्वमेव) 
सभी विकारी भाव (युगपत्‌) एकसाथ उस तरह (वान्त) वान्त हो जाता है--बाहर निकल जाता 
है कि जिस तरह वह (भूय ) पुन (पीत न भवत्ति) ग्रहणमे नही आता । इस प्रकार इस आत्माने 
यद्यपि समस्त पर पदार्थोका त्याग किया है तथापि (तथापि एष वान्ताद एवं) ममत्वभावसे छोडे 
हुए पदार्थोंका ज्ञाता होनेसे उन्हे ज्ञेयके रूपमें ग्रहण करता ही है। 
भावार्थ--यहाँ आचाय॑ने पुण्यशाली जीवोको उन समस्त विकारी भावोके उगलनेकी 
प्रेरणा दी है जिन्हे उन्होने अनादिकालसे ग्रहण कर रक्खा है। विकारी भावोके उगलनेका उपदेश 
तब तकके लिए है जब तक अन्तरगमे दिव्यज्योति प्रकट नही हुई है क्योकि उस दिव्यज्योतिके 
प्रकट होनेपर समस्त विकारीभाव स्वय ही बाहर निकल जाते हैँ। इस प्रकार बाह्य पदार्थोका 
स्वामित्वकी अपेक्षा त्याग होनेपर भी यह आत्मा उन पदार्थोंको जानता रहता है आर्थात्‌ ज्ञेयके रूप 
में ग्रहण करता रहता है ॥२४॥ 


१ प्रवचनसार गाथा २३ । 


चतुविशतिस्तव २४७ 


एकानेक॑ गुणवदणुणं शन्यमत्यन्तपूर्ण 
नित्यानित्य॑ं विततमततं विश्वरुपैकरूपस्‌ । 
चितट्माग्भारुरूपित भ्रुवना भोगरड्टचरज्लै--- 
रुन्मज्जन्तं कलयति किल त्वामनेकान्त एवं ॥२५॥ 


अन्वयार्थ--(किल) निशवयसे (अनेकान्त एवं) अनेकान्त ही (त्वास्र) आपको (एकानेक) 
एक-अनेक, (गुणवदगुण) गुण सहित, गुण रहित, (शून्यमत्यन्तपूर्ण) शृन्य-अशून्‍्य, (नित्यानित्य) 
नित्य-अनित्य, (विततमतत) व्यापक अव्यापक; (विश्वरूपेकरूपस) विश्वरूप एकरूप तथा 
(चित्नाग्भार्ूपितभुवनाभोगरद्धत्तरड्रो उन्‍्मज्जन्त) चेतन्यके समूहसे ससारके आभोग विस्तार 
को क्षीण करनेवाली ज्ञानकी उठती हुई तरगोसे (उन्मज्जन्त) उन्मग्न होता हुआ (कलूयति) 
सिद्ध करता है। 

भावाथं--एक ही पदार्थमे परस्पर विरोधी दो धर्मोंके अस्तित्वका विवक्षावश निरूपण 
करना अनेकान्त है। यह अनेकान्त ही आपको द्रव्यकी अपेक्षा एक और पर्यायकी अपेक्षा अनेक 
सिद्ध करता है। भेदनयकी अपेक्षा गुणसहित “और अभेदनयकी अपेक्षा गुणरहित बताता है। 
परकीय चतुष्टय अथवा विभावभावोकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय चतुष्टय अथवा स्वभावभावोकी 
अपेक्षा पूर्ण सिद्ध करता हैं। सामान्यकी अपेक्षा नित्य और विशेषक्री अपेक्षा भनित्य सुचित करता 
है। शरीर प्रमाण होनेकी अपेक्षा अव्यापक और लोकालोकावभासी ज्ञानकी अपेक्षा व्यापक 
बतलाता है तथा ज्ञेयकी अपेक्षा विश्वरूप और ज्ञानकी अपेक्षा एकरूप कहता है। इनके अतिरिक्त 
हा लोकाकोकव्यापी ज्ञानकी तरगोंसे सदा उन्मग्त रहते हैं यह भी अनेकान्त ही बतलाता 

॥ २५॥ 


(२३) 
हरिणी छन्‍्दः 


जयति परम ज्योतिजेंत्र कपायमहाग्रह- 
अहविरदह्िताकम्पोद्योत दिवानिशयुल्लसत्‌ । 
ज्वलति परितो यस्मिन्‌ भावा वहन्ति तदात्मतां 
हुतवहृहठाखण्डग्रासीकृतेन्धनवत्‌ समम्‌ ॥१॥ , 
अन्वया थे--(जेत्र) जो कर्मरूप शत्रुओको जीतनेके कारण विजयशील है, (कषायमहाग्रह- 
ग्रहविरहिताकम्पोद्योत) जिसका उद्योत--प्रकाश कषायरूपी महाग्रहकी चपेटसे रहित होनेके कारण 
अकम्प है--निवचल है और जो (दिवानिशम्र) रातदिन (उल्लसत्‌) सुशोभित रहती है ऐसी 
(परम ज्योति ) केवलज्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योति (जयति) जयवन्त है (यस्मिन्‌ परित ज्वरूति 'सति”) 
जिसके चारो ओर प्रकाशित रहने पर (भावा ) पदार्थ (हुतवहहठाखण्डग्रासीकृतैन्धनवत्‌) अग्निके 
द्वारा हठ पूवक सर्वांगरूपसे ग्रस्त ईंधनके समान (समग्र) एकसाथ (तदात्मता) ज्योति स्वरूपताको 
(वहन्ति) धारण करते हैं । 
भावार्थ--यहाँ आचार्य, भगवान्‌के केवलज्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योतिका यद्योगान करते हुए 
कहते हैं कि हे भगवन्‌ | आपकी वह केवलज्ञानरूपी ज्योति कमंशषत्रुओको जीतने के कारण विजय- 
शील है, कषायरूपी महापिज्ञाचकी पंकडसे रहित होनेके कारण निशचल प्रकाशसे सहित है, रात- 
दिन देदीप्यमान रहती है भौर जिसप्रकार अग्निसे व्याप्त ईंधन भग्निरूप हो जाता है उसीप्रकार 
उसके भीतर प्रतिफलित होनेवाले पदार्थ उसीरूप हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो पदाथ्थ॑ ज्ञान 
मे प्रतिबिम्बित होते हैं वे अन्तरज्षेयकी अपेक्षा ज्ञानाकार ही हो जाते हैं ॥१॥ 
त्वससि भगवन्‌ विश्वव्यापिप्रगल्भचिदुद्गमो 
मृदुरसदृशप्रशोन्मेषे!. स्खलक्धियं जनः । 
तदलमफलेवक्यक्रीडाविकारविडम्बनेः 
कतिपयपदन्यासेराशु_त्ववीश विश्ञाम्ययम्‌ ॥२॥ 
अन्वयार्थ--(भगवन) है भगवन्‌ ! (त्वस) आप (विद्वव्यापिप्रगल्मचिदुद्गम ) छोकालोकमे 
व्याप्त चेतन्यके उद्गम--केवलज्ञानसे सहित हैं और (अय जन ) यह मैं (स्खलब्द्धि ) स्खलित होनेवाले 
(असदृशप्रज्ञोन्मेषे ) हीनाधिक प्रज्ञाके उन्मेषोंसे--अल्पतम क्षायोपशमिक ज्ञानोसे (मृढ़ु ) कोमल--- 
मन्दबुद्धि है (तत्‌) इसलिए (त्वयि) आपके विषयमे (अफले ) निष्फल (वाक्यक्रीडाविकारविडम्बन ) 
वचनक्रीडाके विकारको विडम्बित करनेवाले (कतिपयपदन्यासे ) कुछ पदोकी रचना करना 


चतुविशतिस्तव २४९ 


(अलम) व्यथे है (ईश) हे नाथ ! (अयस) यह मैं तो (आशु) च्ोघ्न ही--कुछ कहे बिना ही (त्वयि) 
आपमे (विशामि) प्रवेश कर रहा हँ--चुपचाप आपकी शरणमे आ रहा हूँ। 
भावार्थ--आप अनस्त ज्ञानके स्वासी हैं और स्तुति करनेके लिए उच्चत हुआ मैं अत्यन्त 
अल्पनानी हूँ अत कतिपय शब्दोके द्वारा आपकी स्तुति करना व्यर्थ है। मै ज्ञान और शब्द दोनोसे 
न्यून हूँ, अतएव शब्दों द्वारा आपकी स्तुत्ति करना मेरे लिए शक्‍्य नही है। यहो सब विचारकर 
मैं आपकी शरणमे आया हूँ ॥२॥ 
किमिदसुदयत्यानन्दौषैर्मनांसि विधघूर्णयत्‌ 
सहजमनिशं शानेश्वय चमत्कृतिकारितेः । 
प्रसमविलसद्दीर्यारम्मप्रगल्मगरभीरया 
तुलुयति दृशा विश्व॑ विश्व॑ यदित्यवहेलया ॥३॥ 
अन्वयार्थ--(चमत्कृतिकारिते ) चमत्कारके द्वारा उत्पादित (आनन्दौधे ) आनन्दके समूहों 
से जो (मनासि) मनोको (विधूर्णयत्‌) घुमा रहा है--चञ्चल कर 'रहा है ऐसा आपका (इृद) यह 
(सहज) स्वाभाविक (ज्ञानश्वर्य) ज्ञानरूपी ऐश्वर्य (किस) क्या (अनिश) निरन्तर (उदयति) उदयको 
प्राप्त हो रहा है (यत्‌) जिस कारण वह (इति) इस तरह (अवहेलया) अनादर भावसे (प्रसभविलल- 
सद्वीर्यारम्भप्रगल्भगभी रया दृशा) ह॒ठपूर्वक प्रकट होनेवाले वीयंके आरम्भसे अत्यन्त गभीर दृष्टिके 
द्वारा (विश्व विश्व) सम्पूर्ण विश्वको (तुलयति) तुलित करता है--जानता है। 
भावायं--हें भगवनत्‌ | आपका ज्ञानसाम्राज्य अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और 
अनन्तबलसे परिपूर्ण है ॥३॥ 
ललितललितेरात्मन्यासेः समग्रमिंद॑_ जगत्‌-- 
त्रिसमयलूसद्भावव्याप्त॑ सर्म॑ ज्वरुयन्तयम्‌ । 
तदुपधिनिभाद्‌ वेचित्येण . प्रपञ"्य॒ चिदेकतां 
ज्वलसि भगवन्नेकान्तेन प्रसह्य निरिन्धनः ॥४॥ 
अन्चयार्थ---(सगवन) हे भगवन्‌ | (त्रिसमयलप्तद्भावव्याप्त) तोन कालसम्वन्धी पदा्यसि 
व्याप्त (इृद) इस (समग्र) सम्पूर्ण (जगत) जगत्‌को जो (छलितललिते.) भत्यन्त सुन्दर (आत्म- 
न्यासे ) ज्ञानरश्मियोसे (सम) एक साथ (ज्वलयन्‌) प्रकाशित कर रहें है ऐसे (अयम्) यह आप 
(एकास्तेन) नियमसे (निरिन्धन-) अन्य सहायकोंके बिना ही (तदुपधिनिभात्‌) जगतृरूप उपधिके 
छलसे (चिदेकता) चेतन्यकी एकताको (वेचित्येण) नानारूपसे (प्रपब्न्ब्थ) विस्तृत कर (ज्वलसि) 
देदीप्पमान हो रहे है। 
भावाय्-हें भगवन्‌ ! आप त्तीन कालसम्बन्धी पदार्थेसि व्याप्त समस्त जगत्‌कों किसी चाह्य 
पदार्थोक्री सहायनाके विना ही जानते हैँ और जानते समय एकरूपताको धारण कस्नेवाले उस 
ज्ञानको ज्ञेयोको विभिन्नतासे अनेकरूपनाको प्राप्त कराते है । तात्पय यह हे कि जान, एक भौर 
अनेक इन दो परस्पर विरोधी भंगोसे सहित है। ज्ञान सामान्यवी अपेक्षा बह एक है. बोर अनेक 
ज्ेयोके प्रतिविम्बित होनेसे जनेकरूप है। यहाँ अनेक भगवा उल्लेस किया गया है ॥४ 


छू०-३२ 


२५० लघुत्ततत्वस्फोट 


समपतितया स्फीतस्फीतोद्विलासलसदूदृशा 
स्व॒ससकुसुम विश्व॑ विश्वात्ततेश विचिन्चतः | 
किमपि परतो नान्तस्तत्वग्रह॑ अतिपचते 
विकसति परं भिन्‍नाभिन्‍्ना दुगेव समरन्ततः ॥५॥ 
अन्वयार्थ--(ईद) हें स्वामिन्‌ | (समपतितया) समानरूपसे पडनेवाली (स्फीतस्फीतोहिला- 
सलस दुशा) अत्यधिक उत्कृष्ट विलाससे सुशोभित दृष्टिके द्वारा (विश्वात्‌) समस्न जगतृसे (विश्व) 
सम्पूर्ण (स्वरसकुमुम) आत्मस्वभावरूपी पुष्पको (विचिन्वत") चुननेवाले (तव) आपकी (दृग) 
दृष्टि (परत ) अन्य वाह्म परद्रव्यसे (किमपि) कुछ भी (अन्तस्तत्त्वग्रह) अन्तरग तत्त्वके ग्रहणको 
(न प्रतिपच्ते) प्राप्त नही होती है (पर) किन्तु (भिन्‍्नाभिन्‍्ता) भिन्‍न होकर भो अभिन्‍न रहनेवाली 
(दुगेव) दृष्टि ही (समन्तत ) सब ओर (विकसति) विकसित होती है। 
भावार्थ-हे प्रभो ! यह ससार एक उद्यान है इस उद्यानसे आप अपनी प्रखर दृष्टिके द्वारा 
देखकर आत्मस्वभावरूपी पुष्पको चुन रहें हैं। इस चुननेकी क्रियामे आपकी दृष्टि किसी वाह्म 
पदार्थी सहायता नही लेती है किन्तु वह स्वय ही सब ओर विकसित होती है। हे भगवन्‌ ! 
आपके जो केवलूदशंन प्रकट हुआ है वह परनिरपेक्ष है--उसे किसी अन्य सहायककी आवश्यकता 
नही है तथा उस केवलद॒शंनके द्वारा आप ससारके अन्य पदार्थोसि पृथक्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपको ही 
ग्रहण करते हैं। वयोकि परमाथंसे वेवलज्ञान और केवल्दरशंन आत्माको ही विषय करते हैं व्यवहार 
से लोकालोकको विषय करते हैं। वह केवलदर्शन गुणगुणीके भेदकी अपेक्षा आपके आत्मासे 
भिन्‍न है ओर प्रदेशमेद न होनेसे अभिन्न भी है ॥५॥ 


इृदमतिभरास्तानाकारं सम॑ स्नपयनू_ जगत्‌ 
परिणतिमितो नानाकारैस्तवेश चकास्त्ययम्‌ | 
तदपि सहजव्याप्त्या रुन्धन्नवान्तरभावनाः 
स्फुरति परितोष्प्येकाकारश्चिदेकमहारसः ।६॥ 
अन्वयार्थ--(ईश) है भगवच्‌ ! (नानाकार) नाना आकारोसे युक्त (इृदस) इस (सम) 
समस्त (जगत) जगत॒को (अतिभरात्‌) अत्यधिक रूपसे (स्नपयन्ु) नहछाने वारा--जानने वाला 
(तव) आपका (अयग्) यह (चिदेकमहारसं') चेतन्यरूप अद्वितीय महान रस यद्यपि (नानाकारे ) 
नाना आकारोसे (परिणतिमित ) परिणतिको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ नाना पदार्थोको जाननेसे नाना 
रूप हुआ है (तदपि) त्ोभी (सहजव्याप्त्या) सहज-स्वभावकी व्याप्तिसे (अवान्तरभावना ) अवान्तर 
--अन्तर्गत भावनाओको-ज्ञेयाश्रित (रुन्धन) विकल्पोको रोकता हुआ (परितो5£पि) सभी ओर 
(एकाकार ) एकाकार ही (स्फुरति) सुशोभित है। 
भावाथे--हे भगवन्‌ ! आपका केवलज्ञान नाना पदार्थोको जाननेकी अपेक्षा यद्यपि नाना- 
रूप परिणतिको प्राप्त हुआ है तथापि अपने सहज स्वभावसे जब घटपटादि अन्य अवान्तर पदार्थों- 
की विवक्षाको गौण कर दिया जाता है तब वह एकाकार ही रहता है। तात्पय॑ यह है कि जिस 
प्रकार एक दर्पण, नाना पृदार्थोंको प्रतिबिम्बित करनेसे नानारूप परिणमन करता हुआ प्रतीत 


चतुविशतिस्तव॑ २५१ 


: होता है परल्तु परमार्थंसे वह एक ही रहता है इसीप्रकार नाना पदार्थोको जाननेकी अपेक्षा केवल- 
ज्ञान नानारूप परिणमन्र करता हुआ प्रतीत होता है परन्तु परमार्थसे वह एकाकार ही रहता 
हैं ॥६॥ 


सममुदयतः . शान्तातछ्ेः स्वभावविद्ासिसि-- 
दिचद्चलकलाएुब्जेः पुल्लीकृतात्मविशुद्धिमिः । 

अयमतिभरक्षोभारम्मेः स्फूटानुभवस्तव 
प्रलयमगमच्चित्राकार! कपायपरिग्रह! ॥७।| 


अन्वयार्थ--(दान्तातद्भ ) जिनमे समस्त भय ज्ान्त हो गये हैं (स्वभावविलासिभि ) जो 
स्वभावमे विकसित हो रहे हैं और (पुञ्जोक्ृतात्मविश्युद्धिभि ) जिनमे आत्माकी विशुद्धता एक- 
त्रित हुई है ऐसे (चिदचलकलापुञ्जे ) चेतन्‍्यकी अविनाशी कलाओके समूहके (सम) साथ (उदयत ) 
अभ्युदयको प्राप्त होनेवाले (तव) आपका (अतिभरक्षोभारम्भे ) अत्यधिक क्षोभके आरम्भसे 
(स्फुटानुभव ) स्पष्ट ही अनुभवमे आनेवाला (चित्राकार ) नाना प्रकारका (अयम) यह (कषाय- 
परिग्नह ) कषायरूप परिग्रह (प्रलयम्) विनाशको (अगमत्‌) प्राप्त हुआ है । 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप निर्भय, स्वभावमे लीन तथा आत्मविजुद्धिसे युक्त ज्ञान, दंशंन, 
सुख, वीर्य आदि गुणोके साथ इस आहंन्त्य अवस्थारूप ऐश्वर्यको प्राप्त हुए हैं इससे सिद्ध है कि 
आपका वह कषायरूप परिग्रह पहले ही तष्ट हो गया था जो रागह्वेषके कारण स्पष्ट ही अनुभवमे 
आ रहा था तथा इष्ट अनिष्ट विषयोके भेदसे नाना प्रकारका था । त्तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
देदीप्यमान ज्वालाओके प्रकट होते ही अग्निकी सधूम अवस्था नष्ट हो जाती है उसी प्रकार केवल- 
शानादि गणोके प्रकट होते ही आत्माकी सकषाय अवस्था नष्ट हो जाती है ॥७॥ 


उदयसि यदा ध्वस्ताधारं भरात्‌ परितः (तो5)रखलत्त्‌ 
प्रविततमिद सम्यक्‌ संविद्वितानमुदश्ययन्‌ । 
अयममभिभवन्नन्तस्तत्व॑ जनस्थ॒. निराश्रय- 


प्ससिति कपटो्रन्थिगोढस्तदा प्रविद्ीयते ॥८॥ 

अन्वयार्थ--(ध्वस्ताधार) जिसने बाह्य आधारको नष्ट कर दिया है तथा जो (भरात्‌) 
बडी प्रबलतासे (परित अस्खलत्मविततम्) चारो ओर अस्खलितरूपसे विस्तृत हो रहा है ऐसे 
(इद) इस (सम्यक सविद्वितानम्र) सम्यग्ज्ञानके समूहको (उदज्न्चयन) प्रकट करते हुए आप (थदा) 
जिस समय (उदयसि) उदयको प्राप्त होते है ((दा) उस समय (जनस्थ) जीवोंके (अन्तस्तत्त्वम) 
अन्तस्तत्त्वको (अभिभवन्र) अभिभूत--तिरस्क्ृत करनेवाली (अयम्‌) यह (गाढ ) मजबूत (कपट- 
ग्रन्थि.) कपटरूपी गाँठ (निराश्रय ) निराघार होती हुईं (टसिति) शीघ्र ही (प्रविकीयते) बिलकुल 
नष्ट हो जाती है। 

भावा््थ--जिस समय लोकालोकावभासी, असहाय केवलज्ञान प्रकट होता हैं उस समय 
लोगोंके अन्तस्तत्वको आच्छादित करनेवाली मोहरूपी मजबूत गाँठ अपने आप खुल जाती है । 
तात्पयं यह है कि केवलज्ञान मोहक्षयपूर्वक ही होता है ॥८॥ 


र्षरे लघुतत्त्वस्फोट 


विपयततयो. भान्त्योध्त्यन्त विमुक्त परिग्रहे 
भवति विक्ृतिज्यापाराय श्रभो न मवन्त्यमूः । 
प्रकृतिमभितः सश्रित्येवाः स्फुूट तव चिन्मयीं 


स्व॒रसविकसच्छद्धाकम्पोपयोगपरिप्लुताः ॥९॥ 
अस्वयार्थ---(प्रभो) है भगवन्‌ ! (अत्यन्त विमुक्तपरिग्रहे) जिनका परिग्रह--मूर्च्छाभाव 
बिलकुल छूट गया है ऐसे (भवति) आपमे (भान्त्य ) प्रकट होनेवाली (अमू ) ये (विषयततय ) 
विषयोकी पड्ियाँ (विक्ृतिव्यापाराय) विकार उत्पन्त करनेके लिये (न भवन्ति) समर्थ नही हैं 
सो जान पडता है कि वे (त्तव) आपकी (चिन्मयी प्रकृति स्फुट सश्नित्येव) चैतन्यरूप प्रकृतिका 
स्पष्ट आश्रय छेकर ही मानो (स्वरसविकसच्छुद्धाकम्पोपयोगपरिप्लुता ) आत्मस्वभावसे विकसित 
होनेवाले शुद्ध और निरचल शुद्धोपयोगसे व्याप्त हो जाती हैं । 
भावार्थ--क्षायोपशमिक ज्ञानमे जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण त्तथा दाव्दरूप विषय आते थे वे 
सराग अवस्थामे विकारके कारण हो जाते थे परन्तु अब आपके क्षायिक ज्ञानमे जो विषय आते हैं 
वे सराग अवस्थाके नष्ट हो जानेसे कुछ भी विकार उत्पन्त नही करते हैं इससे ऐसा जान पडता 
है मानो वे विषय अपपके चेतन्य स्वभावका आश्रय करके ही विकार उत्पन्न करनेकी सामथ्यंसे 
रहित हो गये हैँ । तात्पर्य यह है कि स्पर्शादि विषय आपके ज्ञेय मात्र रह गये हैं भोग्य नही ॥९%। 
निविडनिबिडे मोहयग्रन्यी ग्सह्य विलायिते 
. तब परमिद ज्ञाव ज्ञानं न कर न भोक्‍त च | 
यदिद कुरुते भ्रुढक्ते वा तत्तदेव सदेव तत्‌ 
किल परिणतिः कार्य भोगः स्फुटोइलुभवः स्वयम ॥१०॥॥ 
अन्वयार्थ--(निबिडनिविडे) अत्यन्त सघन (मोहग्रल्थो) मोहरूपी गाँठके (प्रस॒ह्य) हठ पुव॑ंक 
(विलायिते) नष्ट किये जाने पर (तव) आपका (इद) यह (पर) उत्कृष्ट (ज्ञान) ज्ञान, (ज्ञातृ) ज्ञाता 
ही रह गया है (कर्तुन) कर्ता नही है (च) और (भोक्‍तृ न) भोकता नही है । (इह) इस जगतूमे 
(तत्‌) वह ज्ञान (यत्‌ कुरुते) जिसे करता है (वा) अथवा (यत्‌ भुडक्ते) जिसे भोगता है (तत्‌) वह 
(सेव) सदा ही (तदेव) ज्ञान ही है, अन्य नही क्योकि (किल) निशचयसे (परिणति ) परिणति ही 
(कार्य) कार्य है और जो (स्वय अनुभव ) स्वय अनुभव होता है वही (सुफुट भोग ) स्पष्ट 
भोग है। 
पे भावार्थ--जबतक मोह रहता है तभी तक ज्ञानमे कतृत्त्त और भोक्तृत्वका भाव रहता है 
मोहके निकल जानेपर ज्ञान, मात्र ज्ञाता रह जाता है। क्तृत्व और भोवतृत्वकी विवक्षामे वह 
ज्ञान ही कर्ता और ज्ञान ही भोक्‍ता होता है अन्य नही ॥१०॥ 
त्रिसमयलसदिश्चक्रीडासुखेकमही धर! ह 
स्फूरसि भगवन्नेकीषि त्व समग्रमरक्षमस्‌ । 
प्रतिपद्मिद वस्त्वेव स्थादिति स्पृशतो दृश 
सहजकलनक्रीडा मूर्तेनचास्ति अआ(प)रस्तव ॥११॥ 


चतुविद्वतिस्तव २५३ 


अन्वयार्थ--(भगवन्‌) है नाथ ! (त्रिसमयरूसदविश्वक्री डासुखैकमहीधर-) तीनो कालोमे 
सुशोभित समस्त क्रीडाओ सम्बन्धी सुखके अद्वितीय पर्वत (त्वमू) आप (एको5पि) एक होते हुए भी 
(समग्रभरक्षमम्‌ 'यथा स्यात्तथा” समग्र भारके धारण करनेमे समर्थ जिस तरह हो उस तरह 
(स्फुरसि) देदीप्यमान हो रहे हैं। (प्रतिपद) पद-पद पर (इद वस्तु एवं स्थात्‌) यह वस्तु ऐसी है 
इस प्रकार (दुशम्‌) दर्शंनका (स्पृशत ) स्पर्श करने वाले--धारण करने वाले (तव) आपकी 
(सहजकलनक्रीडा) सहज स्वभावमे रमणरूप जो क्रीडा है वह (मूर्ते ) ज्ञानदर्शंनरूप मूत्तिसे 
(पर न चास्ति) भिन्‍न नही है। 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! त्रिकाल सम्बन्धी क्रीडाओके सुखके आधारभूत आप एक होकर भी 
समस्त भार धारण करनेमे समर्थ हैं। आपके ज्ञानमे वस्तुका जेसा परिणमन अवभासित है वैसा 
ही उसका स्वभाव है । आत्माकी जो सहज स्वभावमे रमणरूप क्रोडा है वह आपके ज्ञायक स्वभाव- 
से पर नही है। तात्पय यह है कि जिस प्रकार ज्ञान दर्शन गुण आपसे अभिन्‍न हैं उसी प्रकार सुख 
गुण भी आपसे अभिन्‍न हैं ॥११॥ 

स्फूरति परितो बाह्यार्थानाँ + एप महाभरः 
स्वरससरसा.ज्ञानस्पेतासतवेव॒ व्श्रितयः । 
स्फूति न जडश्चित्सस्काराह्िनिव निराकुछः 
कलूय. युगपल्‍लोकालोकी.. परेरकलड्डितः ॥१२॥ 

अन्वयार्थ--(परित ) चारो ओर (वाह्यार्थाना) वाह्म पदार्थोका (य एप महाभर ) जो यह 
महान्‌ भार (स्फुरति) स्फुरायमान होता है (एता) ये (तव) आपके (ज्ञानस्थेव) ज्ञानकी ही 
(स्वर्ससरसा ) आत्मरससे सरस (विभूतय ) विभूतियाँ हैँ क्योकि (चित्सस्कारात्‌ विना) चेतन्यके 
सस्कारके बिना (जड ) केवल जड अचेतन पदार्थ (नेव स्फुरति) चेष्टा नही करता हे अत (निरा- 
कुल ) परकी आकुलतासे रहित और (परे ) अन्य पदार्थोत्ति (अकलुड्वित )--निरपेक्ष होते हुए 
आप (युगपत्‌) एक साथ (लोकालोकौ) छोक और अछोकको (कलूय) जानें । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! चारो ओर जो वाह्य पदार्थोका महान समूह विद्यमान है वहु सब 
अन्तजेयकी अपेक्षा ज्ञानका ही परिणमन है क्योकि ज्ञानकी चेष्टाओके बिना केवल जडकी चेष्टाएं 
नही होती है। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार छद्यस्थ जीव, इन्द्रियोके आधारभूत दरीरकी 
चेष्टाओसे पदार्थोकों जानते है उसप्रकार आप शरीरकी चैष्टाओसे पदार्थोको नहीं जानते। 
आप परसे निरपेक्ष रहकर ही छोकालोक को जानते हैं । इन्द्रियोकी प्रवृत्ति कऋ्रसे होती है इसलिये 
क्षायोपश्मिक ज्ञानका धारक छसद्मस्थ क्रमसे ही पदार्थोको जानता है परन्तु आप क्षायिवज्ञानके 
घारक हैं तथा इन्द्रियोकी सहायतासे निरपेक्ष है अत एक ही साथ लोकालोककों जानने- 
वाले है ॥१श॥ हे ॥॒ 

दुलितदलने शिछन्नच्छेदेविं भिन्‍नविभेदने- 
रनवधिलसत्पर्यायोधेदिंभक्तमनन्तशः । 
निशितनिशितेः शक्त्युद्यारेरवारितविक्रमे 
कलय कलश्ः कुव॑न्नेतत्समस्तमतन्द्रितः | १३॥ 


२५४ लंधुतत््वस्फौट 


अन्वयार्थ--(दलितदलने ) खण्डितको खण्डित करनेवाले (छिन्नच्छेदे ) छित्नको छेदने- 
वाले और (विभिन्‍्नविभेदने ) विभिन्‍नको विभिन्‍न करनेवाले अर्थात्‌ भत्यन्त सृक्षम (अनवधिलस- 
त्पर्यायौधे ) सीमातीत एवं शोभायमान पर्यायोके समूहसे (अनन्तश ) अनन्तोबार (विभकत) विभाग 
को प्राप्त हुए (एतत्‌ समस्त) इन समस्त पदार्थोकों (अतन्द्रित सन्‌”) आलस्य रहित होते हुए आप 
(निशितनिशिते') अत्यन्त तीक्ष और (अवारितविक्रमे ) जिनके विक्रमकों कोई रोक नहीं सकता 
ऐसे (शक्त्युद्गारे ) शक्तिके उदगारोसे (कलश. कुवंन्‌) खण्ड-खण्ड करते हुए (कलूय) जानो । 


भावाये--है भगवन््‌ ! आप सृुक्ष्मसे सृक्ष्म पदार्थवो अपनी तीछण ज्ञान शक्तिके द्वारा और 
भी सूक्ष्म करते हुए जानते हैं ॥१३॥ 


चितिहुतवहस्येकाडुारीकृत परितो हठा- 
त्रेलो & ७... 
चदतिकलनात त्रेछोक्य ते भवत्यतिमुमुरः । 
स्वयमतिशयस्फीति संश्रिद्धिशेषगरीयसी 
जगदविषयं ज्ञानानन्त्यं तवेव विभाति तत्‌॥१४॥ 


अन्वयाथं--(परित ) सब ओरसे (हठात्‌) हठ पूर्वक (चितिहुतवहस्य) चेतन्यरूपी अग्निके 
(एकाज्भारीकृतम) प्रमुख अद्भाररूप किया हुआ (त्रेलोक्य) तीन छोकका समूह (यदतिकलनात्‌) 
जिसके द्वारा अत्यन्त सूक््मरूपसे ज्ञान होनेके कारण (ते) आपके लिये (अतिमुमुंर ) अत्यन्त सुक्ष्म 
तिलगा (अगा?) रूप (भवति) होता है, जो स्वय (विशेषगरीयसी) अत्यधिक गुरुतर (अतिशय- 
स्फीति) बहुतभारी विस्तारको (सश्लित्‌) प्राप्त हो रहा है तथा जो (जगदविषय) जगत॒का अविषय 
है अर्थात्‌ जगत॒के अन्य जीवोको प्राप्त नही है (तत्‌) वह (ज्ञानानन्त्य) ज्ञानका अनन्तपना (तवेच) 
भापके ही (विभाति) सुझ्योभित हो रहा है। 

भावा्थ--हे भगवन्‌ | जो तीन लोकका समूह ज्ञानरूपी अग्निके भीतर अज्भारके समान 
था वह ज्ञानकी जिस आनन्तताके कांरण खण्ड-खण्डरूपसे ज्ञान होनेके कारण तिलूगा (अगार) के 
समान जान पडने रूगा तथा जो ज्ञानका अनन्तपना स्वय अतिशय विस्तारको प्राप्त है, जगतृमे 
जो किसी अन्यको प्राप्त नही है ऐसा ज्ञानका अनन्तपना आपके ही है। तात्पयं यह है कि आपही 
अनन्त ज्ञानके धारक हैं ॥१४॥ 


ककुमि ककुमि न्यस्यन्‌ धामान्ययं न नभोमणिः 
कलयति तव शञानाग्न्येकस्फूलिब्नतुलामपि । 
स्वयम्नुपपती  प्राधान्येथ ग्रकाशनिमित्तता- 
मजडकणिकामात्रापि स्यान्न जातु जडोपमा ॥१५॥ 
अन्वयार्थ--(ककुभि ककुभि) प्रत्येक दिशामे (धामानि) किरणों अथना तेजको (न्यस्यनु) 
विखेरनेवाला (अय) यह (नभोमणि ) सूर्य (त्तव) आपके (ज्ञानाग्न्येकस्फुलिज्गतुलामपि) ज्ञानलूप 


अग्निके एक तिलंगेकी उपमाकों भी (न कलूयति) नही भ्राप्त होता है, क्योकि (प्राधान्येन) प्रधा- 
नतासे (प्रकाशनिमित्तताम) प्रकाशकी निमित्तताको (स्वयस्‌ उपयती) स्वय भ्राप्त होनेवाली 


चतुविशतिस्तव २५५ 


(अजडकणिकामात्रापि) चेतन्यकी एक कणिका भी (जातु) कभी (जडोपमा) जड़के तुल्य (न 
स्थात) नही हो सकती है। 

भावार्थ--है भगवत्‌ ! चारो दिशाओमे अपरिसित तेजको विखेरनेवाला सूर्य, आपके ज्ञान- 
रूपी अग्निकि एक तिलगाके समान भी नही है। ठीक ही है क्योकि कह्लानमकी प्रधाननिमित्तताको 
प्राप्त होनेवाली चेतनकी एक कणिका भी कभी जडकी उपमाको प्राप्त नही हो सकती। तात्पर्य 
यह हैं कि सूर्य जड है अत* वह ज्ञ।नकी उपमाको प्राप्त नही कर सकता है ॥१५॥ 


अगुरुलघुभिः पट्स्थानस्थैगुंगेः सहजैत्रेजन्‌ 
क्रमपरिणतिं संविच्चक्रे नियत्युपवेशितः । 
प्रभवविलयावासाधापि ग्रतिक्षणमक्षरस्त्यजसि 
न मनाक्‌ ठझ्कोत्कीर्णा कदापि चिदेकताम्‌ ॥१६॥ 


अन्वयार्थ--जो (पदस्थानस्थे ) अनन्तभागवृद्धि, असख्यातभागवृद्धि, सख्यातभागवृद्धि 
सख्यातगुणवुद्धि, असख्यातगुणवुद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छह स्थानोमे स्थित (सहजे ) सहज- 
स्वभाविक (अगुरुलघुभि गुण ) अगुरुलघु गुणोंके द्वारा (सविच्चक्रे) ज्ञानके समूहमे (क्रमपरिणरात) 
क्रमपुर्णं परिणमनको (ब्नजन) प्राप्त होते हुए (नियत्युपवेशित ) सामान्यकी अपेक्षा अपरिणमन- 
शीलतासे युक्त है तथा (प्रभवविलयौ) उत्पाद और व्यय को (आसाद्य अपि) प्राप्त करके भी 
(प्रतिक्षण) प्रत्येक समय (अक्षर ) अविनाशी हैं--प्रौव्यरूप हैं ऐसे आप (कदापि) कभी भी 
(ट््जलोत्कीर्णा) टाँकीके द्वारा उकेरी हुईके समान नित्य (चिदेकताम) चैतन्यकी एकताको (मनाक्‌) 
कुछ भी (न त्यजसि) नही छोडते है । 

भावार्थ--यद्यपि द्रव्यस्वभावके कारण अनन्तभागवृद्धि आदि छह स्थानोमे परिवर्तन 
करनेवाले सहज सिद्ध अगुरुलघुगुणोके द्वारा आप ज्ञानादि गुणोमे क्रमसे परिणमन करते हैं तथापि 
नियतिसे सहित है अर्थात्‌ सामान्यदृष्टिसि अप॑रिणमनशील है और यद्यपि प्रत्येक क्षण उत्पाद 
और व्ययको प्राप्त हो रहे है तथापि ध्रौव्यरूप हैं ऐसे आप अपने चेतन्य स्वभाव-ज्ञानादि गुणोमे 
रखमात्र भी सामान्यचित्स्वभावताको नही छोडते हैं--सामान्यकी अपेक्षा आप एक नित्य 
चेतन्यस्वभावको धारण करनेवाले है ॥१६॥ 


क्रमपरिणतेर्भाबे माविस्सम न विगाद्यते 
सममतिभरात्तेराक्‍्ठान्ती भवांस्तु विभाव्यते । 
तदिदसुभयं भूताथ सन्मियों न विरुष्यते 
कलयसि सदा यद्भावानां विभो ऋममक्रमात ॥१७॥ 


अन्वयार्थ-- (भाव ) कोई भी पदार्थ (क्रमपरिणते ) कमसे परिणत होने वाले (भाव ) 
भावोके द्वारा (सम) 'एकसाथ (न विगाह्मयते) युक्त नही होता है (तु) किन्तु (भवान्‌) आप (तै ) 
उन क्रमवर्ती भावोसे (सम) एक साथ (अतिभरात्‌) अत्यधिकरूपसे (आक्लान्त ) युक्त (विभाव्यते) 
जान पडते हैं (इद तदु उभय) यह दोनो बातें (भूता्॑ सत्‌) यथार्थ होती हुई (मिथो न विरुध्यतै( 


२५६ लघुतत्त्वस्फोट 


परस्पर विरुद्ध नही है (यत्‌) क्योकि (विभो) हे प्रभो ! आप (सदा) निरन्तर (अक्रमात्‌) एकसाथ 
(भावाना क्रम) पदार्थेकि (क्रम) क्रको (कलयसि) धारण करते हैं। 


भ्रार्थ--ससारके अन्य पदार्थोमे जो परिणमन होता है वह एक साथ न होकर ऋमसे ही 
होता है परन्तु आप उन क्रमवर्ती भावोंसे एकसाथ युक्त हैं। यह यद्यपि विरोधरूप मालूम पडता 
है तथापि विरोधरूप नही है क्योकि क्रम-क्रमसे परिवर्तित होने वाले पदार्थ आपके ज्ञानमे एक 
साथ समाये हुए है अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थके त्रिकालवर्ती परिणमन आपके ज्ञानमे आ रहे है इस 
दृष्टिसे यह कहा जाता है कि आप क्रमवर्ती भावोसे एकसाथ युक्त प्रतीत होते है। तात्प्य यह है 
कि आप पदार्थोके त्रिकालवर्ती परिणमनको अपने केवलज्ञानके द्वारा एकसाथ जानते हैं ॥१७॥ 


स्वयमपि परात्‌ प्राप्याकारं परोपकृत॑ वहन 
परविरहितः सर्वाकारे परस्थ सुनिर्भरः । 
अवगरमरसः शुद्धोग्त्यन्त तवैेष विजृम्भते 
स्वभररभसव्यापारेण. स्फूरनू.. समसात्मनि ॥१८॥ 
अन्वया्थं--जो (स्वयं) स्वय (परातृ) पर पदार्थसे (परोपकृत) परके द्वारा उपकृत (आकार 
प्राप्प) आकारको प्राप्त कर (वहन अपि) धारण करता हुआ भी (परविरहित ) परसे रहित है 
तथा (परस्य) पर पदार्थेके (सर्वाकारे ) समस्त आकारोसे (सुनिर्भर ) अत्यन्त परिपुर्ण है (शुद्ध ) 
रागादिक विकारोसे रहित होनेके कारण शुद्ध है और (स्वभररभसब्यापारेण) स्वस्वभावके वेगपुर्ण 
व्यापारसे (आत्मनि) अपने आत्मामे (समस्‌) एकसाथ (स्फुरन) प्रकट है ऐसा (तव) आपका (एष.) 
यह (अवगमरस ) ज्ञानस्वभाव (अत्यन्त) अत्यधिक (विजृम्भते) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है। 


भावाथ--है भगवन्‌ | आपका ज्ञान अपनी स्वच्छताके कारण दपंणके समान परपदार्थसे 
उसके आकारको ग्रहण कर यद्यपि अपने आपमे धारण करता है तो भी वह परमार्थसे पर पदार्थसे 
रहित है तथा रहित होनेपर भी उसके आकारसे परिपूर्ण है अर्थात्‌ अन्तज्ञेयकी अपेक्षा पर- 
पदार्थोके आकार आपके ज्ञानमे समाये हुए हैं । रागादिक विकारी भावोका सभूल नाश हो जानेसे 
आपका ज्ञान अत्यन्त शुद्ध है तथा अपने शुद्ध स्वभावरूप परिणमनसे आत्मामे सदा विद्यमान रहता 
है । ऐसा यह्‌ आपका वीतराग विज्ञान है ॥१८॥ 


अवगमसुधाधारासारेलेसन्नपि सवंत- 
स्तदतिभरतो ज्ञानेकत्व न नाम विगाहसे | 
अवधिरद्दितेरेकद्र॒व्य भ्रितैनिं जपय॑ ये- 


युंगपदपरेरप्युल्हासं अयासि.. सुखादिभिः ॥१९॥ 
अन्वयार्थ--(अवगमसुधाधारासार ) ज्ञानहप अमृतकी धाराओकी अनवरत वृष्टिके द्वारा 
(सर्वंत ) सब ओरसे (लसन्नपि) सुशो भित होते हुए भी आप (तदतिभरत ) उसके अत्यधिक भार- 
से (ज्ञानेकत्व) मात्र शञानके साथ एकत्वको (न नाम विगाहसे) नही प्राप्त होते हैं किन्तु (अवधि- 
रहिते.) सीमातीत (एकद्रव्यश्रितै ) एक द्रव्य सम्बन्धी (निजपरय॑ये ) अपनी पर्यायोसे उपलक्षित 


'चतुविशतिस्तव २५७ 


(सुखादिभि. अपरे' अपि) सुखादिक अन्य गृणोके द्वारा भी (युगपत्‌) एकसाथ (उल्लास) उल्लास- 
को (प्रयासि) प्राप्त होते है। 

भावाथं--हे भगवन्‌ ! आप ज्ञानामृतकी धाराओसे निरन्तर आप्लावित रहते है इसलिये 
ऐसा लगता है कि आप मात्र ज्ञानरूप ही हैं, परन्तु परमाथथ ऐसा नही है क्योकि अपने अवान्तर 
परिणमनोसे युक्त सुखादि अन्य गुणोके साथ भी आपकी तनन्‍्मयता अनुभवमे आती है। तात्पर्य यह 
है कि आप ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनन्त गुणोसे युक्त है तथा वे सब गुण अगुरुलघु- 
गुणोके कारण अपने आपमे परिवर्तित होते रहते है ॥१५९॥ 


सततमभितो ज्ञानोन्मेपेः समुल्लसति त्वयि 
दृयमिदमतिव्याप्त्यव्याप्ती विभो न विभाव्यते। 
बहिरपि पतन यच्छद्भरोईसि स्वरूपपरायणः 
पतसि च॑ बहिविष्वक्‌ शुद्धस्वरूपपरो5पि यत्‌ ॥२०॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे प्रभो | (सतत) निरन्तर (ज्ञानोन्मेषे ) ज्ञानके उन्मेषो-विकल्पोसे 
(समुल्लसति) सुशोभित होनेवाले (त्वयि) आपमे (अतिव्याप्त्यव्याप्ती) अतिव्याप्ति और अव्याप्ति 
(इद दृयम्) यह दोनो दोष (न विभाव्यते) प्रतीत नही होते (यत्‌) क्योकि (बहि' पतन्र्‌ अपि) बाह्य 
» पदार्थोमे पडते हुए भी--बाह्य पदार्थोको जानते हुए भी आप (स्वरूपपरायण शुद्ध, असि) आत्म- 
रूपमे तत्पर रहनेवाले शुद्ध है (च) और (यत्‌) क्योकि (शुद्धस्वरूपपरो5पि) शुद्ध स्वरूपमे तत्पर 
होते हुए भी (विष्बक्‌) सब भोरसे (बहि पतसि) बाह्य पदार्थोमे पड़ते हैं--उन्हे जानते हैं। 
भावार्थ--है भगवन्‌ | आप निरन्तर ज्ञानके उन्मेषोंसे समुल्लसित हो रहे हैं अर्थात्‌ निर- 
त्तर ज्ञानके द्वारा पदार्थोको जानते है। परन्तु आपका वह ज्ञान बाह्य पदार्थोमे फेल कर अति- 
व्याप्ति दोषसे और स्वरूपमे न रह कर अव्याप्ति दोषसे दूषित नही है क्योकि जब वह बाह्य 
पदार्थोंको जानता है तब स्वरूपको भी जानता है और जब स्वरूपको जानता है तब बाह्य पदार्थों 
को भी जानता है। तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान स्वपरव्यवसायी है--निज और पर दोनोको 
जाननेवाला है ॥२०॥ 
सममतिभरादेतत्‌. व्याप्य. प्रभास्थेबहिब हि- 
स्तदपि ने भवान्‌ देवेको5न्तब हिस्च विभाव्यते । 
प्रभवविलंयारम्भे विष्वग भवत्यपि. येदूबहि- 
स्त्रिसमयश्ुवष्टड्वोत्ंकीर्णा! पराकृतंयस्त्वयि ॥॥२१॥ 
अन्वयार्थ--(देव) है भगवन्‌ | यक्पि (भवान्‌) आप (समस) एकसाथ (अतिभरात्‌) अत्य- 
घिकरूपसे (अबहि ) भीतर और (बहि ) बाहर (व्याप्य) व्याप्त होकर (प्रभास) सुशोभित हो 
रहे है (तदपि) तो भी (अन्त च बहि ) भीतर और बाहर (ऐको न विभाव्यते) एक नही मालूम 
होते हैं (यत्‌) क्योकि (बहि ) बाहरमे (विष्वक) सब ओर (प्रभवविलयारम्भे) उत्पाद और व्ययके 
आरम्मोंके (भर्वात अ5पि) होनेपर भी अन्तरज्भमे (त्वयि) आपमे (त्रिसमयभुव.) तीन कालोमे 
ल००-३ ३ 


२५८ लघुतत्त्वस्फोट 


होनेवाली (पराक्ृतय ) पर पदार्थोकी आकृतियाँ (ट््डझलोत्कीर्णा ) ठाकीसे उकेरी हुईके समान निर- 
न्तर विद्यमान है। अर्थात्‌ बाह्यमे उत्पाद और व्ययसे सहित होने पर भी आप अन्तरजुमे उनसे 
रहित हैं--केवल श्रुवरूप है। 

भावार्थ--हे प्रभो | आप यद्यपि भीतर और बाहर दोनो ओर एकसाथ व्याप्त होकर 
सुशोभित हैं तथापि एक नही है क्योकि वाह्ममे तो आप उत्पाद और व्ययसे युक्त पदार्थाकृतियो- 
को जानते है अत तद्गूप हैं और अन्तरगमे पदार्थोकी त्रिकाल सम्बन्धी आकृतियाँ आपमे टद्धो- 
त्कीणं हैं अत' प्रौव्यरूप है ॥२१॥ 


त्रिसमयजमगत्कृत्स्नाकारे: करम्बिततजसि 
स्फुरति परितोष्प्येकत्रात्मन्यसी. पुनरुक्तता । 
वदति पुरुपानन्त्य किन्तु प्रभो त्वमिवेतरै- 
विंपयपतित: प्रत्येक ते. स्फुरनत्यकृतद्॒याः ॥२२॥ 


अन्वयार्थ--(प्िसमयजगर्क्ृत्स्ताकारे ) त्रिकाछ और त्रिलोकके समस्त आकारोंसे (करम्बि- 
ततेजसि) जिसका तेज व्याप्त है ऐसे (एकत्र आत्मनि) एक आत्माके (परित स्फुरति अपि) सब 
ओर प्रकट होने पर भी (असौ पुनरुक्तता) यह पुनरुक्तता (पुरुषानन्त्य वद॒ति) आत्माकी अनन्तता 
को कहती है (किन्तु) किन्तु (प्रभो) हे नाथ | (ते) थे (प्रत्येक) प्रत्येक अन्य आत्माएँ (त्वमिव) 
आपके ही समान (विषयपतितै ) विषयमे आये हुए (इतरे ) अन्य पदा्थोंके द्वारा (अक्ृतद्या”) 
उत्पाद और व्ययको न करते हुए ध्रुवरूप (स्फुरन्ति) स्फुरित होती हैं--अनुभवमे आती हैं। 

भावार्थ--हे प्रभो ! यद्यपि पदार्थोकी त्रिकालवर्ती आकृतियोंसे युक्त आत्मा एक ही है 
तथापि ज्ञेयोकी विभिन्‍नतासे आत्मा भी विभिन्‍न हैं ऐसा उपचारसे कहा जाता है परन्तु वे विभिन्‍न 
आत्माएँ भी आपके इसी आत्माके समान हैं अर्थात्‌ जिस प्रकार आपका यह आत्मा ज्ञेय बनकर 
आये हुए अन्य द्रव्योकी आकृतियोंसे सहित है उसी प्रकार वे आत्माएँ भी ज्ञेय बनकर आये हुए 
अन्य द्रव्योकी आकृतियोसे सहित हैं और अन्य द्रव्योसम्बन्धी उत्पाद व्ययको करनेवाली नही 
हैं ॥२२॥ 


दृगवगमयोदिव्योच्छवासा. निरावरणस्यथ ते 
भ्ृश्मुपचिताः . स्फूर्यन्ते. तेड्प्रकम्पमहोदये! । 

अपि दि बहुना तन्माहात्म्य परेण न खण्डथते 
यद्तिभरतो गत्वाझ्नन्त्य पुरेव विजुम्मिताः ॥२१॥ 


अन्वयार्थ--(निरावरणस्य) ज्ञानावरण और दर्शनावरणसे रहित (ते) आपके (भुद्मुप- 
चिता”) अत्यधिक सचयको प्राप्त हुए (ते) वे (दृगवगमयों ) दर्यात और ज्ञानके (दिव्योच्छासा ) 
दिव्य विकल्प (अपि हि) यद्यपि (अश्रकम्पमहोदये ) निश्चल-स्थायी महान्‌ अभ्युदयके साथ (स्फूय॑न्ते) 
वृद्धिको प्राप्त होते हैं तथापि (बहुना परेण) बहुतभारी अन्य पदार्थके द्वारा (तन्माहात्म्य) उनका 
भाहात्म्य (न खण्डयते) खण्डित नही होता है (यत्‌) क्योकि वें (अतिभरत ) श्रृत्मघिक भारसे 


चतुविशतिस्तव २५९ 


230 गत्वा) अनन्तपनेको प्राप्त कर (पुरंव) पहले ही (विजृम्भिता ) विस्तारको प्राप्त हो 
चुके है । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! ज्ञानावरण और दर्शनावरणके नष्ट हो जानेसे आपके जो केवलज्ञान 
और केवलदर्शन प्रकट हुए हैं उनके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं अथवा अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा 
उनके अनन्त अवान्तर विकल्प है। वें सब विकल्प स्थायीरूपसे स्फुरित हो रहे है--प्रकट हो रहे 
' हैं। केवलज्ञान और केवलदर्शनके उन अवान्तर विकल्पोकी महिमा अन्य द्रव्यके द्वारा खण्डित 
नही होती क्योकि वे अन्य द्रव्यके सहयोगके बिना स्वय ही अनन्तपनेको प्राप्त कर विस्तृत हो रहे 
है। तात्पयं यह है कि इनके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद स्वत सिद्ध हैं ॥२३॥ 


युगपदखिलेर कः साक॑ पदार्थकदम्बकेः 
स्व॒रसविसरेस्त्व॑ व्यातुक्तीं भरादिव दीव्यसि | 

अथ च न परान्‌ सिज्चस्युच्चे:ः परेश्च न सिच्यसे 
स्फुरसि मिलिताकारे रेकोपयोंगमहारसे! ॥२४॥ 


अन्वयार्थ--(त्वस) आप (एक") एक होकर भी (युगपत्‌) एक साथ (अखिले पदार्थ- 
कदम्बके साक) समस्त पदार्थसमूहोके साथ (स्वरसविसरे ) आत्मस्वभावरूप रसके समूहसे (भरा- 
दिव) जोरसे मानो (व्यातुक्षी) फाग (दीव्यसि) खेल रहे हैं (अथ च) फिर भी (परान्‌ न सिज्चसि) 
आप दूसरे पदार्थोकों नहीं सीचते है (व) और आप स्वय भी (परे ) दूसरे पदार्थोके द्वारा (न 
सिच्यसे) नही सीचे जा रहे हैं। मात्र (मिलिताकारे ) जिसमे पदार्थंसमूहोके आकार मिल हुए हैं 
ऐसे (एकोपयोगमहारसे ) एक उपयोगरूप महारससे (स्फुरसि) सुशोभित हो रहे है। 

भावार्थ--परस्पर एक दूसरेपर रज्भ डालना फाग खेलना कहलाता है। है भगवन्‌ ! आप 
अकेले ही अनन्त पदार्थोके साथ फाग खेलते हैँ। फाग खेलनेका रज्ध निजस्वभाव रस है परन्तु 
भादचय इस बातका है कि इस फागमे न तो आपने ही पर प॒दार्थोको अपने रगसे रगा है और न 
परपदार्थोके द्वारा आप हो रगे जा सके हैं। मात्र परपदार्थोके आकार आपके ज्ञानोपयोगमे आकर 
मिल गये हैं। तात्पय यह है कि आप अपने ज्ञातृस्वभावसे ससारके समस्त पदार्थोको जानते हैं 
परन्तु जानते समय आपका ज्ञातृस्वभाव आपके पास रहता है और ज्ञेय बने हुए समस्त पदार्थ 
अपने स्थानपर रहते हैं। ज्ञान, ज्ञेयरूप नही होता ओर ज्ञेय, ज्ञानरूप नहीं होते। ऐसा ही 
पदार्थंका स्वभाव है। मात्र ज्ञानकी स्वच्छताके कारण ज्ञानमे ज्ञेगयोके आकार प्रतिफलित होते 


हैं ॥२४॥ 


अविरतमिमाः (सम्यस्बोधक्रियो भयभावना- हि 
भरपरिणमद्भूताथस्थ स्फूरन्तु समादुझ्ता। । 
परमसहजावस्थालग्नीपयोंगरसप्लवन- 


मिलितामन्दानन्दा/ सदैव तव. श्रियः ॥२५॥ 
अन्वयार्थ--(सम्यग्बोधक्रियोभयभावनाभरपरिणमद्भूता थ॑ंस्य) सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ क्रिया 
इन दोनोकी भावनाओंके समूहसे जिसे भूतार्थ--परमाथ्थ तत्त्वकी प्राप्ति हुई है ऐसे (मम) मेरे (अवि- 


२६० रुघुतत्त्वस्फोट 


रत) निरन्तर (तव) आपकी (अद्भुता ) आइचरयंकारक तथा (परमसहजावस्थालग्नोपयोगरसप्ल- 
वनमिलितामन्दानन्दा ) उत्कृष्ट स्वाभाविक अवस्थामे ऊंगे हुए उपयोगरूपी रसमे तेरनेसे 
जिनमे बहुत भारी आनन्द आकर मिला है ऐसी (इमा ),ये (श्रिय ) अनन्त चतुष्टयरूप लक्षिमया 
(सदेव) निरन्तर ही (स्फुरन्तु) प्रकट हो । 

भावाथं--इस पच्चीसिकाके अन्तमे आचार्य स्तुतिके फलस्वरूप यह आकाक्षा प्रकट करते 
हैं कि हें भगवन्‌ ! मै ज्ञाननय और क्रियानयके एकान्तसे विमुक्त हो दोनोकी भावनासे यथार्थता 
को प्राप्त करूँ अर्थात्‌ दोनों नयोकी भावनासे ही मैं यथार्थरूपताको प्राप्त हो सकता हूँ क्योकि मात्र 
ज्ञाननय की चर्चा करनेवाले अथवा मात्र क्रियानयकी चर्चा करनेवाले जीव इसी ससार समुद्रमे 
मरन रहते है किन्तु. इसके विपरीत जो दोनोका आलम्बन लेते हैं वे ही ससार समुद्रसे पार होते 
हैं) । आचारय॑ने दूसरी आकाक्षा यह प्रकट की है कि जब मैं उभय नयोके आश्रयसे भूतार्थताको प्राप्त 
कर लू तब मेरे भी मापकी ये आइचर्यंकारक अनन्त चतुष्टयरूप लक्षिमयाँ निरन्तर प्रकट हो । इन 
लक्षिमयोकी विशेषता यह है कि इनके द्वारा अपने सहज स्वभावमे लीन उपयोगरूपी रसमे तेरनेसे 
बहुत भारी आनन्दकी प्राप्ति स्वय हो जाती है ॥२५॥ 





१ भरना कर्मनयावरूम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति य+-- 
न्‍्मर्ता ज्ञाननवैषिणोषपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा । 


विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वय॑ 
घे कुर्वन्ति न कर्म जातु न वच्य यान्ति प्रमादस्य च ॥११॥ 
--कलश्षा, पुण्यपापाधिकार । 


35 


(२४ ) 
शादू लविकीडितच्छन्दः 


एकानेकमपूर्ण पूर्ण मततप्रस्तीर्णयूहस्फुट 
नित्यानित्यमशुद्धशुद्धममितस्तेजो . दधत्यदूभ्॒तस्‌ । 
दिव्यानन्तविभूतिभासिनि चितिद्॒व्ये जिनेन्द्रेडधुना 
मज्जामः सहजग्रकाशभरतो भातीह विश्वस्पुशि ॥१॥ 

अन्वयाथ--(एकानेकस्‌) एक और अनेक (अपूर्णपूर्ण) अपूर्ण और पूर्ण (अततप्रस्तीणंगृढ- 
स्फुटस) अविस्तृत और विस्तृत, गूढ और प्रकट (नित्यानित्य) नित्य और अनित्य (अशुद्धशुद्धम) 
अशुद्ध और शुद्ध तथा (अद्भुत) आइचर्यकारक (तेज ) तेजको (अभित्त ) सब ओरसे (द्घति) धारण 
करनेवाले (दिव्यानन्तविभूतिभासिनि) दिव्य तथा अनन्त विभूतिसे विभूषित, (सहजप्रकाशभरत ) 
सहज स्वाभाविक प्रकाशके भारसे (भाति) सुगोभित होनेवाले तथा (विश्वस्पुदि) समस्त विश्वका 
स्पर्श करनेवाले--सर्वज्ञ, (चित्तिद्रव्ये) चंतन्यद्रव्यरूप (इह जिनेन्द्रे) इन जिनेन्द्र भगवाचुमे हम 
(अघुना) इस समय (मज्जाम ) निमग्न होते हैं--भक्तिसे उनके गुण चिन्तनमे तल्लीन होते हैं । 

भावाथें--जिनेन्द्र भगवान्‌ जिस तेजको धारण करते हैं वह सामान्यसे एक है, विशेषकी 
अपेक्षा अनेक है, विभाव भावोसे रहित होनेके कारण अपूर्ण है, स्वभाव भावोंसे सहित होनेके कारण 
पूर्ण है, शरीर प्रमाण होनेसे अतत है, लोकालोकावभासी ज्ञानसे सहित होनेके कारण प्रस्तीर्ण--- 
विस्तृत है, अल्पज्ञानियोके अगोचर होनेसे गूढ है, ज्ञानी जनोके द्वारा ग्राह्म होनेसे स्फुट-प्रकट है, 
सामान्यकी अपेक्षा नित्य है ओर विश्ञेषकी अपेक्षा अनित्य है, अच्तज्ञेयोके सपर्कसे सहित होनेके 
कारण अशुद्ध है, अन्य द्रव्यके सपकसे रहित होनेके कारण शुद्ध है इस प्रकार विरोधी घर्मोसे 
युक्‍त होनेके कारण आइचयेकारक है। श्री जिनेन्द्रदेव अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे विभूषित है, 
सहज प्रकाशके भारसे सुझ्योभित-है, सर्वज्ञ है तथा चेतन्य द्रव्यरूप हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवमे हम इस 
समय भक्तिसे निमग्न होते हैं । स्वंतोभावसे हम अपना उपयोग उन्हीमे स्थिर करते है ॥१॥ 


एकस्पाक्रमविक्रमेकरसिनस्त्रेलोक्यचक्रकर म- 
क्रीडारम्मगर्भीरनिभरदतो त्फुल्लोपयो गात्मनः । 
आनन्दोत्कलिकाभरस्फुटद्तिस्पष्टस्वभावस्थ ते 


नाधन्याः प्पिवन्ति सुन्दरमिद रूप सुगुप्तं स्वतः |२॥ 
अन्वयाथं--(एकस्य) जो एक--अद्वितीय हैं, (अक्रमविक्रमेकरसित ) क्रमहीन पराक्रमसे 
परिपूर्ण है, (त्रेलोक्यचक्रक्रमक्तीडारम्भगभी रनिर्भरह॒ठोत्फुल्लोपयोगात्मन ) तीनो छोकरूपी चक्रकी 


२१६२ लेघुतत्त्वस्फोट 


क्रमपुर्ण क्रोडाके आरम्भसे गम्भीर तथा अत्यधिक हठसे विकसित उपयोग हो जिनका स्वरूप है 
और (आनन्दोत्कलिकाभरस्फुटदतिस्पष्टस्वभावस्य) जिनका अत्यन्त स्पष्ट स्वभाव आनन्दरूपी 
उत्कृष्ट कलिकाओके समूहसे विकसित हो रहा है ऐसे (ते) आपके (सुन्दर) मनोज्ञ तथा (स्वत 
सुगुप्त) अपने आपसे सुरक्षित (इद रूप) इस रूपका (अधन्या ) भाग्यहीन प्राणी (न प्रपिबन्ति) 
पान नही करते है 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! आप तीनो छोकोमे अद्वितीय हैं, अनन्तवीयँसे युक्त हैं, तीन छोकके 
ज्ञाता उत्कृष्ट केवलज्ञानरूपी उपयोगसे सहित हैं तथा आपका स्वभाव अनन्तसुखसे परिपृण है। 
है नाथ ! आपके स्वत सुरक्षित इस सुन्दर रूपका दर्शन भाग्यहीन नही करते हैं। निकटभव्य जीव 
ही आपके इस सुन्दर रूपका दर्शन कर सकते हैं, भाग्यहीन मनुष्य नही ॥२॥ 
निःसीम्नोध्स्य भरात्‌ स्खलूद्भिरमितो विश्वस्य सीम्न्‍्युज्ज्वलै- 
बल्गदू वल्शुनिराकुलेककलुनक्रीडारसस्थोर्मिमिः । 
चैतन्यासृतपूरनिभरसृत स्फीत॑ स्वभावश्रिया 
पीत्वेतत्‌ तब रूपमदुततम माद्यन्ति के नाम न ॥३॥ 
अन्वयाथ--(अस्य नि सीम्त विश्वस्य सीम्ति) इस सीमातीत विश्वकी सीमापर (भरात्‌) 
जोरसे (अभित) चारो ओर (स्खलद्धि) टकरानेवालो (उज्ज्वल ) निर्मल (वल्गुनिराकुलेक 
कलनक्रीडारसस्य) सुन्दर और निराकुल अद्वितीय परिणमनसम्बन्धी क्रीडारसकी (ऊमिभि) 
तरगोंसे जो (वल्गत्‌) चब्न्वल है (चेतन्यामृतपूरनिर्भरभुत) चैतन्यरूप अमृतके पुरसे जो भत्यन्त 
भरा हुआ है, (स्वभावश्चिया स्फीत) जो स्वाभाविक छक्ष्मीसे विस्तृत है तथा (बद्भुततम) 
अत्यन्त आइचयेको करनेवाला है ऐसे (तव) आपके (एतत्‌ रूप पीत्वा) इस रूपको पीकर (के नाम 
न माद्यन्ति) कौन नही मत्त होते हैं ? अर्थात्‌ सभी मत्त होते हैं । 
भावार्थ--है भगवन्‌ ! आपके इस अत्यन्त अदभुत रूपके दर्शन कर सभी छोग हषसे विभोर 
हो जाते हैं।।१॥ 
एक! को5पि हृठावरुद्धरभसस्फारप्रकाशस्त्वया 
चिद्दीयातिशयेन केवलसुधापिण्डः किलालोडितः । 
यस्याद्याप्यतिवल्गुवल्गितवलत्कल्लोलमालावली 
त्रेलोक्योदरकन्दरास्वतिभरश्रश्यद्श्रम आम्पति ॥४॥ 
अन्वयाथे--(हठावरुद्धरभसस्फारप्रकाश ) जिसके विशाल प्रकाशका वेग ह॒ठपुर्वंक रोका 
गया था ऐसा (कोषपि) कोई (एक ) अद्वितीय (केवलसुधापिण्ड ) केवछज्ञानरूपी अमृतका समूह 
(किल) निरचयसे (त्वया) आपके द्वारा (चिद॒वीर्यातिशयेन) आत्मवीर्यके अतिरेकसे (आलोडित ) 
आलोडित किया गया है--मथा गया है (यस्य) जिसकी (अतिवल्गुवल्गितवरत्कल्छोलमालावली) 
अत्यन्त सुन्दर उठती हुई चज्चल तर॑गोकी पक्तियोंका समूह (त्रेलोक्योदरकन्दरासु) तीन लोकके 
भध्यरूपी गुफाओमे (अद्यापि) आज भी (अतिभरअ्श्यद्श्रम 'यथास्यातथा”) अत्यन्त भारसे भँवरको 
नष्ट करता हुआ (श्राम्यति) घूम रहा है । 


चतुविशतिस्तव २६३ 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आपने आत्मवीर्यसे उस केवलज्ञानको प्रात्त किया था जिसका प्रकाश 
अत्यधिक विस्तृत था तथा जिसकी तरगावली आज भी तीन लोकोके भीतर अनवरत घूम रही 
है ॥४॥ 
दृग्बोधद्रढिमोंपगूढविततत्रेलोक्यभारोन्युख- 
व्यायामार्पितचण्डवीयरमसस्फारीभवज्ज्योतिप४ः । 
उच्चण्डोत्कलिकाकलापबहुलाः संभूय मुश्वन्ति ते 
स्पष्ठोद्रोतविकाशमांसलरुचरचेतन्यनीराजनाः. ॥५॥ 
अन्वयाथे-- ( दृग्वोधद्रढिमोपगूढविततत्रेलोक्यभारोन्मुखव्यायामार्पितचण्डवीय॑ रभसस्फारी- 
भवज्ज्योतिष ) ज्ञान दर्शनकी दृढतासे आलिज्ित भत्यन्त विस्तृत तीन लोकका भार धारण करनेके 
सन्‍्मुख बहुतभारी प्रचण्ड वीयंके वेगसे जिनकी ज्योति विशाल हो रही है तथा (उच्चण्डोत्कलिका- 
कलापबहुला ) जो अत्यन्त तेजस्वी ज्वालाओके समूहसे परिपूर्ण है ऐसी (ते) आपकी (चैतन्य- 
नीराजना/) चेतन्यरूपी आरतियाँ (संभूय) मिलकर (स्पष्टोद्योतविकाशमासलरुच ) स्पष्ट प्रकाशके 
विस्तारसे परिपुष्ट कान्तियोको (मुञ्न्चन्ति) छोड रही है--प्रकट कर रही हैं । 
भावार्थ--यहाँ भगवान्‌के सामान्य चेतन्य गुणको आरतियोका रूपक दिया गया है जिस 
प्रकार आरतियो मे अनेक कलिकायें होती हैं उसी प्रकार चैतन्यरूपी आरतियोमे भी ज्ञान-दर्शन 
वीय॑ तथा सुख आदि अनेक कलिकाएंँ हैं। ये सभी कलिकाएंँ अत्यन्त तेजस्वी हैं ॥ इनकी किरणा- 
वली अत्यधिक विस्तृत है तथा ये सभी मिलकर स्पष्ट प्रकाशसे विस्तृत रुचि--कान्ति अथवा 
आत्मश्रद्धाको प्रकट कर रही है ॥५॥ 
एकस्योच्छलदच्छवोधमधुरद्॒ व्यात्मनोन्मज्जतः 
को5्नेकान्तदुराशया तब विभो भिन्धात्स्वभाव सुधीः । 
उद्नच्छद्धिरनन्तधर्म विभवप्राग्भारमिन्‍नोदये- 
देंवत्वं यदि नाद्यतः स्वयमपि स्वादान्तरे! साधयेत्‌ ॥६॥ 
अन्वयार्थ--(विभो) हे भगवन्‌ ! (उद्गच्छब्डि ) प्रकट होने वाले तथा (अनन्तधमंविभव- 
प्राग्भारभिन्‍नोदये ) अनन्त धर्मरूप ऐश्वर्यके प्राग्भारसे जिनका उदय विभिन्‍न प्रकारका हो रहा है 
ऐसे (स्वादान्तरे ) विशिष्ट सुखोसे (यदि) यदि (आद्यत ) प्रारम्भसे (स्वयमपि) स्वय भी (देवत्व) 
देवपनेको (न साधयेत्‌) सिद्ध नही करता है तो (क सुधी ) कौन बुद्धिमान्‌ (अनेकान्तदुराशया) 
अनेकान्तकी दुराशासे (एकस्य) एक और (उच्छलदच्छबोधमघुरद्रव्यात्मना) बढते हुए निर्मल ज्ञान 
से मनोहर द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा (उन्मज्जत ) प्रकट होनेवाले (तव) आपके (स्वभाव) स्वभावको 
(भिन्‍यात्‌) भिन्‍न करेगा ? अर्थात्‌ कोई नही | 
भावार्थ--अनेकान्त कहता है कि स्वभाव, स्वभाववान्से कथचित्‌ अभिन्‍न है और कथचित्‌ 
भिन्‍न है। दोनोमे प्रदेशभेद नही है इसलिए तो अभिन्‍न है और सज्ञा सख्या लक्षण आदिमे भेद 
होनेसे भिन्‍न है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि है विभो ! आपके स्वभावकों आपसे भिन्‍न कहनेवाला 
पुरुष यदि सुखादि गुणोंके कारण आपमे देवपना सिद्ध नहीं कर लेता है तो मात्र अनेकान्तकी 
सिद्धिके लिए स्वभावको आपसे भिन्‍न सिद्ध करना दुराशामात्र है ॥६॥ 


२६४ लघुतत्त्वस्फीट 


अन्योन्यात्मकतारसादिव मिथो मृच्छ॑द्‌भिरुच्चावरै- 
देंब _ स्वस्थ विरुद्धधर्मनिवहैनिंमोणमुद्यामयन्‌ । 
भावाभावकरम्बितकविकसद्भावस्वभावस्य ते 
भात्युच्चेरनव॒स्थितोषपि महिमा सम्यक्‌ सदावस्थितः ॥७॥ 
अन्वयार्थं--(देव) हे भगवन्‌ ! (भावाभावकरम्बितैकविकसद्भावस्वभावस्थ) उत्पाद और 
व्यय अथवा अस्तित्व और नास्तित्वसे व्याप्त मुख्यरूपसे विकसित होनेवाला ध्रुवभाव जिनका 
स्वभाव है ऐसे (ते) आपकी वह (महिमा) महिमा, जो कि (अन्योन्यात्मकतारसादिव) परस्पर एक 
रूपताके स्तेहसे ही मानो (मिथो भृच्छेज्धि ) परस्पर मिलते हुए (उच्चावरे ) उच्च तथा हीन-- 
मुख्य गौण (विरुद्धधमंनिवहै ) विरुद्ध धर्मोके समूहसे (स्वस्थ निर्माणस उददामयन्‌) अपने आपके 
निर्माणको बढाती है, (उच्चे ) उत्कृष्ट है ओर (अनवस्थितो5पि) स्थिर न होकर भी ( सदा- 
वस्थित ) सदा स्थिर रहनेवाली है, (सम्यक्‌) अच्छी तरह (भाति) सुशोभित हो रही है । 
भावा्थ--हे भगवन्‌ | उत्पाद और व्ययसे सहित श्रौव्यरूपसे सदा विकसित रहनेवाला 
ज्ञान स्वभावसे युक्त आपकी उत्कृष्ट महिमा अत्यधिक सुशोभित हो रही है । हे प्रभो ! आपकी 
यह महिमा, परस्परकी एकरूपताके स्नेहसे ही मानो मिले हुए परस्पर विरोधी धर्मोके समूहुसे 
समुत्पन्त है तथा उत्पाद और व्ययकी अपेक्षा अनवस्थित होकर भी प्रौव्यछूपसे सदा अवस्थित 
है॥७॥ हा 
चिन्मात्र परिशुद्धमुद्धतरसप्राग्भारमेक॑ सदा 
चिच्छक्तिप्रकरैरनेकमपि च ब्रीड़त्कमादक्रमात्‌ । 
द्रव्याप्त्याइतिनिरुत्सुकस्य वसतश्चित्पिण्डचण्डत्विषि 
स्वात्मन्यद्य तबेश शाश्वतमिद तेजो जयत्येव नाश ॥4॥ 
अन्वयाथ--(ईश) हे भगवन्‌ | (द्रव्याप्त्या) स्वात्मोपलब्धि होनेसे जो (अतिनिरुत्सुकस्य) 
अत्यन्त निरुत्सुक हैं--बाह्य वस्तुओकी प्राप्तिके लिए अनुत्कण्ठित हैं, तथा (चित्पिण्डचण्डत्विषि) 
चेतन्यके पिण्डसे सूर्यतुल्य (स्वात्मनि) अपने आपसे जो (वसत ) निवास कर रहे हैं ऐसे (तब) 
आपका (चिन्मात्र) चेतन्यमात्र, (परिशुद्ध) सब ओरसे शुद्ध (उद्धतरसप्राग्मार) उत्कट आत्मरससे 
परिपूर्ण (एक) एक (सदा) निरन्तर (क्रमात्‌ अक्रमात्‌) क्रम और अक्रमसे (चिच्छक्तिप्रकरे ) आत्म- 
शक्तियोके समूहके साथ (क्रीडत) क्रीडा करनेवाला, तथा इस दृष्टिसे (अनेकमपि) अनेकरूपताको 
भी प्राप्त, (शाइवतमिदस) यह स्थायी (तेज ) तेज (अद्य) आज (न ) हम छोगोके समक्ष--हमारी 
श्रद्धाका विषय बनता हुआ (जयत्येव) जयवन्त ही प्रवतंता है । * 5 
भावाथ--इस इलोकमे आचाय॑ने भगवज्जिनेन्द्रके वास्तविक रूप और उनके तेजका वर्णन 
करते हुए कहा है कि हे भगवन्‌ | आपको द्रव्यकी प्राप्ति हो चुकी है भर्थात्‌ परपदार्थसे भिन्‍न 
और स्वकीय गुण पर्यायसे अभिन्‍न एकत्व विभक्‍त आत्मतत्त्वकी उपलब्धि हो चुकी है अत आप 
अन्य वस्तुओकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त निरुत्सुक हैं तथा आप चेतत्यके पिण्डसे सुर्यके समान 
देदीप्यमान अपने आपमे निवास करते हैं--आपका उपयोग परपदार्थेसि हटकर स्वरूपमे ही रम 


चतुविदतिस्तव २६५ 


रहा है। इस प्रकारकी विशेषताको प्राप्त करनेवाले आपका तेज भी अपनी खास विशेषता 
रखता है। वह चेतन्यमात्र है--उसमेसे रागद्वेषछप विकारी भावोकी पुट निकल गई है, अत्यन्त 
शुद्ध है, अत्यन्तरूपसे प्रकट हुए आत्मस्वभावसे परिपूर्ण है, सामान्यकी अपेक्षा एक है तथा क्रम 
और अक्रमसे आत्मशक्तियोके समूहके साथ क्रीडा करनेसे अनेक भी है और शाइवत है, स्थायी 
हैं। हे प्रभो! ऐसा आपका तेज आज हमारी श्रद्धाका विषय बनता हुआ नियमसे जयवन्त हो 


रहा है ॥८॥ 
वत्स्यंदत्तविवर्तततिंमइसा . द्र॒व्येण गुप्तायतिः 
पर्यायेरवकीयमाणमहिमा._ नावस्थितिं. गाहसे । 
एको5पि त्वमुखण्डखण्डितनिजग्राग्भारधीरः स्फूर- 
च्चिदूभारो४छुतमातनोषि परम कस्यरेश नोत्पश्यतः ।!९॥। 


अन्वयार्थ--(वर्त्स्य॑द्त्तविवतंवर्तिमहसा) भावी और भूतपर्यायोमे व्याप्त तैजसे युक्त (द्रव्येण) 
भात्मद्रव्यकी अपेक्षा जो (गुप्तायति ) दीघंेताको सुरक्षित रखते है भर्थात्‌ अवस्थित है और 
(पर्याय ) पर्यायोकी अपेक्षा (अवकीयंमाणमहिमा) जिनकी महिमा बिखरी हुई है ऐसे (त्व) आप 
(अवस्थिति न गाहसे) स्थायित्वको प्राप्त नही है अर्थात्‌ अनवस्थित हैं। इस प्रकार (ईश) हे प्रभो ! 
(अखण्डखण्डितनिजप्राग्भारघीर ) विवक्षावश अविभक्त और विभकत आत्मस्वभावसे घोर तथा 
(स्फुरच्चिल्भार ) देदीप्यमान चैतन्यके समूहसे युक्त आप (एकोपि) एक होकर भी (उत्पश्यत ) 
अवलोकन करनेवाले (कस्य) किस मनुष्यके (परम) अत्यधिक (अदभुत) भार्चयकी (न आतनोषि) 
विस्तृत नही करते हैं अर्थात्‌ सभीके आश्चयंको विस्तृत कर रहे है। 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप द्वव्यकी अपेक्षा अवस्थित हैं और पर्यायोकी अपेक्षा अनवस्थित 
है तथा आपका निज शुद्धस्वभाव, स्वभाव और स्वभाववानमे प्रदेशभेद न होनेसे अविभक्‍त है 
और आज्ञा सख्या आदिका भेद होनेसे विभकत है, साथ ही आपका चेतन्यपुञ्ज अतिशय देदीप्य- 
मान है--केवलज्ञानादि गुणोसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित हो रहा है इस तरह आप 
एक होकर भी सभी दर्शेकोको आइचय उत्पन्न कर रहे हैं ।॥९॥ 
यन्नास्तीति विभासि मासि भगवन्नास्तीति यच्च स्वयं 
भावाभावमयं ततोइसि किमपि त्वं देव जात्यन्तरस | 
भाव (वा) सावमयोधष्प्यमावमहसा नाभावतां नीयसे 
नित्योद्योतविकाशह्ासविलसच्चित्पिण्डचण्डोहमः. ॥१०॥ 
अन्वयाथं--(सगवन्‌) हे भगवन्‌ ! (यत्‌) जिस कारण आप (नास्ति इति विभासि) नास्ति- 
रूप सुशोभित हैं (व) और (यत्‌) जिस कारण (अस्तीति भासि) अस्तिरूप सुशोभित हैं (तत ) उस 
कारण (देव) हे देव । ,(त्व) आप (भावाभावमय) अस्ति-नास्तिरूप (किसपि) कोई (जात्यन्तरम) 
विलक्षण द्वव्य (असि) हैं इस प्रकार (नित्योद्योतविकाशहासविलसन्ित्पिण्डचण्डोद्गम ) नित्य 


प्रकाशके विकाशरूपी हाससे सुशोभित चेतन्यपिण्डके द्वारा जिनका अभ्भुदय अत्यन्त तेजपूर्ण है 
रू०-३४ है 


२६६ लघुतत्त्वस्फोट 


ऐसे आप (भावाभावमयोर्षप) भाव-अभाव--दोनो रूप होते हुए भी (अभावमहसा) अभावके 
प्रभावसे (अभावता न नीयसे) अभावरुपताको प्राप्त नही कराये जाते हैं । 


भावायं--है भगवन्‌ ! आप स्वतुचष्टयकी अपेक्षा भावरूप और परचतुप्टयकी अपेक्षा नास्ति 
रूप है इस तरह उभयरूप होनेपर भी आप निरन्तर प्रकाशमान चैतन्य पिण्डसे युवत होनेके कारण 
अभावरूपताको कभी प्राप्त नही होते है अर्थात्‌ आपकी यह परम शुद्ध अवस्था शाश्वत है, क्षण- 
स्थायी नही है। आपमें अभावरूपताका जो भग है वह मात्र परचतुष्टयके अभावकी भपेक्षा है, 
स्वतुचष्टयके अभावकी अपेक्षा नही ॥१०॥ 
विश्वाकारविकाशनिर्भरपरिच्छेदप्रभाभावना- 
पर 
दन्तगूढमपि प्रकाशमभितस्तत्तत्स्वभावश्रिया | 
भावाभावपिनद्धवोधवपुषि. अद्योतमाने. स्फुट 
त्वय्येतच्चितिवल्लिपल्लवतुलां. त्रेलोक्यमालम्बते ॥११॥ 
अन्वयार्थ--(भावाभावपिनद्धवोधवपुषि) उत्पाद-व्यय अथवा अस्ति-नास्तिसे व्याप्त ज्ञान ही 
जिनका छवरीर है ऐसे (त्वयि) आपके (स्फुट 'यथा स्यात्तथा') स्पष्टरूपसे (प्रद्योतमाने 'सत्ति) 
प्रकाशित रहनेपर (विश्वाकारविकाशनिर्भरपरिच्छेदप्रभाभावनात) समस्त पदार्थोके आकार 
सम्बन्धी विकाशके बहुतभारी परिज्ञानरूपी प्रभाके सद्भावसे (अन्तगूंढमपि) अन्तर्निमग्त होनेपर 
* भीजो (तत्तत््वभावश्चिया) उस उस स्वभावरूप लक्ष्मीके द्वारा (अभित) सब ओर (प्रकाश) 
प्रकाशमान हो रहा है ऐसा (एतत्‌) यह (त्रेछोक्य) तीनो छोकोका समूह (चितिवल्लिपल्लवतुलाम) 
चेतन्य-ज्ञानदर्शनरूपी लताके एक पल्‍लवकी उपमाको (आलम्बते) प्राप्त होता है। 
भावार्थ--हे भगवन्‌ | पदार्थोके उत्पाद व्यय अथवा आस्ति-नास्ति पक्षको जाननेवाले ज्ञानसे 
युक्‍त आपके विद्यमान रहते हुए यह लोकत्रितय अन्तज्ञेंयकी अपेक्षा यद्यपि आपके ज्ञानमे अन्तर्ति- 
मग्न है तो भी बाह्ममे अपने-अपने पृथक्‌ स्वभावसे प्रकाशमान है और आपके ज्ञानमे झलकता 
हुआ ऐसा जान पडता है मानो ज्ञान-दर्ांनरूपी लताका एक पल्‍लव ही हो | तात्परय यह है कि 
आपका ज्ञान अनन्त है तथा उसके भीतर झलकनेवाला लोकत्रय अत्यन्त अल्प है। आपका ज्ञान 
इतना अधिक विस्तृत है कि उसमे ऐसे-ऐसे अनन्त लोकत्रितय झलक सकते हैं ॥११॥ 
अन्तःस्तम्भितसावधानहृदय दवासुर स्तकित- 
श्चित्सड्डीचविकाशविस्मयकरः कोष्य स्वभावस्तव | 
एकस्मिन्‌ स्वमहिम्नि मग्नमहसः सन्त्योईपि चिच्छक्तय: 
स्वे स्फूर्या यदनन्तमेतदमितो विश्व प्रकाश्यासते ॥१२॥ 
अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (अन्त स्तम्भितसावधानहृदये ) अन्तरगमे निशचल तथा प्रमादसे 
रहित हृदयवाले (देवासुरं ) देव और असुरोके द्वारा (त्तकित ) तकका विषय बनाया हुआ तथा 
(चित्सक्लोचविकाशविस्मयकर ) चैतन्य-ज्ञानदर्शनके सकोच और विकाशके कारण आइचयेको करने 
वाला (त्तव) आपका (अय) यह (क स्वभाव ) कौन स्वभाव है ? कि (यत्‌) जिससे (चिच्छक्तय ) 
आत्माकी शक्तियाँ (एकस्मिन्‌ स्वमहिम्ति) अपनी एक महिमामे (सुग्नमहस सन्त्य अपि) निमग्न 


चतुविद्यतिस्तव॑ २६७ 


तेज होती हुईं भी (स्फूर्या) अपने बलसे (एतत्‌ अनन्त विशृवं) इस अनन्त विश्वको (अभित 
प्रकाशय) सब ओरसे प्रकाशित कर (स्वे) अपने आपमे (आसते) स्थित हो रही हैं । 

भावार्थ--हें भगवन्‌ | सुर और असुर अपने हृदयको अपने भीतर निश्चछ और सावधान 
कर आपके स्वभावका विचार करते हैं परन्तु अशक्तिवश विचार नही कर सकते हैं। आपका 
स्वभाव ज्ञानकी दृष्टिसे विस्ताररूप है तो दर्शनकी दृष्टिसि सकोचरूप भी है। इस परस्पर 
विरुद्धताके कारण आपका स्वभाव सबको आश्चर्यमे डालनेवाला है। इसके अतिरिक्त सबसे बडा 
आइचये तो यह है कि आत्माकी अनन्त शक्तियाँ अपने-अपने स्वभावमे स्थिर रहती हुई भी इस 
समस्त विद्वको प्रकाशित करती हैं और आपमे निर्वाधरूपसे विद्यमान रहती हैं। तात्पर्य यह है 
कि आप परस्पर विरोधी अनन्त शक्तियोके भाण्डार हैं ।।१२॥ 


निष्कम्पैकदृढ़ो पयोगसकल्राणाप्पंणास्फोटिताः 

स्पष्टानन्तरुचः स्वशक्तय इसा विष्वक्‌ स्फुटन्त्यस्तव | 
आक्रम्य क्रमसन्निवेशवशती विश्वं समस्त भराद्‌ 

भान्त्योइपि प्रसभावरुद्धर्मसा छीयनत एवं त्वयि ॥११॥ 


अन्वयाथ--(निष्कम्पेकदृढोपयोगसकलप्राणाप्णंगास्फोटिता ) निश्चछ एक दृढ़ उपयोगके 
सर्वस्व समपंणसे जो प्रकट हुई है (स्पष्टानन्तरुच ) जिनकी अनन्त किरणें स्पष्ट हैं और जो (विप्वक्‌ 
स्फुटन्त्य ) सब ओर प्रकाद्यमान हैं ऐसी (इमा ) ये (त्तव) आपकी (स्वशवतय ) आत्मणक्तियाँ 
(क्रमसन्निवेशवशत ) क्रमिक सन्निवेशके वशसे (भरात्‌) बलपूर्वक (समस्तं विश्व) समस्त लोका- 
लोकको (आक्रम्य) व्याप्त कर (भान्त्योषपि) सुशोभित होने पर भी (प्रसभावरुद्धर्भसा ) जिनका 
वेग कम रुक गया है ऐसी होती हुईं (त्वयि एवं ) आपमे ही ( लीयन्ते ) विलीन हो 
जाती है) 

भावाथे--है भगवन्‌ | आपकी जो अनन्त आत्मणक्त्तियाँ सब ओर अनुभवमे आ रही है 
वे उपयोगकी अत्यन्त स्थिरतासे प्रकट हुई हैं, स्वय अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद से युक्‍्त्र हे और 
ज्ञानदर्शनके द्वारा अपना विषय बनानेके कारण समस्त विश्वमे व्याप्त हैं। अर्थात्‌ लोक-अलोकको 
जानने-देखनेवाली हैं। इसप्रकार व्यवहारनयसे यद्यपि ये सर्वत्र व्यापक हैं तथापि निश्बंबनयसे 
आपके निज आत्मामे ही विलीन हैं अर्थात्‌ आत्माको छोड अन्यत्न व्याप्त नही है ॥१३॥ 


दुग्शप्तिस्फुरितात्मनास्थनवधि। सान्तः प्रदेशश्रिया 
5 रु पे पी 
देव क्वाध्प्यवधिनं भाति भवतस्तेनोपयोगात्मना । 
किम्त्वत्रापि.. निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलयो 
वक्ष्यन्त्यक्षतविष्वघस्मरचिदुल्लासा; स्वयं सान्ततामर्‌ ॥१४॥ 
अन्वयायें--(देव) है भगवन्‌ ! (दृग्जप्तिस्फुस्तित्मना) दर्शान और घानसे देदीप्यमाद 
भात्माके हारा आप (अनवधि ) सीमासे रहित अर्थात्‌ अनन्त और (प्रदेशअ्षिग) प्रदेशों नध्मोठ 
द्वारा (सान्त ) सीमासहित अर्थात्‌ सान्‍्त (अमि) हैं। इसप्रकार [तिन उपयोगा[र्ग्गा) उसे छप्पोग- 


२६८ लेघुतत्त्वस्फोर्ट 


स्वरूपकी अपेक्षा (कवापि) कही भी (भवत् ) आपकी (अवधि”) अवधि (न भाति) सुशोभित नही 
है यह ठीक है (किन्तु) किन्तु (अन्राषि) इस लोकमे (निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलय ) जिनकी 
अनन्त उत्कृष्ट क्रीडाएँ अपने प्रदेशोमे नियत हैं--उन्हे छोड अन्यत्र नही जाती हैं ऐसे (अक्षत- 
विश्वघस्मरचिदुल्लासा ) अखण्डरूपसे समस्त विश्वको अपना विषय बनानेवाले चेतन्यगुणके 
विलास--ज्ञानदर्दशंन गुणके विकल्प (स्वयं) अपने आप (सान्तताम्‌) अन्तसहितपने को (वद्धयन्ति) 
घारण करते है अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा आप सात्त हैं । 


भावाथे--हे भगवन्‌ ! आपका दर्शन और ज्ञान अनन्तानन्त अविभागी प्रतिच्छेदोंसे सहित 
होने तथा समस्त लोकालोकको अपना विषय बनानेसे अनन्त है और उनसे अभिन्‍न होनेके कारण 
आप भी अनन्त हैं परन्तु जब प्रदेशोकी अपेक्षा विचार करते हैँ तब मात्र असख्यात प्रदेशोंके धारक 
होनेसे आप सान्‍्त हैं। इसतरह उपयोग--ज्ञानदर्शनकी अपेक्षा सीमा-रहित होनेपर भी आप 
आत्मप्रदेशो की अपेक्षा सान्‍्त ही हैं ॥१४॥ 


मज्जन्तीव जगन्ति यत्र परितश्चिच्चन्द्रिकासागरे 
द्रोन्मग्न इचेप भाति तदपि त्वस्येष मग्न! सदा । 
लोकैकान्तनिमग्नपुण्यमहिसा त्व तु प्रभो भाससे 
भावानामचलाविचिन्त्यमहिमा प्रायः स्वभावोडदूशुत) | १५०॥ 


अन्वयार्थ--(यनत्न) जिस (चिच्चन्द्रिकासागरे) चेतन्यरूप चाँदनीके सागरमे (जगन्ति) तीनो 
लोक (मज्जन्तीव) मानो डूब रहे हैं उसमे (एप ) यह लोक यद्यपि (दूरोन्मग्न इव) दूरसे उखरा 
हुआ सा (भाति) सुशोभित होता है (त्दपि) तो भी (त्वय्येव) आपमे ही (सदा मग्न') निरन्तर मग्न 
रहता है । (प्रभो) है स्वामिनु (छोकेकान्तनिमग्नपुण्यमहिमा) छोकके अन्ततक जिनकी पुण्य महिमा 
निमम्न-व्याप्त हो रही हैं ऐसे (त्व) आप (भाससे) अतिशय चुशोभित हो रहे हैं। सो ठीक ही है 
क्योकि (भावना) प॒दार्थोकी (अचलाविचिन्त्यमहिमा) अविनाशी और अचिन्तनीय महिमासे युक्त 
(स्वभाव ) स्वभाव (प्राय ) प्राय कर (अद्भुत ) आइचर्यकारी होता है। 

भावार्थ--हे प्रभो ! आपके चेतन्यरूपी चाँदनीके सागरमे ये तीनो जगत्‌ ऐसे जान पडते 
हैं मानो डूब रहे हो और यह लोक यद्यपि आपसे ,उन्मग्न हुआ है--आपके ज्ञानसे ही प्रकाशित 
हुआ है तथापि आपमे ही निमग्न हो रहा है--आपके ज्ञानमे निरत्तर आता रहता है। आपकी 
महिमा लोकान्त तक व्याप्त है इससे जान पडता है कि पदार्थोकी अविनाशी और अचिन्त्य 
महिमासे युक्त स्वभाव प्राय आइचयंकारी होता ही है ॥१५॥ 


स्वान्तःकुड्मलितेषपि केवलकलाचक्रे5क्रमव्यापिनि 
क्रीडत्क्रोडग्ृहीतविश्वमहिमा को5य भमवान भासते । 

लीनस्य स्वमहिम्नि यस्य सकलानन्तत्रिकालावली 
पूजासदूमकरन्दबिन्दुकलिकाश्रेणिश्रियं गाहते ॥१६॥ 


चतुविशतिस्तव २६९, 


अन्वयार्थ--जिनके (केवलकलाचक्रे) केवलज्ञानकी कलाओका समूह (स्वान्त कुड्मलितेषपि) 
अपने आपमे नियन्त्रित होनेपर भी (अक्रमव्यापिनि) एकसाथ सर्वत्र व्याप्त हो रहा है (स्वमहिम्नि) 
अपनी महिमामे (लीनस्थ) छीन रहनेवाले (यस्य) जिनके लिये यह (सकलाननन्‍्तत्रिकालावली) 
समस्त तथा अनन्त त्रिकालावली--तीनो कालछोकी पक्ति (पुजाल्नड्मकरन्दबिन्दुकलिकाश्रेणिश्रिय) 
पूजाकी मालाके मकरन्दकी बिन्दुओकी कणसन्ततिकी शोभाको (गाहते) प्राप्त हो रही है तथा 
(क्रीत्क्रोडगृहीतविश्वमहिमा) जिनके सुशोभित अन्तरात्मामे समस्त पदार्थोंकी महिमा गृहीत है-- 
प्रतिबिम्बित है ऐसे (अय भवात्र) यह आप (क ) कौन (भासते) सुशोभित हो रहे है ? 

भावार्थ--है भगवत्‌ | आप कौन है यह मै निर्धार नही कर पा रहा हूँ क्योकि आपके 
समस्त कार्य आइचरय॑ उत्पन्न करनेवाले हैं । जेसे आपके केवलज्ञानकी कलाओका समूह यद्यपि आत्म- 
प्रदेशोकी अपेक्षा अपने आपमे नियन्त्रित है अर्थात जितने क्षेत्रमे आपके आत्मप्रदेश हैं उतनेमे ही 
व्याप्त हैं तथापि जाननेकीं अपेक्षा वह सर्वत्र युगपद्‌ व्याप्त हो रहा है अर्थात्‌ लोकालोकको जानता 
है। आप अपने आपकी महिमामे स्वय लीन है तथापि समस्त विश्वकी महिमा आपमे अन्तनिलीन 
है और यह तीनो कालोकी आवलियाँ ऐसी जान पडती हैं मानो पूजाकी मालाके मकरन्द की 
बूदोंके कण ही हो ॥१६॥ _ ४ ३ 

पूथइचुस्बति नापरत्वमपरः पूव॑त्वमायाति नो 
नेवान्या स्थितिरस्ति सन्ततभवत्पूर्वापरीभावतः । 
दुरोद्गच्छदनन्तचिद्घनरसग्राग्भाररम्थोदय- 
स्त्व नित्यो४पि विवर्तसे स्वमहिमव्याप्तत्रिकालक्रमः |॥१७॥ 

अन्वयार्थ--(पु॑ ) पूर्व परिणमन (अपरत्व) पश्चात्‌ होनेवाले परिणमनका (न चुम्बति) 
स्पर्श नही करता है और (अपर ) पद्चात्‌ होनेवाला परिणमन (पृवेत्व) पूर्व परिणमनको (नो 
आयाति) नही प्राप्त होता है। पदार्थोमे (सन्ततभवतृपूर्वापरीभावत ) निरन्तर होनेवाले पूर्वापरी- 
भावसे (अन्या स्थिति नेव अस्ति) अन्य स्थिति नही है भर्थात्‌ जिनमे पूर्वापरी भाव होता है 
उनमे यही स्थिति चलती है। परन्तु (द्रोदगचछदनन्तचिद्घनरसप्राग्भाररम्योदय ) दूर तक विस्तृत 
अनन्त चेतन्यरूपी घनरसकी अतिशयितासे जिनका उदय भत्यनल्त रमणीय है तथा (स्वमहिम- 
व्याप्तत्रिकालक्रम ) अपनी महिमासे जिन्होंने तीनो कालोके क्रमको व्याप्त कर रबखा है ऐसे (त्व) 
आप (नित्योइपि) नित्य होकर भी (विवतंसे) णरिवर्तित हो रहे हैं । 

भावषाथथ--जिन पदार्थोमि पूव॑ंपरीभाव होता है उनमे आगे-पीछे होनेका क्रम रहता है परन्तु 
आप अपने अनन्त चेतन्य स्वभावसे सदा विद्यमान रहनेके कारण नित्य है--आपमे आगे-पीछे होने- 
का क्रम नही है। साथ हो यह बात भी है कि आप नित्य होकर भी परिवर्तित होते हैं अर्थात्‌ द्रव्य- 


दुष्टिसि आप अपरिवत्तित है तो पर्यायदृष्टिसे परिवर्तित भी है। द्रव्यदृष्टिसि आपकी महिमा 
त्रिकालवर्ती है ॥१७॥ 


गम्भीरोदरविश्वगहरणगुद्दासंवृत्तनित्योच्छवसत्‌- 
प्रोत्ताठोस्कलिकाकलापविरूसत्कालानिलान्दोलनात्‌ । 
आरब्घक्रमविश्नमश्रमकृतव्याइत्तिलीलायिते- 
रात्मन्येव विवृत्तिमेति किल ते चिद्दारिपूर। स्फुरनू |॥१८॥ 


8 लेघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार--( गम्भीरोदरविश्वगह्नरगुहासवृत्तनित्योच्छृवसत्रोत्तालोत्कलिकाकलापविलस- 
त्कालानिलान्दोलनात्‌) जिसका मध्य भाग अत्यन्त गहरा है ऐसे विश्वरूप गहरी गुहामे, परिवर्तित 
होनेसे निरन्तर उठती हुई बहुत भारी विकल्पावलिरूप त्रगोके समूहसे सुशोभित कालख्पी 
वायुके द्वारा चलाये जानेके कारण (आरव्पक्रमविश्रमश्रमक्ृतव्यावृत्तिछीलायिते ) प्रारम्भ किये 
हुए क्रमिक सचारके भ्रमसे किये हुए परिवर्तनकी लीछासे जो (स्फुरन) रुशोभित हो रहा है ऐसा 
(ते) आपका (चिह्वारिपुर ) चेतन्यरूपी जलका प्रवाह (आत्मन्येव) आत्मामे हो (किल) निरचयसे 
(विवृत्तिम्‌) परिवतंनको (एति) प्राप्त है। 

भावाथे--यहाँ भगवान्‌के चैतन्यको जलप्रवाहका रूपक दिया गया है। जिस प्रकार किसी 
गहरी गुफामे निन्‍्तर उलट-फेर करनेवाला जलका प्रवाह निरन्तर उठती हुईं कल्लोलोंसे युक्त 
होता है उसी प्रकार भगवान्‌का चेतन्य भी इस विववके मध्यभागरूपी गहरी गुफामे निरन्तर 
पदार्थोके उठते हुए विकल्पोसे उलट-फेर करता है। इस उलट-फेरकी अपेक्षा वह अनित्य भी है 
और सामान्य स्वभावकी अपेक्षा नित्य भी है ॥१८॥ 


अन्तःक्षोभभरप्रमाथविवशव्याधूर्ण नव्याकुला 
बारम्वारमनन्तताड नभवद्विश्वस्वभावान्तरा) । 
कालास्फालचलत्कला। कलयसि स्वामिन्‌ सदा तूलव- 
च्चित्तत्वाच्चलितैकचण्डिमग्रुणाद्‌ द्ब्येण निष्कम्पितः |१९॥ 


अन्वयार्थ--(स्वामिन्‌) हे नाथ ! यद्यपि आप (द्रव्येण) द्रव्यकी अपेक्षा (सदा) सदा (निष्क- 
म्पित ) निरचल हैं-- भ्रुवरूप हैं तथापि पर्यायकी अपेक्षा (तूलवच्चित्तत्वात्‌) तूृलके समान चब्चल- 
चित्तसे युक्त होनेके कारण (चलितैकचण्डिमगुणात्‌) चश्चलताको प्राप्त हुए प्रमुख तैजस्विता गुणसे 
(कालास्फालचलत्कला ) कालके थपेडेसे 'चब्न्चल उन कलाओको (कल्यसि) प्राप्त हो रहे हैं जो 
(अन्त क्षोभभरप्रमाथविवशव्याघूर्णनव्याकुला ) अन्तर्गत क्षोभसमूहके आघातसम्बन्धी विवशतासे 
उत्पन्त चचलतासे व्याकुल हैं तथा (बारम्बार) बार-बार (अनन्तताडनभवद्विश्वस्वभावान्तरा') 
अनन्त आधातोसे जिनके समस्त स्वभावोमे अन्तर उत्पन्न हो रहा है । 

भावार्थ--है भगवन्‌ ! द्रव्यदृष्टिसे यद्यपि आप निष्कम्प हैं--आपमे कोई परिवतंन नही 
होता है तथापि पर्यायदृष्टिसे आप अनेक अवान्तर परिणमनोको प्राप्त हो रहे हैँ! उन परिणमनों 
में कालद्रव्यकी सहायतासे प्रत्येक समय सुद्रम परिवतंन जारी रहता है। सुक्ष्म ऋजुसूत्ननयकी 
अपेक्षा समय-समयमे थे परिवर्तन होते रहते हैं तथा बा -बारके इस परिवतंनसे ऐसा जान पड़ने 
लगता है जैसा कि आपके समस्त स्वभावमे अन्तर पड रहा हो ॥१९॥ 


स्वैरेवोल्लसितैरनन्तविततशानासतस्पन्द्‌मि- 

स्तृप्यन्‌ विश्वविसर्पिपुष्कलदुशा सौहित्यमस्यागतः | 
सान्द्रानन्दभरोच्छलन्निजरसास्वादाद मादयन्मदाः 

स्वस्मिन्नेव निराकुल! कलयसि स्वस्मिन्‌ सदैव स्थितिस्‌ ।॥२०॥ 


चतुविशतिस्तव २७१ 


अन्वयार्थ--(अनन्तविततज्ञानामृतस्यन्दिभि ) अनन्त विस्तृत ज्ञानरूपी अमृतको झरानेवाले 
(स्वरेवउल्लसितै ) अपने ही उल्लासोसे जो (तृप्यन) तृप्त हो रहे हैं ऐसे आप (विश्वविसपिपुष्कल- 
दृशा) सब ओर विस्तृत होनेवाली दृष्टिके द्वारा (सौहित्यस्न आगत असि) परम तृप्तिको प्राप्त है 
तथा (सान्द्रानन्दभरोच्छलरून्निजरसास्वादाद्रमाद्यन्महा ) प्रगाढ आनन्दके भारसे छलकते हुए आत्म- 
रसके आस्वादसे जिनका आत्मतेज आदर होता हुआ वृद्धिको प्राप्त हो रहा है ऐसे आप (स्वस्मिन्‌ 
एव निराकुल ) अपने आपमे ही निराकुल है तथा (स्वस्मिन्‌ एवं सदा स्थिति कलूयसि) अपने आप 
मे ही सदा स्थितको प्राप्त हो रहे है--आत्मस्वरूपमे ही लीन हो रहे है। 
भावारथ--हे भगवन्‌ ! आप अपने ज्ञानानन्दस्वभावमे लीन होकर आत्मरसका आस्वादन 
कर रहे हैं ॥२०॥ 
निष्कर्तृत्वनिरीहितस्य सतत. गाढोपयोगग्रह- 
ग्रस्तानन्तजगतल्रयस्य भवतोष्प्यन्यथेन काय न ते। 
शुद्धेकास्खलितोपयोगमहसः सोध्य स्वभावः किल 
ग्राद्यकारकरम्बितात्मवपुष/ः साक्षाद्‌ यहुद्वीक्षणम ॥२१॥ 
अन्वयाथ--(निष्कतुंत्वनिरीहितस्य) कतुंत्व बुद्धेसि रहित होनेके कारण जो इच्छाओंसे 
रहित हैँ ऐसे (ते) आपको (सतत) निरन्तर (गाढोपयोगग्रहग्रस्तानन्‍्तजगत्तरयस्य भवत अपि) 
गाढ़ उपयोगरूपी ग्रहसे अनन्त त्रिभुवनको ग्रस्त करनेपर भी (अन्येन कार्य न) अन्य पदार्थोसे कार्य 
नही है। (ग्राह्माकारकरम्बितात्मवपुष ) ज्ञेयोके आकारसे युक्त आत्मस्वरूपका (यद्‌) जो (साक्षात) 


साक्षात्‌ (उद्वीक्षणस) अवलोकन है (सोध्य) यह (किल) निश्चयसे (शुद्धकास्वलितोपयोगमहस ) 
छुद्ध अद्वितीय तथा कभी स्खलित न होनेवाले उपयोगरूपी तेजका (स्वभाव ) स्वभाव है । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ ! आप परपदार्थोके मात्र ज्ञाता हैं कर्ता नही, अत अपने केवलज्ञानरूप 
उपयोगके द्वारा तीनो लछोकोफे ज्ञाता होनेपर भी आपको किसो अन्य पदार्थंसे प्रयोजन नही है। 
भेयाकारसे युक्त आत्मस्वरूपका जो अवलोकन है यही शुद्ध अद्वितीय तथा कभी नष्ट न होने- 
वाले उपयोगका स्वभाव है ॥२१॥ 
उद्दामोद्यदनन्तवीयपरमव्यापारविस्तारित-- 
स्फारस्फारमहोमिमांसलदृशां चक्रे_ तव क्रीड॑ति । 
आक्रम्याकुलकृष्टमर्ममहिमग्रोत्तानितां नस्त्विषो 
भावानां ततयो निरन्तरमिमा मुश्वन्ति जीव किल ॥२२॥ 
अन्वया्थे--है भगवन्‌ ! (तव) आपको (उद्दामोद्यदनन्तवीयंपरमव्यापारविस्तारितस्फार- 


स्फारमहोमिमासलदुशा) अत्यधिकरूपसे प्रकट होनेवाले अनन्त वीय॑के उत्कृष्ट व्यापारसे विस्तारित 
बहुत भारी बड़ी-बडी तरयोसे परिपुष्ट दृष्टियोके (चक्रे) समूहके (क्रोडति 'सत्ति) क्रीडा करते 


१ सप्तम्यन्त प्रयोग । 


२७२ लघुतत्त्वस्फोट हें 


रहते हुए (न ) हमारी (त्विष) कान्तिकी (आकुलकृष्टमममहिमप्रोत्तानिता) अत्यधिक खीची हुईं 
ममसम्बन्धी महिमाके विस्तार पर (आक्रम्य) आक्रमण कर (भावाना इमा ततय ) विविध 
९ भावोकी ये पक्पियाँ (निरन्तर) सदा (किल) निश्चयसे (जीव) प्राण (मुञ्चन्ति) छोड 
रही हैं । ! 
सावार्थ- है प्रभो ! अनन्त वीय॑के व्यापार॒स्वरूप आपमे जो अनन्त दृष्टियोका समूह प्रकट 
हुआ है उसे देख कर--उसका अनुभव कर हमारे ये विकारी भाव स्वय अपने विस्तारको छोड़ 
निष्थ्माण हुए जा रहे हैं। तात्पयं यह है कि आपकी विविध दृष्टियोका विचार करते ही हमारे 
विकारीभाव समाप्त हो रहे हैं ॥२२॥ 
दृग्बोपेक्यमयोपयोगमहसि. व्याजुम्भमाणेडमित- 
स्तेए्ण्यं सद्घतस्तवेश रभसाद्त्यन्तमुघचन्त्यमूः । 
विद्वव्याप्तिकृते. कृतादूभ्वतरसम्रस्तावनाउम्धरा- 
द्रोत्साहितगाढ वीय॑गरिसव्यायामसम्मूच्छेनाः ॥२३॥ 
अन्वयार्थ--(ईश) हे नाथ ! (दुग्बोधैक्यमयोपयोगमहसि अभित व्याजुम्भमाणे 'सति”) 
केवलदशंन और केवलज्ञानकी एकतासे तनन्‍्मय उपयोगरूपी तेजके सब ओर विस्तृत होनेपर 
(तैक्ष्य सदघत तव) तोद्णताको अच्छी तरह धारण करनेवाले आपकी (अमू ) ये, (विश्वव्याप्ति- 
कते) समस्त जगत्‌मे व्याप्त होनेके लिए (कृतादभुतरसप्रस्तावनाडम्बरा ) जिन्होंने अद्भुत रसकी 
प्रस्तावनाके आडम्बरको किया है ऐसी (दूरोत्साहितगाढवीयंगरिमव्यायामसमूच्छेना ) दूर तक बढे 
हुए अनन्त वीर्य॑सम्बन्धी यौरवकी विस्तृत समूच्छेनाएँ--अत्यधिक चेष्टाएँ (रभसातृ) वेगपुर्वंक 
(अत्यन्त) अतिशयरूपसे (उद्यन्ति) प्रकट हो रही हैं । 
भावाथं--है भगवन्‌ | एक साथ प्रकट होनेके कारण एकरूपताको प्राप्त हुए आपके केवल- 
दर्शन और केवलज्ञान प्रकट हो रहे हैं तथा साथ ही अनन्त वीयंकी गरिमाका भी अत्यधिक विस्तार 
हो रहा है ॥२३॥ 
निष्कम्पाग्नतिघोपयोगगरिमावष्टम्भसम्भावित- ५ 
स्वात्माराममहोदयरय भवतः कि नाम निरवण्य॑ते । 
यस्याद्यापि मनागुदश्वितचलज्ञानाशलक्रीडया 
हेला5घन्दोलितमाकुछ तत इतो विश्व बहिघूर्णति ॥२४)॥ 
अन्वयार्थ-- (निष्कम्पाप्रतिघोपयोगगरिमावष्टम्भसम्भावितस्वात्माराममहोदयस्य) नि३चल 
और निर्बाध उपयोगकी गरिमाके आलम्बनसे जिनके आत्मरमणका महान्‌ उदय सम्पन्न हो रहा है 
ऐसे (मवत ) आपका (कि नाम निव॑ण्यंत्ते) क्या वर्णन किया जाय ? (यस्य) जिनके कि (अद्यापि) 
आज भी (मनागुदब्व्चितचलज्ञानाञअ्चलक्रीडया) कुछ प्रकट चचल ज्ञानके एक अचलकी क्रीडासे 
(हेलान्दोलित) अनायास ही चचलताको प्राप्त हुआ (आकुल) व्यग्र (विदव) जगतु (इतस्तत ) इधर- 
उधर (बहिषूणंति) बाहर ही झूमता रहता है । 


चतुविद्वतिस्तव २७३ 


भावाथथं--हे प्रभो | आपके क्षायिक ज्ञानोपयोगकी महिमा तो निराली है ही परनल्तु क्षायोप- 
शमिक ज्ञानोपयोगकी महिमा भी कम नहीं थी क्योकि उसमे भी यह विज्व प्रतिफलित होता था 
और प्रतिफलित होकर भी उस ज्ञानोपयोगसे बाह्य ही रहता था। भाव यह है कि ज्ञानोपयोग 
चाहे क्षायिक हो और चाहे क्षायोपशमिक हो, उसमे प्रतिविम्बित होनेवाले शेय. उससे भिन्‍न ही 
रहते है ॥२०॥ 

उत्सड्रोच्छलदच्छकेवलपय!पूरे तव ज्यायसि 
स्नातोः्त्यन्तमतन्द्रितस्य सततं नोत्तार एवास्ति मे । 
लीलान्दोलित॒चिद्विलासलहरी मारस्फूटास्फालन-- 
क्रीडाजजरितस्थ शीतशिववद्‌ विष्वग्‌ विलीनात्मनः! ॥२५॥ 

अच्वयार्थे--हे भगवन्‌ | (तव) आपके (ज्यायसि) श्रेष्ठ (उत्सद्भोच्छलदच्छकेवलपय पूरे) 
मध्यमे छलकते हुए निर्मल केवलज्ञानरूपी जलके पूरमे (अत्यन्त स्नात ) जो अत्यन्त स्तान कर रहा 
है, (सततम्र्‌ अतन्द्रितस्य) जो निरन्तर आल्स्यसे रहित है, (लीलान्दोलितचिद्विलासलहरीभार- 
स्फुटास्फालनक्रीडाजजे रितस्य) छीलापुरवंक चचलताको प्राप्त चेतन्‍्य विछासकी तरगावलीसम्बन्धी 
स्पष्ट उछालनेकी क्रीडासे जो जैज॑रित हो रहा है, तथा (विष्वक) सब ओरसे (विलीनात्मन") 
जिसका आत्मा विलीन हो रहा है ऐसे (मे) मेरा (*शीतशिववत्‌) सेन्चव नमकके समान (उत्तार 
एवं नास्ति) निकलना ही नही है । 

भावार्थ--जिस प्रकार सेन्धव नमककी डली पानीमे डाली जानेपर उसीमे घुलकर विलीन 
हो जाती है उसी प्रकार हे भगवन्‌ | मै भी आपके केवलज्ञानरूपी जलके पूरमे अवगाहन कर उसीमे 
विलीन हो जाना चाहता हूँ अर्थात्‌ आपके केवलज्ञानका यशोगान कर में केवलज्ञानी वननेकी 
आकाक्षा करता हूँ ॥२५॥ 


१ “संन्धवोषत्री धीतशिव राणिदन्ध च सिन्पुजें ।! इत्ममर टितीय्रवाप्ट, दैध्यर्ग दद्ोफ ४7 
छ०-३५ 


[७] 
(२५ ) 
शाद्‌ लविक्रीडितच्छन्द्‌ः 


स्पष्टीकृत्य हठांत्‌ कथ कथमपि त्वं यत्‌ पुनः स्थाप्यसे 
स्वामिन्लुत्करकर्मकाण्डरससाद्‌ भ्राम्यद्भमिरन्तवहि। | 
तदेवेफकलावलोकनबल्रौढीकृतग्रत्यये-- 
स्तुज्जोत्सादगलत्स्वकर्मपटले!. सर्वोदितः प्रार्थ्यंसे ॥१॥ 
अन्वयाथे---(स्वामिन्र) है नाथ | (उत्कटकर्मकाण्डरभसातृ) तीज कर्मसमूहके वेगसे (अन्त- 
बहि) भीतर और बाहर (आम्यद्धि) भ्रमण करनेवाले अर्थात्‌ भीतर भ्रमरूप प्रवृत्ति करनेवाले 
ओर बाहर चतुगंतिमे भ्रमण करनेवाले पुरुषोके द्वारा (त्वसु) आप (कथ कथमपि) किसी-किसी 
तरह (हगत्‌) ह॒ठपूर्वक अर्थात्‌ पुरुषार्थी प्रबलतासे (स्पष्टीक्ृत्य) स्पष्ट कर (यत) जिस कारण 
(पुन) फिर (स्थाप्यसे) रख दिये जाते हैं--छोड दिये जाते हैं (ततू) उस कारण (देवककला- 
वलोकनबलप्रोढीकृतप्रत्यये ) आपकी एक कलाके अवलोकनके बलसे जिनका श्रद्धान दुढ हो गया है 
तथा (तुद्भोत्सादगलत्स्वकमंपटले ) अत्यधिक उत्सादना--निर्जरासे जिनका अपना कमंसमूह नष्ट 
हो रहा है ऐसे मनुष्योंके ढ्वारा (सर्वोदित 'त्वम्र”) सब प्रकारसे उदित हुए--सर्वोदयरूप अवस्थाको 
प्राप्त हुए आप (प्राथ्यंसे) प्राप्त किये जाते हैं । 
भावाथं--है भगवन्‌ ! तीन कर्मोदयके कारण जिनकी आत्मा सशयसे परिपूर्ण है और उसी 
कारण जो चारो गतियोमे परिभ्रमण कर रहे हैं ऐसे लोग यदि पुरुषार्थथी प्रबलतासे जिस किसी 
तरह आपका साक्षात्कार करते भी है तो वे आपको पुन छोड देते हैं---कर्मोदयके कारण आपके 
प्रति उनकी श्रद्धा दुढ नही रह पाती है परन्तु आपकी अनन्त कलछाओमे-से एक कलाके भी भवलो 
कनसे जिनकी श्रद्धा सुदृढ हो गई है तथा तीत्र उत्सादना--अत्यधिक निर्जरासे जिनका अपना 
कमपटल क्षीण हो गया है ऐसे छोग आपके सन्मुख आते हैं--आपकी श्रद्धा रखते है क्योकि आप 
सर्वोदियरूप हैं सबका कल्याण करते हैं ॥१॥ 
देवावारकमस्ति किश्विदपि ते किश्विज्ज्गम्य न यदू 
यर्यासौ स्फुट एवं भाति गरिमा रागादिरन्तज्वंलून्‌ । 
तद्घातायतपश्यतामहरहश्चण्डः क्रियाडम्बरों (२) 
स्पष्ट; स्पष्टसमासतस्तव किल स्पष्टत्वहेतुः क्रमात्‌ ॥२॥ 
अन्वयार्थ-- (देव) हे भगवन्‌ | [तस्य] उस मनुष्यके लिए (ते आवारक किड्न्चिदपि अस्ति) 
आपके साक्षात्कारमे आवरण' करनेवाला कोई कारण है (यत््‌) जो कि (किश्विज्जगम्य न) अल्पश 


चतुविद्ञतिस्तव २७५ 


भनुष्योंके लिए गम्य नही है अर्थात्‌ सूक्ष्म होनेसे जिसे अल्पज्ञ मनुष्य नही समझ सकते है। (यस्य) 
जिसके (अन्त ) भीतर (ज्वलन) प्रकाशमान (रागादि गरिमा) रागादिरूप विपुलता (स्फुट एव 
भाति) स्पष्ट ही प्रतिभासित है--[उसे आपका साक्षात्कार नही होता] किन्तु (तद्घातायतपश्यताम) 
उस रागादिरूप गरिमाके घात द्वारा दूर तक विचार करनेवाले पुरुषोका वह (क्रियाडम्बर ) 
क्रियाकलाप जोकि स्पष्टसमामृत ) स्पष्ट समता भावरूपी अमृतसे सहित है और (क्रमात्‌) ऋरमसे 
(अहरह ) प्रतिदिन-उत्तरोत्तर (चण्ड) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है (किल) निरचयसे (त्तव) आपके 
(स्पष्ट' स्पष्टत्वहेतु ) साक्षात्कारका स्पष्ट हेतु है । 

भावाथे--हे भगवन्‌ ! आप इतने स्पष्ट हैं फिर भी सबको आपका साक्षात्कार नही होता- 
सबको आपकी प्रतीति नही होती, इसका कुछ भी तो कारण होना चाहिए और वह कारण इतना 
अन्तनिहित--अन्तगूंढ है जिसे साधारण मनुष्य समझ नही पाते हैं। वह कारण यही है कि जिसके 
भीतर रागादि दोप विद्यमान है तथा जो व्यर्थंके क्रियाकाण्डमे फेसा हुआ है उसे आपका साक्षा- 
त्कार नही होता। आपके साक्षात्कारका स्पष्ट कारण यह है कि अन्तरगमे विद्यमान रागादि 
विकारी भावोको क्रमसे दुर किया जाय ओर चरणानुयोगमे प्रतिपादित क्रियाओको करते हुए उन्हे 
समता भावरूपी अमृतसे युक्त किया जाय । अज्ञानी जीव इस वास्तविक कारणको समझ नही 
पाते है इसलिए वे आपके साक्षात्कारसे वब्चित रहते हैं। हे प्रभो ! मेरे यह सब बाधक कारण 
कह है अत में आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ अर्थात्‌ आपके शुद्ध स्वरूपकी मुझे अनुभूति हो 
रही है ॥२॥ 

पूर्वासंयमसश्वितस्य रजस। सद्यः समुच्छित्तये 
दल्या दुर्द्धर्भूरिसंयमभरस्पोरः स्वय सादराः । 
ये पश्यन्ति बलादू विदाये कपटग्रन्थि इलथत्कश्मला- 


स्‍्ते विन्दन्ति निशातशक्तिसहजावस्थास्थमन्तर्महः ॥३॥ 
अन्वयार्थ --(ये) जो (पूर्वासपयमसब्चचितस्य) पूव॑वर्ती असयम द्वारा सचित (रजस ) कर्मरूप 
घूलिको (सद्य ) शीघ्र ही (समुच्छित्तये) नष्ट करनेके लिए (दुर्धरभूरिसयमभरस्य) कठिन उत्कृष्ट 
सयमके समूहको (उर दत्त्वा) हृदय देकर अर्थात्‌ हृदयमे उत्कृष्ट सपम धारण कर (स्वय सादरा ) 
स्वय आदरसे युक्त होते हुए (बलात्‌) बलपूवंक (कपटर्ग्रन्थि विदाय॑) कपटकी गाँठको विदीर्ण कर 
(इलथत्कश्मला ) क्षीण पाप होते हुए (पश्यान्‍्त) देखते हैं (ते) वे ५4५४0: ५ जावस्थास्थ) 
बता युक्त सहज अवस्थामे स्थित ( अन्तर्मह ) अन्तस्तेजको ( विन्दन्ति ) प्राप्त 


भावार्थ--जो पुरुष असयम अवस्थामे बद्ध कमंपटलूको नष्ट करनेके लिए उत्कृष्ट सयम 


धारण करते है तथा उत्साह पूर्वक कपटकी ग्राठको विदीणं कर अपने पापभारको कम करते हैं वे 
|“ शक्तियोसे युक्त संहज-स्वभावसे स्थित आश्यन्तर तेज--आत्म प्रकाशको प्राप्त कर 


ये नित्योत्सहनातव्‌ कपायरजसः सान्द्रोदयस्पर्कक- 
श्रेणीलड्घनलाघवेन. लघयन्त्यात्मानमन्त्बंहिः । 

ते विज्ञाघनीभवन्ति सकल प्राप्य स्वभावं स्वय 
प्रस्पष्टरफुटितोपयोगगरिसग्रासीकृतात्मश्रियः ॥४॥| 


२७६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्वयार्थ--(ये) जो (नित्योत्सहनात्‌) निरन्तरके उत्साहसे (कषायरजस ) कषायरूपी धूलि 
के (सान्द्रोदयस्पद्धकश्रेणीलद्धनलाघवेन) तीत्र उदयवाले स्पद्धेक समूहके निराकरण सम्बन्धी 
शीक्षतासे (आत्मान) अपने आत्माको (अन्तवंहि ) भीतर और बाहर (लूघयन्ति) भारहीन करते हैं 
(ति) वे (स्वयं) अपने आप (सकल स्वभाव) समस्त स्वभावको (प्राप्य) प्राप्तकर (प्रस्पष्टस्फुटितो- 
पयोगगरिमग्रासीकृतात्मश्रिय 'सनन्‍्त ') अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट उपयोगकी गरिमा-महिमासे 
आत्मलच्धभीको प्राप्त करते हुए (विज्ञानधनीभवन्ति) विज्ञानघन--पूर्णज्ञानमय हो जाते हैं । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ | निरन्तर चलनेवाले आत्मपुरुषार्थते जो कषायरूपी घलिके उदया- 
गत स्पर््धकोको नष्टकर आत्माको भीतर-बाहर भारहीन करते है--द्रव्य और भाव निजेरा करते 
हैं उनका उपयोग अन्य विषयोसे हटकर एक आत्मस्वरूपमे ही छीन होता है और ऐसे जीव अपने 
स्वभावको प्राप्तकर विज्ञानधन--पूर्णज्ञानमय हो जाते हैं ॥॥४॥ 


वाह्मान्त!परिवृत्तिमात्र विलसत्स्वच्छन्ददृक्सस्विदः 

श्रामण्य सकल विगाह्य सहलावस्थां विपश्यन्ति ये | 
पूर्वावाप्तमपूर्वतां सपदि ते साक्षान्नयन्तः शर्म 

मूलान्येव लुनन्ति कर्मकुशलाः कर्मद्रुमस्थ कऋ्रमात्‌ ॥५॥ 


अस्वयार्थ--(बाह्यान्त परिवृत्तिमात्रविछसत्स्वच्छल्ददूक्सम्विद ) जिनके स्वाधोन दर्शन 
और ज्ञान बाह्य और अभ्यन्तरके परिणमनमात्रसे सुशोभित हो रहे हैं अर्थाद्‌ रागद्रेषके वशीभूत 
हो पदार्थासक्त नही हैं ऐसे (ये) जो जीव (सकल श्रामण्य विगाह्नम) पूर्ण मुनित्वको प्राप्त कर 
(सहजावस्था विपश्यन्ति) अपनी स्वाभाविक अवस्थाका अवलोकन करते हूँ अर्थात्‌ अपने ज्ञायक- 
स्वभावकी ओर लक्ष्य रखते हैं तथा (कर्मकुशला ) चरणानुयोग प्रतिपादित क्रियाओके करनेमे 
कुशल है (ते) वे जीव (सपदि) शीक्र ही (पूर्वावाप्त) पहले प्राप्त हुए (शम) शान्तभावको (साक्षात्‌) 
स्वय (अपूर्वतता नयन्त ) अपूव॑ताको प्राप्त कराते हुए (क्रमात्‌) ऋ्रमसे (कर्मद्रुमस्थ) कर्मरूपी वृक्षकी 
(मूल्यान्येव) जडोको ही (छुनन्ति) काट देते हैं । 
भावार्थ--'अन्तमुंख प्रकाशको दर्शंन और बहिमुंख प्रकाशको ज्ञान कहते हैं” इस परिभाषा 
से जिनके दर्शन और ज्ञान गुण मात्र बाह्य और आ*यन्तर परिणमनसे सुश्ोभित हो रहे हैं ऐसे 
जो जीव मुनिपदको धारणकर आत्माकी सहज-स्वाभाविक वीतराग सर्वज्ञदशाकी ओर रूच्ष्य 
रखते हैं, चरणानुयोगमे प्रतिपादित क्रियाओके करनेमे कुशल हैं और पूर्व प्राप्त आशिक वीतरागता 
को निरन्तर बढाते रहते हैं वें ही क्रमसे कमंरूपी वृक्षकी जडोकों काटकर निर्वाणधामको प्राप्त 
होते हैं ॥५॥ 
ये गृहन्त्युपयोगमात्मगरिमग्रस्तान्तरुधदूगुण- 
ग्रामण्य परितः. कपायकपणादब्यग्रगाढग्रहाः । 
ते तत्तेक््ण्यमखण्डपिण्डितनिजव्यापारसार श्रिताः 
पश्यन्ति स्वयमीश शान्तमहसः सम्यक्‌ स्वतत्त्वादूश्वतम्‌ |।९॥ 


चतुविद्वतिस्तव २७७ 


अन्वयार्थ--(परित कषायकषणात्‌) सब ओरसे कषायके नष्ट होनेसे (अव्यग्रगाढग्रहम ) 
जिनकी दृढ़ पकड व्यग्रतासे रहित है ऐसे (ये) जो जीव (भात्मगरिमग्रस्तान्तस्यदुगुणग्रामण्य) 
आत्मगरिमासे युक्त भीतर ही भीतर प्रकट होनेवाले गुणसमूहसे युक्त (उपयोग) केवलज्ञानरूप 
उपयोगको (गृह णन्ति) ग्रहण करते है (ईश) हे नाथ ! (अखण्डपिण्डितनिजव्यापारसार तत्तेक्ष्ण्य 
श्रिता ) अखण्डरूपसे एकत्रित आत्मसम्बन्धी श्रेष्ठ व्यापार्से युक्त उस उपयोगकी तीक्षणताको 
प्राप्त हुए (ते) वे जीव (ज्ञान्तमहस सन्त ”) प्रश्ान्त तेजसे सहित होते हुए (स्वयं) अपने आप (स्वत- 
जा आत्मतत्त्वके आश्चयंको (सम्यक) अच्छी तरह (पश्यन्ति) देखते है---उसका अनुभव 
करते हैं । 

भावार्थ--जब तक कषायका उदय विद्यमान रहता है तब तक यह जीव निशचल भावसे 
अपना उपयोग अपने आपमे स्थिर करनेके लिए असमर्थ रहता है परन्तु जब कषायका उदय 
सवेथा नष्ट हो जाता है तब शुक्लध्यानके द्वारा यह जीव अपने उपयोगको अपने आपमे बडी 
दृढतासे स्थिर करता है और उसी दृढताके कारण इसे केवलज्ञानरूपी वह उपयोग प्राप्त हो जाता 
है जिसमे आत्माकी गरिमासे समस्त अन्तगंत गुणोका समूह प्रकट हो जाता है। हे भगवन्‌ ! जो 
जीव उस केवलज्ञानरूप उपयोगकी तीक्ष्णताको प्राप्त हो जाते है उनकी आत्माकी समस्त प्रवृत्तियाँ 
आत्मामे ही केन्द्रित हो जाती है और वे रागद्वेषसे रहित शान्तचित्त होते हुए आत्मतत्त्वके 
चमत्कारको स्वय देखने रूगते है ॥६॥ 


चित्सामान्यविशेषरूपमितरत्संस्पृ शय विद्व॑ स्वयं 

व्यक्तिष्वेव समन्‍्ततः परिणमत्‌ सामान्यसभ्यागता! । 
अन्तर्वाह्मगभीरसंयम मरारम्भस्फुरज्जागराः 

कृत्यं यत्तदशेषसेवक्ृतिनः क्ुबन्ति जानन्ति च॑ ॥७॥ 


अन्वयार्थ--(चित्सामान्यविशेषरूपम्‌ अभ्यागता ) चेतन्यके सामान्य और विशेषरूपको 
अर्थात्‌ दर्शन और ज्ञानरूप परिणतिको प्राप्त हुए जो पुरुष (इतरत्‌) आत्मासे भिन्‍न (विश्व) विश्व 
का (सस्पृश्य) अच्छी तरह स्पशंकर--उसे जानकर (समन्ततः) सब ओरसे (स्वय व्यक्तिष्वेव) स्वय 
अपने आपमे (परिणमत्‌) परिणत होनेवाले (सामान्य) सामान्य दर्शंनरूप परिणतिको (अभ्यागता ) 
प्राप्त हुए हैं तथा (अन्तर्वाह्मगभीरसयमभरारम्भस्फुरज्जागरा ) अन्तरज्भ और वहिरग गम्भीर 
सयम समूहके धारण करनेमे जो निरन्तर सावधान रहते हैं ऐसे (कृतिन ) कुशल मनुष्य (यत्‌ कृत्य) 
जो बाग योग्य है (तत्‌ अशेषमेव) उसे समस्तरूपसे ही (कुर्वन्ति) करते हैं (च) और (जानन्ति) 
जानते हैं । 

भावार्थ-आत्माके चेतना गुणकी दो परिणतियाँ होती हैं एक दर्शनरूप और दूसरी ज्ञान- 
रूप । दहंंनरूप परिणति आत्माको विषय करती है और ज्ञानरूप परिणति समस्त अन्य पदार्थोको 
विषय करती है । दर्शंनरूप परिणतिको सामान्य और ज्ञानरूप परिणतिको विद्येष कहते है। प्रथम 
यह जीव, आत्मा और उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोकों विषय बनाता है--उन्हे जानता है 
परन्तु जेसे-जेसे शुक्लष्यानमे तल्लीनता बढती जाती है वैसे-वेंसे ही इसका उपयोग अन्य पदार्थोसि 
हटकर एक आत्मामे ही केन्द्रित होने लगता है। इस प्रकार अन्य पदार्थेसि उपयोग हटने पर जो 


२७८ लघुतत्त्वस्फोट 


आत्माको ही विषय करते हैं और इस कारण चेतन्यकी आत्मग्राही सामान्य परिणतिको जो पुन 
प्राप्त हुए हैं तथा अन्तरग बहिरग चारित्रके धारण करनेमे जो निरन्तर जागृत रहते हैं--सदा 
सावधानी बरतते है ऐसे कुशल मनुष्य अपने करने योग्य कार्यंको सम्पूर्णरूपसे जानते हैं और करते 
भी हैं तथा उसके फलस्वरूप कर्मकालिमाको नष्टकर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं ॥७॥ 


चित्सामान्यमुदज्च्य किज्चिद्भितों न्‍्यश्वन्निजव्यक्तिपु 
स्पष्टीभूतदृढ़ोपयोगमहिमा तत्व दृश्यसे. केवलम्‌ । 
व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमस्ति न पुनः सामान्यमेक क्वचिद्‌ 
व्यक्त (व्यक्त) व्यक्तिभरः प्रसह्य रमसादू यस्याशयाध्पोश्चते ॥८॥॥ 


अन्वयार्थ--(चित्सामान्यम) चेतन्य सामान्य्को (किडिचत्‌) कुछ (उदज्ल्च्य) ऊँचा उठाकर- 
उसे कुछ प्राधान्य देकर जो (अभित ) सब ओरसे (निजव्यक्तिषु) अपने विशिष्टरूपोमे (न्यग्वन्‌) 
निमग्न हो रहे हैं ऐसे (त्वम्र) आप (केवल) मात्र (स्पष्टीभूतदृढोपयोगमहिमा) अत्यन्त स्पष्ट स्थिर 
उपयोगकी महिमासे युक्त (दृष्यसे) दिखाई देते हैं। (पुन) फिर (एक सामान्य) एक सामान्य 
(क्वचितु) कही (व्यक्तिभ्यों व्यतिरिक्त) विदेषीसे भिन्‍न (न अस्ति) नही है (यस्य आशया) 
जिसकी जआाशासे (व्यक्तव्यक्तिभर ) स्पष्ट अनुभवमे आनेवाले विशेपोका समूह (प्रसह्य) हठपूर्चक 
(रभमसात्‌) वेगसे (अपोह्यते) दूर किया जाता है। 

भावार्थ--हे भगवन्‌ ! ऐसा एकान्त नही है कि आप सामान्यको विषय करनेवाले दर्शनो- 
पयोगसे ही सहित हैं और विशेषको विषय करनेवाले ज्ञानोपयोगसे रहित हैं। आपके सुदृढ 
उपयोगकी महिमा अत्यन्त स्पष्ट है उस महिमाके बलसे आप चित्‌ सामायन्यको कुछ प्रधानता 
देकर अपने विशिष्ट रूपोमे निमग्न हो जाते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक चैतन्य सामान्य 
की दो पर्यायें हैं अत जब पर्यायकी ओर लक्ष्य रहता है तब ये दो उपयोग अनुभवमे आते हैं परल्तु 
जब चेतन्य सामान्यकी ओर लक्ष्य रहता है तब उपयोगके इन दोनो विकल्पोंसे दृष्टि हटकर मात्र 
एक उपयोग हीमे रम जाती है। यह बात जुदी है कि कभी सामान्यको प्राघान्य दिया जाता है 
और कभी विशेषको । ऐसा एकानन्‍्त अभिप्राय इष्ट नही है कि मात्र सामान्य ही ग्राह्म है. विशेष 
नही क्योकि विशेषसे भिन्न ऐसा कोई सामान्य नही है जिसकी आश्यासे स्पष्ट अनुभवमे आनेवाले 
विशेषोको सर्वथा छोडा जा सके ॥८॥ 

वाह्याथ स्फुटयन्‌ स्फुटस्पदरहस्त्व यत्‌ स्वभावः स ते 
दृष्टः केन निरिन्धनः किल शिखी कि कवापि जातु ज्वलुन्‌ । 
बाह्यार्थ स्फूटयन्नपि त्वमभितों बालह्यार्थभिन्नोदय- 
प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमहसा. सीमन्तितः.. शोभसे ॥९॥ 

अन्वयार्थ--(त्वग्ू) आप (यत्‌) जो (अहरह ) प्रतिदिन--प्रतिसमय (बाह्यार्थ स्फुटयन) 

बाह्य पदार्थंको स्पष्ट करते हुए (स्फुटसि) प्रकट हो रहे हैं-- अनुभवमे आरहे हैँ सो (स ते स्वभाव ) 


वह आपका स्वभाव है अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोको स्पष्ट जानना आपका स्वभाव है क्योकि (किल) 
निशचयसे (कि) क्या (क्वचित्‌ जातु अपि) कही कभी भी (केन) किसीके द्वारा (निरिन्धन ) ईंधनके 


चतुविद्ञतिस्तव २७९, 


बिना (ज्वलन्‌) जलती हुई (शिखी) अग्नि (दृष्ट') देखी गई है ? बर्थात्‌ नही देखी गई है । इतना 
अवश्य है कि (त्वम्) आप (बाह्मार्थ स्फुटयन्‌ अपि) बाह्य पदार्थोको जानते हुए भी (अभित ) सब 
ओर (बाह्याथं भिन्‍नोदय ) बाह्य पदार्थोसे भिन्‍त रहते है तथा (प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमहसा) स्पष्ट- 
रूपसे प्रकट उपयोगके तेजसे (सीमन्तित ) युक्त होते हुए (शोभसे) सुशोभित रहते है । 


भाधवार्थ--जिस प्रकार ईधनको जलाना अग्निका स्वभाव है उसी प्रकार ज्ञेयको जानना 
ज्ञानका स्वभाव है । वह ज्ञेय बाह्य और आशभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका होता है। घट-पटादि 
बाह्य ज्ञेय है और ज्ञानके भीतर पडा हुआ उनका विकल्प अन्‍्तज्ञेंय है। ऐसा एकान्त नही है कि 
ज्ञान अन्तर्शेयकोी ही जानता है या बहिजेयको ही । अन्तर्जेय, बहिल्ेयसे सम्बन्ध रखता है अत. 
जहाँ अन्तर्ज्ेयके जाननेकी बात कही जाती है वहाँ बहिज्ञेयका जानना स्वतः भा जाता है और 
जहाँ बहिज्ञेयके जाननेकी बात आती है वहाँ अन्तज्ञेयका जानना स्वयसिद्ध है वयोकि 
अन्तज्ञेयको जाने बिना बहि्ेयका ज्ञान सभव नही है। उपयुक्त विवेचनका तात्पय॑ यह है कि 
है भगवन्‌ | आप ज्ञानस्वभावके कारण वाह्म पदार्थों को यद्यपि प्रतिसमय जानते हैं तथापि उनसे 
भिन्‍न रहते है जिस प्रकार मयूरके प्रतिबिम्बसे युक्त होनेपर भी दर्पण मयूरसे भिन्‍न रहता है उसी 
प्रकार अपका ज्ञान, घट-पटादि बाह्य पदार्थोके विकल्पोसे युक्त होने पर भी उनसे भिन्‍न रहता 
है॥९॥ 


बाह्यार्थान्‌ परिहत्य तच्वर्सनादात्मानमात्मात्मना 
स्वात्मारामम॒म्न यदीच्छति भृश सट्टोचकुब्जोष्स्तु मा । 

क्षिप्न्त प्रसम वहिसु हुरस निर्मथ्य भोहग्रहं 
रागढेपविवर्जितः समदृशा स्व॒सर्वतः पश्यतु ॥१०॥ 


अन्वयार्थ--हे भगवन्‌ ! (आत्मा) आपका आत्मा (तत्त्वरसनात्‌) परमा्थका रसिक होनेसे 
(बाह्यार्थान्‌ परिहृत्य) बाह्य पदार्थोकों छोडकर (यदि) यदि (आत्मना) अपने आपके द्वारा 
(स्वात्माराम) स्वस्वभावमे रमण करनेवाले (आत्मान) अपने आत्माको (इच्छति) चाहता हे तो 
(भृश्) अत्यधिक (सद्धोचकुब्जो मा अस्तु) सद्भोचसे कुबडा (छोटा) न हो अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोको 
छोड़कर मात्र अपने आत्मामे ही सकुचित न रहे। (मुहु ) बार-बार (प्रसभ) हठपूर्वक (वहि 
क्षिप्यन्त) बाह्य पदार्थोमे ले जानेवाले (अमु मोहग्रह) इस मोहरूपी ग्रहको (निमंथ्य) नष्टकर 
(रागह्रेषविर्वाजत 'सन्‌”) रागद्वेपसे रहित होता हुआ (समदृशा) समदृष्टिसे (स्व) अपने आपको 
(सवंत ) सब ओोर (पर्यतु) देखे । 


भावाथे--स्वरूप समावेशके लिये यह आवश्यक नही है कि बाह्य पदार्थोको छोडकर मात्र 

आत्मस्वरूपको ही जाना जाय किन्तु यह आवश्यक है कि जो मोहरूपी पिशाच इस आत्माको 

बार-बार बाह्य पदार्थोमे खीचकर ले जाता है उसे नष्ट किया जाय। मोहरूपी पिशाचके नष्ट 

होनेपर आत्मा रागहेंपसे रहित हो जावेगा और उस स्थितिमे वह स्व तथा पर दोनोको जानने 

पर भी स्वरूपमे समाविष्ट रह सकेगा | तात्पय यह है कि वीतराग दृष्टि ही स्वरूप समावेशका 
धन है ॥१०॥ 


२८० लघुतत््वस्फोट 


दृष्टोषषि अमकृत्‌ पुनर्भवसि यदू दृष्टि बहिन्य॑स्यत! 
कस्यापि स्वककर्मपुदूगलवलश्षु भ्यक्त्िपस्त्व पशोः । 
तेनेवोत्कटपिष्टपेषणहठश्ष्टं ' स्वकर्मेंच्छवः 
सम्यक्‌ स्वोचितकर्मकाण्डघटनानित्योद्यता योगिनः ॥११॥ 
भन्वयायं -- (दृष्टि बहिन्य॑स्थत ) जो अपनी दृष्टिको बाहर रख रहा है तथा (स्वककर्म- 
पुद्गलबलक्षुभ्यत्तिवष ) जिसकी आत्मदीप्ति अपने कर्मरूप पुदूगलके बलसे क्षोभको प्राप्त हो रही 
है ऐसे (कस्यापि पश्ो ) किसी अज्ञानी जीवको (त्वघ्र) आप (यतु) जिस कारण (दृष्टोषपि) दृष्टिमे 
आकर भी (पुन) फिर (भ्रमकृत्‌) भ्रमको करनेवाले (भवसि) होते हैं। अर्थात्‌ जो पुरुष मात्र 
बहिदृष्टि है उसे कदाचित्‌ु आपका श्रद्धान होता भी है तो वह पुन्र भ्रममे पड जाता है (तैनेव) 
उसी कारण (उत्कटपिष्टपेषणहठअ्रष्ट) बहुत्तभारी पिष्टपेषण--अभ्यस्त विषयाभिलछाषाकी हठसे 
छूटे हुए (स्वकर्मेच्छव ) आत्मकतंव्यके इच्छुक (योगिन ) योगी जन (सम्यक्‌) सम्यक्‌ प्रकारसे 
(स्वोचितकर्मंकाण्डघटनानित्योद्यता') अपने थोग्य बाह्याचारके पालनमे निरन्तर उद्यत रहते हैं। 
भावारथ--हे भगवन्ु | ज्ञाननय और क्रियानय परस्पर सापेक्ष रहने पर ही आत्मकल्याणके 
लिये साधक होते है क्योकि ज्ञाननयसे निरपेक्ष मनुष्य, मात्र बाह्याचारमे लोन रहते हुए परमाथंसे 
बाह्य रहते हैं। ऐसे जीबोको कदाचित्‌ आपका श्रद्धान होता भी है तो वे उसमे दृढ नही रह पाते, 
शीघ्र ही उससे विचलित हो जाते हैं ओर जो मात्र ज्ञाननयमे छीन रहते हैं वे अनादिकालसे 
अभ्यस्त विषय मार्गमे सरूग्न रहते है उससे छूटनेका पुरुषार्थ नही करते । यही सब विचार कर 
योगीजन अपने पदके अनुरूप क्रिया--बाह्याचा रके पालनमे निरन्तर तत्पर रहते हैं ॥११॥ 


रागग्रामविनिग्रहाय. परम काये! प्रयत्नः पर 
थोगानां फलकृन्न जातु विहितो गाढग्रहान्निग्रहः । 
सस्पन्दो5पि विरज्यमानमहिमा योगी क्रमान्‍्मुच्यते 
निष्पन्दोषपि. सुधुप्तवन्मुकुलितस्थान्तःपशुर्व ध्यते ॥ १२॥ 
अन्वयार्थ--(रागग्रामविनिग्नहाय) राग समूहका स्वथा निम्नह करनेके लिये (परम) अत्य- 
घिक (परम ) उत्कृष्ट (प्रयत्न ) प्रयत्न (कार्य) करना चाहिये, क्योकि (गाढग्रहात्‌) उसकी सुदृढ़ 
पकडसे (विहित ) किया हुआ (योगाना) मन वचन कायरूप योगोका (निम्नह ) दमन (जातु) कभी 
भी (फलकृत्‌ न) फलरूदायक नही होता है (विरज्यमानमहिमा) रागको छोडनेके लिये उन्मुख 
महिमासे युक्त (योगी) साधु (सस्पन्‍्दोरषपि) प्रवृत्ति सहित होनेपर भी (क्रमात्‌) ऋमसे (मुच्यते) 
मुक्त हो जाता है और (सुषुप्तवत्‌) गाढ निद्रामे निमग्नकी तरह (मुकुलितस्वान्त ) चित्तको 
सकोचित करनेवाला (पशु ) अज्ञानी जीव (निष्पन्दोशपि) निश्चछ होने पर भी (बध्यते) बन्धको 
प्राप्त होता है । 
भावार्थ--राग समूह बन्धका प्रमुख कारण है क्योकि उसके छोडे बिना मात्र योगो-- 
मन वचन काय की प्रवृत्तियोका दमन कार्यकारी नही होता है। रागहेषका क्षय करनेके 
प्रयत्वशील साधु पदानुकूल क्रियाओको करता हुआ भी क्रमसे मुक्तिको प्राप्त होता हैं. और 


चतुविशतिस्तव २८१ 


रागद्वेषसे युक्त अज्ञानी पुरुष गाढनिद्रामे निमग्नकी तरह निरंचछ रहने पर भी बन्धको प्राप्त 
होता रहता है इसलिये मोक्षाभिकापी जीवको रागसमूहका विनिग्नह करनेके लिये बहुत भारी 
प्रयत्न करना चाहिये ॥१२९॥। हु 
कम भ्यः कृतिनः क्रमादू विर्मतः कमेंव तावदगति- 
यावद्तितरज्जुब॒त्‌ स्वयमसौ. सर्वाज्निमुदत॑ते । 
लब्धज्ञानघनादूश्ुतस्थ तु॒ वपुर्वाणीमनोबर्गणा 
यन्त्रस्पन्दितिमात्रकारणतया सत्योज्प्यसत्यो5स्थ ताः ॥१३॥ 
अन्वयाथे--(क्रमात्‌) क्रम पूर्वक (कर्मभ्य ) क्रियाओसे (विरमत ) विरत होनेवाले (कृतिन”) 
कुशल भनुष्यके (कर्मेव) क्रिग्रारूप चारित्र ही (तावत) तब तक (गति ) लरक्ष्य है--शरण है 
(यावत्‌) जबतक (वर्तितरज्जुवत्‌) बटी हुई रस्सीके समान (असो) वह (स्वय) स्वय ही (सर्वाद्भ) 
सर्वाद्धसे (उद्व्तते) खुलता है (तु) परन्तु (लब्धज्ञानधनादुभुतस्य) प्राप्त हुए ज्ञानघनसे भाश्चर्यपूर्ण 
मनुष्यके लिये (वुर्वाणीमनोवर्गंणा ) शरीर वचन और मनोवग्गं णाएँ (यन्त्रस्पन्दितमात्रकारणतया) 
यन्त्र सचालितकी तरह मात्र कारण होनेसे (सत्योडपि ता अस्य असत्य ) होती हुईं भी इसके लिये 
नही होती हुईंके समान हैं । 
भावार्थ--एक समय ऐसा भी आता है जब यह जीव क्रमपूर्वक क्रियाकाण्डरूप व्यवहार 
चारित्रसे निवृत्त हो जाता है और स्वरूपमे आचरणरूप निश्चय चारित्रसे युक्त होता है परन्तु 
यह क्रियाकाण्डरूप व्यवहार चारित्र भी उसके लिये तबतक शरणभूत रहता है जबतक कि कटी हुई 
रस्सीके समान यह बन्ध सर्वाद्धसे स्वय नही खुल जाता है। पूर्ण विज्ञानघनसे आइचयंको प्राप्त 
होने वाले जीवके जो शरीर, वचन और मनोवर्गणाएँ है वे मात्र यन्त्र संचालितकी तरह है। 
अर्थात्‌ वह बुद्धिपूवंक उनकी क्रियाओका कर्ता नही है अत. वे वर्गणाएँ इसके लिये उनकी होती 
हुईं भी नही होतीके समान है ॥१३॥ बह 
निष्कम्पे हृदि भासि तस्य न बहिवल्गग्रहस्तम्मित- 
क्षुभ्यज्जात्यहरेरियोग्रतरस: स्तम्मेषपि निष्कम्पता | 
स्तम्मेनापि विनेव पहुपदवीमायाति यस्मिन्मन- 


स्तत्किश्वित किल कारण कलयतां भासि त्वमेव स्वयम्‌ | १४॥। 

अन्वयारथ--है भगवन्‌ ! आप (निष्कम्पे हुदि भासि) निष्कम्प--निरचल हृदयमे सुशोभित 
होते हैं परन्तु (बहिवंल्गग्रहस्तम्भितक्षुभ्यज्जात्यहरेरिव उम्रतरस ) जिस प्रकार तीन्न वेगशाली 
उत्तम जातिका धोड़ा बाह्य मे लगाम लगानेसे यद्यपि रुक तो जाता है तथापि आगे बढनेके लिये 
क्षुभत--चञ्चल होता रहता है उसी प्रक।र (तस्य स्तम्मेषपि न निष्कम्पता) रोकने पर भी उस 
मनमे निष्कम्पता-निश्चलता नही हो पाती | किन्तु (स्तम्मेनापि विनेव) रुकावटके बिना ही 
(यस्मिनत्‌) जिससे (मन ) मन (पद्भुपदवीम आयाति) छगडेपनको प्राप्त हो जाता है--जिसे पाकर 
मनकी चज्न्चलता समाप्त हो जाती है (किल) निश्चयसे (तत्‌ किड्चित्‌ कारण कलयताम्) उस 
किसी अनिव॑चनीय कारणको प्राप्त करनेवाले मनुष्योंके हृदयमे (त्वम) आप (स्वयमेव) स्वय ही 
(भासि) सुशोभित होने लगते हैं । 

जल्ृ०-३६ 


र८र लघुतत्त्वस्फोट 


भावाथें--मनकी चज्चरूता दो प्रकारकी है एक योगजनित और दूसरी कषायजनित। 
योगजनित चज्चलताको रोक लेने पर भी अतरगमे विद्यमान कषायजनित चज्चलूता उसे बार- 
बार चज्न्चलछ करती रहती है । है भगवन्‌ ! जिसने मात्र योगजनित चज्न्वलूताकों रोका है उसके 
हृदयमे आपका ध्यान जाता तो है परन्तु कषायजनित चचलताके विद्यमान रहनेसे आपका वह 
ध्यान स्थिरताको प्राप्त नही हो पाता। हाँ, ऐसी अवस्था भा जावे कि कषायजनित चचलता 
भी शान्त हो जावे और उसके शान्त हो जाने पर मन एक प्रकारसे पंगु हो जावे अर्थात्‌ उसकी 
चपलता दूर हो जावे तो फिर ऐसे मनमे जो आपका ध्यात्त आवेगा वह स्थिर हो जायगा । इसी 
अभिप्रायसे यहाँ कहा गया है कि जिसमें मन पगु बन जाता है उस किसी अनिरवंचनीय कारणको 
प्राप्तकरने वालोंके हृदयमे आप स्वय सुशोभित होने लगते हैं ॥१४॥ 


छायास्पशेसेन. शान्तमहसो. मत्तप्रमत्ताशयाः 
श्रामण्यादूद्िपमीलनेन पतित्तास्ते यान्ति हिंसां पुनः | 

आक्रम्याक्रमपाकदग्धरजसि रफूर्य (ज॑) त्स्वभावादुशते 
कर्मशानसमुच्चये न रमते येपां मतिः स्वैरिणी ॥१५॥ 


अस्वयार्थ--(आक्रस्थ अक्रमपाकदग्धरजसि) आक्रमण कर जिसने अक्रमपाक--अविपाक 
निर्जराके द्वारा कर्मझपी धुलिको जला दिया है तथा जो (स्फूज॑त्स्वभावादसुते) प्रकट होनेवाले 
शक्तिशाली स्वभावसे आश्चरयंकारी है ऐसे (कर्मज्ञानसमुच्चये) क्रियानय और ज्ञाननयके समूहमे 
(येषा स्वेरिणी मति ) जिनकी स्वच्छन्द बुद्धि (न रमते) रमण नही करती है (ते) वे (श्ान्तमहस ) 
धान्त तेजकी (छायास्पद्ग सेन) छायामात्रके स्पशसे (मत्तप्रमत्ताश्षया ) प्रमत्तचित्त तथा (द्विप- 
मलिनेन) गजनिमीलना--उपेक्षाभावके कारण (श्रामष्यातृ पतिता ) वास्तविक मुनिपदसे पतित 
होते हुए (पुन ) फिरसे (हिंसा यान्ति) हिसाको प्राप्त होते हैं। 

भावार्थ--जो आत्मपरिणामोकी ओर छक्ष्य न देकर मात्र क्रियाकाण्डमे निमग्न रहते है 
वे क्रियानयवादी हैं ओर जो मात्र 'शुद्धोष्ह बुद्धोष्ह' की रट लगाते हैं तदनुसार प्रवृत्तिरूप चारित्र 
का पालन नही करते हैं वे ज्ञाननयवादी हैं। ये दोनो ही मिथ्यावादी हैं और ससारमे भटकनेवाले 
हैं । इसके विपरीत जो पदार्थके यथार्थ स्वरूपको समझकर तदनुसार प्रवृत्ति करते है वे क्रियानय 
और ज्ञाननयके समुच्चयमे लीन हो ससार सागरसे पार होते है। यहाँ क्रिया और ज्ञाननयके 
समुच्चयकी महिमाका वर्णन करते हुए आचाये कहते हैं कि वह समुच्चय सब ओरसे आक्रमण कर 
किसी क्रमके बिना ही अर्थात्‌ अविपाक निर्जराके द्वारा युगपत्‌ ही कर्मरूपी घूलिको भस्म कर देता 
है तथा उसमे आत्माका टड्भोत्कीर्ण शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे क्रियानय और ज्ञाननयके 
समूहमे जिनकी स्वच्छन्द--व्यवहाराभास, निश्वयाभास अथवा उभयाभासमे प्रवृत्त रहनेवाली 
बुद्धि रमती नही है वे मुनि परमार्थसे श्ान्तरमसको प्राप्त नही हैं किन्तु शान्तरस की छायामान्रकै 
स्पशसे ही अपने आपको कृतकृत्य मानकर प्रमत्त ही जाते हैं। और आत्मा अनात्माके अवगमके 
विना निरन्तर होनेवाले आख्रवसे निर्भय हो जाते हैं । जिसप्रकार हाथी आँख बन्द कर किसी 
आदबाड्धासे उपेक्षा करने लगता है उसीप्रकार मैं तो 'सम्यग्दृष्टि हूँ अत मुझे बन्ध नही होता, मेरे 
भोग भी कमंनिर्जराके कारण हैं' ऐसी विपरीत श्रद्धांके कारण आख़बसे उपेक्षाभाव घारण करते 


चतुविद्यतिस्तव १८३ 


हैं--उससे निवृत्त होनेका पुरुषार्थ नही करते हैं वे श्रामण्यपद--परमाथथ भुनिपदसे पतित हो पुन' 
हिसाभावको--अविरत अवस्थाको प्राप्त होते है। तात्पयं यह है कि ऐसे जीव मात्र द्रव्यलिगको 
धारण कर बारबार मुनिपदसे भ्रष्ट होते है ॥१५॥ * 
सामान्य क्षणपुन्नमय्य सपदि प्रक्षीणतैक्ष्ण्याः सम 
सामान्यान्निपतन्त ऊजितनिजव्यक्तिष्वबद्धादरा! । 
एते धघरघोरधोषसरलश्वासानिलेवालिशा 


ऐकागयं प्रविद्याय मोहपिहिता दुशशिक्षया शेरते ॥ १६॥। 
अन्वयाथ--(प्रक्षीणतेक्षण्या)) जिनके कषायकी तीत्रता क्षीण हो गयी है तथा (ऊर्जितनिज- 
व्यक्तिषु) अपनी सुदृढ विशेषताओमे जो (अबद्धादरा ) आदरसे रहित हैं ऐसे पुरुष (सपदि) शीघ्र 
ही (क्षण) क्षणभरके लिये (सामान्यम्‌ उन्नमय्य) सामान्य--द्रव्यदुष्टिको ऊँचा उठाकर--उसे 
प्रधानता देकर पश्चात्‌ (सम) साथ ही अथवा सम्पूर्णरूपसे (सामान्यात्‌ निपतन्त ) सामान्य--्रव्य- 
हष्टिसे (निपतन्त ) पतित होते हुए (मोहपिहिता ) मोहसे आच्छादित (एते) ये (बालिशा ) अज्ञानी 
पुरुष (दु शिक्षया) खोटी भिक्षाके कारण (घर्धरघोरघोषश्वासानिले ) भयकर घुर्राटोके शब्दसे युक्त 
इवासोच्छवासकी वायुसे (ऐकास्य विहाय) एकाग्रताको छोडकर (शेरते) शयन करते है । 
भावाथथ--ससा रके प्राणी अनादिकालसे अपने विशेष व्यक्तित्वमे मूढ हो अहकारसे तन्मय 
हो रहे हैं तथा विषय-कषायसम्बन्धी तीक्षष्ताके कारण आत्मस्वभावसे भ्रष्ट हो रहें है। ऐसे 
ही जीवोमे यदि कदाचित्‌ किन्‍्हीकी तीक्ष्णता नष्ट होती है और अपने विशेष व्यक्तिकत्वका 
अहकार छूटता है त्तो वे क्षणभरके लिये अपने सामान्य उपयोग--द्रव्यदुष्टिको ऊँचा उठाते हैं-- 
उसे प्रधानता देते हैं परन्तु अनादिकालीन सस्कारोके कारण वे पुन शीघ्र ही उस सामान्य उपयोगसे 
पत्तित हो अपने विशेष व्यक्तित्॒वके अहकारमे निमग्न हो जाते हैं तथा मोहसे आच्छादित हो 
खर्राटे भरते हुए प्रगाढ निद्रामे लीन हो जाते हैं । ऐसे जीवोको भाचाय॑त्रे बालिश--अज्ञानी कहा 
है तथा उनकी इस अज्ञानताका कारण दु शिक्षा-खोटी शिक्षाकों बताया है ॥१६॥ 
तीक्ष्ण तीएणमिहोपयोगमचलस्वालम्बबद़ोद्वतं 
साक्षात्खण्डितकालखण्डमनिशं विश्वस्य ये बिश्नति | 


ते भूतार्थविमर्शसुस्थितदृशः सर्वत्र सन्‍्तः समा- 
शिचत्सामान्यविशेषसम्भृतमतिस्पष्ट रवमध्यासते ॥१७॥ 


१ भग्ता कर्मनयावल्‍लम्वनपरा ज्ञान न जानन्ति ये 
भरता ज्ञाननयैषिणोषपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा । 
विश्वस्योपरि ते तरम्ति सतत शान भवन्‍्त स्वयं 
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥१११॥ स० क० 
सम्परदुष्टि स्वयमयमह जातु बन्धो न में स्था- 
वित्युत्तानोत्पु छकवदना रागिणोप्प्याचरन्तु । 
आालम्बन्त समितिपरता ते यवोध्यापि पापा 
आत्मानात्मावगरमविरहात्‌ु सन्ति सम्यक्त्वरिक्ता ॥१३७॥ स० क० 


२८४ लघुतत्त्वस्फोट 


अस्वयार्थ--(ये) जो मनुष्य (इह) इस जगत्‌में (अनिश) निरन्तर (विश्वस्य) विश्वासकर-- 
आत्मस्वरूपकी दृढ प्रतीतिकर (अचलस्वालम्बबद्धोद्धत) अपने आपके अचल आहुम्बनमे बद्ध होनेसे 
शक्तिशाली तथा (खण्डितकालखण्ड) कालखण्डको खण्डित करनेवाले अर्थात्‌ प्रत्येक समय स्वरूपमे 
स्थिर रहनेवाले (तीक्ष्ण तीक्ष्ण) अत्यन्त तीक्षण उपयोगको (साक्षात्‌ विश्रति) साक्षात्‌ धारण करते 
है (ते) वे (भूताथंविमशंसुस्थितदृश ) भृतार्थ-परमार्थ तत्त्वके विचारमे सुस्थिर दृष्टि रखनेवाले 
(सर्वत्र समा सन्त बिक मध्यस्थ होते हुए (चित्सामान्यविशेषसम्भृत) चैतन्यके सामान्य 
विशेषभावसे परिपूर्ण तथा (अतिस्पष्ट) अत्यन्त स्पष्ट (स्वम्‌) अपने आपमे (अध्यासते) अधिष्ठित 
होते हैं--निवास करते हैं । 
भावार्थ--जो परमार्थंके विचारमे अपनी दृष्टिको सुस्थिर रखते है अर्थात्‌ निश्चयाभासके 
दृषित विचारसे अपने श्रद्धानको सुरक्षित रखते हैं वे एकान्त सामान्य अथवा एकान्त विशेषके 
पक्षसे मुक्त होकर कथचित्‌ सामान्य और कथचित्‌ विशेषको प्रधानता देते हुए, दोनो स्वभावोंसे 
परिपूर्ण आत्मस्वभावमे लीन रहते हैं ॥१७॥ 
अत्यन्तद्रढितोपयोगनिविडग्रस्तश्रतज्ञान भू- 
भूयोभिः समसंयमास्तरसेनिंत्यामिपिक्तः छूती | 
एक! को5पि हठग्रहारदलितध्वान्तः स्वतत्त स्पृशन्‌ 
विश्वोद्स्‍ांसि विशालकेवलमद्दीमाक्रम्य विश्राम्यति ॥१८॥ 


अन्वयाथे--(अत्यन्तद्रढितोपयोगनिविडस्नस्तश्रुतज्ञानभू ) अत्यन्त दृढीकृत उपयोगके द्वारा 
जिसने श्रुतज्ञानकी भूमिको अत्यधिक व्याप्त किया है अर्थात्‌ जो पृव॑विद्‌ होकर पृथक्त्वविर्तक 
और एकत्ववितर्क नामक शुक्‍्लध्यानमे अपना उपयोग दृढताके साथ स्थिर रखता है (भूयोभि 
समसयमामृतरसे ) अत्यधिक सम्पूर्ण सपमरूप अमृतके रसोंसे अर्थात्‌ यथाख्यात चारित्ररूप सुधाके 
रसोंसे जो (नित्याभिषिक्त ) निरन्तर अभिषिक्‍त रहता है (कृती) इृतछृत्य है अर्थात्‌ मोहका 
सर्वथा क्षय हो जानेसे जो किसी कार्यकी इच्छासे रहित है और (हठप्रहारदलितध्वान्त ) हठ- 
पूर्वक प्रहारसे जिसने अज्ञानान्धकारको नष्ट कर दिया है भर्थात्‌ ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोका 
क्षय कर जिसने सर्वज्ञदशा प्राप्त कर ली है ऐसा (को5पि एक ) कोई एक निकट भव्यजीव (स्वतत्त्व 
स्पृशन्‌) आत्मतत्त्वका स्पश करता हुआ बारबार अपना उपयोग आत्मामे ही लगाता हुआ (विश्वो- 
ज्ासिविशालकेवलमहीम्‌ आक्रम्य) समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाली विशाल केवलज्ञानकी 
भूमिको प्राप्त कर (विश्वाम्यति) विश्राम करता है । 

भावार्थ--यह जीव केवलज्ञानकी भूमि स्वरूप अरहन्त अवस्थाकों किसप्रकार प्राप्त 
होता है ? इसका व्यवस्थित क्रम बतलाते हुए आचार्यने कहा है कि पहले निश्चयनयके यथार्थ 
बोधसे आत्मतत्त्वका निर्णय कर उसमे स्थिर होना चाहिये तदनन्तर श्रुतज्ञानकी उच्चतम भूमिका 
पूर्वविद्‌ अवस्थाको प्राप्त कर उसके माध्यमसे मोहनीय कर्मका क्षय कर यथाख्यातचारित्ररूप 
पूर्ण चारित्रको प्राप्त करे | इसके पश्चात्‌ छोष घातिया कर्मोका क्षय कर अज्ञानतिमिरका सदाके 
लिये विनाश करे तथा परपदार्थेसि निवृत्त होकर अपने ज्ञानोपयोगकों आत्मस्वरूपमे स्थिर करे। 
ऐसा करनेसे ही यह जीव लोकालोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानसे युक्‍त अरहन्त अवस्था- 


को प्राप्त होता है ॥१८॥ 


चतुविसतिस्तव २८५ 


आजन्मानुपलब्धशुद्धमहसः स्वादस्तवासी स्फूट! 
सर्वाज्नं मदयन्‌ प्रसह्य कुरुते कन्‍न प्रमादास्पदम । 
माधन्तोषपि निशातसंयमरुचो नव प्रमाद्न्ति ये 


तेषासेव समुच्छलस्यविकलः काले विलीनेनसा ॥१९॥ 
अन्वयार्थ--(आजन्मानुपलब्धशुद्धम हस ) जिसे जन्मसे रेकर अबतक शुद्ध आत्मतेजकी 
उपलब्धि नही हुई ऐसे मनुष्यको (तव) आपका (असौ) यह (सर्वाज्भ मदयन्‌) सर्वाज्भमे मद उत्पन्न 
करनेवाला (स्फुट, स्वाद ) स्पष्ट स्वाद--स्पष्ट अनुभव (क) किसे (प्रसह्म) हृठपूर्वंक (प्रमादा- 
स्पदम) प्रमादी (न कुरुते) नही करता है ? भर्थात्‌ सभीको करता है परन्तु (निशातसयमरुच ) 
सयममे तीत्ररुचि रखनेवाले (ये) जो मनुष्य (मा्यन्त अपि नेव प्रमाच्न्ति) मत्त होते हुए भी 
प्रमत्त नही होते हैं (तिषामेव) उन्‍्हीके आप (विलीनेनसा) पापके नष्ट हो जानेसे (काले) योग्य- 
समयपर (अविकल") पूर्णरूपसे (समुच्छलसि) प्रकट होते हैं--अनुभवमे आते हैं । 
भावार्थ--जिन जीवोको आजतक शुद्ध आत्मस्वरूपकी उपलब्धि नही हुई है उन्हे कदाचित्‌ 
आपका अनुभव होता भी है तो वह उन्हे प्रमाद उत्पन्न करानेवाला होता है। परन्तु जो मानव 
सयममे तीतन्नरुचि रखते है और प्रमादके अवसरमे भी प्रमाद नही करते हैं उनन्‍्हींके पापोका क्षय 
होता है और पापक्षयके फलस्वरूप उनकी आत्मामे आप पूर्णरूपसे प्रकट होते हैं अर्थात्‌ उपयुक्त 
जीव ही आपका अनुभव कर पाते है। तात्पय॑ यह है कि जो जोब कदाचित्‌ “आपकी श्रद्धा कर 
भी छेते है वे यदि प्रमत्त हो सयमसे भ्रष्ट रहते हैं तो उनके हृदयमे आपकी श्रद्धा सुदृढ़ नही रह 
सकती । आपकी श्रद्धाको सुदृढ़ बताये रखनेके लिये सयममे प्रगाढरचि होना आवश्यक है ॥१०९०॥ 
यन्मिथ्यापि विभाति वस्त्विद् बहिः सम्यकू तदन्तद्र्च॑ 
भारूुपं न विपययसस्‍्य विषयो व्यक्तिहिं साध्प्यात्मनः | 
साक्षातक्तीममलस्य गोचरमिते.. सम्यम्बहिर्षस्तुनि 
व्यक्तिश्वेत परिव्तते किमनया ज्ञानस्थ नाज्ञानता |२०|| 
अन्वयार्थ--(इह) इस जगत्‌मे (यद्‌ वस्तु) जो वस्तु (बहि) बाह्ममे (मिथ्यापि विभाति) 
मिथ्या भी मालूम होती है (तत्‌ अन्तद्रंवं भारूप सम्यक) दीसिखूप होकर अन्तरमे अवतीण् हुई वह 
वस्तु (सम्यक्‌) समीचीन है (विपयंयस्थ विषयो न) मिथ्याज्ञानका विषय नही है (हि) क्योकि (सा 
अपि) वह भी (आत्मन व्यक्ति.) आात्माकी व्यक्ति है। तात्पयं यह है कि वहि प्रमेयकी अपेक्षा ही 
प्रमाणाभासका व्यवहार होता है अन्त प्रमेयकी अपेक्षा नही । फिर (साक्षात्‌ क्षीणमरूस्य) जिसकी 
कर्मकालिसा साक्षात्‌ क्षीण हो चुकी है ऐसे किसी मनुष्यके (सम्यग्‌ बहिव॑स्तुनि) कोई समीचीन 
बाह्य[वस्तु (गोचरस्‌ इते) विषयको प्राप्त होती है और विषयको प्राप्त होनेपर (चेत्‌) यदि (व्यक्ति 
परिवतंते) उस बाह्य वस्तुका कोई विशिष्टरूप परिवर्तित होता है तो (अनया किस) इससे क्या 
हानि है ? (ज्ञानस्य अज्ञानता न) उसके ज्ञानमे अज्ञानता नही आती है । 
भावार्थे--वस्तुके सिथ्या और सम्यकपनेका व्यवहार अन्त प्रमेयके ऊपर निर्भर है बाह्य 
प्रमेयके ऊपर नही । क्योकि अन्त प्रमेय आत्माकी परिणति है अत उसीके आधारपर वस्तुमे मिथ्या 
ओर सम्यकपनेका व्यवहार होता है ॥२०॥ 


२८६ लघुतत्त्वस्फोट 


अन्तर्वाह्यविवर्ति किव्चिदपि यद्‌ रागादि रूपादि वा 
तत्कुवन्न॒विशेषतः सग(म)मपि श्ञानानलस्पेन्धनम । 
विश्वेनापि धतग्रमेयवपुपाश्शेपेण.. संधुक्षितः 
साक्षाद्‌ वक्ष्यति कश्मल समरसः शबवत्‌ प्रमाता ज्वलन ॥२१॥ 
अन्वयार्थ--(अन्तर्जाहथविर्वात) भीतर और बाहर विद्यमान (यत्‌ किश्वित्‌ रागादि रूपादि 
वा) जो कुछ रागादिक अथवा रूपादिक है (तत्‌) उसे (सममपि) सपूर्ण रूपसे जो (विशेपत ) विद्येष- 
रूपसे (ज्ञानानलस्य इन्धन न कुवंन) अपनी ज्ञानरूपी अग्निका ईन्धन नही करता है अर्थात्‌ उनका 
मात्र ज्ञाता न रह कर तद्गरप अपने आपको परिणमाता है ऐसा (प्रमाता) जाननेवाला--श्ञायक 
(घृतप्रमेयवपुषा) प्रमेयाकारको धारण करनेवाले (विश्वेन) समस्त विश्वके द्वारा (अशेषेण) सपूर्ण- 
तया (सघुक्षित ) समुत्तेजित हुआ यद्यपि (शब्बत्‌ ज्वलन) निरन्तर जाननेमे तत्पर रहता हैं और 
(साक्षात्‌ समरस ) साक्षात्‌ मध्यस्थ भी होता है तो भी यह निश्चित है कि वह (कश्मल वर्कष्यत्ति) 
कमंकालिमा अथवा दु खको (वर्ध्यति) धारण करेगा । 
भावा्ं--जो रागादिक अन्तरड्भमे और रूपादिक वाह्ममे विद्यमान हैं उन्हे विवेकी पुरुष 
अपने ज्ञानके विषय तो बनाता है परन्तु उनरूप अपने परिणमाता नही है अर्थात्‌ रागादिक 
और रूपादिकका कर्ता तथा भोक्‍ता नही बनता है परन्तु इसके विपरीत जो अपने आपको तद्भूप 
करता है वह ज्ञाता कितना ही समरस--मध्यस्थ क्यो न हो तथा पदार्थोको जाननेके लिये कितना 
ही क्रियाशील क्यो न हो, नियमसे कर्मकालिसाका पात्र होता है और उसके फलस्वरूप दु ख भी 
उठाता है।॥॥२१॥ 


लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्डचरितप्राग्भारनिस्तेजना- 
न्‍नश्यत्सज्चितकश्सले सनसि नः शुद्धस्वभावरएशि | 


अत्यन्तादअतमत्तरोत्तरुसदू. वेशद्यम॒द्योतिमिः 
प्रत्यग्रस्फुरितेः प्रकाशमभि तस्तेजोष्न्यहुज्जुम्भते ॥२२॥ 


अन्वयाथ--(लब्धज्ञानमहिम्नि) जिसने ज्ञानकी महिमाको श्राप्त किया है, (अखण्डचरित- 
प्राग्भा रनिस्तेजनात्‌) अखण्ड चारित्र समूहकी तीदणतासे जिसकी चिरसचित कालिसा छूंट रही 
है तथा जो (शुद्धस्वभावस्पुशि) शुद्ध स्वभावका स्पर्श कर रहा है ऐसे (न ) हमारे (मनसि) मनमे 
(अत्यन्ता:ड् तम) अत्यन्त आदचर्यकारी (उद्योतिभि प्रत्यग्रस्फुरिते) जिसकी निर्मला उत्तरोत्तर 
बढ रही है तथा जो (अभित प्रकाशम) सब ओऔरसे प्रकाशमान है ऐसा (अन्यत्‌ त्तेज ) एक अन्य ही 
त्तेज (उज्जृम्भते) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है। 

भावार्थ--आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवन्‌ ! आपके स्तवनसे मेरे मनते ज्ञानकी महिमा 
को प्राप्त कर लिया है । न केवल ज्ञानकी महिमाकरो प्राप्त किया है किन्तु अखण्ड चारित्रके प्रभाव- 
से उसकी चिरसचित कालिमा भी छूट गई है तथा आत्माके ज्ञानानन्द स्वभावमे ही रमने लगा है । 
साथ ही मेरे मनमे एक ऐसा आइचयकारी अन्य तेज प्रकट हो रहा है जिसकी निम॑लता उत्तरोत्तर 
बढती जाती है तथा जो सब ओरसे प्रकाशमान है ॥२२॥ 


चतुविद्वतिस्तव २८७ 


ये साक्षात्‌ प्रतिभान्ति कल्मपमर्षी प्रक्षालयन्तो5खिलां 
द्रोन्मग्नविचित्रसंयमरसस्तोतस्विनीसड्रमाः । 
अन्त/शान्तमहिम्न्यसीममहसि सूच्छोच्छलन्मूच्छेना 
एतास्ताः परमात्मनो निजकलाः स्फूर्जन्ति निस्तेजिताः ॥२३॥ 


अन्ययार्थ--(ये) जो पुरुष (साक्षात्‌) साक्षात्‌ (अखिला) सम्पूर्ण (कल्मबमषी) कालिमारूपी 
स्याहीको (प्रक्षालयन्त.) धोते हुए (प्रतिभान्‍्ति) सुशोभित होते हैं तथा (दूरोन्मग्नविचित्रसयम- 
रसस्रोतस्विनीसद्भमा') जिन्हे बहुत दूर तक प्रकट हुए विचित्र सयमरसरूपी नदीका समागम 
प्राप्त हुआ है ऐसे (पुरुषोकी असीममहसि) अनन्त तेजसे युक्त (अन्त शान्तमहिम्नि) अन्तरद्भधकी 
शान्तमहिमामे (परमात्मन.) परमात्माकी (एता. ता निजकला ) ये वे निजकलाएँ (स्फू्जन्ति) 
प्रकट होती हैं जो (मूच्छोच्छलन्मूच्छना') निरन्तर प्रवर्धभान हैं तथा (निस्तेजिता ) तीक्ष्णताको 
प्राप्त हैँ--अतिशयरूपसे प्रकट है । 


भावायथं---है भगवन्‌ ! जो पुरुष राग-द्ेषरूपी कालिमाकों तष्ट कर स्वरूपाचरण--यथा- 
स्यात चारित्ररूप उत्कृष्ट सयमको धारण करते हैं उनके प्रशान्त अन्त करणमे परमात्माकी समस्त 
कलाएँ प्रकट होती हैं भर्थात्‌ वे स्वय परमात्मा बन जाते हैं ॥२३॥ 


अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमा स्वेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भासमता. हैव | 

मन्ये मिननरसः स एप भगवानेको5प्यनेकी भवन्‌ 
वन्गत्युत्कलिकामिरद्शुतनिधिश्चेतन्यरत्नाकरः. ॥२४॥ 


अन्वयार्थ--(यत्‌) जिसकारण (निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव) पूर्णरूपसे पिये 
हुए समस्त भाव समूहरूपी रसके बहुतभारी भारसे मत्तको तरह दिखनेवाली (इमा) ये 
(अच्छाच्छा.) अत्यन्त निर्मल (स्वेदनव्यक्तय") ज्ञाचकी विशेषताएँ (स्वयस्र॒ उच्छलन्ति) स्वय 
उछलक रही है--प्रकट हो रही है इस कारण मै (मन्ये) मानता हूँ कि (एप स भगवान चेतन्य- 
रत्नाकर ) यह वह भगवान्‌ चेतन्यरूपी सागर ही (उत्कलिकाभि ) तरगोसे (वल्गति) चम्चल हो 
रहा है जो (भिन्‍नरस ) भिन्‍न रससे युक्त है (एको४पि अनेकीभवन््‌) एक होता हुआ भी अनेकरूप 
है तथा (अद्भुतनिधि ) आइचययोंका भाण्डार है । 


भावार्थ--हे भगवत्‌ ! ज्ञानकी विविध विशेषताओको देखकर ऐसा जान पडता है मानो 
अप्रतिम ऐदवर्यका धारक चेत्तन्यरूपी सागर ही लहरा रहा है। तात्पयं यह है कि ये ज्ञान-दर्न 
के विकल्प उसी एक चैतन्यगुणके विविध परिणमन हैं ॥२४॥ 


१ यह इलोक समयसार कलशाके निर्जराघिकारमें १४९ नम्बरपर ज्योंका त्यों दिया गया है । मात्र तृतीय 
चरणमें 'मन्ये के स्थानपर यस्य पाठ है । 


२८८ लघुतत्त्वस्फोट 


जशानाग्नो पुटपाक एप घटतामत्यन्तमन्तर्बहि 
प्रारव्धोद्धतसंयमस्य सतत विष्वकृप्रदीप्तस्प में । 
येनाशेषकपायकिदगलनस्पष्टी भवद्े भवाः 
सम्यग्भान्त्यनुभूतिवत्म॑ पतिताः सर्वाः स्वभावश्रियः | २५) 
अन्वयाथं--(सतत विष्वक प्रदीप्तस्य) जो निरन्तर सब ओर देदीप्यमान हो रहा है ऐसे 
(मे) मेरे (अन्तर्बहि प्रारब्धोद्धतसयमस्य) भीतर-बाहर प्रकट हुए उत्कृष्ट सयमका (ए पुटपाक ) 
यह पुटपाक (ज्ञानाग्नौ) ज्ञानरूपी अग्निमे (घटताम्‌) सपन्‍न हो (येन) जिससे (अशेषकषायकिट्ृगलन- 
स्पष्टीमवद्वेंभवा ) समस्त कधायरूपी कीटके निकल जानेसे जिनका वेभव स्पष्ट हो रहा है ऐसी 
(सर्वा स्वभावश्चिय ) समस्त स्वभावरूपी लक्ष्मियाँ (अनुभूतिवत्मंपतिता ) अनुभूतिके मार्गमे पड 
कर (सम्यग्‌ भान्ति) अच्छी तरह सुशोभित हो रही हैं । 
भावाथं--यतरच ज्ञानपुवंक होनेवाले सयममे दृढ़ता रहती है अत मेरी प्रार्थना है कि 
हे भगवन्‌ | मेरे सयमका पुटपाक ज्ञांनरूपी अग्निमे सपन्‍न हो जिससे रागादिक विकारी भाव नष्ट 
होकर मेरा ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव अच्छी तरह प्रकट हो सके ॥२५॥ 


बसनन्‍्ततिलकाइत्तम्‌ 


अस्याः स्वयं रभसि गाठनिपीडितायाः सविद्विकासरसवीचिभिरुल्लसन्त्याः | 
आस्वादयलमसतचन्द्रकवीन्द्र एप हृष्यन्‌ बहूनि मणितानि मुहुः स्वशक्तेः ॥१॥ 
अन्वयार्थ--(स्वय रभसि गाढ़निपीडिताया ) जो वेगसे स्वयं अतिशय पीडित है तथा 
(सविद्धिकासरसवीचिभि ) सम्यरज्ञानके विसरूपी रसकी तरगोसे जो (उल्लसन्त्या ) उल्लसित- 
सुशोभित हो रही है ऐसी (अस्या स्वशक्ते ) अपनी इस शक्तिके (बहनि मणितानि) बहुत भारी 
दब्दोका (एप अमृतचन्द्रकवीन्द्र') यह अमृतचन्द्र कवीन्द्र (हृष्यन्‌) हषित होता हुआ (मुहु ) अनेक 
बार (आस्वादयतु) आस्वादित करें । हे 
भावार्थ--स्तोत्रात्मक शक्तिमणित कोषकी रचना कर उसके कर्ता अमृतचन्द्र आचार्य यह्‌ 
आकाक्षा प्रकट करते है कि इसके फलस्वरूप मै अपनी आत्मशक्तिका रसास्वादन करू ॥श॥ 
स्पाद्मदवरत्मनि. परात्मविचारसारे . ज्ञानक्रियातिशयवैभवभावनायाम्‌ | 
शब्दार्थंशद्वटनसीम्नि रसातिरेके व्युत्पत्तिमाप्तुमनसां दिगसौ शिशुनाम्‌ ॥२॥ 
अन्वयाथं--(स्याद्मादवत्म॑नि) स्याद्वादके मार्भभे, (परात्मविचारसारे) निज और परके 
श्रेष्ठ विचारमे, (ज्ञानक्रियातिशयवेभवभावनायाम्) ज्ञान और क्रियाके अतिशयपूर्ण वेभवकी भावना 
मे, (शब्दार्थसद्धूटनसीम्नि) शब्द और अर्थकी सघटनसम्बन्धी सीमामें तथा (रसातिरेके) रसकी 
अधिकतामे (व्युत्पत्तिमाप्तुमनसाम) व्युत्पत्ति-विशिष्टज्ञान प्राप्त करनेके इच्छुक (शिशृनाम्र) 
अल्पज्ञ जनोके लिये (असौ) मेरी यह रचना (दिक्‌) दिशा प्रदर्शन करनेवाली है। 
संवार्थ--इस रचनाके अभ्याससे अल्प ज्ञजनोको स्याद्गादका मार्ग, निजपरका उत्कृष्ट 
विचार, ज्ञान और चारित्रकी उत्कृष्टभावना, शब्द और भर्थका सुन्दर समावेश तथा प्रकरणानुकूल 
रस इन सबका यथाथर्थ ज्ञान प्राप्त होगा। 
इत्यमृतचन्द्रसू्रीणा कृति श्क्तिमणितकोशो नाम लघुतत्त्वस्फोट समाप्त 
इस प्रकार अमृचन्द्र सूरिकी कृत्ति शक्तिमणित कोष अपर नाम' लघुतत्त्वस्फोट' समाप्त हुआ | 


टावर ४३७२९२७३३ ०३/१%ततिलय न 


पद्य 
ञ 


अकतु विज्ञातृ तवेदम:ड्भुतम 
अकतृंसवेदनधाम्नि सुस्थित 
अक्रमात्कममाक्रम्प 
अखण्डमहिमानन्त 
अखण्डदद्ा नज्ञान 
भखण्डसत्ताप्रभुतीनि 
अखण्डित स्वानुभवस्तवाय , 
अखण्डितद्रव्यतया त्वमेकता 
अगाधधीरोद्धतदुद्धंर भरात्‌ 
अगुरुलूघुभि षद्स्थानस्थे 


अचलात्मचमत्कृतचन्द्रत्चा 7० ४॥४ 


अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति: 
अजडल्वमात्रमवयाति चेतना 


अजडप्रमातरि विभौ त्वयि स्थिते 


अजडाद्यवविभागत स्थित : 
अजडादिमय सनातनो ॥- 
अजडादिविशेषणानि ते 
अजडादिविश्येषणभू ता 


अजडादिविशेषणेरय .,,, , , 
अजर पुरुषो जिन स्वय - .... , 


अजस्रमश्नान्तविवेकधा रया 
अज्ञानमास्तरयाकुलविप्रकीर्णा 
अतएव वियत्कालौ 
अतत्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात्‌ 
अनिशितमनशमूलसत्ता 
अत्यन्तदृढितोपयोग 
अत्यन्तमतमितरेत रसव्यपेक्ष 
जधृष्यमन्येविहरन्तमेकक 
अध्यारूढोथ्न्योन्यविरुद्धो 
अनया विचरन्ति नित्यणो 


पृष्ठ , 


श्श३ 


श्२५ 

ध्रे 
११८ 
२२४ 


२५५ 
१५९ , 
५ २८७ 
१४३ 
१४रे 


०७ 
२०७ 
९०४ 
<२ 
र्छ 
१३२ 
२१३ 
१७९ 
२८४ 
रे 
६५९, 
२०३ 
र्‌ श्र्‌ 


'पद्यानुक्रमणिका 


+ पियि, 


अनवस्थितमेवमाश्रयन्‌ 
अनवस्थमवस्थित एष भवान्‌ 
अनेकोःध्प्यसि मन्ये त्व 
अनेको&5पि प्रपद्य त्वा 
अनन्तश खण्डितमात्मनो मह 
अनन्तरूपस्पुशि शान्तचेतसि 
अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवान्‌ 
'अनन्तधमं प्रथितै प्रदेदे 
अनन्तशो द्रव्यमिहाथंपयंये 
अनन्तसामान्यगभी रसारणी 
अनन्तख्पेरुष्मद्धि 
अनन्तबलसन्नद्ध  _ ,, 
अनन्तवीयंव्यापार 
अनन्तधमंसम्भार 
अनन्तभावावलिका स्वतोष्त्यत 


२०८ | अनाकुलत्वादिभिरात्मलक्षण, , 
, २०९ अनौकुछ स्वयज्योति 


अनादिनष्ट तव धाम यद्बहिस्‌ 
अनादिससारपथादपेत 
अनादिमध्यान्तचिदेकभासि 

' अनादिरक्‍तस्य तवायमासीत्‌ 

' अनादयनन्तक्रमचुम्बिवेभव 
अनारत वोधरसायन पिबन्‌ 
अना रतोत्तेजितशान्ततेजसि 
अन्तर्बाह्मविवर्ति किब्न्चिदपि 
अन्त क्षोभभरप्रमाथविवश 
अन्तनिमग्नान्यनयस्वभाव 
अन्त स्तम्मितसावधान 

अन्त कषायक्षपण प्रस॒ह्य 
अन्य कर्ता कर्म किलान्यत्‌ 
अन्यद्विश्वबहिरिह्‌ त्तव 


पृष्ठ 
१७१ 
शषरे 
१३१ 
१३७ 
७५ 
७६ 
७७ 
१०८ 
दि 
७५ 
१२४ 
१२३ 
१३४ 
१३६ 
४५ 
६६ 
१२५ 
डड 


११५ 


९२ 


८९ 

८९ 
२८६ 
२७० 
१११ 
२६६ 
१०३ 
२०० 
२४३ 


पंच 


अन्योन्यात्मकतारसादिव मिथो 
अन्योध्न्यमापिबति वाचक 
अन्योन्यवेररसिकाद्भूततत्त्वतन्तु 
अन्यो नश्यत्युदयति पर 
अन्वयाग्यतिरेकेषु 
अपेलव केवलबोधसम्पदा 
अपवादपदे समनन्‍्ततः 
अपरोक्षतया त्वयि भाति 
अपारबोधामृतसागरो5पि 
अप्येतत्‌ सदिति वचो5्त्र 
अबाधितस्तत्त्वविदा विभुक्‍ते 
अभाव एवेष परस्पराश्नयो 
अभावता नयन्‌ भाव 
अभावभावोभयरछूपमेक 
अभावभावादिविकल्पजाल 
अभित स्फुटितस्वभावया 
अभितोश्तुभवन्‌ भवद्विभा 
अभिभूय कषायकर्मणा 
अभिन्‍नभिनन्‍्तस्थितमर्थंमण्डल 
अभेदभेदप्रतिपत्तिदु्गंम 
अमन्दबोधानिलकेलिदोलित 
अमन्दनिर्वेदपरेण चेतसा 
अमन्दसवेदनसान्द्रमूति 
अमी वहन्तो बहिरर्थरूपता 
अयमनवधिवोधनिर्भर 
अयमुदयदनन्तबोधशक्तिम्‌ 
अयमूजितशक्तिचमत्कृतिभि 
अयमेकविश्वेष्यता गतस्‌ , 
भय हि सन्‍्तेव भवस्तव व्यगाद्‌ 
अय भवद्बोधसुखकेसीकरो , 
भलमाकुलप्रलूपितैव्य॑ंवस्थित ., 
अवगमसुधाधारासारे 
अवबोधशक्तिरपयाति नेक्यतो 
अवस्थिति भ्षा तव देव 
गवाप्तभूतार्थंविचार॒सारो 


पृष्ठ 
र्द्ड 
है 
१० 
२३७ 
१३६ 
ण्र्‌ 
१७० 
१५७ 
११८ 
१८५ 
९ 
२१९ 
१३८ 
१०८ 
११४ 
२११ 
२१२ 
१९४ 
ध्५ 
५५ 
४८ 
६८ 
१०० 
५३ 
१७५ 
१७३ 
श्ष्ड 
२०७! 
र्‌२७ 
<९ 
१५१ 
२७६ 
१४५ 
५८ 
१०१ 


पेद्यानुक्रमणिकां 


पद 


अविरतमिमाः सम्यक्‌ 

अश्नन्‌ भवान्निजनिकाचितकमंपाक 

असीमसवर्धितबोधवल्लरी 

असीम्नि ससारमहिम्नि पञ्चधा 

असो स्वतो भाववतस्तव प्रभो 

अस्तीति ध्वनिरनिवारित. प्रशम्या 

अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे 

आक्षेपपरिहाराभ्या 

आजन्मानुपलब्धणुद्धमहस. 

आत्मा माता मेयमिद 

आत्मा भवसि कर्तेंति 

आत्मीकृताचलितचित्परिणाममात्र 

आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्य 

आयद्यान्तमध्यादिविकल्पकल्प 

आद्य ज्योतिद्वंयात्मक 

आयु स्थिति स्वामवद्योपभोग्या 

आलुम्ब्य विश्व किल पुष्कलेय 

आलोक्यसे जिन यदा त्वमिहादभुतश्री 
ट्ट 


इतीदमुच्चावचमस्तमामृशत्‌ 
इतीदमत्यन्तमुपप्लवावह 
इत्येव स्फुटसद्सन्मयस्वभाव 
इृदमेकमनन्तशो हठात्‌ 
इदमेवमिति च्छिन्दन 
इृदभेकमेव परिणाममागत 
इृदमेव विभाति केवल ॥ 
इदमेव देव सहभाविनी तप 
इदमद्य ददद्विशदानुभव 
इृदमतिभरान्तानाकारं 
इदमुदयम(द)नन्‍्तशक्तिचक् 
इदमीश निशायित त्वया 
इदमचलमनाइवनल्तमेक 

इृद तव प्रत्ययमात्रसत्तया. 
इद तवोदेति दुरासद मह. 
इमा स्वतत्त्वप्रतिवद्धसहुता 


२९६ 


२५९ 


२५७० 
१७८ 
१६४ 
१७९ 
५७ 
डप्‌ 
४५ 


२५२ 

पद पृष्ठ 
इये सदित्युक्तिरपेक्षते सद्‌ ९५ 
इय द्रघीयमी सम्यक्‌ !.. शरर 

ड़ 

उत्तानयमि गम्भोर १३४ 
उत्पादितो5पि मुनिसुत्रत रोपितस्त्व १२ 
उत्सड्रोच्छलदच्छकेवलूपय र७र३े 
उदगाधदुदेति तदेव विभौ १५५ 
उदयति न भिदा समानभावात्‌ १७७ 
उदयति प्रकाशयति छोकमशुमान्‌ १४७ 
उदयति यदा ध्वस्ताघार २५१ 
उदीयमानव्ययमानमेव सद्‌ २२६ 
उद्दयामसथमभरोदह्वहनेध्प्यखिन्त ३६ 
उद्यमोद्यदनन्तवीयंपरम २७१ 
उद्यदुविश्वस्वरसमनिश र्‌४ढ 
उद्वम्थ मासलमशेषकषायकिट्ठ ३९, 


उन्मञजतीति परित विनिम॒ज्जतीत्ति ५्‌ 


उपप्लवायोच्छलिता स्वय बलातु २२१ 
उपयुंपर्युच्छलदच्छधामा ११२ 
उपयुपर्यध्यवसायमालया ७० 
उपयुँपयू जितवीय॑सम्पदा .+ <र 
उपेषि भाव त्वमिहात्मना भवान्‌ (११ 
ए्‌ 3५ ॥।॒ ह।क्‍ 
एक एवोपयोगस्ते 7 १२४ 
एकस्य छुद्धस्य निराकुरुस्थ १२१ 
एक कषायानभिषेणयस्त्व '!/  * '* ५९१ 
एक साक्षादक्षरविज्ञान' ” !': २०२ 
एतत्तत प्रभृतिशान्तमनन्ततेज... * ४० 
एकस्थोच्छलदच्छबीध, '।! ४. रे 
एकस्यथाक्रमविक्रमैक / * +' “६३ 


एकस्मादपि बचस्ते हयस्थ सिद्धों / ' १८० 


एक कोष्प्यस्सलितमहिमा. ' ४ 57२३८ 
एक को४पि हुठावरुद्धभमस ' '. '.. २२ 
एक प्रकाशकमुशन्त्यपर प्रकाइयः ८ *' /। ४ 

77 ?२०२ 


एक भाव शाश्वतमुच्चे 


लघुतस्वस्फीट 


«. पद पृष्ठ 
एक प्रपीतविषमापरिमेयमेय ९, 
एकाकारस्वरसभरतो २४५ 
एकान्तात्‌ सदिति बचो विस्पि १८६ 
एकानेकौ हो सम १९५ 
एकानेक गुणवद्गुण २४७ 
एकानेकमपूर्णपूर्णसतत २६१ 
एकान्तादसदिति गीजंगत्समग्र १८७ 
एकाग्रपूर्ण स्तमिताविभाग , १२० 
एको भावस्तावक एपो /..|+ (९४ 
एकोष्प्यनेकत्वमुपेति काम ११९ 
एको न भासयप्ति देव २ 
एको&प्यनेक इति भासि न चास्यनेक १११ 
एकोघ्नेकी न भवति न चा २३६ 
एव क्रमाक्रमविरवर्तिविवत्तमुप्त श्र 
एवमेवेति न क्वापि १९० 
कक 
ककुशि ककुपि न्यस्यत्‌ ; रेप४ 
करोति भावस्तव बोधवस्तुता २३१ 
कर्मभ्य कृतिन क्रमात्‌ २८१ 
कलयन्ति भवन्तमनन्तकरू १६३ 
कषायनिष्पीडनलब्धसौष्ठव । ७१ 
कषायसघदुनघुष्टरोषया हे ७९ 
कालतन्रयोपचितविद्वरसातिपान डर 
किज्च बूम किमिह दहना -, २३३ 
किमनित्यतया विता क्रमसू' । १६८ 
किमिदमुदयत्यानन्दौधे , ।।0। + २४९ 
कियत्कियत्सयमसीसवर्त्म॑नि । ८४ 
कियत्स्फुर्ट किव्न्चिदनादिसवृत ८० 
कुतोशत्तरथथों वहिरथंनिह्तवे ६० 
कुव॑न्तपूवंकरण परिणामशुद्धया ।- * ३८ 
कृतावतारानित्तरेतर सदा, धरे 
ऋमपरिणत्तैभविर्भावस्तम 2 « , २५५ 
क्रममाविभावनिकुरम्बमारुया १४१ 
क्रमत किल वाच्यतामियाद्‌ १६६ 
क्रमाक्रमाक्रान्तविद्येषनिक्नवा द्दर्‌ 


प्‌ 
क्रमापतद्भूरिविभूतिभोरिणी 
क्रिययेरितपुद्यलकर्ममलक्ष्‌' 
क्रियमाणदुशिज्ञप्ती 
क्रियाकारकसामग्री 
क्रिया भावत्वमानीय 
क्रियेव मूल भवमूलमुल्वण 
क्षणक्षयस्त्वा कुरुते पृथक पृथक 
क्षणक्षयस्थेषु कणेषु सविदो 
क्षणक्षयोत्सज्भधितचित्कणावली 
क्षणभद्भविवेचितचित्कलिका 
ग॒ 
गत तबापोहतया जगत्वय 
गतो गतत्वान्न करोति किज्चन 
गस्भी रोदरविश्वगद्न रयुहा 
गलत्यबोध सकले कृते बलाद्‌ 
गिरा बलाधानविधानहेतो 
घ्‌ 


घटितो घटित परितो झठसि 
त्त 


चित्तिमात्रमिद दृशिबोधमय 
चितिहुतवहस्येका ज्भारीकृत॑ 
चित्तेजसा साकमनादिमग्न 
चित्सामान्यविश्ेषरूप 
चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो5यमात्मा 
चिदितीस (श) विशेषण 
चिदेकधातोरपि ते समग्रता 
चिदेकरूपप्रसरस्तवाय 
चिझ्भारभरवमहोभरनिर्भराभि 
चिन्मात्र परिशुद्धमुढतरस ' 
छ 
छायास्पर्शरसेन शञान्तमहसो 
ज 


जडतो&्भ्युदेति न जडस्य वेदना 


पद्मयानुक्रमणिका 


पृष्ठ 

६१ 
१६१ 
१२७ 
१२८ 
१२७ 

१८ 
२२६ 
२१६ 
२१५ 
१५४ 


२२० 
र्श्ष 
२६९ 
२१६ 

५८ 


१५६ 


श्पर्‌ 
२५४ 
११७ 
२७७ 
'३० 
२०५ 
७२ 
११२ 
३० 


. र६४ 


र्८र 


१४३ 


पद 


जडमजडमिदं चिदेकभाव 
जयत्ि परम ज्योतिर 
जात जात कारणभावेन 
जिन केवलेककलया निराकुरू 
जिनवर परितो5पि पीड्यमान 
जिनाय जितरागाय 
ज्ञातृत्वसुस्थितदुशि प्रसभाभिभूत 
ज्ञानक्रीोडारभसलरूसिते 
ज्ञानाग्नौ पुटपाक एप 

त्त 
तत कथब्चित्‌ सकलात्मवीरय॑ 
ततस्त्वया व्याप्तपरापरेण 
ततो गलत्यायुषि कर्म पेलव 


तथा सदोड$न्ते जित (जिन) वीय॑ सम्पदा 


तपोभिरध्यात्मविशुद्धिवद्धंने 
तद्योगाद्‌ विधिमधुराक्षर ब्रवाणा 
तदेव रूप तव सम्प्रतीयते 

तन्मुख्य विधिनियमद्दयाद्यदुक्त 
तयो सहैवापततोविरुद्धयो 

तव सगममेव वदन्ति सुख 

तव सहजविभाभरेण विश्व 

तव बोधकलामहनिद 
तवाहंतोष्त्यन्तमहिम्नि सस्थिति 
तवात्र तेजस्यनुभूतिमात्रे 

तवेति विस्पष्टविकाशमुल्लसद्‌ 
तवेति सत्‌ प्रत्ययपीतमज्जसा 
तवेदमुच्चावचमीश मज्जयज्‌ 
तस्यास्त गमनमनिच्छता 

तस्मिनु भवानप्र चलप्रदेश 

तीक्ष्ण तीकष्पमिहोवयोगमचल 
तिय॑ंग्विभक्तवपुषो भवतो य एव 
तीक्ष्ण्यो (तीक्ष्यो) पयोग नि्यंग्र 
तीर्थाद्‌ भवन्‍्त किल तद्‌ भवद्भ्यो 
तीब्रेस्तपोषईभिरभितस्तव देव नित्य 
तेज स्पृशामि तव तत्‌ हशिवोधमात्र 


रथ 

पृष्ठ 
१८० 
२४८ 
२९०, 
१५० 
१७३ 
१३१ 

२५०, 
२४० 
१८८ 


१०३ 
०३ 
७२ 
प्प्‌ 
० 

१८४ 

२१५ 

१९० 

२३० 

५६२ 

१८० 

१च्ड 
<८५ 

११६ 


२२९५ 
<८५ 
१८३ 
१०५ 
२८३ 
२२ 
१२०५ 
क्ड 
३७ 
१८ 


२९४ 


प्च्य 


त्वदद्सधुक्षणदारुणो भवन 
त्वदेकविज्ञानधना भिपेधनात्‌ 
त्वद्वेभवेककणवीक्षण 
त्वदृभावभावनाव्याप्त 
त्रिकालविस्फूर्जदनन्तपर्पय 
त्रिसमयलसह्विश्वक्रीडा 
भिसमयजगत्कृत्स्ताकारे 
त्रिसमयजगदेकदीपकोडपि 
त्रेछोक्य विधिमयता नयग्न्‍न चास्ते 
त्वमनन्तचिदुद्गमसज्डूलना 
त्वमनन्तधर्मभरभावितो&४पि सन्‌ 
त्वमनेकचिदर्चिकदम्वरुचा 
त्वमनन्तवीयंबलवुहितोदय 
त्वमसि भगवन्‌ विश्व 
त्वमनित्यतयावभाससे 
त्वमात्ममाहात्म्पनिराकुलो5पि सन 
त्वमात्मसात्म्यज्ञचिदेकवृत्तिता 
त्वमुपयुंपरि प्रभो भवन्‌ 
त्वमुच्छिखाप्रस्वलितैकधा रया 
त्वमेकनित्यत्वनिखातचेतसा 
त्वमेक एवेक रसस्वभाव 
त्वमेकता यासि यदीक्ष स्वेथा 
त्वमीदय विज्ञानघनौघघस्मरे 


दर 


दलितददलितैश्छिन्नच्छेदे 

दीप्र प्रार्थंथते विश्व 
दृवगमयो दिव्योच्छवासा 
हग्बोधद्रढिमोपगूढवितत 
दृग्बोधमात्रमहिमन्यपहायमोह 
दृग्बोधेक्यमयोपयोगमहसि 
दुग्बोधवीर्योपचितात्मशक्ति5 
दुग्बोधयोस्तैक्ष्ण्पविधायि वीर्य 
दृशज्ञप्त्यो. सहकारीद 
दुज्ञप्तीभवतो नित्य 


लघुतत्त्वस्फौट 


पृष्ठ 
२३२ 
२१८ 

रप्‌ 
१२५ 

एड 
र५र 
२५८ 
१८२ 
१८४ 
१५५ 
१४२ 
श्पर 
१४९ 
२४८ 
१६८ 

८९ 

<रे 
२०६ 

90 

५२ 
११७ 
रर४ 
२१५ 


| 


श्परे 
श्श्र 
२५८ 
२६२ 

शेर 
२७२ 
१०६ 
१०५ 
श्र्५ 
१२८ 


पय 
दुग्शप्तिस्फुरितात्मनास्यनवधि: 
दृढोपयुक्‍तस्थ तब स्फुटन्त्य 
दुगवगमगभी रमात्मतत्त्व 
द्रव्येणेकी नित्यमपीशासि 
दृशि दृश्यतया परित स्वपरा 
दुशिवोधसुनिश्चलवृत्तिमयो 
हृश्यज्ञेया (य) बहिवंस्तु 
दुष्ट कस्मिन्‌ कश्चिदनेकेन 
दृष्टोषपि भ्रमक्ृतु पुनर्भंवसि 
देव स्फुट स्वयमिम मम चित्तकोश 
देवालम्बी भवत्ति युगपत्‌ 
देवावारकमस्ति किज्चदपि 


घ्‌ 
धत्तेइ्सौ विधिरधिक निषेधमेत्री 
थ्रुव तव द्वयात्मकतैव यद्‌ भवान्‌ 
न 
न कदाचनापि परवेदना विना 
न कार्य कारण नेव 
न किल स्वमिहैककारणं 
न किलेकमनेकमेव वा 
न किलेकमनेकतया धटते 
न किज्चनापि प्रतिभाति बोधतो 
न खलु स्वपरप्रकाशने 
न च वेदनात्मनि सदात्मनात्मन 
न चेकसामान्यमिद तव प्रभो 
न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता 
न ते विभक्ति विदधात्ति भूयसी 
न ते कर्मादिस्यपेक्षित्वात्‌ 
न परानवभासयच्‌ भवानु 
न पराश्रयण न शून्यता , 
न परावमशंरसिकोब्भ्युदीयते 
न भवन्ति यतोष्त्यथा क्वचिदु 
न भासि सामान्यविश्येषवत्तयो 
न मानमेयस्थितिरात्मचुग्बिनी 
न यस्य विद्वास्तमयोत्सवे स्पुहा 


पृष्ठ 
२६७ 
१०७ 
१७५ 
१९५ 
१५८ 
१६१ 
१२७ 
१९०५ 
२८० 

४३ 
२४१ 
२७४ 


१९१ 
र२४ 


१४५ 
१३९ 
१६८ 
१६७ 
श्प४ 
२१७ 
२११ 
१४४ 
२२५ 
श्३२ 
५० 
१२६ 
१६९ 
२०४ 
१४६९ 
१६६ 
२२७ 
६० 
श्र 


पच्च 


न वद्धेसे यासि च सवतुज्भता 

न वार्थसत्ता पृथगर्थमण्डली 

न विना श्रयिण किलाश्रयो 

न शब्दसत्ता सह स्वंवाचकेः 
नव्वरत्व दुशिज्ञप्त्यो 

न हि बोधमयत्वमन्यतो 

न हि वाच्यमवाच्यमेव वा 
निजगरिमनिरन्तरायपीड 

नानारूपे स्थितमतिरसाद 
नावस्थिति जिन ददासि न चानवस्था 
नास्तीति स्फुरति समन्ततों विकल्पे 
नास्तीति ध्वनितमनकुशप्रचा रात्‌ 
निजेभावभृतस्य सवंतो 
नितान्तमिद्धेत तपोविशोषित 
नित्य कि हि स्थात्‌ 

नित्यानित्यौ दो सम 


नित्योदिते निजमहिम्नि विमग्नविश्वे 
नित्योधपि नाशमुपयासि न यासि नाश 
निरगंलोच्चालविद्यालधाम्नो 
निरवधि भवभूमि निम्नखातात्‌ 
निरवधिघटमानभावधारा 

निरवधि च दधासि निम्नभाव 
निरवधिनिजबोधसिन्धुमध्ये 
निर्दारितोषपि घटसे घटितो5पि दार 
निर्भागोषपि प्रससमभित 

. निविडनिधिडे मोहम्रन्थो 
निवृत्ततृष्णस्य जगच्चराचर 

नि सीम्नोअस्य भरात्‌ स्खलद्भिरमितो 
निषीदतस्ते स्वमहिम्न्यनन्ते 
निष्कतृंत्वनिरीहितस्य सतत 
निष्कम्पाश्रतिघोपयोगगरिमा 
निष्कम्पे हुदि भासि तस्य 
निष्कम्पैकदृढ़ोपयोगसकल 

नून नान्तविद्ञति न बहिर्‌ 

नो सामान्य भाति विनेवा 


पद्यानुक्राणिका र्थप 


पृष्ठ 

५६ 

५५ 
१६५ 

५९ 
श्र 
१६९, 
१६६ 
र्८र 
२४४ 

२० 
१८६ 
१८८ 
२०६ 

द७ 
१५६ 
१५६९ 


र३ 
७ 
१११ 
१७४ 
१७८ 
१७५ 
१७६ 


२३२५ 
२५२ 

एड 
२६२ 
११८ 
२७१ 
२७२ 
२८६९ 
२५७ 
२३४ 
१९४ 


पद्म पृष्ठ 
प्‌ 

परवेदना न सहकायंसम्भवे १्डप 
परवेदनास्तमयगाढ्सहता १४५ 
परस्पर सवलितेन दीप्यता ४९, 
परस्परापोहतया त्वयि स्थिता २२० 
पर प्रदेशेन पर प्रदेशी १०७ 
परापरोल्लेखविनाशकृदुबलात्‌ २१३ 
परात्परावृत्तचिदात्मनो5पि ते ५३ 
परात्मनोस्तुल्यमनादिदु ख ९९ 
परिणतसकलात्मशक्तिसार. १८१ 
परचादशेषगुणशीलभरोपपन्त ४१ 
पिवन्नपि व्याप्तहठेन विश्व ९७ 
पीत पीत वमतु सुक्ृती २४६ 
पूर्ण पूर्णो भवति नियत २३९ 
पूर्वशचुम्बति नापरस्त्वमपर २६९, 
पूर्वासयमसब्न्चितस्थ रजस २७५ 
प्रकाशयन्नप्यतिशायिधामभि ५्र्‌ 
प्रकृतिभवत परिणाममयी १५६ 
प्रच्छादयन्ति यदनेकविकल्प- 
शड्ू (४००२९ 
प्रतिपदमेतदेवमित्यनन्ता १७७ 
प्रतिक्षण सस्पुशता स्ववीर्य॑ ण्र्‌ 
प्रतिसमयलसद्विभूतिभावे १७८ 
प्रत्यक्षमुत्तिष्ठति निष्ठुरेय ९७ 
प्रत्यक्षाचि प्रचयजचिते २३३ 
प्रदेशभेदक्षणमेदखण्डित ६२ 
प्रदीपवन्निवृंतिमागतस्य ते १६७ 
प्रमातृरपेण तव स्थितस्य १०७ 
प्रमातृमेयाद्यविभिन्‍नवेभव ७६ 
प्रमेयवंशच्यमुदेति यद्‌वहि पड 
प्रवतंते नेव न चातिवर्तते ८८ 
प्राप (प्रहाय) विश्व सकल बलाद भवाच्‌ ८० 
प्रसह्य माँ भावनयाध्नया भवानु्‌ ७७ 
प्रागभावादयो5भावाश्‌ १३६ 
प्राप्पानिवृत्तिकरण करणानुभावा ३८ 


२५६ 


पद्य 


पृष्ठ 


ब 
वद्धोईपि मुक्त इति भासि न चासि मुकतो १४ 


बहिरज्डहेतुनियतव्यवस्थया 
वहिरन्तरप्रतिहतप्रभाभर 
बहुरूपचिदुद्गमरूपतया 
वाह्यान्त परिवृत्तिमात्रविलसत्‌ 
वाह्यार्थान्‌ परिहृत्य तत्त्व 
बाह्यार्थ स्फुटयन्‌ स्फुट 
विश्रता तदतद्वरूप 
बोधप्रधान किल सयमस्ते 
बोधाग्निरिन्धनीकु्व॑ न्‌ 
बोधातिखितमितरत्‌ फलमाणप्नुकामा 
भ 


भगवन्नवकीर्णकश्मलो 
भवतीत्ति न युज्यते क्रिया 
भवत्मु भावेपु विभाव्यते$स्तिता 
भवने भवत्तो निरदडूडे 
भवन भवतो निरद्भुश 
भवन्तमप्यात्ममहिम्नि कुव॑ती 
भवस्य पन्थानमनादिवासित 
भावाभावो ह्ौ सम 
भावों भवस्यतिभृत सहजेन धाम्ना 
भावो भवनु भासि हि भाव एवं 
भावाद्भिस्त कौदुगभाषोध्नच 
भामात्रमित्युत्कलितप्रवृत्ति 
भावास्सहभुवो$नन्ता 
भावानामनवधिनिर्भ रपवृत्ते 
भिन्‍नो भेद स्पृशति न विभो 
भिन्‍्दस्तमो5नादिदृढप्र रूढ 
भिन्‍तो$स्मिन्भुवनभरान्त भाति भावों 
भूत भवद्भावि समस्तविश्व 
भूतोष्धुना भवसि नेव न वतंमानों 
भुतो5पि रिक्ततामेषि 
भूतो5पि भूयों ज्ियसे स्वधासभि' 
आतन्त्वा समस्त जगदेव दीन 


2 


१४९ 
श्४डट 
१६० 
२७६ 
२७५ 
२७८ 
१३५ 
१०४ 
१२३ 

२८ 


२०९ 
२०९ 

५० 
२०८ 
२०८ 

५७ 

द्५ 
१९७ 

२१ 
श्२१ 
१९७ 
१२० 
१३३ 
१९० 
र्३५ 

ण्ड 
१८७ 
१०९ 


१३५ 
८८ 


लघुतत्त्वस्फोट 


पेद्च पृष्ठ 

श्रान्तोध्प्पविश्रममयोस्ति सदाश्रमोषपि._ १५ 
भ् 
मज्जन्तीव जगन्ति यत्र २६८ 
मनन्‍्द समस्वादभरेण नकत १०२ 
महताप्यविकासभरेण भुश १५९ 
माताइसि मानमसि मेयमसीशमसासि १ 
मार्गावताररसनिर्भ रभावितस्य ३२ 
मार्गावतारे शमसभुतात्मा १०१ 
मित्वा भेये पुनरपि मितते २४३ 
मुख्यत्व भवत्ति विवक्षितस्य साक्षात्‌ १९० 
मुहुमिथ का रणकार्य भावतो ६४ 
मुहुर्मुहुवंज्च्चितचित्प्रहा रे ९२ 
मोह कर्मंप्रकृतिभरतो २३५ 
मोहोदयस्खलितवुद्धि रलब्धभूमि ३४ 
पं 

य* प्रागासीर्व त्स्ंदपेक्ष २०६ 
य एवास्तमुपषि त्व १३८ 
यतस्तवेद प्रतिभाति शब्द १०० 
यत्‌ तद्‌ द्रव्य रक्षति १९६ 
यन्तास्तमेंति बहिरर्थतमस्यगाघे २० 
यदन्न किड्चित्‌ सकले$र्थमण्डले छ्ड 
यथैकता यासि तथा समानता २२८ 
यदमूर्त इति स्फुटोदय २०५ 
यदि बोधमबोधमालालुलित १६२ 
यदि स्वंगतो४पि भाससे १७० 
यदिद वचसा विषयाविषय १५८ * 
यदि दृश्यनिमित्तक एष दृष्टि १५८ 
यदि स्वय नान्‍्त्यविद्येषता ब्रजे र्र्३ 
यदेव बाद्यार्थथन्ावघटु न प्‌ 
यद्‌ द्रव्यपर्यंयगत श्रुतबोधशक्त्या ३६ 
यन्‍्नास्तीति विभासि भासि २६५ 
यद्भाति भाति तदिहाथ च (न) भात्यमाति हे 
यस्मादिद विधिनिषेधमय चकास्ति २६ 
यस्मिनवस्थितिमुपेत्यनवस्थित तत्‌ ६ 
यस्मिन्‌ भावास्तिसमयभुवस्‌ . २४६ 


पद्य 


यन्मिथ्यापि विभासि वस्त्विह 
यान्ति क्षणक्षयमुपाधिवशेन भेद 
युगपदखिलेरेक' साक 
ये नित्योत्सहनात्‌ कषायरजस 
ये साक्षात्‌ प्रतिभान्ति कल्मवमषी 
ये मिविकल्पसक्किल्पमिद महस्ते 
ये भावयन्यविकलाथंवती जिनाना 
ये साधयन्ति भगवस्तव सिद्धरूप 
ये गृहन्त्युपयोगमात्मगरिम 
येरेव देव पशवोध्शुभिरस्तवोधा. 
योगान्‌ जिधासुरपि योगफल जिघुक्षु 
र 
रागग्रामविनिग्रहाय परम 
रोमन्थमन्थरमुखो ननु गौ रिवार्था 
ल 


लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्ड 
ललितललितैरात्मन्यासे 
लोकप्रकाशनपरः सवितुर्यथा वा 
च 
वत्स्यंद्वुत्तविवर्तततिमहसा 
वल्गत्वन्ये ज्ञाननिमित्त 
वस्तूना विधिनियमोभयस्वभावा 
बहन्त्यनन्तत्वममी तवान्यया 
वाग्विप्रुषस्ते कृतचित्रमार्गा. 
विधघटितघटितानि तुल्यकाल 
वाच्यादन्यत्‌ किड्ग्चिदवाच्य 
वाच्यावाच्यौ द्ौ सम 
विचित्ररूपाकृतिभि समन्ततो 
विज्ञानघनविन्यस्त 
विज्ञानतन्तव इसमे स्वरसप्रवृत्ता 
वितृष्णता ज्ञानमनन्तराय 
विदग्धरोगीव बलाविरोधात्‌ 
विधिवद्‌ दधती स्ववेभवात्‌ 
विधिरेष निषेषवाधित 
चधिनियमभयाड्भुतस्वभावात॒ 
रेट 


पद्यानुक्राणिका 


पृष्ठ 
२८५ 
१० 
२५५ 
र७५ 
२८७ 
१८ 
१७ 
२६ 
२७६९ 
२८ 
० 


२८० 
२४ 


२८६ 
२४५९ 


२६५ 
२०० 
श्८३ 


थ्प 
१८० 
२५८ 
१९८ 
२१७ 
१४० 

२६ 
१०६ 
१०२ 


श्दद 
१्छछ 


पद्य 


विनेव विश्व निजवस्तुगौरवात्‌ 
विनोपयोगस्फुरित सुखादिभि 
विपक्षसापेक्षतयव शब्दा 

विभो विधानप्रतिषेधनिर्मिता 
विभाति भावो न निराश्रय क्वचित्‌ 
विभाति वृत्ति न विनेव वृत्तिमान्‌ 
विभो विशेष्यस्य तवाविशेषतो 
विरता मम मोहयामिनी 

विशदेन सदेव स्वतः 
विशिष्टवस्तुत्वविविक्तसम्पदो 
विशीर्यमाण सहसेव चित्कणेः 
विशुद्धवोधप्रतिबद्धधाम्त 
विशुद्धचित्पूरपरिप्लुतस्त्व 
विशुद्धयति व्याप्तिरसेन वल्गिता 
विश्वग्रासादनाकाइक्ष, 
विश्वग्रासातिपुष्टेन 
विश्वाभिलैहिभिरनाकुरूचिद्विलासे 
विश्वाकारविकाशनिर्भर 
विश्वेकभोक्‍्तरि विभौ भगवत्यनन्ते 
विश्वान्तरागरुषितस्य तपोष्नुभावा 
विषयततयो भान्त्योःत्यन्त 

विषया इत्ति स्पृशति वीर 
विष्वग्व्याप्त सत्यविशेषे 


२०७ 


पृष्ठ 
५८ 
६९ 
९५ 
५० 
२३० 
र्२५ 
२२५ 
१७१ 
२०५ 
४८ 
२१४ 
११४ 
११७ 
२१३ 
१२४ 
१२३ 
र्‌४ड 
२६६ 
३० 
३३ 
रप२ 
श्४डद्‌ 
२०१ 


विष्वक्तततोर४प न ततो5्स्य ततोरषि नित्य १३ 


विपय परितोश्वभासयन्‌ 
वृत्त तत्त्वमनन्त स्व 
वेद्यस्य विश्वगुदयावलिका स्खलन्ती 
व्यतीतसख्येष्वपि शक्त्यरक्षया 
व्यवहा रदुशा पराश्रय- 
व्यपोहितु द्रव्यमछ न पर्यया 
व्यापारयद्‌ दु खबिनोदनार्थे 

ष्चा 


शने समृद्धव्यवसायसम्पदा 
शब्दाना स्वयमुभयात्मिकास्ति दाक्ति 
दब्दाना स्वयमपि कल्पितेड्थभावे 


१६९ 
१३३ 
३५ 
८९ 
१७० 
घ्षि 
थ्र, 


७५ 
१८९ 
१८४ 


२०८ 


प्य 


शब्दार्थसक्रमवितकमनेकधाव-- 
हमरसकलशावलीप्रवाहै 
शुद्धोपयोगरसनिर्भरबद्धलक्ष्य 
शुन्योषपि निर्भरभुतोइतिभृतो४पि चान्य 
श्रितसहजतया समग्रकर्म 

श्रेणी प्रवेशसमये त्वमथाप्रवृत्त 

स्‌ 

स एवास्तमुपषित्व 
सततमभितो ज्ञानोन्मेषे 

सतो न नाशो5स्ति न चासदुड्भूबो 
सतो निरशात्‌ क्रमशोहशकल्पनातु 
सत्प्रत्यय सस्पृश्धतीह विश्व 
सत्यस्मिन्‌ स्वपरविभेदभाजि विदवे 
समग्रदाब्दानुगमाद गभीरया 
समग्रसामान्यमुपेति वस्तुता 
समस्तनिस्तीर्णचरित्रभार 
समन्‍्ततो दृष्टिरवारितेय 
समन्तत सौरभमातनोति 
समस्तमन्त स्पुशतापि विश्व 
समस्तमन्तश्च बहिश्च वेभव 
समस्तावरणोच्छेदातु 
समनन्‍्ततश्चिज्वू रनिरभरों भवान्‌ 
समनन्‍्तत स्वावयवेस्तव प्रभो 
समनन्‍्तमन्‍्तश्च बहिर्च वस्तु तत्‌ 
समन्ततोष्नन्तगुणाभिरद्भुत 
समस्तमेतद्‌ श्रम एव केवल 
समामृतक्षालनगाढकमंणा 
समामृतानन्दभरेण पीडिते 
समामृतस्वादविदा मुनीना 

समा विदयेषा भवतों भवन्ति ये 
समपतितया स्फीत 

समुच्छलत्यत्र तदा द्वितीये 
समुदेति विनेव पय॑ये 

सममुदयत शान्तातड़ी 
सुम्प्रत्यनन्तसुखदर्शनबोधवीये 


लघुतत्त्वस्फोट 


पृष्ठ 
३५९ 
१७४ 
रे४ 
७ 
१७५ 
३० 


२१४ 


२२१ 
<र रे 
७२ 

१२०० 

२२८ 

२५० 

११३ 

श्ददष 

२५१ 
४१ 


प 


सक्रामसीव लिखसीव विकषंसीव 
सदेक एवायमनेक एवं वा 
सदोदितानन्दविभूतितेजसा 
सप्रत्यसकुचितपुष्कलशक्तिचक्र 
सन्तप्यसन्स्फुटमसन्नपि 
सरक्षतस्तेषस्खलिताथेहृष्टे 
संविद्वीच्यस्तव तत इतो 

स विभाति विभामयो5स्ति यो 
स्व विदित्वेक्यमपि प्रमाष्टू 
सर्व सददित्येक्यमुदाहरन्ती 
स्व वाच्य दयात्मक 
सवंत्राप्यप्रतिघमहिमा 

सर्वा क्रिया कारककश्मलूव 
सर्वत्मिकोन्‍सि न च जातु- 
सर्वे भावा सहजनियता 
सहजप्रमार्जितचिदच्छरूपता 
सहजा सततोदिता समा 
सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना 
साक्षादसख्यगुणनिर्ज रणस्रजत्व 
साक्षादनिः्यमप्येत 
साक्षात्कषायक्षपणक्षणे5पि 
सापेक्षो यदि न विधीयते विधि 
सामान्यस्योल्लसति महिमा 
सामान्य क्षणमुल्तमय्य सपदि 
सुचरितशितसविदस्त्रपातात्‌ 
सुनिप्तुषान्तावधिशुद्धमूलतो 
सुविशुद्धेश्चिदुद्गा रे 

सुर्याशुजा पावकविभुषस्ते 
सोध्य भाव कम यदेतत्‌ 
स्थात्कार किमु कुस्तेइ्सती सती वा 
स्वद्रव्यायेः स्फूर्जसि 
स्वयमेकमनेकमप्यदस्‌ 

स्वयमेव देवभुवन प्रमेयता 
स्वयमेव देवभुवन प्रकाश्यता 
स्वय हि कुम्भादितया न चेद भवात्र 


पृष्ठ 
४२ 
५१ 


२५ 


१०१ 
र४२ 
२१० 

९०७ 

९६ 
१९८ 
२४५ 
११९ 


२३५ 
१४१ 
२१० 
१४८ 


१२७ 

ण्रे 
१८८ 
२३६ 
२८३ 
१७४ 
२१३ 
श्श्र 
१०२ 
श्ष्५ 
१८८ 
१०७ 
१६७ 
१४७ 
१४७ 
२१८ 


प्रय 


स्वय प्रबुद्धाखिलवास्तवस्थिति' 
स्वयमपि परात्प्राप्याकार 

स्वय समानेरिह भूयते हि यत्‌ 
स्वय दृग्शप्तिर्पत्वात्‌ 
स्वपरोभयभासि ते दिशा 
स्वपराकृतिसद्भुलनाकुलिता 
स्वरूपपररूपाभ्या 

स्वरूपगुप्तस्य निराकुलात्मन 
स्वरूपसत्तावष्टम्भ 
स्ववीर्यसाचिव्यबलाद गरीयसी 
स्वभावबद्धाचलितैकदृष्टे 
स्वभावसीमानमनन्यवाधिता 
स्वस्मै स्वत स्व स्वमिहैक भाव 
स्वद्रव्याद्‌ विधिरयमन्यथा निषेधः 
स्ववेभवस्य हयनभिज्ञतेजसो 
स्वस्मिन्निरुद्धमहिमा भगवस्त्ववाय 


पद्यानुक्रमणिका 


पृष्ठ 
७२ 
रश्५द 
२२८ 
१२६ 
१६९ 
१५७ 
श्बर 
७७ 
१२५ 
छ्रे 
११५ 
८९ 
११९, 
१९१ 
४५ 
२५ 


पद्च 
स्व सुक्षमकिट्टहठघट्टनयावशिष्ट 
स्पष्टीकृत्य हठात्कथ कंथमपि 
स्वान्त कुड्मलितेषपि केवल 
स्वायभुव मह इहोच्छलदच्छमीडे 
स्वेरेवोल्लसितैरनन्तवितत 
स्पृशन्नपि स्वाशुभरेण भूयसा 
स्पृशदपि परमोद्गमनविश्व 
स्फुटभावमात्रमपि वस्तु ते भवत्‌ 
स्फुरति परितो बाह्यार्थाना 
स्फुरत्यभाव सकलस्य य प्रभो 


हठघट्टनयानया तव 
हठस्फुटच्चित्कलिकोच्छलन्महो 
हेतुरेव समग्रोअस 

हियते हि परेविषये 


२९९, 


पृष्ठ 

रेट 
२७४ 
२६८ 


२७० 

<८६ 
१८१ 
श्ड्८ 
२५३ 
२३१ 


२७१ 

९० 
१३८ 
१६० 


१०१ 
११७ 
श्श्र 


गुद्धिपन्रक 


भदुद्ध 
शवितगणितकोश 
स्वयभुव॑ 

निभाग 
नेवोच्छूसन्ति 
एकाग्ररुद्धमनस्तव 
घारिता 

पत्र जिसके 

तथा उनमे स्वकीय छुद्ध 

सभू 

स्वभेकनित्यत्वनिखत 

बोघ 

सब आर 

मोक्ष को 

पदार्थों के 

चार्वाक्‌ 

पुदूगल सख्यात 

मिश्नत 

इश्रत 

परिणतिया 

नही 

विरहन्त 

भवानकर्षीत्‌ 

तदन्तर 

वीरुघ 

पुन पुन 

विधायिन 

कर रहा है 

अकुलतासे 

उपजातवृत्तम््‌ 

त्वमेक 

ज्ञानभप 


शुद्ध 
शक्तिमणितकोंग 
स्वायभुव 
निर्भाग 
नैवोच्छवसन्ति 
एका ग्ररद्धमनसस्तव 
धारिता 
पत्र जिनके, ऐसी 
स्वकीय शुद्ध 
ससू 
त्वभेकनित्यत्वनिखात 
बोध 
सब ओर 
क्षोभ को 
पदार्थों को 
चार्वाक 
पुद्ूगल के सख्यात 
मियूत 
इयूत 
परिणतियों 
वही 
विहरन्त 
भवानकार्षीत्‌ 
तदनन्तर 
वीरुध 
पुन पुन” 
विधायथिन 
कर कह रहा है 
आकुलतासे 
उपजातिवृत्तम्‌ 
त्वंमेक 
ज्ञानरूप 


रै३३ 


१२४ 
१३७ 


१३८ 
१४२ 


१४५ 


१४५ 
१४८ 


१४९ 
१५० 
१६३ 
१६५ 
१६६ 
१५३ 
१९४ 


१०५ 


१९६ 


शुद्धिपत्रक ३०१ 
अछुद्ध शुद्ध 
अकुलतासे आकुलतासे 
अज्ञान अज्ञात 
अकुशलतासे आकुलतासे 
पहुँचते हुए पहुँचाते हुए 
भाव भी नही है भाव है। उस प्रकार गुण 
सादृश्यकी अपेक्षा अन्य 
जीव द्वव्योमे नही है इस- 
लिये आपमे अत्यन्ताभाव 
भी नही है। 
मनादनन्तो मनाचन्तो 
तवमतनन्‍्त त्वमनन्त 
आस्तित्व अस्तित्व 
रचनासे रज्जनासे 
नितरा किल नितरा दृगेव किल 
जानना है जानता है 
सात्न (य) सान्यकरणान्यपेक्षते 
आत्माके विषयी आत्मा-विषयी के 
चिदेक नियत. चिदेकनियत: 
अभेदकार॒क चकको अभेदकारक चक्रको 
भेदकारक चकको भेदका रक चक्रको 
स्वाकार्य स्वीकार 
बृहतोदय. बृहितोदय' 
केकल ज्ञान मे केवलज्ञानमे 
जीवनमुयतत जीवन्मुक्त 
पर्याय आक्षम पर्याय आश्रयी 
पर तु जे अत अधआिए-+ परन्तु -- +- 
एकत्ववितर्क वीचार एकत्ववितक 
एनेकात्मक अनेकात्मक 
एक और इन एक और अनेक इन 
एकानेक प्रतिभासि एकानेक प्रतिभासि 
एक भी अनेक भी 
जो अनेक के बिना जो एम के बिना 
नासक धर्स नासक दो धर्म 
अनित्यवत्व 5 अनित्यत्व 


आपके मनमे आपके मतमे 


३०२ 
पृष्ठ 

२०४ 
२१३ 
श्र९ 


२३० 
२३३ 


२३९ 
२५०९ 


२७३ 


पक्ति 
२० 


२४ 
२७ 
र्र्‌ 


३३ 
श्र 
३१ 
२१ 


लघुतत्त्वस्फीट 


अशृद्ध 
अन्य भावोका सकर 
प्राणिधान 
मज्जसा 
मज्जसा 
सहैवापपतो 
मज्जयनन्त 
मानन्द्रवाह, 
भावदात्मा 
आपहो 
मिलितामन्दानन्दा 


वेश्वचर्गं 


चुद 
ने अन्य भावोका सकर 
प्रणिधान 
मज्जसा 


हि 
सहैवापततो 
मज्जयन्नन्त 
मानन्दवाह्‌ 
यावदात्मा 

आप ही 

मिलितत मामन्दानन्दा, 
वेश्यवर्ग 


